


पारडी घोड़ा 


बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य 


अनुवादक 
जडॉ. महेन्द्रनाथ दुबे 





लि आह बन्‍्ककंछ 2.० 


भारतीय ज्ञानपीठ 


५०... ०००» ०० “797१7 हमर? 


कै... ॥६ 
(६ +.. नं >साकी >जतड संकामाक दकिके. फिीओआक क्प्ल्न्छ क्त-+ + सिक्ी #2कतत ई 


कह ्लनककी 24 ' 3 2 ही 7-> की 


।584 84 - 263 - 4व33 - 9 


गष्ट्रभारती 
लोकोदय ग्रन्थमाला : ग्रन्थांक 489 


प्रकाशक : 

भारतीय ज्ञानपीठ 

8, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड 
नयी दिल्‍ली-0 003 


मुद्रक : आर.के. ऑफसेट, दिल्‍ली - 0 032 


2/॥९।॥ 5व07₹॥/ 
(ध8597256 १0४8) 
0, 8॥80098 (पाक 309(80१9/98 


720/0॥5॥60 0५ 

8॥9॥५४3 ॥१8॥[॥ 

48, ॥900७॥07098॥ /॥४83, [..00॥ २०080 
७७४ >28॥-440 003 


आमुख 


एक लेखक के तौर पर मेरी रचनात्मक चेतना तथा आलोचनात्मक चेतना के बीच 
निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। किसी रचना पर जब में काम कर रहा होंता हूँ तो 
मेरी यही अति आलोचनात्मक चेतना अकसर विवरणों क॑ स्वतःस्फूर्त प्रवाह में 
अवरोध पैदा करने लगती है। इसके अतिरिक्त उपरिलिखित अन्तःसंघर्ष द्वारा 
उत्पन्न असंगति अथवा विस्वरता के कारण रचनात्मक सनन्‍्तोष का वोध नहीं हो 
पाता। पर यह उपन्यास 'पाखी घोड़ा” पढ़ते हुए मुझे एक विलक्षण आनन्द का 
अनुभव होता है। लगता है जैसे मैं गुवाहाटी नगर में कॉलेज का ताजा-ताजा 
स्नातक हूँ। विदेशी सत्ता तथा शिक्षा-प्रणाली से मेरा मोहभंग हो चुका है विश्वयुद्ध 
को हमारी इच्छा के विरुद्ध हम पर लाद दिया गया है। चालीस के दशक के असम 
(अविभाजित) के मेरे अनुभव बहुत ही निराशाजनक हैं। एक पारम्परिक व्राह्मण 
परिवार का वंशज होने के नाते जो मूल्य मुझे विरासत के रूप में मिले थे, मैं उन्हें 
स्वीकार नहीं कर पा रहा था। परिवर्तन तो तब सुनिश्चित ही था-पर केवल मेरे 
व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं वरन्‌ भारत में तथा विश्व में भी, नयी मूल्य-प्रणाली 
के विकास की एक मात्र आशा राष्ट्रीय आन्दोलन में निहित प्रतीत हो रही थी। उस 
समय जो दार्शनिक सवाल, राजनीतिक शंकाएँ पैदा हो रही थीं, साहित्य तथा कला 
की अन्य विधाओं में नये लोग उभरकर आ रहे थे, उससे यह स्पष्ट था कि एक 
सांस्कृतिक जागरण का दौर आ गया है। मेरे लिए तो असम तक आ गया 
विश्वयुद्ध तथा विखरती पुरानी मूल्य-प्रणालियाँ बुरे और अच्छे का मिश्रण थीं। मैं 
देख रहा था कि किस तरह ठेकेदार पैसा कमा रहे हैं, कैसे औरत के शरीर को 
जिन्स बना दिया गया है और कैसे संवेदनशील युवा विद्रोही होता जा रहा है। जब 
तक स्वतन्त्रता मिल नहीं गयी, तब तक विभिन्‍न विचारधाराएँ आदमी के मन को 
इस तरह बहाये लिये जा रही थीं जैसे नदियों के संगम पर नाव डगमगाती हुई 
चलती है। 

अब मैं उन घटनाओं के आईने में अपने जटिल सामाजिक लेकिन व्यक्तिगत 
अनुभवों के बारे में बताऊँगा जो मेरे युवा मन के लिए असामान्य तथा कभी-कभी 
तो दहला देनेवाले थे। यह सब ऐसी भाषा में है कि ऊपरी तौर पर इसमें जितना 
कहा गया है उससे कहीं अधिक इसमें निहित है। यहाँ पर लेखक का दावा है कि 


तीन 


वह एक सर्वज्ञ कथावाचक है। पर प्रत्येक पात्र के पीछे ऐसे लोगों की छवियाँ हैं 
जिनसे मैं या तो वास्तव में मिल चुका हूँ या उन्हें मैंने दूर से देखा है। मैं लगभग 
यह बता सकता हूँ कि रणजीत या रबिचन्द्र ठाकुर या सुन्दर राभा में किन व्यक्तियों 
की छवि है पर यह कहना लगभग असम्भव कि ये यथार्थ की अनुक्ृति हैं। यथार्थ 
एक भ्रामक शब्द है। इस उपन्यास में यथार्थ की निर्मिति है, अनुकृति नहीं। नवीन 
के चरित्र के भीतर वे सभी मानसिक संघर्ष चल रहे हैं जिनसे हम अपनी युवावस्था 
में गुजर चुके हैं। आज के युवक को वह युग भले ही अरुचिकर लगता हो, बल्कि 
कई बार तो लगता है कि वह युग अनिषेध का, यौनमुक्ति का युग था; फिर भी 
मैं सोचता हूँ कि नवीन के एहसास और उसकी दुविधाएँ उस युवक के लिए 
बिलकुल यधार्थ हैं जो कुछ मूल्यों से जुड़ा हुआ हो। वास्तव में इस सदी के 
प्रारम्भिक काल के कई विद्रोही युवाओं की यौन अथवा नैतिक दुविधाएँ गाँधी के 
विचारों से प्रभावित रही हैं। 

'मृत्युंजय” में आपको हिंसा और अहिंसा के बीच जो संघर्ष दिखाई देता है, 
वह इस उपन्यास में भी आया है, केवल उसका सन्दर्भ बदल गया है। यहाँ इसका 
सन्दर्भ है ब्रितानी सरकार से भारत के लोगों को सत्ता का हस्तान्तरण, भारतीय 
नौसैनिकों का विद्रोह, पाकिस्तान के प्रस्तावित ढाँचे में असम को भी जोड़ने की 
मुस्लिम लीग की साजिश। संयोग से असम के तत्कालीन प्रधानमंन्त्री गोपीनाथ 
बारदोलोई जैसे आदरणीय व्यक्ति इसमें एक पात्र के रूप में आते हैं। वारदोलोई 
का चरित्र एक ऐसा केन्द्रीय बिन्दु वन जाता है जिसमें जन-आन्दोलन के दौरान 
सभी राजनीतिक शक्तियाँ आकर सिमट जाती हैं। वे कैविनेट मिशन योजना के 
विरुद्ध एकजुट होती हैं, क्षेत्रीय मानसिकता को राष्ट्रीय मानसिकता से जोड़ने का 
काम करती हैं और इस प्रकार एक बड़े ढॉचे को सुगठित करने में योग देती हैं। 
उपन्यास की सीमाओं के भीतर रहते हुए इसमें मैंने चम्पा, ओहाली, माकन, 
फ़िरोजा, फ़िरोजा का बाप, पंचानन, सदानन्द, जयन्ति, आस्ट्रेलियाई नर्स, अमरीकी 
प्रोफ़ेसर स्मिथ तथा जापानी सिपाहियों-जैसे चरित्र रखे हैं ताकि अतीत के उस 
तनाव-भरें युग को पुनर्जीवित किया जा सके। चालीस के दशक में असम में 
मध्यवर्ग को सामाजिक परिवर्तन के संक्रान्ति काल के उस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दौर 
में चित्रित किया गया है जब वह नैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संकटों के बीच 
में घिरा हुआ था। यद्यपि पंचानन नैतिक यौन-बन्धनों को तोड़ने की हिम्मत कर 
लेता है पर ऐसा करते हुए वह अनजाने ही अपने परिवार को तोड़ने का एक कारण 
बन जाता है। विवाह के बारे में दादा का प्रायोगिक रवैया दिलचस्प त्तो है पर 
अन्ततः सफल नहीं हो पाता। जयन्ति तथा उसके पिता नारायण औजा यहाँ 
पारम्परिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोफ़ेसर रविचरण दास जब देवदासी 


चार 


नृत्य को फिर से प्रारम्भ करने का प्रयास करते हैं, जब वे असम में विश्वविद्यालय 
खोले जाने के आन्दोलन से जुड़ते हैं और जब वे फ़िल्म-निर्माण व्यवसाय तथा 
पत्रकारिता के क्षेत्र में स्थानीय लोगों को बढ़ावा देते हैं, तब उनकी छवि उस व्यक्ति 
की बनती है जो असम के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के सपने देखता है। बिमल विद्रोही 
है और असम के समाज के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की उसकी दृष्टि रबिचन्द्र की 
दृष्टि से भिन्‍न है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं किया गया है पर सुन्दर राभा के प्रयास 
उसकी इस सोच के निर्माण में आंशिक रूप से सहायक हुए हैं। माहिम युद्ध के 
दिनों के ठेकेदार का प्रतीक है। उसकी पत्नी सुदर्शना एक कुण्ठित तथा दुखी पत्नी 
की छवि को दर्शाती-है जो मानसिक खुशी की खोज में है। नवीन के प्रति उसके 
प्रेम तथा उसकी मानवतावादी दृष्टि के मूल्यों की रक्षा करने के लिए उसके मन में 
चल रहे संघर्ष की पीड़ा से भी हमारा परिचय होता है। रंजीत एक ऐसा चरित्र है 
जो कारुणिक तो है पर माकन के मंगेतर के रूप में अपनी नैतिक स्थिति के प्रति 
पूरी तरह से सचेत है और उससे विवाह न करने का उचित निर्णय लेता है। यहाँ 
पर मैं पूरी कथावरतु की चर्चा नहीं करना चाहता और न असमी समाज के उस 
विस्तृत परिदृश्य फो उसके विकास के दौरान संकट के क्षणों को ही चित्रित करना 
चाहता हूँ जो इस उपन्यास की आधार-वस्तु हैं। पर सुमति के बारे में दो शब्द 
कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ। यह एक ईसाई महिला है जो स्वेच्छा से ब्रहचर्य का 
मार्ग चुनती है। वह नवीन को प्रेरित करती है कि वह गाँधीजी द्वारा दिखाए गये 
रचनात्मक कार्यो को करते हुए समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में लगा रहे। बिमल 
की मृत्यु के बाद वह हिंसा के मार्ग को त्याग देती है और सामाजिक कार्यकर्ताओं 
में एक नयी चेतना का मार्ग प्रशस्त करती है। इस चरित्र को निरूपित करते हुए 
मेरे मन में उस समर्पित असमी महिला की छवि रही जो आज भी रचनात्मक कार्यो 
की भावना तथा उनके लिए जीवन समर्पित करने की प्रतीक बनी हुई है। जो भी 
असम को जानता है, उसे भी जानता होगा। पर मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्‍योंकि 
सुमति को पूरी तरह से उसकी अनुकृति नहीं कहा जा सकता। कम-से-कम ऊपरी 
तौर पर तो उस महिला तथा मेरे इस चरित्र में कोई साम्य नहीं है। और फिर वह 
तो कई कार्यशील महिलाओं की एक प्रारूप है जिनमें जयप्रकाश नारायण की पत्नी 
स्वर्गीया प्रभावती देवी भी शामिल हैं। 

केवल मनोरंजन के लिए कहानी मैं कभी नहीं लिख पाया। कोई-न-कोई 
उद्देश्य मेरी रचनाओं में आ ही जाता है। दिकू और काल भूत की तरह मेरे पीछे 
लगे रहते हैं। मैं अब भी एक ऐसी विवरण-शैली की तलाश में हूँ जो मेरे लिए 
अधिक अनुकूल हो, मैं आशा करता हूँ कि अपना अगला उपन्यास लिखते हुए मैं 
उसे पाने में सफल हो जाऊँगा। इस समय मैं नये तरह के अनुभवों से गुजर रहा 
हूँ। भारत को मैं जितना इस उपन्यास को लिखते हुए जानता था, अब उससे 


पाँच 


अधिक जानने लगा हूँ। इस सबको मैं असमी भाषा में चित्रित करने की कोशिश 
करूँगा, सम्भवतः तब जब मैं साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष के रूप में अपनी 
वर्तमान जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँगा। 

पाठकों की सामान्यतः मेरे प्रति कृपा रही है। उनकी यह उदारता मुझे 
प्रोत्साहित करती है। मैं भारतीय ज्ञानपीठ का आभारी हूँ जिन्होंने अपनी नयी 
उपन्यास-श्रृंखला के अन्तर्गत प्रकाशित करने के लिए मेरे उपन्यास 'पाखी घोड़ा” 
को चुना। कम-से-कम आध्यात्मिक रूप से मैं अपने-आपको ज्ञानपीठ परिवार का 
एक सदस्य मानता हूँ। 

उपन्यास का मूल शीर्षक असम की एक लोककथा से लिया गया है जिसमें 
फूलों का राजकुमार पंखोंवाले घोड़े पर बैठकर अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक 
जोखिम भरे लक्ष्य पर निकलता है। 'पंखों वाला घोड़ा” आदर्शवाद तथा आत्मा की 
उड़ान को निरूपित करता है। यह उपन्यास बाहरी घटनाओं के बजाय अपने 
चरित्रों की अन्तश्चेतना का ही चित्रण करता है। 


-बीरेन्द्र कुमार भट्‌टाचार्य 


छ्ह 


पाखी घोड़ा 


प्रथम खण्ड 


रेलगाड़ी का पहिया धीरे-धीरे घूमने लगा। ठीक वैसे ही जैसे सुमति बडी बहन जी के 
चर्ख का गोला महात्मा गाधी की जन्म-जयन्ती पर सूत कातने की प्रदर्शनी मे घूमता 
है। 

उस समय सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। अमीन गाँव स्टेशन (पूर्वोत्तर 
सीमा रेलवे का ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे स्थित) का प्लेटफार्म आवाजों की 
गडगड़ाहट से भर गया। और इस आवाज की चोट से सुमति बड़ी बहन जी का 
कलेजा जैसे फॉक-फाँक चिरने लगा। रेलगाड़ी की चाल क्रमशः बढ़ने लगी। कुछ 
क्षण बीतते-बीतते वह दूर आकाश पर छाये रंग-बिरंगे बादलों और हरे-भरे जंगलों 
की आड़ में क्रमशः छिपती हुई फिर ऐसी गुम हो गई कि फिर दिखाई ही न पड़ी। 
कोयले का धुआँ (जो वाष्प चालित इंजन से उठ रहा था) हवा के झोंकों पर चारों 
ओर उड़ने लगा। 

संघ के सचालक विमल भाई को राजयक्ष्मा (तपेदिक) रोग के जकड़ लेने के 
समय से आज तक काफी लम्बा अर्सा गुजर चुका है। यह जो रेलगाड़ी अभी-अभी 
झ्षितिज के पार ओझल हो गई है, वह अपने साथ उन्हें भी बैठा ले गई है। वे 
मदनापलली (दक्षिण भारत) तक जाएँगे। (जिस समय की यह बात है) तब तक वही 
एक मात्र ऐसा स्थान था जहाँ इस भयानक रोग की सफल चिकित्सा हो सकती 
थी। परन्तु सुमति बडी बहन जी यह बात भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि वहाँ 
से भी स्वस्थ-दुरुस्त होकर बहुत कम ही आदमी लौट पाते हैं। 

सुमति बडी बहन जी खह्दरधारी सभ्यता की <च्वी प्रतिनिधि हैं। उनकी लंबी, 
सुगठित, सुडौल और साँवले रंग की देह-यंष्टि पर खद्दर का ही परिधान है, साड़ी 
और ब्लाउज का परिधान। बगल में कंधे से लटक रहा खादी का ही झोला है। 

गाड़ी चली जाने पर भी वे बहुत समय तक रूमाल हिलाती रहीं थीं। 

सुझति बड़ी बहन जी मे सचमुच ही एक प्राण है। वह प्राण ब्रह्मपुत्र नदी की 
तरह साफ-सुथरा पवित्र और बराबर प्रवाहित होता रहने वाला है। कहीं बहुत-बहुत 
ऊँचाई पर चिरन्‍तन काल से सफेद बर्फ की राशि-राशि से ढँकी-हिमालय की 
पर्वतमालाओं के बीच एक मानसरोवर है वहीं उनके प्राणों के ब्रह्मपुत्र का उद्गम 


पाखी घोडा/ ॥ 


स्थान है। 

उनका वही प्राण राजहंस पक्षी बनकर बराबर वही उड़ता चला जाता है। 

विमल भाई साहब और सुमति जी का प्रथम परिचय कुछ वर्षों पहले हुआ था, 
दीमापुर (असम) स्थित उद्वास्तु (अपनी जगह छोड़कर भागने को मजबूर) शरणार्थी 
शिविर » , नवीन उन लागों के उस प्रथम परिचय की सारी कहानी अच्छी तरह 
जानता हैं। 

एक और आदमी भी जानता था, और वह आदमी था शेट्वियार। उसका 
मुरझाया चेहरा अभी भी नवीन को पूरी तरह याद है। 

आज जिस तरह विमल भाई साहब विदा हुए, ठीक उसी तरह एक दिन साँझ 
की बेला में शेट्टियार जी भी दीमापुर रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी मे विदा हो गये थे। 
जाते-जाते भी उन्होंने विमल भाई साहब के हाथ में एक हजार रुपये सौ पते हुए 
कहा था- 'आप लोग आपस का सबंध तोड़कर कभी अलग मत होइएगा। अपने 
इस सघ को जिन्दा किए रख्िएगा।” विपश्चित ऋषि की इस बात को कभी मत 
भुलाइएगा कि- “दीन-हीन-दुखी-पीडित जीव के दु ख को दूर करने के लिए अगर 
मुझे नरक में जाना पड़े तो वहाँ भी चला जाऊँगा।” वस्तुत इस प्रकार का 
सेवा-भाव ही मनुष्य की वास्तविक सम्पत्ति हैं। और बाकी जो सारी चीजे है वे सब 
तो फटुका (अमम प्रदेश में होने वाला एक जगली पौधा, जिस पर क्षण भर के लिए 
टरध के फंन जैसे बुलबुल उठते है और फिर तुरन्त ही खत्म हो जाते है) पौधे पर 

भर आए क्षणस्थायी फंन की तरह है। आपने तो देखा ही कि आखिर मेरा क्‍या 

हुआ।" 

शरणार्थी शिविर के सेवा आश्रम के लिए तो सुमति बहन जी जैसे फ्लोरेंस 
नाइटिंगेल थीं। वहा के सभी लोग उन्हें देवी की भाँति समझतें थे। और विमल भाई 
साहब तो सेवा आश्रम के प्राण ही थे। एक-दूसरे की निस्वार्थ सेवा-भावना को 
देख-देखकर परस्पर विस्मय-विमुग्ध होकर वे दोनों ही एक-दूसरे के अत्यन्त 
अन्तरग मित्र बन गये। परन्तु यह आन्तरिक बन्धुत्व बस उसी सीमा तक चिरस्थायी 
बना रह गया। उनमें से किसी एक ने भी वैवाहिक बन्धन में बँध जाने की इच्छा 
नहीं की। उस जमाने में प्राय ही जो समाज सेवक या सेविकाएँ थे। उन झबकी यह 
धारणा-सी वन गई थी कि शादी-ब्याह रचाकर ग्रृहस्थी बसा लेने पर कोई अच्छा 
सेवक नहीं बन सकता। 

शट्रियार जी अभी भी मद्रास में निवास कर रहे है। उन्होंने ही विमल भाई 
साहब को मदनापलली में अपने पास बुला लिया है। उन्हों ने तो सुमति बहन जी को 
भी बुलाया था परन्तु सुमति जी पर ही तो अब विमल भाई साहब के तमाम अधूरे 


2/ पाखी घोड़ा 


पड़े कामों को पूरा करने का भार आ पड़ा है। विशेष रूप से विश्वविद्यालय के लिए 
धन-संग्रह करने का भार। अभी तक उन लोगों के संघ ने ही सबसे अधिक चन्दा 
इकट्ठा किया है। 

प्रत्येक वर्ष शेड्रियार जी एक दिन अपनी पत्नी और परिवार से सभी दिवंगत 
हो चुके सदस्यों की यादगार मनाते हैं। उस दिन वे निश्चित रूप से विमल भाई 
साहब क॑ पास पत्र भेजते हैं। 

उम पत्र में वे प्राय. ही उस महाविपत्ति के दिनों की बातों का उल्लेख करते 
हैं। उन पत्रों को पढते-पढते ही नवीन के मन में वे सारी-की-सारी घटनाएँ 
बिल्कल स्पष्ट रूप से प्रतिभासित हो उठती हैं। 

वह विश्वयुद्ध (द्वितीय) का समय था। अपने सैनिक विजय अभियान में 
जापान की सेना ब्रह्मा देश तक घुस आई थी। (उनके अत्याचार से पीड़ित) ब्रह्मा 
देश में रहने वाले भारतीय नागरिक पहले अहोम लोग जिस पातकाई के रास्ते से 
आये थे उसी रास्ते से और मणिपुर प्रदेश के तामोर के रास्ते से होकर (पैदल-पैदल) 
अपने देश की ओर भागे चल आ रहे थे। भारतवर्ष में प्रवेश करने के लिए पहले 
उन्हें बहुत लम्बें, अत्यन्त दुर्गम, पहाड़ी और जंगली इलाकों, जो नाना प्रकार की 
विपत्तियों से भरे थे, से होकर पैदल-पैदल ही आना पड़ता था। रास्ता इतना बीहड, 
और खतरनाक था कि उस रास्ते से आते-आते बहुत से लोगों ने तो अपना सब 
कुछ गँवा दिया था। 

कई-कई परिवार तो इसी रास्ते के चक्र में दब-पिसकर नेस्त-नाबूद हो गये 
थे। अनेक लोगों की सारी सम्पत्ति जो कुछ भी उनके पास बची-खुची थी, सभी 
कुछ रास्ते में इकतों ने लूट ली। इसके अलावा शरीर से भी जो लोग बहुत ही 
हुष्ट- पुष्ट और स्वस्थ थे। उनमे से भी कई भारत पहुँचते-पहुँचते सूखकर कॉटा हों 
गये थ बस हड्डियों और चमडियो की ढेरी जान पड रहे थे। 

शेद्रियार जी जब रंगून शहर से भारत के लिए चले थे तो उनके साथ उनकी 
धर्मपत्नी, जो लगभग पूरे गर्भ से थी, उनकी विवाह योग्य नवयुवती कन्या और 
कामकाज में कुशल स्वस्थ-समर्थ उनका बेटा, परिवार के ये सभी सदस्य साथ थे। 
सैनिकों की एक टुकड़ी के पहरे में वे लोग अत्यन्त घने जगलों और अति कठिन 
चढाई वाली पहाड़ियों के रास्ते से होकर, कई-कई दिनों तक लगातार भूखे-प्यासे, 
बिना कुछ भी खाये-पिये घिसटते चले आ रहे थे, कि तभी अचानक एक दिन बेटे 
के पेट में ऐसा असहनीय दर्द उठा कि उसी से छटपटाते-छटपटाते उसके 
प्राण-पखेरू उड गये। और फिर एक दिन क॑ बाद ही लडकी की भी मौत हो गई। 
उसकी मौत भयानक जंगली काला नाग के काट खाने से हुई। और ठीक उसी दिन 


पाखी घोडा ! 3 


उनकी धर्मपत्नी को भी प्रसव वेदना की भयानक पीर उठनी शुरू हो गई। लगातार 
तीन घण्टे तक उस दारुण वेदना को झेलते-झेलते उन्हों ने एक बच्चे को जन्म दिया, 
परन्तु उस यन्त्रणा में वे खुद स्वर्ग सिधार गईं। 

उस नन्हें शिशु को अब जिलाए रखने की भारी समस्या आ खड़ी हुई। उस 
बीहड़ जंगल में बच्चे के खाने लायक पदार्थ का तो कहीं नामोनिशान नहीं, ऊपर 
से उस गहन वन में उसे दूध पिलाने लायक कोई महिला भी नहीं मिल सकी। 

शरणार्थियों के उस दल को जो सैनिक अधिकारी अपनी देखरेख में लिये आ 
रहे थे, उनके मुखिया ने ऐसी दशा में उस नन्‍्हें बच्चे को और कष्ट न देकर 
मार्फिया इन्जेक्शन की अधिक मात्रा चढ्वाकर शान्ति से मरवा देना ही उचित 
समझा। वैसे तब तक तो बिना खाए-पिए जीता हुआ वह बच्चा यूँ ही मरने-मरने 
को हो चुका था। 

उस दल के साथ जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने शेट्टियार के देखते-देखते ही 
उस नन्‍्हें बच्चे को मार्फिया की सूई घोंप दी। जैसे नयी-नयी ब्याई (लवाई) गाय 
अपने नवजात बछड़े की रक्षा में बिना कुछ कहे-सुने ही, जिससे बच्चे की सुरक्षा का 
खतरा समझती है, उसे मारने के लिए सींग से कोंचने दौडी चली जाती है, उसी 
तरह अचानक ही शेट्टियार डॉक्टर को मारने दौड़ पड़े थे। परन्तु अब मारने-पीटने मे 
भी क्‍या होना था। थोड़ी देर बाद ही बच्चे की भी मौत हो गई। उसके मुँह पर एक 
प्रशान्ति छा गई। उस नन्‍्हें बच्चे के मुर्दा शरीर को छाती से चिपकाए शेट्टियार 
बहुत देर तक जोर-जोर से बिलख-बिलखकर रोते रहे। परन्तु उस महाविपत्ति के 
समय तो रोने-कलपने को भी समय नहीं था। उसका शव तुरन्त ही गड्ढा खोदकर 
गाड़ दिया गया। उसकी समाधि पर एक मुट्ठी मिट्टी डाल देने के अलावा शेट्टियार 
उस नन्हे शिशु को और कुछ भी नहीं दे सके थे। वैसे उस समय अभी उनके पास 
रुपये-पैसों से भरी गठरी सुरक्षित थी, परन्तु धन की वह गठरी क्‍या कर सकती 
थी? 

शेट्टियार के मन में दृढ अनुभूति हुई कि इस संसार की कोई भी चीज स्थायी 
नहीं है, स्थायी है तो केवल परमात्मा। 

और यह बात वे विमल भाई साहब को प्राय. ही लिखते रहते हैं। उस 
ब्रह्मवादी शेट्टियार महोदय के दीमापुर शिविर में फूट-फूटकर रोने का दृश्य नवीन 
को अच्छी तरह याद है। अपने परिवार के उन आकस्मिक रूप से मरे हुए सदस्यों 
को उन्होंने सपने में देखा था और उन्हें देखते ही उस दुःखद दृश्य को सहन न कर 
पाने की व्याकुलता से ही वे चिल्ला-चिल्लाकर रो पड़े थे। आज की तरह ही एक 
रेलगाडी शेट्टियार जी को उस दिन पश्चिम की ओर ले गई थी। 


4| पाखी घोड़ा 


परन्तु उसी शेट्टियार महोदय ने जब सुमति बड़ी बहन जी को देखा था, तो वे 
रोना-धोना एकदम भूल गए। क्‍ 

अपनी एक चिट्ठी में शेट्टियार जी ने लिखा था-यह जीवन भी एक रेलगाडी है 
और मृत्यु यात्रा शेष का आखिरी स्टेशन है। इसी तरह यात्री आते हैं और जाते 
रहते हैं । 

नवीन को प्रायः ही ऐसा लगता है कि सुमति बड़ी बहन जी के प्राण मृत्यु का 
स्पर्श भी नहीं करते। मृत्यु कब कौन-सा वेश धरकर आएगी? कोई नहीं बतला 
सकता। कभी वह एक मुख धारण करके आती है, तो कभी हजारों मुँह लगाकर 
आती है। उस समय मृत्यु हजारों मुखों वाले विकट राक्षस के रूप में ही आई थी। 

परन्तु यह कहना सच ही होगा कि सुमति बहन जी को मृत्यु का लेशमात्र भी 
डर-भय नहीं है। उनके मुख पर तो मृत्यु को जीत लेने वाली एक हँसी बराबर बनी 
रहती है। यद्यपि वह हँसी एकदम मौन और शान्त है परन्तु है अपराजेय, कभी भी 
दमित नहीं हो सकने वाली, चिरन्तन हँसी । 

इस संसार में मर्दों के भय के अलावा भी नारी जाति के लिए और न जाने 
कितने प्रकार के भय हैं। परन्तु नवीन को लगता है कि सुमति बहन जी को तो 
किसी भी चीज से कोई भय-डर है ही नहीं। उन्हें देखने से तो कभी-कभी ऐसा 
लगता है कि जीवन एक हक्षी-मजाक से भरा क्रीड़ा-कौतुक है। 

सन्‌ १९४२ ई० के उस विद्रोह की वेला में नवीन सुमति जी के साथ-साथ 
उनकी छाया की तरह असम प्रदेश की भिन्‍न-भिन्‍न जगहों में घूमता-फिरता रहा 
था। 

आन्दोलन के समय की एक घटत्ता जब भी उसे याद आती है तो 
अकेले-अकेले में भी नवीन का हँसते-हँसते दम फूलने लगता है। 

उस समय उस आन्दोलन के केन्द्र में सुमति जी एक प्रमुख दूत की तरह थीं 
और नवीन था एक अत्यन्त विश्वसनीय सेवक। रेलगाडी में सफर कर-करके वे लोग 
नाना स्थानों पर चिट्टी-पत्र प्रचार सामग्री और नेताओं के आदेश-निर्देश पहुँचाते 
रहे थे। कभी आन्दोलन के स्वयं सेवकों को देने के लिए, वे रुपये, पैसे, दवा-दारू 
वगैरह भी ले जाकर पहुँचाते थे, तो कभी हथगोले और राष्ट्रध्वज (तिरंगा झंडा) भी 
ले जाते थे। 

एक बार विमल भाई साहब ने निर्देश दिया, असम प्रदेश के पूर्वोत्तर सीमान्त 
की ओर जाने का , जहाँ से असम उपत्यका की नदियाँ बहकर आती हैं। अतः 
नाना प्रकार की प्रचार-सामग्री और कुछ धनराशि लेकर उन्हें डिबरूगढ जाना 
आवश्यक हो गया था। उस समय वे लोग भूमिगत होकर गोहाटी शहर में छिपे हुए 


पाखी घोड़ा। 5 


थे। सुमति बहन जी फिरोजा के पास थीं। नवीन दुदू के एक करीबी रिश्तेदार के 
घर पर छिपा था। परन्तु उनके गोहाटी आने की सूचना पुलिस को पहले ही कहीं से 
मिल गई थी। इसी वजह से रेलवे स्टेशन पर, (ब्रह्मपुत्र के किनारे) जहाज के फेरी 
घाट पर, ग्रैंड ट्रंक रोड स्टेशन पर सभी जगह पुलिस के सिपाही चौकसी करते हुए 
पहरे पर इडँटे थे। दुदू चूँकि पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था, अतः किन्हीं सूत्रों से इन 
सारी संभावित विपत्तियों की सूचना उसे मिल गई और तब जाने के दिन बड़े भोर 
में ही उसने उन दोनों को ही इसकी सूचना दे दी। परन्तु ऐसी दहला देने वाली 
ख़बर पाकर भी सुमति जी रंच मात्र भी विचलित नहीं हुईं। उन्होंने दुदू को एक 
पत्र लिखा-“अरे इसमें इतना अधिक परेशान होने की कोई वजह नहीं है, दुदू। 
तुम बस इतना करना कि नवीन को असमीया लोगों के शादी-ब्याह में दूल्हे जो 
जामा-जोड़ा पहनते हैं, वही पहनाकर ठीक पक्के दूल्हे के वेश में सजा-सँवारकर 
एक मोटरकार में बैठाकर ठीक समय पर मेरे यहाँ लिवा लाना।” 

उस दिन रात में रेलगाड़ी से उनके रवाना होने का कार्यक्रम निर्धारित था। 

नवीन, दुदू और माकन सभी के सभी पत्र पढ़कर आश्चर्यचकित से रह गए। 
परन्तु बडी बहन जी ने जो सुझाव दिया था उसे न मानने की हिम्मत किसी को 
नहीं हुई। 

एक मोटरकार का जुगाड़ करके सौँझ की बेला में दुदू नवीन के पास जा 
पहुँचा। इस बीच दुदू की छोटी बहन माकन ने असमीया दूल्हे की सारी 
साज-पोशाक अच्छी तरह पहनाकर नवीन को तैयार कर लिया था। दुदू ने खुद भी 
वेश-परिवर्तन कर लिया था, उसने अंग्रेज अफसरों की तरह कोट-पैंट पहनकर, हैट 
लगाकर ऐसा वेश बना लिया था कि पहचान में ही नहीं आ रहा था। परन्तु उसने 
जब नवीन को सजा-सँवरा देखा तो उसे अपने उस छद्मवेश पर बहुत पछतावा 
हुआ। सर पर बहुत अच्छी कढाई का काम की हुई असमीया पगड़ी, शरीर पर 
लंबा-चौड़ा रेशमी जामा-जोड़ा, नीचे कमर में लिपटी विशुद्ध रेशमी धोती, नाना 
प्रकार की फूल-पत्तियों की बारीक कढ़ाई का काम किया हुआ दुपट्टा ओढकर 
नवीन पूरी तरह एक राजकुमार-सा सुशोभित हो रहा था। इस सुन्दर पुराने 
जामा-जोड़े को अपने घर की एक बहुत ही पुरानी सन्दूक से खोज-दूँढकर माकन 
निकाल लायी थी। दुदू को देखते ही माकन तालियाँ बजा-बजाकर हँसने लगी। 

थोड़ी देर बाद ही उस सजे-धजे दूल्हे को बाहर ले आकर माकनः ने मोटर कार 
की पिछली सीट पर बैठा दिया। स्वयं भी वह बड़े सहज ढंग से उसकी बगल में बैठ 
गई। फिर एक पाइप जलाकर मुँह मे लगाए हुए दुदू भी अन्दर आ गया और 
चालक (ड्राइवर) की सीट पर जा बैठा। 


6 पाखी घोडा 


कुछ ममय बाद ही लगभग एक मील चल लेने पर मोटर कार फिरोजा के घर 
के सामने फाटक पर आ पहुँची। दुदू ने भोंपू बजाकर आने की सूचना दी। एक 
नौजवान लड़का घर में से एक भारी बक्सा ले आया और कार के पीछे जमीन पर 
रख दिया। दुदू ने बाहर आकर कार के पीछे सामान रखने की डिक्की खोल दी, 
उस लड़के ने बक्से को फिर उठाकर उसमें रख. दिया। दुदू ने डिक्की का दरवाजा 
बन्द कर दिया और फिर आकर अपनी सीट पर बैठ गया। 

पॉँच मिनट बीतते-बीतते ही फिरोजा ने अन्दर से ओढनी चादर से ढँकी और 
कामदार बेलबूटे कढी बनारसी साड़ी और ब्लाउज में स्जी-सँवरी सुमति जी को 
बाहर ले आकर मोटरकार की पिछली सीट पर माकन के पास बैठा दिया। 

माकन ने व्यग्र होकर पूछा, “क्यों फिरोजा |तू नहीं जाएगी?” 

“क्यों नहीं जाऊंगी ? अरे धुर बचपन से ही हम-तुम मिलकर जो दृल्हे-दुल्हन 
बनने-बनाने का खेल खेलते रहे है सो क्या तुम्हें याद नहीं है? आज इस जवानी 
की बेला मे जब फिर ऐसा सुयोग पाया है, तो भला इसे हाथ से कैसे जाने दूँगी?”' 

फिर तो माकन को जो खुशी हुई उसकी समता कौन कर सके? कार चलने 
लगी। और पूरे रास्ते दोनों चहक-चहककर विवाह के मंगल-गीत गाती रही । इसी 
तरह हँसी-मजाक करते मौज-मम्ती से उन्होंने सुमति जी और नवीन को रेलगाडी 
के एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढाया। 

उस समय सुमति बहन जी ने भी हँसते हुए माकन से कहा, 'यह तो बस 
चौबीस घण्टे का घर-संसार है, पति-पत्नी का रूप है। फिर तो मै इस दूल्हे को इसी 
साज-पोशाक में तुम्हे सौंप दूगी। समझ रही हो न। मगर तब तुम जरा भी 
नाहीं -नुकुर नही कर सकोगी। जैसे मैं कहूँगी उसी मुताबिक काम करना पडेगा।'' 

माकन उस दिन अचानक ही एकदम मौन रह गई। मारे लाज के गड-सी गई. 
सारा हँसी-ठट्ठा जैसे गायब हो गया। 

इस तरह दृल्हा-दुल्हन सजाकर विवाह सम्पन्न करवाने का वह नाटक उस दिन 
बहुत अच्छी तरह सफल हों गया। चारो ओर सजग चौकसी करने वाले पुलिस के 
सिपाही जरा-सा भी पता नहीं पा सके। रेलगाड़ी से सफर करते हुए भी सारे रास्ते 
सुमति जी और नवीन ने असमीया विवाहोत्सव के उपरान्त--आठ दिन बीत जाने पर 
आठ मंगला भोज खाने जाने वाले नव विवाहित वर-कन्या का अभिनय बड़ी 
निपुणता से किया। 

उस दिन के उस नाटक की बात याद आती है तो आज भी नवीन हॉँमी से 
लोट-पोट हो जाता है। 

अपने इस जीवन में उसने वर बनने का दूल्हे के रूप मे सजने का नाटक तो 


पाखी घोड़ा / 7 


किया परन्तु सचमुच का “वर' वह कभी नहीं बन पाया। इसका एकमात्र कारण यही 
है कि अभिनय या नाटक करना तो सरल है मगर जीवन एक बहुत ही जटिल 
व्यापार है। 


“बडी बहन जी ! चलिए अब चलें।” नवीन ने गम्भीर स्वर में कहा, “अब 
और अधिक देर करने से आर-पार फेरी लगाने वाले जहाज की इस फंरी को हम 
पकड़ नहीं पाएँगे।” 

फेरी पर चढने के लिए लोगों की लम्बी कतार तब तक लग चुकी थी। 

“चलो, चले ।” 

सुमति जी ने थैला कंधे पर लटकाया और फिर अति गंभीर मुद्रार मे 
धीरे-धीरे कदम बढाने लगीं। वे जैसे ही रेलवे प्लेटफार्म से निकलकर बाहर आईं कि 
अस्ताचलगामी सूरज की सुनहली किरणें उनके मुख-मण्डल पर पड़ीं। और उनसे 
उनका मुखमण्डल लाल कमल-सा चमक उठा। राजयक्ष्मा (तपेदिक) के रोग के 
कारण विमल भाई साहब के पीले पड़े चेहरे पर भी अस्ताचलगामी सूर्य का यह रंग 
था, परन्तु वहां तो उस पर मृत्यु की विषण्णता छाई थी। किंन्तु सुमति बहन जी के 
मुख मण्डल पर तो जैसे सदा सूर्योदय का ही रूप होता है उनका वह चिर प्रफुल्लित 
मुख देखकर नवीन को ऐसा लगता है जैसे उन्हें मृत्यु कभी-भी पराजित नहीं कर 
सकेगी। आज अपनी गृहस्थी और जीवन के स्वामी को उन्होंने हँसते-हँसते प्रसन्‍न 
वदन से ही विदाई दी है। 

कुछ ही दूरी पर फेरी का जहाज अभी ठहरा हुआ शान्त खड़ा था। केवल 
थोडी-थोडी देर पर रह-रहकर लहरों के थपेडे आ-आकर से झकझोर जाते थे। पानी 
की लहरे आज भी प्रबल हैं। वर्षा ऋतु के मध्य भाग में ब्रह्मपुत्र पानी से इतना 
भर गया था कि भयानक बाढ़ आ गई थी और इसके दोनों किनारे उफनकर 
भयानक रूप धारण कर चुके थे, परन्तु अब कुछ दिन बीत जाने के उपरान्त बाढ़ 
का पानी नीचे उतर गया है। घाट अब और नीचे आ गया है। 

चलते-चलते नदी के किनारे की तालुका राशि पर पॉव रखते-रखते ही सुमति 
बहन जी ठिठककर खड़ी हो गईं। 

(उन्हों ने देखा) पश्चिमी आकाश पर एक रंगीन चित्रों का समारोह चंचल हो 
उठा है। गोलाकार लाल सूर्य का प्रतिबिम्ब ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में पड़ रहा है। 
और वह लहरों के उठते-गिरते ताल-लय के साथ नाचने लगा है। 

जब उन्हों ने 'संघ' मे सेविका के रूप में प्रवेश किया तभी किसी ने उनकी 
स्वच्छन्द-कल्पना-विहार करने वाले घोड़े के मुँह में लगाम लगा दी थी। (उन्मुक्त 


8/ पाखी घोड़ा 


प्रेमाकांभाएँ और उनसे अनुप्रेरित सौन्दर्य दर्शन क्या होता है, यह फिर उन्होंने कभी 
जाना ही नहीं ।) संघ उनके लिए एक बहुत भारी मधु छत्ते के.रूप में था। सुबह से 
लेकर शाम तक पूरे-के-पूरे दिन मधु-मक्ख्याँ दौड़-धूप करके मधु का संचयन करती 
हैं और मधु ला-लाकर मधु छत्ता गढती हैं। उस मधु छत्ते के अन्दर होती है रानी 
मधुमक्खी। सुमति बहन जी और विमल भाई साहब ने कहा था कि वे लोग चाहते 
हैं कि वे पूरे समाज को ही इस प्रकार एक जुट करके एक संगठित मधु-छत्ते के रूप 
में परिणत कर दें। 

सुमति जी जिस दिन संघ में भर्ती हुईं, तब से लेकर आज तक इस सोने की 
थाली जैसे अत्यन्त सुन्दर सूर्य के इस अलौकिक नृत्य-सौन्दर्य को देखने-उपभोग 
करने का तो उन्हें कभी अवकाश ही नहीं मिला। शेष प्रकृति के साथ उनके 
सुकूमार बाल-मन का जो घनिष्ठ सम्पर्क था, वह जैसे अचानक ही टूट-फूटकर 
विच्छिन्न हो गया। उसके बाद से तो मनुष्यों के दुःख-दर्द और उनकी शोचनीय 
दुर्दशशा ही उनकी मन की प्रधान समस्या, सोच की प्रधान चिन्ता बन गई थी। 
महात्मा बुद्ध और मार्क्स दोनों को इस समस्या ने ही घर से खींचकर संघ में ला 
मिला दिया था। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के मन के अतल तल में ही निर्वाण 
छिपा है। मार्क्स ने उत्पादन-संघर्ष और सामाजिकीकरण के बाहरी आदर्शों में मुक्ति 
प्राप्त करने का विचार किया था। 

युग-युगान्तर से मनुष्यों को दुःख से छुटकारा दिलाने के लिए संघ ही निरन्तर 
चेष्टा करता चला आ रहा है, कर्म-यज्ञ चलाता आ रहा है। विमल भाई साहब 
लोगों का संघ भी इसी लक्ष्य पर जोर दे रहा था। शरत ऋतु की पूर्णिमा की रात 
को वृन्दावन की रंगस्थली में अपनी मधुर मुरली बजाकर जैसे श्रीकृष्ण ने सारी 
गोपिकाओं को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें उनके घरो से खींचकर अपने 
करीब ला खड़ा किया था, विमल भाई वगैरह लोगो ने भी जीवन का सिंहनाद 
कर-करके उन सबको अपने करीब बुला लिया था। उस युग की गोपिकाओ का 
लक्ष्य था सच्चिदानन्द की प्राप्ति, और इस युग में नवीन वगैरह का लक्ष्य था नाना 
प्रकार के बंधनों में जकडे मनुष्यों को मुक्ति दिलाना। विमल भाई साहब लोगों के 
संघ में केवल महिला सदस्य ही आती रही हों, ऐसी ही बात नहीं, तमाम-सारे 
पुरुष सदस्य भी उसमें भर्ती होते रहे। 

उस समय (हमारे देश के) मनुष्यों का सबसे बड़ा दुःख था पराधीनता, 
परतन्त्रता। अतएव सघ के सभी सदस्य अपने दल-बल के साथ अपनी पूरी ताकत 
से स्वाधीनता-संग्राम में कूद पडे थे। झुण्ड के झुण्ड लोग जेल में बन्द हो गए थे, 
अपने सीने पर गोली झेलते हुए देश पर न्योछावर हो गए थे। 


पाखी घोड़ा/ 9 


संघ की दृष्टि में पराधीन होकर जीने में और मर मिटने में कोई अन्तर नहीं 
था, वह मृत्यु और परतन्त्रता को एक ही समान समझता था। 

उस जमाने में लोगों के मन में जो यथास्थिति बनाए रखने की भावना थी, 
उसी ने लोगों को अकर्मण्य बना रखा था। लोगों के परिवार यथास्थिति बनाए 
रखने के प्रधान आधार बन चुके थे। अपने घर पर रहते हुए नवीन ने अनुभव किया 
था कि वहाँ प्रेम, जीविका, आशा, आकांक्षा, ज्ञान और कर्म सभी कुछ ठहरा हुआ 
है। कहीं किसी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। दरअसल इस तरह की जड़ता, इस 
तरह का ठहराव तो मृत्यु का ही दूसरा रूप था। 

इस तरह की यथास्थिति से तो जीवन सैकड़ों योजन दूर था। नवीन ने अनुभव 
किया कि उस जीवन के करीब पहुँचने के लिए संघ के अलावा और कोई रास्ता 
नहीं है। 

परन्तु सभी लोगों ने तो वह जीवन-पथ स्वीकार नहीं किया था। 

प्रोफेसर रविचन्द्र, सदानन्द बरुआ, सुदर्शन, और रंजीत भाई-इन सभी लोगों 
ने तो पुरानी जीवन धारा को ही अपनी गलबँहियों में घेरकर चिपकाए रखा। 
मन्मथ ठेकेदार जैसे लोगों ने तो महायुद्ध के नगाड़ों की आवाज सुनकर ही बड़ी 
तत्परता और हड़बडी से एक सुख-विलास सम्पन्न, भोग-विलास का संसार खड़ा 
कर लेने में जुट गए थे। महात्मा बुद्ध, मार्क्स या विमल भाई साहब आदि के 
आदर्शों से इनके आदर्श एकदम भिन्‍न थे। वे लोग यथास्थिति बनाए रखने और 
मुविधापूर्वक भोग-विलास करते रहने में ही अधिक विश्वास रखते थे। उन लोगों के 
घर-संसार में जीवन-मृत्यु का बन्दी बना पड़ा था। कितने सारे छलिया-बनावटी 
रूपों में मृत्यु उन लोगों को छलने के लिए घेरे रहती आ रही थी, उन सबको ठीक 
से जाने बिना अब आज के समय का कोई व्यक्ति उस जमाने की सारी बातों को 
समझ ही नहीं सकेगा। 

गुवाहाटी महानगर की सडकों-चौरस्तों पर अकाल-महामारी के पीड़ित 
झुण्ड-के-झुण्ड लोग और कोई उपाय न देखकर लाचार होकर भिखारी बन 
इधर-उधर मारे-गारे फिर रहे थे। उन लोगों ने उस अभिशप्त दरिद्रता में मृत्यु को 
वरण कर लिया था। एक बार एल. एम. होस्टल के किनारे थाली में पड़ी एक टुकड़े 
रोटी के लिए दो भिखमंगे किस तरह एक-दूसरे पर टूट पड़े थे, किस तरह 
मरणान्तक मार-पीट कर रहे थे, वह सारा दृश्य अभी भी नवीन को उज्यां-का-त्यों 
स्पष्ट दिखाई देता है। 

संघ की विचारधारा में इस बात को लेकर भय का भाव व्याप्त थीं कि मृत्यु 
के प्रत्याक्रमण से जीवन की ज्योति भी बुझ सकती है, इसी से संघ रात-दिन 


0 पाखी घोड़ा 


कर्म-यज्ञ की शिखा को बराबर जलाए रख रहा था। संघ सीमाबद्ध॑ स्थविर जीवन 
को, जड़ीभूत संन्यास जीवन को भी मृत्यु ही समझता था। 

इसी से संघ ने उन लोगों के लिए सीमाहीन असीम संसार के सुन्दर रास्तों 
को उन्मुक्त कर दिया था। उद्देश्य था कि मनुष्य का मन तमाम तरह के बन्धनों, 
संकोचों से बिल्कुल मुक्त हो। जिससे कि एक सुन्दर मानव धर्म की प्रतिष्ठा हो 
सके। 

संघ में भर्ती होने के पहले तक वह अपने घर का बहुत ही लाडइला बेटा था, 
सबके लाड-प्यार में पला-बढा। गृहस्थ धर्म की महत्ता को मानने वाला। 

कुछ समय से वह इसी प्रकार के सूर्यास्त के रंगीन चलचित्र देखना चाहता 
था। उस समय वह उस सूर्यास्त की आड़ में छिपे सुन्दर सूर्योदय की आशा कर 
सका था। यह उपलब्धि किशोरावस्था और छात्रजीवन काल की उपलब्धि थी। उस 
अवस्था में माँझ की बेला में होने वाला सूर्यास्त आने वाले बिहान के सूर्योदय का 
पूर्व संकेत था। 

उस समय रात बीतते-बीतते बहुत भोर में ही जगकर वह जल निगम 
कार्यालय के उस पार उगते हुए सूर्य को देखता था तो उसे ऐसा अनुभव होता था 
जैसे कि वह फूल कुँवर (फूल जैसा सुन्दर सुकुमार और सुगंधि युक्त राजकुमार) है, 
एक पक्षिराज घोडे (ऐसा घोड़ा जिसके पख्र हों, जिनसे आवश्यकतानुसार धरती 
छोड़कर वह आसमान मे भी उड़ सकता है) पर सवार होकर वह सामने की ओर 
उड़ता ही चला जा रहा है, यद्यपि किस अनजान प्रदेश को जा रहा है, किसलिए जा 
रहा है, यह वह खुद भी नहीं कह सकता। और कहीं घोड़े का पंख ही उखड़ गया, 
पंखहीन घोडा धरती पर ही लाल रंग के गुलाब फूल, मालती पुष्प, दोनों-तरह के 
तगर (जांप नगर और नरा नगर नामक अति सुगन्धित फूल, जो असम-प्रदेश में 
बहुतायत से होते हैं) और गुटिमाली फूल (एक ऐसा फूल जिसकी कलियाँ गोलाकार 
गोंटियों की तरह होती हैं, जिन्हें माला में पिरो देने पर मोतियों की माला-सी 
लगती हैं) जैसे नाना प्रकार से सुगन्धित मुक्त सुन्दर फूल एक साथ ही खिल उठते 
है । उसके बाद आती है दिजाई मालिन। फूल कूँवर के हाथ का स्पर्श होते ही उस 
दीन-दु:खी के घर का बाँसों के फट्टों का बना मचान सोने का सुसज्जित पलंग बन 
जाता है, घर के सामने के दरवाजे के बहिर्द्धार पर चमचमा उठता है चाम (एक बहुत 
ही मजबूत किस्म की लकड़ी वाला) वृक्ष पीढा, चौखटा। और सबसे अन्त में आती 
है वह अनाप्रात कुसुम की सुन्दर माला, जो किसी अन्य के गले में कभी नहीं पड़ी, 
जिसके फूल कभी मुरझाते ही नहीं, फूल पर लिखी चिट्ठी और दीप्तिमती आँखों में 
चकाचौं ध भर देने वाली पंचतोलिया (ऐसी सुकुमार और हल्के वजन की जिसका 


पाखी घोडा | 


भार मात्र पाँच तोला हो) राजकुमारी कन्या। कितने सुन्दर थे वे दिन ! 

पौराणिक परीकथाओं के रंगीन अबीर-गुलाल मुट्ठियाँ भर-भर जाने कौन से 
अदृश्य देवता उसके बाल-मन पर फेंकते थे और उसके मन को गुलाल की फुहारों 
से ढक देते थे। उस समय ब्रह्मपुत्र तट की बालुका-राशि भी मधु मिश्रित मीठी बन 
गई थी, और उसके पानी में जल परियों के सुनहले केशों की लहरें झिलमिला रही 
थीं, दूर-बहुत दूर के गगनचुम्बी रंग-बिरंगी राजप्रासाद की अट्टालिकाओं की 
आरामदेह शय्याओं को छोड़कर धीर-गम्भीर कदम बढ़ाते हुए वहाँ के सारे राज 
कुमार नीचे (इन घाटियों में) उतर आए थे। पर्वतों की चोटियाँ अपने हरे-भरे पेड़ों 
के पंखे झल-झलकर अनन्त-असीम आकाश की हवाओं के झोंके-के-झों के उन 
राजकुमारों के शरीरों पर लगाए जा रही थीं। बचपन के उन नाना प्रकार के रंगों 
से रंगीन गतिशील चित्रों की ओर निहारते हुए यथार्थ जीवन के अपने निजी छोटे 
से घर की चौहदी में रहकर भी उसने एक अति सुन्दर सीमातीत, आश्चर्यजनक 
सुनहली पृथ्वी का पता पा लिया था। 

उस परीलोक की कहानी के सुनहले राजप्रासाद में किसी ने आग लगा दी। 
उसे जलाकर छार-छार कर दिया। 

सभी का शैशवकाल इसी चिंताग्नि से समाप्त होता है। फिर भी एक सुन्दर 
समय में वही चिंताग्नि मोह की अग्नि बन जाती है। यौवन की आड़ ले-लेकर सिर 
'छेपाए हुए आता है परी. कथाओं का वही राजकूँवर पक्षिराज घोड़ा, मालिनी, 
अनाप्ात कुसुमों की कभी मलिन न होने वाली माला और पंचतोलिया राजकुमारी | 
परीकथा की चिता के नीचे की मिट्टी को भेदकर जवानी के बगीचे का फूल वृक्ष का 
आकार ले लेता है। अपना ऊपरी आवरण, उतारकर वही मिट्टी में से स्थल कमल 
के रूप में जन्म लेता है, पारिजात फूल बनकर अपनी सुगन्ध चारों ओर फैला देता 
है| 

उसके यौवन काल के बगीचे में स्थलकमल बनकर आई एक विदेशिनी नारी 
(भिन्न प्रदेश की महिला) ने ही उसे इस रहस्य का संकेत दिया कि मिट्टी की गहराई 
में जड़े जमाकर ऊपर की ओर उठते हुए पत्तों से लदर-बदर कमल किस प्रकार से 
फूलव को प्रस्फुटित कर सकते हैं। एक और महिला बचपन की सारी परीकथाओं 
के सपनों और मन हर लेने वाली सुगन्धों को एक ही प्राण की पूजा की थाली में 
सजाकर उसे ही पूजा-अर्चना के नैवेद्य का रूप देकर उसके पास ले आई थी। एक 
निर्मल निष्कलुष, पवित्र प्रेम की प्रतिश्रुति। वह भिन्न प्रदेशीय (विदेशिनी) नारी हैं 
सुमति जी, और वह प्रेम पुजारिन है माकन। 

संघ की दूती उस विदेशिनी को तो उसने आज आत्मीय बना लिया है परन्तु 


2| पाखी घोडा 


हृदय-मन्दिर की उस पुजारिन का नैवेद्य वह सम्पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर सका 
है। अपने जीवन को तुच्छ समझ हजारों-हजार लोगों के महाजीवन की सेवा की 
साधना में उसने आपको विलीन करके एक प्रकार से संन्यास ही ग्रहण कर लिया 
है। एकान्त मन से किसी एक प्राण के नैवेद्य को स्वीकार कर लेने में उसके मन को 
वैसे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु स्वर्गीय पारिजात फूल की अभिलाषा के पीछे वह 
स्थल कमल को खो देना नहीं चाहता। सुमति जी को उसने कभी एक व्यक्ति के 
रूप में, एक अकेली इकाई के रूप में नहीं समझा, वे सहस्रजनों के समान हैं । 
परन्तु माकन तो उसके लिए एकान्त रूप से एक अकेली है। माकन ने अभी कल ही 
उसके पास फूल-सा कोमल अपना अन्तिम पत्र भिजवाया है-“'संभव हो तो वह 
उसके जीवन-नैवेद्य को स्वीकार कर ग्रहण करें, अन्यथा सहस्रजनों के बीच मिल 
जाए।” 

माकन को उसके मतामत के रूप में स्थिर किए गए सिद्धान्त से अवगत 
करवा दिया गया है। 

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि आन्दोलन के समाप्त हो जाने के 
साथ-साथ ही संघ के बुरे दिन शुरू को गए हैं। हजारों -हजार लोगों का जागरण 
काल कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया है। इस समय तो संघ के प्राय सभी सदस्य 
अपने-अपने घरों को लौट गए हैं। वे लोग अब इूबते हुए को तिनके का सहारा के 
रूप में जिस किसी चीज को अवलम्ब बना पार जाना चाह रहे हैं। अब सभी लोग 
निकट भविष्य में असम में बनाए जाने वाले विश्वविद्यालय के लिए धनराशि को 
चन्दे के रूप में इकट्ठा करने में लगे हैं। निश्चय ही चन्दे के रूप मे काफी रुपये 
मिल रहे हैं, परन्तु यह काम मुक्ति-आन्दोलन जैसे काम को पुनः सक्रिय नहीं बना 
सकता, यह मुक्ति आन्दोलन का विकल्प नहीं बन सकता। इसी से आज विमल 
भाई साहब बहुत दूर चले गए। उनकी नेतृत्व शक्ति अब टूट चुकी है। अब तो सघ 
के जीवन-प्राण को किसी-किसी तरह मद्धिम लौ में सुमति बहन जी जलाए रख रही 
हैं। वे मर सकती हैं, मगर हार नहीं मान सकतीं। वे अपने आप को मिटाकर भी 
सत्य के सामने स्थिर खड़ी रहेंगी। 

आज से पाँच वर्ष पहले नवीन के मन में यह परिकल्पना ही नही थी कि 
स्थल कमल और पारिजात पुष्प के प्रति आकर्षण का इतना भयंकर द्वन्द्र आ खड़ा 
होगा। वह तो सोचता कि उसके जीवन की फूलवारी में स्थल कमल और पारिजात 
पुष्प साथ-साथ ही रसमय हो नई ताजगी से प्रस्फूटित हो उठेंगे। 

किशोरावस्था और यौवनावस्था के बीच की उस सन्धि वेला में अपने हम-उप्र 
नौजवानों की तरह उसके मन में भी एक दिन सहसा अनुभव हुआ कि किसी 


पाखी घोडा। 43 


भयंकर तूफानी चक्रवात ने उसके जीवन-वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ फे का है। ऐसी 
दशा में घर की चौहद्दी में जीने और मृत्यु को प्राप्त हो जाने में कोई अन्तर नहीं 
रह गया है, यह जीवन मृत्यु के ही समान है। 

एक दिन गुवाहाटी शहर में विदेशी सैनिकों का नानाप्रकार के चित्र-विचित्र 
रूप-रंगों वाला दल आया। उस दल ने इस शान्त सुन्दर शहर में महायुद्ध की 
विभीषिका के नाना भाँति के जंजालों को ला पटका और साथ-ही-साथ एक 
बिल्कूल अजनबी किस्म की अनजानी-अनपहचानी किस्म की जीवन- पद्धति, विचित्र 
किस्म के चाल-चलन को प्रदर्शित किया। देखते-देखते एक महीने के बीतते-न- 
बीतते ही (गुवाहाटी के सर्वप्रमुख) काटन कॉलेज के सारे छात्रावास सैनिक छावनी 
के बैरकों के रूप में बदल दिए गए। ऐसी दशा में भागकर शहर के गली-कूंचों के 
भिन्न-भिन्न कोनों में, छिटके-छितराए किसी तरह लुके-छिपे जीवन बिता रहे 
छात्रों के मन में अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर भारी शंका और भय व्याप 
गया। उनके मन कॉपने लगे, चित्त चचल हो उठे।(उस समय) दीघली पुखरी (का 
लम्बा चौडा सरोवर और उसके आस-पास का मैदान) और ब्रह्मपुत्र नद के 
किनारे-किनारे का स्थान ही इस शहर के नागरिकों के लिए वायु-सेवन 
(टहलने-घूमने, हवा खाने) का स्थल था। परन्तु वह सब अब पूरी तरह सैनिकों की 
मौज-मस्ती लूटने की जगह बन गए। एक रात में ही दीघली पुखरी (सरोवर) नहाने 
और तैरने की पोशाकें पहने, और पोशाकें भी क्‍या लगभग निपट नगे विदेशी 
सैनिकों का तरणताल बन गई। फिर वहाँ हवाखोरी करने जाने वाले शहर के सभी 
स्त्री-पुरुषों ने उन सैनिकों का वहाँ जो स्नान-विहार का दृश्य देखा तो 'हाय राम 
इतना अश्लीलता, इतना बेहयापन' कहते चीखते-चिल्नाते, नाक-भौं सिकोइते 
सभ्यता के उस नंगेपन से भागकर अपने-अपने घरों की ओर लौटने लगे। उस 
नंगी-निर्लज्ज सभ्यता ने नवीन के मन के उन सारे सुनहले सपनों को, जो 
परीकथाओं और स्वर्णिम स्वच्छन्दतावादी (रोमैण्टिक) साहित्य के पढने से उसके मन 
मे उठे थे, तोड-फोडकर चूर-चूर करना शुरू कर दिया। अब तो पुरुष को फूल 
कुँवर और नारी को स्थल कमल अथवा पारिजात पुष्प के रूप में समझने की उसकी 
भावना को बनाए रखने में भी संकोच होने लगा। किसी अनजाने-अनपहचामे देवता 
ने काठ के पक्षिराज घोड़े के पंख ही काट डाले। शहर में आई हुई युद्ध क्षेत्र में 
मतवाली बनी, सैनिकों की वासनाओं की पूर्ति की सामग्री बनी प्रगल्भा स्त्रियों का 
एक विशेष वर्ग उसके मन में एक अति वीभत्स कल्पना का बल प्रदान करने लगा। 
सैनिकों की शारीरिक कामना-वासना की भावना ही धीरे-धीरे प्रेम के पवित्र रूप को 
नष्ट-भ्रष्ट कर कृत्सित-घृणित रूप दे देती है, ऐसा देख-समझकर वह बहुत ही 


4/ पाखी घोड़ा 


भयभीत और परेशान हो उठा। ऐसे वातावरण में भले घरों की बहू-बेटियों ने तो 
घर से निकलकर घूमना-फिरना तक बन्द कर दिया। 

इस प्रकार के सर्वथा अपरिचित यौन-लिप्सा से भरे घातक वातावरण के 
फैलते-फैलते ही उसके पीछे-पीछे ही अभाव, महंगाई और अकाल की छाया भी 
पश्चिम से आ घहराई। महाविद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का भोजन 
शुल्क, जो अब तक नौ रुपये मात्र प्रतिमाह था, अचानक ही बढाकर पैंतालीस 
रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। जो धोती बाजार में दस आने (६२ पैसे के बराबर) 
में मिलती थी, उसका दाम ६ या ७ रुपये हो गया। शहर में राशनिंग व्यवस्था 
लागू हो गई, जिससे राशनकार्ड के बिना चावल-दाल जैसे खाद्य-पदार्थ भी दुर्लभ हो 
गए। गुवाहाटी शहर में उदय हुए एक नये किस्म के भोगी समाज की दृष्टि में नारी 
जाति भी एक खरीद-फरोख्त की बाजारू सामग्री हो गई। (अकाल इतना भयंकर हो 
गया कि) गली-कूचे रास्ता-घाट सभी जगह भूख का ताण्डव शुरू हो गया। 
आसमान में रह-रह कर बड़ी सघनता से ब्रम-वर्षक सैनिक विमान झुण्ड-के-पझुण्ड 
उड़ने लगे और नीचे धरती पर सड़कों पर रक्षावाहिनी की बख्तरबन्द गाड़ियाँ और 
टैंकों की डिवीजनें दौड़ने लगीं। प्रायः रोज ही रात को पूरे शहर में ब्लैक आउट 
(पूरे शहर की सारी रोशनियाँ बुझा देना) रखा जाने लगा। साइरन (हवाई आक्रमण 
की सूचना देने वाला भोंपू) की आवाज सुनते ही लोग हवाई आक्रमण और बम के 
धमाकं से बचने के लिए बनाई गई सुरक्षा खाइकें में जगह पाने के लिए दौड़ने 
लगे। मृत्यु के डर ने जीवन को भयंकर रूप से घायल करना शुरू कर दिया। 

इस संक्रान्ति काल में , जब क्‍या हो जाये, इसका कोई ठिकाना नहीं था, 
गुवाहाटी शहर में आवागमन के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रचलित सवारी, घोड़े 
गाड़ियों (इक्कों-तांगों-बग्गियों) के बेकार हो जाने की तरह ही उसके समवयस्क 
नौजवानों के मन की शान्ति और स्थायी जीवनवृत्ति के मिल सकने की धारणा भी 
बेकार हो गई। अब जो नया जमाना आया उसके प्रतीक के रूप में आईं, मोटर, 
जीप, कार, ट्रक आदि भयावह गाड़ियाँ) असमीया भाषा की विशुद्धता जाती रही, 
भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलने वाले नाना जगहों के सैनिकों की भ्रष्ट भाषा के संयोग 
से असमीया की शुद्धता समाप्त हो गई। गुवाहाटी निरर्थक शब्द गुंजारों की 
मीनार-सी हो गई। विदेशी सैनिक सौ-सौ रुपये के नोटों को साधारण कपास के 
पत्तों की तरह से उड़ाने लगे। ठीक ऐसी ही बेला में रंजीत भाई और विपुल महन्त 
सेना में भर्ती हुए। उस समय की अंग्रेजों की सरकार ने सेना में अफसरों की कमी 
को पूरा करने के उद्देश्य से किंग्स कमीशन के दरवाजे भारतीय नौजवानों के लिए 
पूरी तरह खोल दिया था। 


पाखी घोड़ा / 45 


नवीन को तब ऐसा जान पड़ा था जैसे गुवाहाटी शहर रेगिस्तान हो गया है। 
ऐसी दशा में न तो घर में रहकर शान्ति मिल पाती थी न स्कूल-कॉलेज में | (सर्वत्र 
एक-सी ही अशान्ति एक-सी ही छटपटाहट)। 

उसी शान्ति की खोज में उसने घर छोड दिया और संघ की सेवा मे पहुँच 
गया। 

उस समय दुदू भी संघ में आ गया था। दुदू की बहन माकन भी छिपे-छिपे 
रूप में फिरोजा के साथ-साथ संघ की सेवा में निरत थी। परन्तु संघ मे योग देने 
की यह उमड़-घुमड़, भीड़-भडक्‍्का, बहुत दिन तक स्थायी नहीं रह सकी। 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के मन्द पड़ते ही एक दिन अचानक ही लोगों का संघ छोड़कर 
अपने-अपने घर लौटना शुरू हो गया। 

माकन अभी भी उम्मीद लगाए हुए है कि एक दिन नवीन भी घर लौट 
आएगा। घर लौट आने का मतलब है कि उसके करीब आकर घर-गृहस्थी संभालने 
वाले घर-संसारी के रूप में लौट आना। उसने सन्देशा भेजकर उसे जना दिया है कि 
वह अब और प्रतीक्षा नहीं कर पाएगी। या तो नवीन को साथ लेकर घर-गृहस्थी 
सँभालेगी, अथवा फिर उसके मिलने की आशा छोड देनी होगी। 

उसे क्‍या निश्चय करना है? सब कुछ अभी स्थायी रूप से निर्णय ले लेना 
होगा। लौटने की वेला आने पर लौट ही जाना पडेगा क्या? 


सूर्य भगवान के अस्त होने की बेला मे आकाश में जो भाँति-भाँति के रंगों के 
गतिशील चित्र बन रहे थे, वे अब धीरे-धीरे धूमिल होने लगे। 

उन दश्यो को वह कब मे देख रहा था, इसे वह भी कह नहीं सकता। बीते 
हुए समय की सारी घटनाएँ भी जैसे आज के (इस दृश्य) पटल जैसी हो गई हैं। वह 
उस बीते हुए अतीत को कभी भी हमेशा-हमेशा के लिए भुला देना, छोड देना नहीं 
चाहता। 

“नवीन?” सुमति बहन जी ने बडे स्नेह से उसे पुकारा, “क्यो फिर उसी रोग 
की गिरफ्त में आ गए क्‍या? अरे जहाज अब चलने-चलने को है, अब टिकट 
खरीद लाओ।” 

सुमति जी की बातों ने सचमुच ही उसे जगा दिया, सचेत कर दिया। वह 
हजार-हजार लोगों के प्रति फिर सजग हो गया। उसने कहा, “सच बहुत भूल हो 
गई, बहन जी। दरअसल अतीत की स्मृतियाँ आकर मन में जग उठी थीं। ऐसा 


6/ पाखी घोड़ा 


लगा जैसे नाक में पारिजात पुष्प की मुगन्ध भर गई है।” सुमति जी ने मन्द-मन्द 
मुस्कुराते हुए कहा, “ठीक ही तो है। हमेशा जो स्थल कमल ही मन को आकर्षित 
किए रहे, इसका भी क्‍या कोई मतलब है? क्या पारिजात की कोई ताकत ही नहीं 
है? जब सुगन्ध पा ही रहे हो तो उस सुगन्ध की ओर ही बढ जाना चाहिए।” 

नवीन मन-ही-मन खुशी से नाचता हुआ फैरी के जहाज का टिकट खरीदने 
चला गया। 

सुमति बहन जी नवीन को खूब अच्छी तरह पहचानती हैं। उसका मन एक 
चक्र गतिशील (मूविंग) कैमरे की तरह 'है। और लोग तो देखी हुई घटनाओं के एक 
या दो दृश्य मात्र ही याद रख पाते हैं, परन्तु वह तो समूची -की-समूची घटना और 
उसके सारे-के-सारे दृश्य मन में सँमालकर रख लेता है। किसी व्यक्ति का मुखड़ा 
अगर वह एक बार भी देख ले तो उसे फिर कभी नहीं भूलता। यही नहीं जरूरत 
पड़ने पर कभी-कभी तो वह उस मुखडे का ज्यों -का-त्यों चित्र भी बना सकता है। 
अपने चित्रों की रेखाओं में वह चरित्रों के देह की थिरकनों तक को पकड़कर 
प्रकट करने में समर्थ होता है। राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक जानकारी रखने 
की जरूरत प्रायः कम ही होती है। लोगों के कथन, उनकी चाल-चलन और उसके 
क्रियाकलाप इन सब के उद्देश्य को समझ लेने की क्षमता आ जाने से ही कोई 
व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो जाता है। जैसे पत्नी जब अपने पति के मन की बात समझ 
लेने मे ही सफल हो जाती है, उसी तरह राजनीतिज्ञ जब जनता का मन समझ लेता 
है तब उसकी राजनीति का काम सिद्ध हो जाता है। सिन्दवाद के कन्धे पर चढे दैत्य 
के बोझ की तरह जो लोग अतीत काल को भोग उससे छुटकारा पा लेते हैं, उनकी 
अपेक्षा वे लोग ज्यादा परेशान रहते हैं जो अतीत काल को कन्धे पर लादे रहते हैं। 
अतीत उन्हें ही अधिक चाँपे रहता है। कंधे पर चढ़ा वह दैत्य कब गला दबा 
बैठेगा? इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं। इसी कारण वे जीवन को एक बहती हुई 
नदी के समान समझती हैं। जिसकी उद्दाम (प्रचण्ड) गति केवल प्रवाह की आगे की 
दिशा की ओर ही होती है। अतीत का मतलब ही है मृत्यु, यानी कि जो समाप्त हो 
चुका है। 

“अतीत मरिल गल, तार कथा अन्त हल; 
मनर पराइ ताक करा विसर्जन ।” 
-+कवि-यतीन देओरा) 


-भूतकाल, वह जो मर चुका, उसकी सारी बातें खत्म हो गईं; अब अपने 
मन से उसे पूरी तरह बिसार दो, निकाल फेंको। 
आज के इस अस्तगामी सूर्य की अन्तिम वेला में आकाश में जो रंग-बिरंगे 


पाखी घोड़ा/ 7 


चित्र बन-बिगड़ रहे हैं, उन्हें वे सिनेमा हाल में बैठकर रंगीन वृत्त-चित्र देखने के 
समान ही देख रही हैं। प्रोफेसर रविचन्द्र जी की तरह भी वे इतिहास पढ़ पढ़कर 
समय नहीं गुजारतीं। इतिहास अगर एक सच्चाई है, तब तो जीवन के भीतर से ही 
वह प्रकाशित हो उठेगा। श्री रविचन्द्र जी इतने वर्षों से इतिहास पढते रहे हैं, फिर 
भी वे आज तक यह साधारण-सी बात नहीं समझ सके कि जब सारे-के-सारे 
भारतीय नागरिक स्वतन्त्रता आन्दोलन में जुट जायेंगे तभी सही अर्थों में इतिहास 
पढ़ा जा सकेगा। दरअसल उनका इतिहास (देश के ) वर्तमान से पुरी तरह कटा 
हुआ, अलग-थलग है। 

सुमति बहन जी प्रत्येक क्षण में अपने आप में ही सम्पूर्ण रहती हैं। 

अपने हृदय की अतिशय तीव्र माँग से विवश होकर वह अतीत में चला जाता 
है, खो जाता है। उस (चिन्तन) अवस्था में उसके सामने प्रत्यक्षतः क्या कुछ घट 
रहा है? इसे वह बिल्कूल ही बण नहीं सकता |वह यह तथ्य एकदम भूल ही जाता 
है कि जीवन एक कठोर वास्तविकता है, कटुतम यथार्थ है, (जहाँ) क्षण-प्रतिक्षण 
नये-नये परिवर्तन होते रहते हैं, (सब कुछ बदलता रहता है) अतीत के प्रकाश में 
से उसकी ओर अगर देखें तो उसका एक सीमित रूप ही पकड़ में आ पाता है। 

सुमति बहन जी के मन में संघ के प्रति भी कोई अन्ध श्रद्धा या मिथ्या मोह 
नहीं है। आगामी समय अर्थात्‌ भविष्य काल के लिए भी वे कोई आसक्ति, कोई 
खास लगाव नहीं महसूस करतीं । वर्त्तमान समय में काम सामने है, प्रत्यक्ष है, उसे 
करना ही उनका परम धर्म है। नवीन की तरह वे किसी काम को उसके ऐतिहासिक 
नैतिक और कारण-काँर्य विवेक के आधार पर उचित-अनुचित का विचार कर लेने 
के बाद ही करने का प्रयत्न नहीं करतीं। मनुष्य की ऐसी चिन्ता हमेशा लंगडी, गुंगी 
और अन्धी होती है। फिर भी चिन्ता आगे कदम बढ़ाती हैं, अपने इशारों से दूर 
दृष्टि प्रदान करती हैं। 

नवीन जब टिकट खरीदकर लौट आया तो वे दोनों फेरी जहाज के धरातल 
वाले डेक (जहाज में बैठने का बड़ा हाल) में चले गए। डेक का आकार हंस की 
आकृति जैसा था। उसके किनारे के आलवाल (रैलिंग) पर पीठ की टेक दिए बैठकर 
एक लंबा-तगड़ा स्वस्थ-शोभन आकारवाला संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी 
अंग्रेज अधिकारी सिगरेट पी रहा था, उसने जब इनकी तरफ देखा ली मुस्कराने 
लगा। वहीं से सर हिला-हिलाकर उसने अपना आदर भाव और बात करने की 
इच्छा जाहिर की। फिर वह स्वयं चलकर उनके करीब आ गया और उउन्नके समक्ष 
असम प्रदेश में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना और तत्सम्बंधी प्रयासों की 
बातें करने लगा। उसने कहा, “आप लोगों को वस्तुतः तकनीकी (टेकनिकल) शिक्षा 


8 पाखी घोडा 


की अधिक आवश्यकता है। मेरी राय ठीक है या नहीं, इस पर आप लोग सोचकर 
देखें ।” 

नवीन उनकी राय को न तो पूरी तरह स्वीकार ही कर पाया और न उसे 
एल्की समझकर उसके विरुद्ध ही कुछ कह पाया। 

कुछ देर तक बातें कर लेने के बाद उक्त अधिकारी फिर अपनी सीट की 
ओर लौट गया। इस बीच उसने पूरे भारतवर्ष के कई चक्कर लगा लिये थे। कई बार 
इस देश की गहन यात्रा कर गुजरने के बाद वह पुनः अपने कर्मक्षेत्र में लौट आया 
है। जाते-जाते विशेष अभ्यर्थनापूर्वक कह गया-“(अपनी इन तमाम लंबी-चौड़ी 
यात्राओं में) केवल सेवाग्राम में ही मैंने आप लोगों के देश की उन्नति के लिए 
तात््विक और सच्ची विन्ता-भावना करने तथा उसकी प्राप्ति के लिए काम करने 
वाले आदमियों को पाया, समझ रहे हैं न?! आज इस देश के ग्रामीण 
किसान-मजदूर उन्नत किस्म के यन्त्र पाना चाहते हैं। यहाँ की खेती बारी और 
कूटीर उद्योगों में अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे उत्कृष्ट कोटि के 
यन्त्रों-उपकरएणं, की निहायत जरूरत है। सेवाग्राम में इनके लिए शोध-अनुसन्धान 
बहुत अच्छी तरह से किया जा रहा है।” 

वस्तुत: यह आदमी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञान सम्पन्न है। (अपने भारत 
प्रवास के) अपने प्रयासों के सिलसिले में इस दौरान वे शहर के कई गण्यमान्य 
बुद्धिजीवियों से अपनी पहचान बना चुके हैं। एक दिन प्रोफेसर रविचन्द्र जी के घर 
पर उनसे भी उनका परिचय हो गयाथा। 

डेक के एक हिस्से में एक छोटे किन्तु काफी मजबूत कद-काठी का चीनी 
अधिकारी हमारे देश के दो सिख अधिकारियों से टूटी-फूटी हिन्दी में बातें करने 
की कोशिश कर रहा था। किन्तु वे लोग किस संबंध में बातें कर रहे थे, यह नवीन 
नहीं समझ सका। उधर कुछ आदमी साग-भाजी, मुर्गी के अण्डों, केले की टोकरी 
और नारियल-फलों से भरी टोकरियों को अपने-अपने आगे सँभाले रखकर चुपचाप 
बीड़ी पीते हुए, ब्रह्मपुत्र की ऊँची उठती लहरों के साथ डगमगाती जाती एक नैया 
की ओर निहार रहे थे। ऐसा लग रहा थो कि जैसे वह नाव ही उनका जीवन है। 
साँझ की वेला में (डूबते सूरज की) अन्तिम रंगीन किरणों के प्रकाश में सभी 
मुसाफिरों के मुँह पर एक बहुत पतला, धुँधला-सा, विषादमय प्रकाश पड़ रहा था। 
वीमेन आक्सिलरी फोर्स (नारी संरक्षण वाहिनी) की खाकी वर्दी पहने और कन्धें तक 
नॉब कट शैली में बाल कटवाये हुए तीन नवयुवतियाँ एक नीग्रो अफसर से टाफियाँ 
ले रही थीं और सिगरेट पी-पीकर धुआँ उड़ा-उडाकर उन्मुक्त रूप से बातें करती 
हुई, रह-रहकर खिलखिलाकर हँस-हँस पड़ती थीं। उनकी वह हँसी सुनकर एक 


पाखी घोडा / 49 


कोने में बैठी एक असमीया नवयुवती आश्चर्यचक्रित हो उनकी ओर देख रही थी। 
उसके मुँह पर एक सहज-सरल-निर्मल पवित्रता का भाव दिखाई पड़ रहा था। एक 
अजनबी, अनजानी-अनपहचानी नवयुवती, जान पड़ती है, निकट गाँव के ५रिवेश 
की है और गाँव से शहर मे आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। उसकी बगल में 
पास ही बैठा है मन्मथ ठीकेदार की मोटर गाडी चलाने वाला रत्तीराम ड्राइवर | 

सुमति बहन जी को कुछ खाने-पीने की इच्छा हुई। इसी से वे नीचे के डेक में 
न रहकर नवीन को साथ लेकर सीढ़ियाँ चढते हुए डेक के ऊपरी हिस्से में बने 
जलपान कक्ष में चली आईं। जलपान कक्ष में एक मेज खाली दिखी। कोने में पड़ी 
एक मेज के पास केवल एक कोई अधिकारी बैठा हुआ था। वहाँ दो कुर्सियाँ खाली 
पड़ी थीं। वे उसी ओर बढ़ गए, और दोनों खाली पड़ी कुर्सियों को सरकाकर बैठे 
ही थे कि अचानक ही वह अधिकारी, जो कोई किताब पढने में मग्न था, किताब 
बन्द कर बोल पड़ा-“अरे बड़ी बहन जी, मुझे पहचान रही हैं?” 


“क्यों क्‍या तुम्हें पहचान नहीं पाऊँगी भला?” -मुस्कराकर सुमति जी ने 
उत्तर दिया। 

रंजीत भाई (उक्त अधिकारी) भी हँस पड़े। ऐसा लगा जैसे भिन्‍न-भिन्‍न रास्तों 
से सफर करते हुए वे एक सरायखाने में अचानक ही एकत्र हो एक-दूसरे से आ 
मिले हैं। रंजीत और नवीन दोनों ही एक ही शहर के और एक ही वंश-परम्परा के 
है, परन्तु (अब कुछ ऐसा संयोग घटित हो गया है कि) इस समय एक देश पर राज 
करने वाली सरकार का एक सैनिक सूरमा है, तो दूसरा साधारण जनता की सेवा मे 
लगा सुरक्षाकर्मी है। एक के पास मारक अस्त्र-शस्त्र है, तो दूसरा पूरी तरह 
अस्त्र-हीन। रंजीत भाई उस समय भी अपनी सैनिक वेशभूषा मे मजे-धजे थे। 
(उनके मुँह को ध्यान से देखने पर लगा कि) अब उनके चेहरे पर पहले जैसा नव 
प्रेमियों जैसा कोमलता का भाव नहीं है। मुँह की गढ़न में कठोरता आ गई है, 
रूखापन आ गया है। अब उनके बालों की जुल्फों में वह लहर नहीं है। अब वे 
कट-छँट कर छोटे हो गए हैं और माँग के आस-पास इधर-उधर बिखरे पड़े हैं| 
उसकी आँखें यद्यपि कुछ काली पड़ गई हैं, तथापि उनके देखने की धार बहुत तेज 
हो गई है। वे एक जोड़ी आँखें बहुत कुछ देख लेती हैं। होठों के ऊपर मूँछों को 
जो 'फ्रं चकट” शैली में काटा-छाँटा गया है, उससे इस व्यक्ति की नये जमाने की 
आधुनिक फैशन की ओर उनका रुझान स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, ऊपर-नीचे के 
दोनों ही होंठ अब पहले से अधिक काले पड़ गए हैं। 

रंजीत भाई ने आगे बढ़कर चाय और ब्रेड (रोटी) मँगाने का आदेश दे दिया। 

नवीन ने बहुत आदर भाव और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूछा, “इस समय 


20 पाखी घोड़ा 


कहाँ से आ रहे थे?” 

“देहरादून से। इस समय छुट्टी है अत चना आया।” रंजीत ने नवीन के चेहरे 
पर जो आत्मीयता का भाव देखा तो बड़े स्नेह से उत्तर दिया। फिर पूछा, “तुमने 
परीक्षा दी कि नहीं?” 

नवीन ने जवाब देने में कुछ परेशानी महसूस करते हुए कहा, “देने-न-देने के 
बीच की ही दशा समझो।” 

“इसका मतलब?” रंजीत ने अनुभव किया कि नवीन का चेहरा, उसके युद्ध 
मे योगदान करने के पहले के चेहरे जैसा ही हू-ब-हू मिल रहा है। खहर का 
पायजामा, कर्त्ता, छिटके-छितराए बाल और एक जोड़ा चप्पल। इसी वेश-भूषा में 
घिरा हुआ होकर भी एक निष्कलुष, निरोष मुख प्रकाशित हो रहा है। एक 
दूबला-पतला शरीर! परन्तु यह सब तो अपनी हीनता का ही प्रदर्शन है। रंजीत इस 
तरह की इस खट्दर सभ्यता को बिलकुल ही पसन्द नहीं करता। 

“अच्छा नहीं हुआ।” 

“हाँ,” रजीत हँस पड़ा, मगर बोला कुछ नहीं। इस आन्दोलन के चक्कर में 
पड़े रहने की वजह से ही नवीन की पढ़ाई बर्बाद हुई, इस तथ्य के सम्पर्क में उसे 
रनी भर भी सन्देह नहीं रहा। 

“अब भी मन लगाकर अच्छी तरह से पढाई करो। बिना पढ़े कुछ भी नहीं 
कर सकोगे।” 

नवीन की जिन्दगी में उस समय तक संशय का एक भयानक अंधेरा छा गया 
था। उसने कहा, “देखें क्या होता है?” (सम्प्रति) देश को स्वतन्त्र करना ही मेरा 
मुख्य लक्ष्य है, पढने -लिखने पर ध्यान देना नहीं |” 

सुमति जी ने नवीन के मुँह की ओर बडे ध्यान से देखा, उसकी बात के 
अन्तिम अंशों को सुनकर वे झटका खा गईं। संभावतः नवीन को खुद भी नही पता 
कि वह क्‍या कहा गया है। वैसे यह बात अवश्य ही पूरी तरह सच है। यह आदमी 
तन-मन-प्राण से पूरी तरह असहयोग आन्दोलन का समर्थक हो चुका है! 
पढ़ाई-लिखाई करना या शिक्षा लाभ करना और जीवन में किसी अच्छे कैरियर को 
बना लेने की चिन्ता करने को असहयोग आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं के लिए 
अनुचित समझने की एक अस्पष्ट धारणा उसमें काफी पहले से ही रही है। अब 
संघ का आन्दोलन इस समय ढीला पड़ गया है, परन्तु सुमति जी इत्यादि कर्मठ 
प्रकृति के लोग इससे हताश नहीं हुए हैं। कारण यह हे कि यहं तो स्वाभाविक ही 
है, क्या आप समझते हैं कि मनुष्य एक बहुत लम्बे समय चिरन्‍्तन काल तक 
आन्दोलन करता रह सकता है? नवीन को भी आज इस कट सत्य को जान लेना 


पाली घोटा / 2॥ 


चाहिए। उन्होंने कहा, “पढने-लिखने, शिक्षित होने के प्रति ध्यान देने के लिए अभी 
बहुत समय है, नवीन। क्या तुम समझते हो कि केवल महाविद्यालयों में रहकर की 
जानेवाली पढाई ही एक मात्र शिक्षा है?'' 

नवीन को हार्दिक खेद हुआ। उसने कहा, “इसके लिए मैं जरा भी दुखी नहीं 
हूँ, बड़ी बहन जी। बल्कि मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो मार्ग 
दिखाया है, वह मार्ग ही असली सच्चा-मार्ग है। 

रंजीत के मन में बहुत दिन पहले की एक घटना याद हो आई। उसने जब 
सेना में “किंग्स कमीशन' पाया तो नवीन ने उसकी इस उपलब्धि पर उसे बधाई 
नही दी थी। स्वाधीनता के लिए लड़ने वाला वह दल जो हिसावादी मार्ग में भी 
विश्वास रखता है, असम के सफ्राई, सरू पधार और पानीखाई जैसे सुदूर इलाको के 
रेलवे स्टेशनों तक सैनिकों को लाने-ले जाने वाली रेल लाइनों को भी तोड-फोड रहे 
है। रंजीत ये सारे समाचार अच्छी तरह जानता है। इसी वजह से उसने गम्भीर 
आवाज में कहा, “तुम लोगों का रास्ता गलत है, नवीन। दरअसल इस तरह से तुम 
लोग फामिज्म की ही सहायता कर रहे हो।” 

नवीन के सयम का बॉध टूट गया। वह बोल पडा, “आप तो साप्राज्यवादियों 
की सेना के सैनिक हैं। भूत के मुँह से राम-राम का जाप शोभा नहीं देता। अपनी 
जीविका चलाने के लिए नौकरी -चाकरी-ओहदा पाने के लोभ में जो आदमी अपने 
देश के हित को तिनांजलि दे देता है, मै तो उसे आदमी ही नहीं समझता। उससे 
तो अपने सर्वम्व का त्यागकर देश की स्वाधीनता के लिए युद्ध करना बहुत अच्छा 
है |'' 

क्रोध क॑ मारे रंजीत के कान-मुँह लाल हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे नवीन 
अभी भी आदमी नहीं हो सका है। अभी उसके मुँह मे वही नारेबाजी है। उसने 
शन में यह बहुत बडी साध सेजो रखी थी कि अपने शहर में एक महावीर पुरुष 
की तरह न सही तो कम-से-कम एक सफल अधिकारी पुरुष के रूप में प्रवेश करते 
ही सभी लोगो से आदर-अभ्यर्थना पाएगा। मनुष्यों के मन की आशा-अभिलाषा 
उसी प्रकार है। परन्तु पुराने द्वेष-विद्वेष ने, लगता है, पूरे शहर के मन को उखाड़ 
फंका है। नवीन वगैरह का आन्दोलन तो धान के खेतों में ढाँचे पुआल (कट जाने 
के बाद जड्ो में बचें पुआल में जो आग लगा दी जाती है) में लगी आग की तरह 
जलकर बुझ चुका है। बिना किसी संहारक हथियार के खाली हाथों से ब्रिटिश 
सरकार या जापानी सेना को ख़देड भगाने जाना और गाय-बैनों का पैडों पर चढ़ 
जाना अथवा काँवर [में प्रयुक्त मोटे बाँस के किनारे) के बॉस के किनारों से कान 
फछेदना सब एक ही समान है। इतिहास में कहीं भी, कभी भी ऐसी कोई घटना 


22 पाखी याोडदा 


घटित नहीं हुई। 

उसने उत्तर दिया, “अपने देश के प्रति प्रेम रखने का भाव अकेले तुम्हारा ही 
है, मेरा नहीं है क्या? इस महायुद्ध को तुम लोग बुरा बताकर इससे दूर रहने की 
सीख दे रहे हो, यह कहकर कि यह साम्राज्यवादियों की युद्ध है। लेकिन हम जो लड़ 
रहे है सो दरअसल ताजों और हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की 
जरूरत को हम नकार नहीं सकते। मान लो, कल जापान ने भारत को जीत लिया, 
तब तो यह चर्खा घुपा-घुमाकर आन्दोलन करने की जगह भी कहीं नहीं बचेगी।' 

रंजीत ने एक सिगरेट जलाई, उसके कई कश खींचे और जब आगे फिर 
कहने लगा, “हम लोग इस वक्‍त जापानी आक्रमणकारियों को खदेड भगाने में 
व्यस्त हैं। जापानी लोग परास्त होंगे, इस विषय मे मुझे कोई सन्देह ही नही है। 
तुम कह सकते हो कि इस विजय के परिणामस्वरूप तो अंग्रेजों का शासन और दृढ़ 
और अटल हो जाएगा। परन्तु अंग्रेज यह अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय 
सेनाओं को हमेशा-हमेशा मशीन की तरह अपने मन-माफिक नहीं चला सकते! 
और मैं नुम्हें साफ-साफ बता देता हूँ कि हमारी सारी सेनाएँ ब्रिटिश साम्राज्य की 
जो संरक्षक या प्रधान आधार कही जाती हैं, सो सोलहों आने सच है, लेकिन (यह 
भी जान रखो कि) वे लोग स्वदेश -प्रेमी भी हैं। अतएव तुम लोग जो सारी सेनाओं 
की निन्‍्दा करते रहते हो, सो तुम लोगों का यह कार्य तुम्हारी अदूरदर्शिता की 
निशानी है। 

सुमति बहन जी और नवीन एकदम शान्त रहकर रंजीत की बातो के 
एक-एक शब्द मनोयोगपूर्वक सुन रहे थे। 

नवीन ने अनुभव किया कि जिन सेनाओं को वह आज तक स्वदेश-प्रेम से 
रहित देशद्रोही समझकर उनका तिरस्कार करता आ रहा था, उन सब सेनाओं के 
बीच से देश-प्रेम पूरी तरह विलुप्त नही हो गया है। रंजीत भाई के प्रति जो वह 
कुछ कड़वी बाते कह गया था, और उन्हें अकारण ही चोट पहुँचाई थी, उसके लिए 
अब उसके मन में भारी पश्चात्ताप होने लगा। 

उसने कहा, “भाई साहब ! तर्कातर्की करने की झोंक में कुछ तीखी-कड़वी 
बातें कह गया, बुरा मत मानिएगा। देश-सेवा का अधिकार सभी को है।' 

रंजीत फिर कुछ नहीं बोला। वह अपने आप में मस्त हो सिगरेट पीने लगा। 

इस बीच जहाज ने चलना आरंभ कर दिया, उजान (जिस ओर से नदी की 
धारा बढ़कर आती है) की ओर, नदी के बहाव की दिशा के ठीक उल्टी ओर, धारा 
के विपरीत चलने के कठिन संघर्ष को लक्ष्य कर उसे बहुत आनन्द का अनुभव 
हुआ, फलतः वह उसी ओर बहुत ध्यान से देखने लगा। 


पाखी घोडा / 23 


ऐसे ही समय में जलपान-ग्रृह के नौकर ने चाय और ब्रेड लाकर मेज पर रख 
दी। रंजीत ने सिगरेट फेक दिया और चाय का एक कप उठा लिया तथा आँखों 
के इशारे से सुमति जी और नवीन को भी चाय पीने को कहा। 

सुमति जी और नवीन भी चाय पीने लगे। पूरे दिन लगातार एक रस काम 
करते-करते वे थककर चूर हो गए थे। नवीन सिर नीचे झुकाए चाय पी रहा था। 
कुछ देरी तक किसी के मुँह से कोई बात नहीं निकली। 

चाय पी लेने के बाद सुमति जी उठीं और नवीन को लक्ष्य कर बोलीं-'अब 
जब कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो चुका है, तो अगर अब जरा सोचकर देखोगे तो स्वयं 
समझ जाओगे कि दरअसल गुस्सा करने का तो कोई कारण ही नहीं था। रंजीत जी 
ने तो बस इतना भर कहा कि हम लोगों का रास्ता गलत है, और उनका सही है। 
(अब तुम्ही सोचो) इस बात में गुस्सा दिलाने लायक क्‍या कोई कारण हो मकता 
है? 

यह बात सुनकर नवीन अपनी हँसी नहीं रोक सका। रजीत भी हँसने को 
मजबूर हो गया। तब रंजीत की ओर देखकर सुमति जी ने कहा, “सुनो भाई रंजीत ! 
सभी चीजों के लिए एक खास उपयुक्त समय होता है। अगर तुम आन्दोलन करने 
के समय में आन्दोलन का ही दमन करने के लिए हथियार उठाओगे, तो यहाँ 
काल-दोष यानी उचित समय का दुरुपयोग आ जाएगा, और जब अपने देश की 
स्वाधीनता का खतरा हो, उसकी रक्षा करने के लिए शम्त्र उठाने की जरूरत हो, तब 
अगर तुम अहिसावादी बनकर दाथ ममेट कर बैठ जाओ तो भी काल-दोष घटेगा। 
यह बात तो तुम्हें मान लेनी चाहिए। इन दिनों आन्दोलन का ही समय चल रहा 
था। अब आन्दोलन ढीला पड़ गया है, ऐसी सकट की बेला में यदि तुम लोग 
हमारा काम अपने हाथ में लो, तो मेरा भार भी कुछ हल्का होगा। और इसके लिए 
और कुछ भी करना नहीं पड़ेंगा, बस अस्त्र-शम्त्र या हथियारों को रख देने भर से 
काम बन जाएगा। अतएव अब तर्क-वितर्क करना बन्द करो, काम के लिए तक 
बेकार है। और हमें जरूरत है काम की।'' 

“बड़ी बहन जी | (आप समझ रही है कि) यदि मै चाहूँ तो आप को सरकार 
विरोधी कानून के अन्तर्गत फसाकर “कालेपानी' भिजवा सकता हूँ।'' -हँसते हुए 
रजीत ने जवाब दिया-“फिर भी मेरी अपनी निजी धारणा है कि समग्न॑ आने पर 
हमको ही स्वाधीनता की रक्षा करनी पड़ेगी। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि आज 
नहीं तो कल तो भारतवर्ष स्वतन्त्र होगा ही।” 

सुम्ति जी हँसकर रह गईं, बोलीं कुछ नहीं। सुमति जी अपनी बातें बहुत 
शान्त-शिष्ट ढग से कह रही थीं। उनके कहने का ढंग ऐसा होता है कि जब वे 


24/ पाखी घोडरा 


किसी के मत के विरुद्ध विचार प्रकट करती हैं तो भी उनकी बातें किसी आदमी 
को उनसे अलग-थलग हो दूर नहीं होने देतीं, बल्कि उन्हें अपने और करीब खींच 
लाती हैं। नवीन को लगा कि रंजीत भाई यह तो समझ गए हैं कि सुमति जी के 
निकट उनका एक विशेष मूल्य है। परन्तु वह मूल्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। 
सुमति बहन जी इसे किस विधि से कहें गी, इसे वह बता नहीं सकता। सेनाओं के 
लोग भारतीय-स्वतन्त्रता की इस लडाई का भार अपने कन्धों पर लेंगे, इसकी 
संभावना कहां है? रंजीत के ही व्यक्तित्व में उन्होंने यह संभावना कहाँ देखी? 

“बड़ी बहन जी ! क्या आप सचमुच ही विश्वास करती हैं कि रंजीत भाई और 
इनकी तरह के लोग एक दिन हमारे कार्य का भार अपने हाथ में लेंगे। वे केवल 
स्वतन्त्रता मिल जाने भर की कन्‍्पना करते हैं, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास 
करने के लिए नहीं ।” नवीन ने अपना विचार व्यक्त किया। 

“भविष्य में क्‍या होगा? इस चिन्ता में मैं अपना सर नहीं खपाती। उनके 
हाथ में एक अच्छी शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग वे देश की स्वतन्त्रता के लिए 
नहीं कर सकते? खूब कर सकते हैं |” सुपति जी ने हँसते हुए उत्तर दिया। 

रंजीत ने कुछ नहीं कहा। विचार-विमर्श की यह धारा धीरे-धीरे नियम की 
सीमा से बाहर जाते देख वह वहाँ से चले जाने को विकल होने लगा। 

सुमति जी उसकी परेशानी समझ गई। बोलीं , “तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना 
है जरा बैठो। विमल भाई साहब की कोई एक चिट्ठी मिली थी?” 

विमल भाई साहब के नाम में जैसे कोई जादू है। शहर के तमाम लोगों में 
एक सबके लिए प्रणम्य व्यक्ति हैं। सभी के श्रद्धा-भाजन रंजीत ने सिगरेट फेंक दी 
और हँसकर बोला, “हाँ, उनकी चिट्ठी मिली थी, लेकिन देरी हो गई। दरअसल बर्मा 
फ़न्ट की लड़ाई के मेरे पते से रिडाइरेक्ट होकर फिर देहरादून के पते पर पहुँचने में 
काफी दिन लग गए। अरे वाह ! मैं तो भूल ही गया था। मैं चन्दे की धनराशि ले 
आया हूँ। विमल भाई साहब इस समय हैं कहाँ?” 

सुमति जी ने विमल भाई के मदनपलली जाने तक की परिस्थितियों को विस्तार 
से बतलाया। सुनते ही रंजीत की आँखों में आँसू आ गए। इस भले आदमी ने 
सारी जिन्दगी कठिन देश-सेवा करते-करते गुजार दी, और आज उसके 
पुरस्कारस्वरूप पाई बस केवल यह अकाल मृत्यु यक्ष्मा के तो माने ही है अकाल 
श्त्वु। 

“विमल भाई साहब का कल्याण हो, बहन जी।” रंजीत कुछ देर 
विह्वल-विमूढ बैठा रहा। फिर अपने आप को संभालकर उसने पूछा, “चन्दे की 
धनराशि अब किसे दूँगी? 


पाखी घोड़ा / 25 


“मुझे ही देना।” सुमति जी ने जवाब दिया। “कितना दोगे? अभी दोगे?” 

“हाँ। तीन सौ रुपये दूंगा।” 

रंजीत द्वारा बढ़ाए गए सौ-सौ रुपयों के तीन नोटों को सुमति जी ने लेकर 
अपने खद्दर के झोले में रख लिया, फिर उसी झोले में से एक रसीद बही 
निकालकर एक 'तीन सौ रुपयों” की रसीद काटकर उसे थमा दी। उसे अपनी जेब 
में रखकर रंजीत ने पूछा, “उनकी चिकित्सा के लिए ठीक-ठाक प्रबन्ध हुआ है या 
नही?” 

'चिकित्सा के प्रबन्ध! से असली मतलब चिकित्सा के लिए रुपये-पैसे यानी 
धन से है, यह सुमति जी समझ गईं। 

“हों, खर्चे का सारा धन जनता दे रही है।” -संक्षेप में उन्होंने उत्तर दिया। 

रंजीत ने मन-ही-मन विचारा कि गुवाहाटी मे जो कुछ दिन रहना है, उतने में 
ही यदि सभव हुआ तो वह और काफी धन जुटाकर सुमति बहन जी को दे जाएगा। 
परन्तु अपने मन के इन विचारों को मुँह खो”्कर कहना उसने उचित नहीं समझा । 
यह भी तो हो सकता है कि धन इकट्ठा करने का समय ही न मिले। 

फेरी का जहाज उस समय नदी की तीक्ष्ण धारा से भयंकर सग्राम कर रहा 
था। अचानक ही उसका इंजन बन्द हो गया। और तब उस असहाय जहाज को 
नदी की प्रचण्ड धारा बहा ले चली। नीचे डेक के हाल मे हो-हल्ला चिलल-पो मच 
गई। आकाश में तब सॉँझ का झुटपुट अंधेरा था। 


उन तीनो व्यक्तियों को जैसे झटका-सा लगा। तीनों ही साथ-साथ डेक के एक 
कोने की ओर गए और वहाँ से नीचे के इंजिन की ओर देखने लगे। वहाँ जहाज के 
ड्राइवर, अमेरिकी अधिकारी और सिख अधिकारी आदि कई लोगों को इंजिन के 
मरम्मत के काम में जुटा देखा। ऑफिसर से पूछने पर रंजीत को पता चला कि 
इजिन थोडी ही देर में चल पडेगा। 

क॒छ समय बाद ही इंजिन चल पड़ा। परन्तु इतने ही समय में धारा जहाज को 
लगभग आधी मील तक नीचे की ओर बहा ले गई थी। इजिन फिर जब नदी के 
प्रवाह स्लोत के मूल (ऊपरी) दिशा की ओर चल पडा, तो वे तीनों फिर 
अपनी-अपनी कुर्सियों पर जा बैठे। 

तीनो ही एक-दूसरे के आमने-सामने बैठकर फेरी जहाज के ऊपर की ओर 
चढ़ने का शब्द सुन रहे थे। सुमति बहन जी के मन में उतरती हुई रैलगाड़ी की 
सीटी टिन-टिन कर बज रही थी। विमल भाई विगत पन्द्रह वर्षों तक की असमीया 


26/ पाखी घोड़ा 


विकास साधना की जीवन्त प्रतिमूर्ति थे। वे जितनी ही दूरी तक आगे बढ़ सके हैं, 
उतनी दूरी तक वह प्रतिमूर्ति उज्ज्ल होती गई है। इस महापुरुष के भीतर सुमति 
जी ने केवल एक जाति का ही दर्शन नहीं किया था, बल्कि देश-काल से परे एक 
अखण्ड परम सत्ता का भी किंचित्‌ आभास पाया था। 

“विमल भाई साहब से जो स्थान खाली होगा, उसका अभाव किसी भी तरह 
पूरा नहीं हो सकेगा, बहन जी!” अपनी बात कहकर रंजीत ने सिगरेट का धुआँ 
ब्रह््मपुत्र की तेज बहती हवा में बहुत दूर तक उड़ा दिया। 

“तुम समझते हो, प्रकृति कहीं कुछ खाली कर के क्या यूँ ही पड़ी रहने देती 
है, रंजीत ?” सुमति जी ने हंसकर शान्त मधुर स्वर में उत्तर दिया। चलते हुए जहाज 
की बिजली बत्ती की रोशनी में उनका श्रम से शिथिल मुखमण्डल खुदाई काम करने 
वाले बंगाली मजदूरों द्वारा सजाई गई सरस्वती देवी की प्रतिमा के मुख-मण्डल सदृश 
लग रहा था। इन विगत पन्द्रह वर्षों में इस प्रदेश में होने वाले स्वतन्त्रता आन्दोलन, 
संगीत-शिल्प साधना, कामरूपी प्राचीन नृत्य संघ के गठन, जयमती नामक फिल्‍म 

(वृत्तचित्र) का निर्माण, साहित्य के आधुनिकीकरण, चित्रकला की उत्पत्ति, 
असमीया व्यापार वाणिज्य, दैनिक समाचार पत्र का आरंभ, समाज-सेवा और 
विश्वविद्यालय बनाने की परिकल्पना आदि- आदि कौन-से ऐसे जातीय उत्कर्ष के 
कार्य हैं जिनमें वे तन-मन से लिप्त नहीं थे? परन्तु प्लेटो के पंख लगे घोड़ों की 
भाँति इन सबको उनकी आत्मा ने ही अपने मनोरथ का वाहन बना लिया था। 
अपूर्ण आत्मा को पूर्णता प्रदान करने के प्रयास उनके इन कार्यों में ही प्रकट हो रहे 
थे। घोड़े के पंख कट जाने से ही महाविपत्ति होती है। देखोगे कि उन तमाम 
उल्लिखित कार्यों में से एक काम का भी कोई अर्थ नहीं है। इसी वजह से बहुत से 
लोग इन कार्यों को करके भी यथास्थिति पारिवारिक (सांसारिक) जीवन में लिप्त 
होकर अपने निर्दिष्ट लक्ष्य को पाए बिना ही, लक्ष्यच्युत होकर पंखहीन घोड़े के रूप 
में परिणत हो गए। समूची जाति को समस्त जन-गण को पंखयुक्‍त घोड़े के रूप में 
परिणत कर देने के लिए ही विमल भाई साहब ने संघ की स्थापना की थी। अब 
वैसी ही प्रतिभा, वैसी ही परिकल्पना से जो संपन्न होगा वही उनके द्वारा खाली किए 
गए स्थान को भर सकेगा। सचमुच ही वे मुक्तात्मा हैं, जिन्होंने जीवन्मुक्ति पः ली 
है।” 

रंजीत के मन में एक और असमीया विचारक महापुरुष की याद उभर आई। 
सेनावाहिनी में भर्ती होने के पहले एक सार्थक जीवन जीने की कला सीखने और 
तदर्थ राय-विचार लेने के उद्देश्य से वह प्रोफेसर रविचन्द्र के घर के बैठके में सप्ताह 
में तीन-चार बार आता-जाता रहता था। उस उक्त प्रोफेसर रविचन्द्र जी इंगलैण्ड से 


पाखी घोडा। 27 


डॉक्टरेट की डिग्री लेकर लौट आए थे। असम प्रदेश (का पिछड़ापन दूर करने) की 
उन्नति के लिए भिन्‍न-भिन्‍न लोग भिन्न-भिन्न प्रकार का काम करने को उद्यत थे। 
कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहता था चलचित्र (सिनेमा) को विकसित करने 
की, तो कोई केवल चित्रकला की, कोई मूर्तिकला, कोई नृत्य-कला, कोई 
संगीत-विद्या, कोई उच्च शिक्षा क्षेत्र, कोई वैज्ञानिक गवेषणा तो कोई नाट्य एवं 
अभिनय-कला को विकसित करने का भार लेने को तत्पर था। कोई साहित्य-रचना 
में प्रवत्त था। तो कोई असम में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए सचेष्ट था। इन 
तमाम क्षेत्रों में कार्य करने को उद्यत सभी-के-सभी प्रो. रविचन्द्र जी के पास 
मार्ग-निर्देश लेने के लिए जाते थे। रंजीत और प्रो. रविचन्द्र की ज्येष्ठ बिटिया 
सुदर्शना के मन में चलचित्र (सिनेमा) निर्माण करने की प्रबन इच्छा उत्पन्न हुई थी। 
रंजीत के पिता जी के पास अपार धन-सम्पत्ति थी। बेलतला कुरूवा और सिपाझार 
आदि जगहों पर बहुत सारी जमीन-जायदाद थी। घर पर भी नृत्य संगीत और 
नाटक के संबंध में बरादर चर्चा-परिचर्चा होती रहती थी। रंजीत ने घर पर ही कुछ 
शास्त्रीय राग, कुछ आधुनिक शैली के गान और कुछ शंकर देव-माधव देव के 
बरगीत (भजन-वन्दना) आदि सीख लिये ये। (उसकी इस कला-साधना में) उसकी 
सहयोगिनी थी चम्पा, जो उसकी दूर की रिश्तेदार थी। अपने घर पर ही एक कुशल 
प्राशिक्षक रखकर अपने पिता जी की देख-रेख में वह नृत्य-कला सीख रही थीं। 
अपने पिताजी के साथ कलकत्ता जाकर दूसरे और धनी मानी सुविधा सम्पन्न 
असमीया परिवार के लोगों की तरह वहाँ उसने भी अच्छे-अच्छे घिएटर 
(नाट्य-संस्थान) सिनेमा और संगीत समारोहों का रसपान करने का सुयोग पाया 
था। प्रमथेश बरुआ, सहगल, पंकज मलिक, कानन देवी, शिशिर भादूड़ी, रवीन्द्रनाथ, 
रुक्मिणी देवी, उदयशंकर आदि की कला-साधना ने तभी उनके मन में एक नवीन 
संस्कृति के क्षेत्र के मार्ग का पता दिखा दिया था। 

प्रो० रविचन्द्र जी ने उन्हें सिनेमा-निर्माण के लिए केवल उत्साहित ही नही 
किया था, अपितु उसके लिए उन्होंने एक कहानी भी चुनकर बता दी थी। 

परन्तु उनकी धर्मपत्नी मनोरमादेवी ने उस सारे उत्साह पर ठंडा पानी डाल 
दिया था, सारे उत्साह को ठंडा कर दिया था। उन्होंने सुदर्शना को अभिनय करने 
से एकदम मना कर दिया। उस समय तक असमीया सुसभ्य घरानों के लोगो की 
यह बद्धमुल धारणा थी कि अभिनय का काम करना कुमारी कनन्‍्याओं के लिए 
कदापि उचित नहीं क्‍योंकि इस प्रकार की कला अपनाने से कुमारी कन्या के चरित्र 
के नष्ट हो जाने की प्रबल आशंका रहती है। प्रो. रविचन्द्र का मन भादौं महीने की 
बढ़ियाई ब्रह्मपुत्र की तरह चाहे ऊँची-ऊँची लहरों से कितना ही ऊँचा क्‍यों न 


28 पा्खी घोरा 


उछलने वाला हो, परन्तु उर्वशी के-से शिलाखण्ड की तरह अचल-अटल मन को 
अपनी दृढ स्थिति से जरा-भी विचलित नहीं कर सका। उस योजना को क्रियान्वित 
करने में इसके अलावा भी एक और बाधा आ खड़ी हुई। (समय की गति को 
पहचानने वाले) रंजीत के पिता जी ने इसी बीच अनुभव किया कि (द्वितीय) 
विश्वयुद्ध के कारण तमाम सारी चीजों के दाम चढ गए हैं, उन्हीं के साथ फिल्‍म के 
दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। फलतः वह तो अब दुष्प्राप्प हो गई है। असम प्रदेश में 
जापानियों के प्रवेश करने की घटना के साथ-साथ देश की दशा भी सुस्थिर नहीं 
रह सकी है। हलचल मच गई है। परिणामस्वरूप उन्होंने सिनेमा बनाने के लिए 
आवश्यक धनराशि खर्च करने से अपनी असहमति प्रकट कर दी है और उनकी इस 
असहमति को सुनते ही रंजीत का (सिनेमा-निर्माण का) सपना नष्ट होकर चूर-चूर 
हो गया। 

रविचन्द्र जी ने अपनी पत्नी के परम्परावादी-प्रतिक्रियाशील विचारों के समक्ष 
जिस तरह हथियार डाल दिया और हार मान ली। उस दृश्य की याद अगर अब भी 
कभी ताजा हो जाती है तो रंजीत का मन आज भी उदास हो जाता है! 
असम-प्रदेश के बुद्धिजीवियों पर से उसका विश्वास डिगने लगता है। 

रंजीत और सुदर्शना में परस्पर गहरा प्रेम पल्‍लवित हो गया था। उनके इस 
पवित्र-प्रेम पर मुग्ध होकर रविचन्द्र जी स्वयं ही सुदर्शना को रंजीत को समर्पित कर 
देना चाहते थे। (उनका विवाह कर देना चाहते थे।) मनोरमा देवी को भी कोई 
आपत्ति नहीं थी। वे बस यही चाहती थीं कि पहले रंजीत अच्छी-सी नौकरी प्राप्त 
कर ले। रंजीत ने एस. डी. सी. (पी.सी.एस. समकक्ष) की परीक्षा दी थी, परन्तु 
उसमें वह कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तब उसने सेना-सेवा में नौकरी प्राप्त कर 
ली। सुदर्शना के साथ विचार-विमर्श करने के बाद उसने निर्णय लिया था कि विवाह 
सम्पन्न हो जाने के बाद जितने समय तक वह लड़ाई के मोर्चे पर रहेगा, उतने समय 
तक सुदर्शना शान्तिनिकेतन जाकर नृत्य कला की शिक्षा ग्रहण करेगी, और जब युद्ध 
समाप्त हो जाएगा तो वे दोनों मिलकर फिर से कला की साधना में मनोयोगपूर्वक 
तल्लीन हों गे। प्रोफेसर रविचन्द्र ने उनका यह विचार सुनकर उन्हें उनकी योजना में 
सफल होने का आशीर्वाद भी दिया। 

परन्तु उन्हीं दिनों मनोरमा देवी ने रात की नींद में भी प्रायः रोज छोटा-सा 
सिनेमा का दृश्य देखना आरंभ कर दिया। इन देखे गए दृश्यों में से दो दृश्यों ने 
तो उनका दिल ही दहला दिया। पहले दृश्य में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही छने 
जंगल के बीचोबीच रंजीत गोलियों से छलनी हुए शरीर को मरणान्तक पीड़ा से 
छटपटाते-छटपटाते अन्ततः मर जाता है और उसके साथ के सैनिक साथी उसकी 


पाखी घोड़ा। 29 


चिता जलाकर उसका अन्तिम संस्कार कर .रहे हैं। और उसके साथ-ही-साथ एक 
दूसरे दृश्य में उन्होंने शान्तिनिकेतन के छात्रावास में रह रही सुदर्शना को देखा, 
देखा कि वह बेचारी बिस्तरे पर पड़ी-पड़ी छटपटा रही है। कोई एक सहेली उसके 
पास आकर उसकी रंगीन, महीन जार्जेट की साडी उतरवाकर उसके बदले सफेद 
थान के कपड़े की साड़ी पहना दे रही है, उसके माथे पर लगे सिन्दूर को धो-पोंछ 
रही है और उसके शरीर पर कं सारे गहो और प्रसाधन की चीजों को हटा दे रही 
है। ऐसी हालत में उधर बेबस पड़ी सुदर्शना बेहोश हो गई है। 

यह एक ही सपना लगातार कई दिनों तक बार-बार देखते रहने के कारण 
मनोरमा देवी का अति कोमल माँ का मन बहुत ही भयभीत हो गया। और 
(असगुन की आशंका से) उन्होंने उन दोनों के सुनिश्चित विवाह संबंध को भी तोड़ 
दिया। 

| प्रोफेसर रविचन्द्र जी ने अब की दूसरी बार भी अपनी धर्मपत्नी की जिद के 
आगे हार मान ली। और इस बार जो उन्होंने पत्नी के समक्ष पराजय स्वीकार की 
तो रंजीत का सारा विश्वास, उसकी सारी श्रद्धा-भक्ति प्रो, रविवन्द्र के ऊपर से उठ 
गई। 

“हमारे इस शहर में एक और सज्जन महापुरुष हैं, जिनके विचारों को मैं 
बहुत महत्त्व देता था। उन्होंने असम प्रदेश के नवजागरण का स्वप्न देखा था। परन्तु 
उनका मन-मस्तिष्क, उनकी आत्मा विमल भाई साहब की तरह उन्मुक्त या 
स्वच्छन्द नही है। उनके उड़न घोड़े के पंख उनकी धर्मपत्नी ने ही काट फें के हैं ।'”- 
अपने सिगरेट को पानी में फेंक देने के बाद पुरानी घटनाओं को याद करते-करते 
रंजीत ने कहा। और उसके इस कथन के साथ-साथ ही लम्बी गहरी निश्वास की 
आवाज भी सुनाई पड़ी। 

सुमति जी रंजीत के क्षोभ और दर्द के कारण को समझ गईं। रंजीत द्वारा 
संकेतित व्यक्ति रविचन्द्र जी ही हैं, इस विषय में उन्हें कोई सन्देह नहीं रहा। परन्तु 
सिनेमा निर्माण करने और विवाह संबंध स्थापित करने का वचन देकर भी उसे 
कार्यरूप देने, वचनानुसार कार्य सम्पन्न करा देने में जो वें असफल रहे, मात्र इतनी 
वजह से प्रो. रविचन्द एक बंधनयुक्त आत्मा के, परवश हो जाने वाले व्यक्तित्व के, 
आदमी हैं, यह बात रंजीत की तरह सुमति जी कतई नहीं मान सकी । उन्होंने 
कहा, “देखो भाई, उनकी आत्मा स्वच्छन्द नहीं है, (यह बात अगर मान भी लें) तो 
इसका एक मात्र एक ही क़ारण है, और वह यह कि उन्होंने सर्वांगीण स्वतन्त्रता, 
हर तरह के बनधन से मुक्ति की कल्पना नहीं की। अगर वे हमारी समग्र मुक्ति, 
हर प्रकार की स्वतन्त्रता की भावना में विश्वास रखते तो उन्होंने साम्राज्यवाद का 


30 पाखी घोड़ा 


समर्थन नही किया होता और नेशनल वार फ्रण्ट- (राष्ट्रीय युद्ध नीति- तत्कालीन) 
के प्रचारक भी नहीं बने होते। असम प्रदेश के सभ्य-शिक्षित परिवारों मे स्त्रियों को 
नाटकों मे या सिनेमा मे अभिनय करने और युवक-युवतियों में परस्पर प्रेम-विवाह 
होने के विरुद्ध जो मनोभाव प्रचलित है, वह तो पितृप्रधान समाज और म्त्रियों की 
गुलामी मे विश्वास रखनेवाले परिवारों की जड मे ही विद्यमान है। नौजवान युवको 
और युवतियों के लिए ऐसे परिवारों के वातावरण की अपेक्षा सघ के वातावरण में 
अधिक स्वतन्त्रता को लक्ष्य करने के उपरान्त ही तुम्हारे विमल भाई जी ने अपनी 
किशोरावस्था मे ही परिवार बन्धन से बाहर निझलकर संघ की स्थापना की थी। 
परिवार मे रहते हुए समग्र मृक्ति, प्रत्येक क्षेत्र की स्वतस्त्रता की साधना कर पाने की 
स्थिति करने की जरूरत समझी थी। तुम्हारें बुद्धिजीवी नेता की दृष्टि इतनी साफ, 
इतनी उन्मुक्त नहीं थी इसी 4जह से उनके उडन घोड़े क पख कट गए। 

रजीत, नवीन और विमल भाई ये सभी एक वश के, सयुक्त परिवार के थे। 
अताव यह ता स्वाभाविक ही है कि विमल भाई स्गहब द्वारा परिवार को तिलाजलि 
देकर मघ की स्थापना करने की कहानी से ठे सभी सृपरिचित थे। 

विमल भाई से विमल भाई के सघ से मेरा इसी बात मे मतभेद है, बहन 
जी।/ रजीत ने गभीरता के साथ जवाब दिया “समाज मे अगर किसी प्रकार क 
परिवर्तन का आवश्यकता महसूम होती है तो इसका आरभ परिवार के भीतर से ही 
होना बाहिए। प्रोफेसर रविचन्द्र यह काम नहीं कर सके, इसी कारण मैं उन पर 
दोषारोपण करता हूँ।” 

“अगर ऐसी बात थी, तो तुम और सुदर्शना ने मिलकर शमय रहते ही, अपने 
विवाह के लिए अन्तिम दम तक “संघर्ष क्यो नही किया?'-सुम्रति बहन ने बीच में 
हस्तक्षेप करते हुए कहा, 'तुम्हारे विमल भाई और मेरे मामले मे भी तो ठीक यहीं 
समस्या आ पडी थी। मै शिवसागर जिले की एक ईसाई कन्या थी। तुम्हारे भाई 
साहब गुवाहाटी के एक सम्ध्रान्त हिन्दू परिवार के नवयुवक थे। अगर हम भी 
घर परिवार की सीमाओ मे घिरे रहे होते, तो हमारी भी ठीक तुम-जैसी ही दशा 
हुई होती। परन्तु चूँकि हम (घर की सीमाओ से निकलकर) सघ के खुले वातावरण 
मे आ गए थे, अत हम ऐसी (शोचनीय) दशा से बच गए। कम-से-कम इसके 
परिणाम-स्वरूप हमारा प्रेम एक सार्थकता तो पा सका।” 

रजीत सुमति जी की बात के अन्तिम वाक्य को भान नही सका। क्यांकि वह 
अच्छी तरह जानता था कि विमल भाई और सुमति जी के बीच जो प्रेम-सम्बन्ध 
हुआ वह परिपूर्ण रूप में सार्थक नही था। सुमति बहन जी के मन मे आदर्श के 
प्रति निष्ठा का भाव अति प्रबल था, अतएव वे पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 


पाखी घोडा। 3 


करती हुई (एक प्रकार से) आध्यात्मिक प्रेम की साधना कर रही थीं। इसी वजह से 
विमल भाई साहब से उनका मतभेद थी हो गया था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में 
रखकर उसने कहा, “आप लोगों का संघ दरअसल विवाहित स्त्री-पुरुषो के लिए 
उपयुक्त आश्रय-स्थल नहीं है। भगवान बुद्ध का संघ, शकर देव का सत्र, कैथोलिक 
ईसाई भिक्षुणियों का संघ, और महात्मा गांधी का आश्रम- ये सब सेवा करने वाले 
सेवकों के लिए है। उनमें स्त्री-पुरुष का जीवन परिपूर्ण सार्थकता प्राप्त नहीं 
करता। ब्रत्मचर्य-व्रत साधारण मनुष्यों का आदर्श नहीं हो सकता।'' 

"हमारे जीवन में एकमात्र आनन्द था, मन का आनन्द। केवल निस्सन्तान 
रहकर ही नहीं, अनासक्त रहकर भी हम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश का 
स्वाँग पूर्ण स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर न्योछावर कर चुके थे। (मै मानती हूँ कि) यह 
मार्ग सभी के लिए उत्तम मार्ग नहीं है, परन्तु जो सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए 
तो अत्यन्त आवश्यक है। इस क्षेत्र में महापुरुष माधवदेव मेरे आदर्श है। अवश्य ही 
विमल जी का ...... ” अचानक ही सुमति जी का मुँह लाज के मारे सकूचित हो 
गया। फिर उन्होंने कहा, “ये सब बातें अभी छोड़ो। सुदर्शना को एक बड़ी सुन्दर 
बिटिया पैदा हुई है, इसकी खबर तुम लोगों को हुई है या नही ?” 

रंजीत ने एक उदास-सी हंसी बिखेरते हुए कहा, "खबर कैसे पाऊगा? मै तो 
लड़ाई के मोर्चे पर था।” 

“बहुत ही रूपवती बच्ची है। उसने उसका नाम रखा है-अपराजिता।'' सुमति , 
जी ने मुस्कराते हुए कहा, “यद्यपि यह नाम बच्ची क॑ चाचा, दादी मा, यहाँ तक कि 
पिता को भी, पसन्द नहीं था, फिर भी उसने हठ करके जोर-जबरदस्ती से यही 
नाम रखा।' 

रंजीत का सारा शरीर सिहर उठा। सुमति बहन जी को, इस तरह हठपूर्वक 
नाम दिए जाने का रहस्य समझ पाना सभव भी नहीं है। जब रजीत और सुदर्शना 
के मध्य प्रेम अत्यन्त प्रगाढ हो गया था, उस समय रंजीत सुदर्शना को इसी नाम से 
बुलाता था, और अपने नीले पैक पर इसी नाम से उसके लिए चिट्ठियों भी लिखा 
करता था। उस समय प्रेम का रंग था-नीला रंग। 

रंजीत कुछ भी बोल नहीं सका। (बस मन-ही-मन विचारता रहा) पगली आज 
तक भी उसे भुला नहीं सकी है। 

कुछ देर और बातचीत कर लेने के बाद रंजीत वहाँ से उठकर चला गया। 
फेरी-जहाज अब घाट पर पहुँचने-पहुँचने को था। उधर उस पार के फेरी का जहाज 
भी चल पड़ा था। दोनों फेरी-जहाजों की तेज लाइटों का प्रकाश दोनों के बीच 
दबाव से पेड़ की तरह उठी हुई पानी की लहरों पर जो पड़ रहा था लहरों मे 


32 पाखी घोड़ा 


चमकते जलकण सोने के काम किए हुए छोटे-छोटे फूलों की तरह सुशोभित हो रहे 
थे। 

रंजीत और ज्यादा देर तक ऊपर ठहर न सका। अपना सामान ठीक-ठाक 
करने के लिए नीचे डेक की ओर उतर गया। 

सुमति जी ने अपना यैला खोला, और विश्वविद्यालय के लिए एकत्रित 
धनराशि का हिसाब-किताब ठीक किया। रुपये के नोटों और चेकों के माध्यम से 
प्राप्त कुल धनराशि मिलाकर एक हजार रुपये हुए। उन्होंने सोचा कि नवीन से कहें 
कि ये सभी रुपये वह बरदलै जी तक पहुँचा दे, इस अभिप्राय से जो उन्होंने सर 
उठाकर देखा तो पाया कि नवीन तो जाने किन विचारों में डुबा हुआ है। 

“क्यों भाई ! तुम्हें फिर भी पुराने रोग ने धर पकड़ा है क्या?” -सुमति जी ने 
हँसी करने के बहाने पूछा। 

रंजीत और सुमति के बीच बातें हो रही थीं तो नवीन उन्हें बड़े ध्यान से सुन 
रहा था। इसी प्रसंग में माकन द्वारा भेजे गए अतिशय सुकुमार फूल जैसे पत्र की, 
जो उसके द्वारा मंजा गया, अन्तिम पत्र भी था। वज्-सी कठोर शर्त की बात उसे 
याद हो आई थी। माकन ने बिल्कुल दृढ़ निश्चय से साफ-साफ लिखा था। “संघ 
छोड़कर घर लौट न आने की स्थिति में उनका विवाह हो पाना असंभव है। और 
यह भी कि यह बात केवल उसके माता-पिता की अकेले-अकेले की बात नहीं है, 
बल्कि स्वयं उसका भी मत यही है। अब घर लौट जाना-छह वर्षों के बाद फिर 
लौट जाना, भला क्या संभव है?” 

घर तो बस पहले जैसा पड़ा है। 

माकन को अगर वह पाना ही चाहता है तो केवल “घर लौट आऊँगा” इतना 
ही भर कह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि घर-परिवार चलाने के लिए कोई एक 
काम करने की प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी। किसी छोटी-मोटी नौकरी से तो 
माता-पिता या माकन कोई भी सन्तुष्ट नहीं होगा। वे लोग और भी शर्त रखें गे, 
कोई बहुत अच्छी नौकरी करने की। 

नवीन को इस तरह गुमसुम बैठे देखकर सुमति जी परेशानी में पड़ गईं, 
उनकी समझ में ही नहीं आया कि क्या करें। वैसे नवीन इसके पहले भी विचारों 
में कहीं खो जाता रहा है, सुस्त और शान्त पड़ जाता रहा है, परन्तु आज की तरह 
एकदम कुछ भी ओर-छोर पकड़ में न आने लायक अबूझ चुप्पी में तो कभी नहीं 
रहा। पूरे एक मिनट तक लगातार नवीन के मुँह को एकटक देखते रहने के बाद 
सुमति जी अन्दाज लगा पायीं कि यों चुप होकर नवीन आखिर क्या-कूछ सोच रहा 
है। परन्तु ऐसी स्थिति में नवीन को कोई सलाह-परामर्श देने की भी उनकी कोई 


पाखी घोडा। 33 


इच्छा नहीं हुई। इसी से आगा-पिछा विचारकर उन्होंने कहा, “देखो नवीन! अब 
तुम काफी समझदार व्यक्ति हो चुके हो। अतएव किसी भी समस्या को अपने निजी 
दृष्टिकोण से देख-परखकर निर्णय लेना। अपनी बुद्धि ही सबसे दृढ़ अवलम्ब है, 
उससे अधिक पक्की चीज कोई नहीं। परन्तु इस तरह अचानक ही मेरी पकड़ के 
बाहर, मेरे अंकुश से पूर्णतः दूर या हमारी भुजाओं के घेरे से सर्वथा बाहर भी चले 
जाने की कोशिश मत करना। मानव-जीवन की किसी भी अच्छी परीक्षा को मैं 
महत्त्वपूर्ण मानती हूँ। विमल भाई ने तुम्हें काफी कुछ सिखाया है। वे सोचते थे कि 
कौन जाने एक दिन उनके कर्त्तव्य का सारा भार, सारा उत्तरदायित्व तुम्हें ही वहन 
करना पड़ जाए।” 

नवीन ने हँसकर उत्तर दिया, “आप चिन्ता न करें, मैं जो कुछ भी करूँगा, 
आप से जाँच-पूँछकर ही करूंगा। (इस समय) मैं जिस समस्या में पडा हूँ, उसका 
समाधान तो मुझे खुद ही करना पडेगा। लेकिन, इतना अवश्य है कि, आप के होते 
हुए संघ का भार मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता।” 

सुमति बहन जी ने हँसते हुए कहा, “सुनो नवीन ! मुझे एक और चीज अपनी 
ओर खींच रही है। विमल भाई उस बात को जानते थे।” 

“वह कौन-सी चीज है? संघ को संपूर्णतः साधनहीन कर देने वाली, बेकार कर 
देने वाली कोई व्यवस्था तो नहीं?” नवीन ने उत्कंठित होकर पूछा। 

“बुरा मत मानना, नवीन ! अभी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। 
अभी छोड़ो, गुवाहाटी पहुँचने के साथ ही तुरन्त तुम बरदलै जी के घर जाकर चन्दे 
की धनराशि उन्हें सौंप आना।” 

' वे दोनों सीढी से नीचे के डेक में उतर आए। 

इस बीच एक बहुत लम्बी सीटी बजाकर फेरी जहाज इस यार आ लगा। कुछ 
मजदूर आदमी लकड़ी के तख्तों के बने पुल से किनारे के घाट और फेरी जहाज के 
डेक को एक में मिलाकर जोड़ने में जुट गए थे। 


निचले डेक में प्रोफेसर स्मिथ, रंजीत और रतिराम आपस में बातें कर रहे थे। 
उनकी बातचीत का विषय था जयन्ती संबंधी वृत्तान्त। सुमति जी और नवीन जब 
उनके पास पहुँचे, तब रंजीत ने प्रोफेसर स्मिथ और जयन्ती से सुमति जी का 
परिचय करवा दिया। 

सुमति जी ने जयन्ती की ओर ध्यान से देखा-लंबी-पतली, छरहरे बदन की, 
पाँव से सिर तक सुगठित-सुडौल देहयकष्टि, रंग सांवला पर सुहावना, सिर के लम्बे 
केशों को प्राचीन समय की राजकुमारियों की शैली में कंधे तक विस्तृत सुविन्यस्त 


34 पाखी घोड़ा 


जूड़े मे बैँधे हुए जो अपनी शोभा खुद ही बिखेर रहा था, सुन्दर सुकुमारी कन्या, 
उसके बदन पर बहुत महीन सूत का बना घाघरा और ब्लाउज सुशोभित था। 
अचानक ही उन्हें याद आया कि इसे तो वे पहचानती हैं (पहले भी कहीं मिल 
चुकी हैं)। 

“नवराम ओझा की सुपुत्री है।” रंजीत ने कहा, “देवधुनी नृत्य बहुत अच्छा 
करती है। रतिराम की भगिनी (बहन) की पुत्री है।” रंजीत ने इस बीच उस किशोरी 
का पूरा परिचय जान लिया था। 

सुमति जी को अब सारी बातें याद आ गईं। सिपाझार के एक आदमी के घर 
पर यही किशोरी जब देवधुनी नृत्य कर रही थी तब अपनी अतिक्षिप्र पद-चाप से 
वह नामघर की दीवारों को कँपा-कँपा दे रही थी। (उस समय) इसकी देहरयष्टि पर 
लाल रंग का परिधान सुशोभित था, पीछे की ओर पीठ पर लंबे-लंबे केश नीचे तक 
फैले हुए थे और हाथों में एक अत्यन्त सुन्दर दीपक लिये वह नृत्य कर रही थी। 
उस दिन दर्शकों में उनके अलावा सुदर्शना, प्रोफेसर रविचन्द्र और रतिराम भी 
उपस्थित थे। आज लगभग छह महीने पहले की घटना है। सुदर्शना वगैरह मनसा 
पूजा देखने सिपाझार गए हुए थे। 

“कहाँ जा रही हो?” बड़े प्रेम से सुमति जी ने पूछा। 

“रतिराम जी को मालकिन जी ने बुलाया है। नाच सिखाने को कहती हैं। मेरे 
पिता जी तो आ नहीं सके। सो मुझे ही भेज दिया।” 

“तुम्हारी माँ ने नहीं सीखा क्या? ओझा जी सकुशल तो हैं?” 

“नहीं। ठीक नहीं हैं। घर का छप्पर ठीक कर रहे थे, कि वहीं से गिर पड़े। 
कमर में गहरी चोट खा गए।” 

“हाय, राम ! ” सुमति जी के मुँह से सहानुभूतिसुचक व्यथाभरी आवाज 
निकल गई। फिर कुछ देर तक उन दोनों में आपस में बातें होती रहीं । 

यकायक प्रोफेसर स्मिथ सुमति जी के सामने आकर खड़े हो गए। लंबे-चौडे 
सुगठित शरीर वाले प्रौढावस्था को प्राप्त भद्र पुरुष, जो खाकी रंग के कपड़े पहने हुए 
थे, उनकी ओर देखकर सुमति मुग्ध रह गईं। सामान्यतः दिखाई पड़ने दाले सैनिकों 
की तरह उनके व्यवहार में चपलता नहीं थी। इसके पहले उन लोगों में दूर से ही 
* असम प्रदेश के लोकनाटयों मे से एक यह नाच धर्मानुष्ठानपूर्वक किया जाता है और माना जाता है 

कि यह नाच करने वाले पात्र के पवित्र मन में देवता स्वयं उतर आते है जिससे वह भूत-वर्तमान और 
भविष्य की सभी बाते बता सकता है। नाचता-नाचता वह भविष्यवाणी भी करता है और लोगो की 
जिज्ञासाओ का समाधान भी 


असम प्रदेश के (महापुरुषीया) वैष्णव सप्रदाय के विष्णु उपासना के मन्दिर जहाँ बराबर कीर्तन-भजन 
होता रहता है। 


पाखी घोडा/ 35 


देखादेखी हुई थी। कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी। 

“आप के संबंध में रंजीत ने काफी बातें बतलाईं। आप को देखकर मुझे मेरी 
न्यूयार्क में रहने वाली बड़ी बहन की याद ताजा हो गई है। आकार-प्रकार और 
देखने-दाखने में आप बिल्कूल मेरी बहन जैसी हैं ।”-स्मिथ ने अनुनासिक सुर में 
धीरे-धीरे अटक-अटककर अंग्रेजी भाषा में अपनी बातें कहीं | 

दोनों मे परस्पर अभिवादन शिष्टाचार-विनिमय के बाद (असम प्रदेश में) 
विश्वविद्यालय और गांधी जी के आश्रम के क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में 
विचार-विमर्श हुआ। प्रोफेसर स्मिथ ने अपनी बात पर अधिक बल देते हुए कहा, 
“(हम विदेशी लोगो के लिए) आप लोगों के शहरों में तो कोई भी नवीनता नही है, 

'ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें नया लगे, आकर्षित करे। परन्तु आपके गाँवों में 
अवश्य ऐसी चीजें है, जिन्हें हमने कभी देखा-सुना नहीं, अत्यन्त दुर्लभ वस्तुएँ हैं| 
यह (किशोरी) क्‍या बहुत उत्कृष्ट कोटि की नर्तकी है?” 

“हाँ।' 

फिर सुमति जी ने मनसा-पूजा के अवसर पर किस प्रकार के नृत्य होते हैं, 
इस संबंध मे उन्हें विस्तार से बतलाया। इसी के साथ-साथ उन्होंने देवधुनी नाच में 
नर्तकी के शरीर में देवी-शक्ति आ जाने के जनसाधारण के विश्वास के संबंध में भी 
विस्तार से समझाया। उसी शक्ति के बल पर वह (नर्तकी) भूत-भविष्य की बातें 
बता देती है। प्रोफेसर स्मिथ ने अपनी नोटबुक खोलकर उसमें उनकी बातों को 
सारांश में लिख लिया-“जादू और धर्म-भावना के सम्मिश्रण से ही इस नाच की 
उत्पत्ति संभव जान पड़ती है।” इसके साथ-साथ ही उन्होंने जयन्ती का नाम, पता 
और शिक्षा-दीक्षा के संबंध में भी टिप्पणी लिख ली। 

इतने समय के दौरान ही यात्री लोग लकड़ी के तख्तों से जुड़े पुल के सहारे 
पार जाने लगे। 

प्रोफेसर स्णिथ ने जयन्ती की ओर इशारा करते हुए कहा-अगर उसे कोई 
आपत्ति न हो, तो वे अपने मूविंगकैमरे से प्रोफेसर रविचन्द्र अथवा सुदर्शना के घर 
पर उसके नाच की (नृत्य करते उसकी विभिन्‍न मुद्राओं की) फोटो लेना चाहते हैं। 

लाज के मारे जयन्ती का मुँह-कान सभी लाल पड़ गए। केवल उतना ही नहीं, 
बल्कि उसे ऐसा अनुभव हुआ कि देवता के नाच की नृत्य मुद्रा का फोटो खीं चना 
कोई अच्छा काम नहीं है। ऐसी दशा में रुष्ट होकर देवता देह से निकलकर विलुप्त 
भी हो जा सकते हैं। 

सुमति जी ने हँसते हुए कहा, “प्रोफेसर स्मिथ साहब! इस समय यह सब 
खोज-पूछकर उसे परेशान न करें। आप हम लोगों से एकदम भिन्‍न समाज से आए 


36 पाखी घोड़ा 


हुए हैं, और हमारा समाज जहाँ अब आप आए है वह आपके समाज से सर्वथा 
भिन्‍न है। समय और सुअवसर मिलने पर आप प्रोफेसर रविचन्द्र जी से ही अपना 
निवेदन कहिएगा, वे सारी सुविधाएँ कर देगें।" 

प्रोफेसर स्मिथ ने स्वीकृतिसूचक सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद ही वे रंजीत के 
साथ चले गए। 

यात्रियों की भीड़ से खाली हो चुके फंरी के जहाज की ओर देखकर जयन्ती 
की जान में जान आई। उसने चैन की साँस ली। जहाज के डेक में रहते हुए अब 
तक वह एक नयी पथ्वी की भीषण जटिलताओं में जकडी पड़ी थी। वह आज 
जीवन में पहली बार शहर में आई है। (ब्रह्मपुत्र के) उत्तरी तटवर्ती भाग में इस 
तरह के महायुद्ध का झंझट-जजाल भी नहीं है। एक सीधे-साधे पहिये के चक्राकार 
में गतिशील खेतिहार किसानों का जीवन शान्त और मधुर है। रतिराम उसके 
बिलक॒ल करीब खडे होकर उसे जैसे हर तरह से सुरक्षित रखे हुए थे। वह पूरी तरह 
स्वाभाविक नही हो पायी थी। पुरुषों की अधीनता से मुक्त आधुनिक चचल नारी 
की प्रतिनिधि-स्वरूप महिला सहायक सेना (विमन आक्सिलरी फोर्स) की जो कई 
युवतियाँ यहाँ थी, उनक॑ चले जाने से उसे बहुत खुशी हुई। वैसे उनके हट जाने से 
उसे ऐसी खुशी क्‍यों हुई, इसे वह बता नहीं सकती। दरअसल इस प्रकार की 
स्वतन्त्रता को गाँव के लोग स्वेच्छाचारिता ही समझते हैं, कहते है, यही सब 
समझ-बूझकर ही नवराम ओझा ने उसे बहुत सावधान होकर चलने का उपदेश देकर 
ही यहाँ भेजा था। 

चारो व्यक्ति फिर धीरे-धीरे लकडी का पुल पार कर किनारे पहुँच गए। उस 
समय नवीन ने ख्याल किया कि अधेरा गहरा गया है और धरती को अपने प्रकाश 
में जकड़ चुका है। किनारे के उस तरफ, जिधर सवारियाँ खडी होती है, जयन्ती का 
स्वागत करने और उसे ले जाने के लिए स्वय प्रोफेसर रविचन्द्र और सुदर्शन खडे 
प्रतीक्षा कर रहे थे। उन लोगो ने सिपाझार मे एक बार जयन्ती का नृत्य-कौशल 
देखा था। उसी समय से उसके सम्पर्क में अधिकाधिक जानने के लिए रविचन्द्र जी 
की उत्कृष्ट अभिलाषा थी। नृत्य कला मर्मज्ञ और कुशल नर्तकी श्रीमती जोशी जी 
से परिचित होने और उसके बाद उनका सग-साथ मिलने के बारे से सुदर्शना के मन 
में भी यह लोक नृत्य सीखने की बडी ललक पैदा हो गई थी। मन्मथ ठीकेदार के 
साथ विवाह हो जाने के बाद जब शान्ति निकेतन जाने की आशा पूरी तरह समाप्त 
हो गई तो सुदर्शना के दिल को बड़ी गहरी चोट लगी। वह बहुत दु.खी हुई परन्तु 
उसने अपना मन टूटने नहीं दिया। उसने पति से आग्रह करके अपने घर पर ही 
नाच-गान की चर्चा एवं शिक्षा की सुविधा का प्रबन्ध कर लिया। अब जो नृत्य उसने 


पाखी घोडा। 37 


सीखे उनमें मणिपुरी और सत्रीया नृत्य विशेष उल्लेखनीय हैं। इधर जो कुछ समय 
बीता उसमें युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को नृत्य दिखाकर उत्साहित करने के 
अभिप्राय से बाहर से कुछ विदेशी नृत्य कला के कलाकार और भारत के अन्य 
प्रदेशों के भी कुछ कलाकार असम में आए थे। उन्हीं में से एक विशिष्ट कलाकार 
थीं श्रीमती जोशी। उनसे सुदर्शना ने भारतीय नृत्य कला का इतिहास तथा कला 
और रस के संबंध में अनेक नयी जानकारियाँ हासिल की थीं। इसे यदि ठीक 
ज्ञान-प्राप्ति न कहें तो भी ज्ञान-प्राप्ति का आग्रह समझ सकते हैं। प्रोफेसर रविचन्द्र 
से श्रीमती जोशी ने असम प्रदेश के सत्रीया, देवधुनी, ओजापाली और देवदासी 
नृत्य के बारे में विस्तार से सुना (और प्रभावित हुईं) तो बोलीं, “इन कलाओं का 
उद्घार कर पाने पर ही असमीया जाति की संस्कृति और साधना की बातें संसार 
जानेगा।” उस समय श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुण्डेल द्वारा भरत नाट्यम्‌, मलयालम 
के कवि वल्लतोल्ल द्वारा कथकलि नृत्य और लखनऊ में उनके अपने गुरुजी द्वारा 
कत्थक नृत्य के उद्घार की बातें कहते-कहते वे इन नृत्य शिल्पियों की साधना के 
प्रति भक्ति भाव से गदगद हो गई थीं। सुदर्शना ने उसी दिन मन स्थिर कर निश्चय 
कर लिया था कि इस नृत्य कला के उद्धार के काम को वह स्वयं अपने हाथ में 
लेगी। उसके पिता जी ने उसके इस दायित्व के लिए उसे उत्साहित किया था। 

उसके बाद सिपाझार घूमने का कार्यक्रम बना और वे वहाँ गए। उसी समय 
विश्वविद्यालय स्थापना के लिए जनता से चन्दे के रूप में धन इकट्ठा करने के उद्देश्य 
से सुमति जी पहुँची थी । (जहाँ वे ठहरी थीं उस) घर के पास के ही एक गृहस्थ के 
घर पर देवधुनी नाच का आयोजन था, अतएव उस नृत्य को देख उन्होंने भी 
जयन्ती की नृत्य-कला के रसपान का सुयोग पाया था। 

सुमति जी वगैरह का आगे बढ़कर रविचन्द्र जी एवं सुदर्शना ने स्वागत-सत्कार 
किया। उसके बाद जयन्ती के पास जाकर सुदर्शना ने उसे बड़े प्यार से विह्वल 
होकर अपने आलिंगन मे समेट लिया। सुदर्शना की ओर ध्यान से देखने के बाद 
सुमति जी तो आश्चर्यचकित रह गईं। जो सुदर्शना जार्जेट की महीन फैशन की 
साडी, अंग-अंग में गहनों से लदी हुई, ऊँची ऐडी की सैन्डिल पहनकर और जाली 
से भलीभाँति बाँध सवॉरकर अपने बडे-जूडे की सहायता से अपनी सुन्दर देह-यष्टि 
को सदा सजा-धजाकर आकर्षक बनाए रखती है, वही सुदर्शना आज ऐसी 
वेश-भूषा में, एकदम बिना गहने पहने (यहाँ आ गई है) देह पर एक साधारण-सा 
ब्लाउज-लहंगे का जोड़ा है। गर्दन पर बिना प्रसाधन किए बलों का ढीला-ढाला जुड़ा 


* वैष्णव मत्रों (मठो) में धार्मिक भाव से किए जाने वाले नृत्य | 
* वैवाहिक 'उत्सवों का समूह नृत्य | 


38/ पांखी घोड़ा 


गला, कान, हाथ सभी सादा, बिना किसी गहने के, मुँह पर भी कोई श्रृंगार नहीं 
किया है और पऐैरों में बस एक मामूली-सी चप्पल। 

आज जयन्ती के स्वागत-सत्कार के अक्सर पर ही विशेष रूप से वह खादी 
सभ्यता के करीब आ गई है कया? या णिर देखने वाले समाज की रुचि-अरुचि का 
मर्म समझकर उनके मनोनुकूल वेश बदलकर अपने को लोगों का प्रिय पात्र बना 
लेने अथवा भिन्न-भिन्न परिवेश के अनुरूप अपने को उपयुक्त बनाकर अपनी 
उपस्थिति से सबके आकर्षण और सबके मन को प्रसन्‍न कर लेने की कोशिश में 
उसमें यह परिवर्तित साज-पोशाक झलक उठा है। अथवा फिर यह नारी मन के 
सुकुमार सौन्दर्य के आकर्षण का परिणाम है? उन्होंने लक्ष्य किया कि सुदर्शना तो 
जयंती को अँकवार में समेट रही है, परन्तु उसके वक्षस्थल से लिपटने में जयन्ती 
मारे लाज के संकुचित होती जा रही है। क्‍यों कि इस भारी भीड़ में, सबकी आँखों 
के सामने इस प्रकार की अँकवार-आलिंगन की क्रिया उसके लिए तो बिलकुल ही 
अनजानी-अनपहचानी आश्चर्यजनक चीज़ है। 

जयन्ती ने अपनी गठरी से सोन चम्पा के फूलों का एक गुच्छा निकालकर 
सुदर्शना के हाथों में थमाते हुए कहा, “फूलों का यह गुच्छा अपनी ही घर की 
फूलवारी का है। पिताजी ने स्वयं अपने हाथ से तोड़कर सजाकर मेरे माध्यम से आप 
को विशेष रूप भेजा है। 

सोन चम्पा के उस पुष्प गुच्छ की सुगन्ध जैसे ही प्रोफेसर रविचन्द्र जी के 
नाकों में लगी कि त्यों ही उनके मन में पूरे असमरप्रदेश की प्रचीन ग्रामीण सभ्यता 
की वह सुगन्ध, जो अब अपनी अन्तिम साँसे ले रही है, उनके तन-मन में भर गई। 
परन्तु संस्कृति की इन सुगन्धों के पुनरुद्धार में जो जटिल विध्न-बाधाएँ हैं, उन्हें 
समझकर उनका मन उदास हो गया। 

नवराम ओझा ने जैसा सिखा-पढाकर भेजा था, उसी के अनुरूप जयन्ती ज्यों 
ही प्रोफेसर रविचन्द्र जी के सामने पहुँची, उसने झुककर उनके पाँव छूकर उन्हें 
प्रणाम किया। ह 

“अरे नहीं, नहीं, उठो, उठो, ऐसा मत करो। मैं इतने सम्मान के लायक नहीं 
हूँ।” आनन्द विह्वल होकर वे प्रसन्‍न हो बोल पड़े, “अदृश्य ईश्वर तुम्हारा कल्याण 
करे ।” 

“अदृश्य ईश्वर।” शब्द सुनते ही जयन्ती का मन उललसित हो उठा। उसने 
सोचा कल-कारखानों और ज्ञान-विज्ञान के चहुँ ओर से त्रस्त-ध्वस्त हो चुके इस 
शहर में अभी भी “अदृश्य ईश्वर” विद्यमान है। 

शहर के प्रति जयन्ती के मन में जो संकोच और अविश्वास का भाव था, 


पाखी घोडा। 39 


सुदर्शना के खुले दिल के स्वागत-सत्कार ने उसे कुछ दूर कर दिया था, परन्तु अब 
तो इस संकोच और अविश्वास का भार बहुत ही हल्का हो गया। 

स्वागत-सत्कार की औपचारिकताएँ पूरी हो जाने के बाद सुदर्शना बहुत 
गम्भीर हो गई। वह चुपचाप बैठी सोन चम्पा के फूलों की पंख़ुडियों को मुट्ठी में 
लिये नाक में लगाए बहुत देर तक सूंघती रही। अपने मन-प्राण की शक्ति को फिर 
से पुनराजीवित कर लेने की गरज से ही वह उन फूलो की सुगन्ध को अपने हृदय के 
भीतर तक उतारे ले रही थी। रजीत को एक लम्बे अरसे के बाद आज अचानक 
देख पाने का अवसर मिलते ही उसकी बाई छाती जोर-जोर से धडकने लगी, बडी 
जोर की पीडा-सी उभरने लगी। विवाह हो जाने के बाद रंजीत से यह उसकी पहली 
भेंट-मुलाकात है। उसके साथ प्रोफेसर स्मिथ को देखकर उसने अपने मन के 
आन्तरिक भावों को रचमात्र भी बाहर व्यक्त किये बिना ही किसी-किसी तरह इस 
समय को पार कर लिया। अबकी उन दोनों में कोई बातचीत नही हुई, 
ऊपर-ऊपर से कुशल-मंगल भर पूछने-बताने की औपचारिकता का निर्वाह भी 
हुआ। रंजीत भी कुछ परेशान-परेशान दिखाई पडा। प्रोफेसर रविचन्द्र का सदा 
आनन्दित रहने वाला मन भी अचानक ही मुर्यझा गया। परन्तु क॒ल मिलाकर 
विवाहोत्सव के बाद की यह पहली भेट-मुलाकात बिना किसी विध्न-बाधा के 
स्वाभाविक रूप में ही मम्पन्न हो गयी। 

जयन्ती को माथ लेकर सुदर्शना जल्दी-जल्दी अपनी मोटर कार में जा बैठी। 
उसके बैठते ही रतिराम ने गाड़ी का इंजन चलाना शुरू कर दिया। 

प्रोफेसर रविचन्द्र ने सुमति जी से विमल भाई की चिकित्सा-व्यवस्था आदि के 
विषय में कुछ देर तक बातें कीं। फिर वे मोटर में बैठने चले गए। 


सुमति जी और नवींन पाए्दु स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ी उनतर-पूर्व की ओर 
जाने वाली मेल ट्रेन के माधारण श्रेणी के एक डिब्बे मे धक्का-धुक्की करते किसी 
तरह चढ़ सके। डिब्बे की बंचों पर कहीं भी रत्ती भर भी जगह खाली नहीं थी। 
फलत' किसी तरह आमने-सामने खड़े होकर वे दोनों व्यक्ति समय को देखते हुए 
संघ के सामने जो चुनौतियाँ आ गई थीं, और इस परिस्थिति में उसके जो कर्त्तव्य 
थे, उन सब पर विचार-विमर्श करने लगे। 

डिब्बे में नाना प्रकार के लोग थे। आगे पीछे, अगल-बगल एकदम किनारे 
तक हर जगह आदमी ही आदमी। गुवाहाटी पहुँचते-पहँँचते रात के नौ बज गए। 
सुमति बहन जी को सघ के कायलिय में पहुँचाकर नवीन विश्वविद्यालय के चन्दे की 


40/ पाखी घोड़ा 


धनराशि दे आने के लिए बरदलै जी के घर गया। वहाँ से लौटकर आया तो उसने 
देखा कि सुमति बहन जी एक मेज के कोने में यूँ ही मन मारे अन्यमनस्क हो बैठी 
हैं। म्नानादि करने या खाना पकाने वगैरह कामों के करने का कहीं कोई लक्षण 
नहीं दिखाई पड़ा। इस तरह की उदास एवं खिन्‍न अवस्था में उसने सुमति जी को 
और पहले कभी नहीं देखा था। 

सुमति बहन जी के इस गम्भीर दु ख़ का कारण वह समझ गया। 

वस्तुत. इसके मूल कारण हैं, विमल भाई। फिर वह खुद ही (चूल्हे पर) भात 
पकाने को घर के अन्दर चला गया। 

संघ (भवन) की हर एक चीज विमल भाई के अभाव का अनुभव कर रही थी। 
जिस मेज पर वे काम करते थे वह एक शान्त उदास क॒त्ते की तरह पड़ी थी। लगता 
था जैसे अपने मालिक से अलग छूट जाने के कारण वह मर्माहत है, मरणासन्न है। 
उनका विस्तर भी बिलख-बिलख हाहाकार कर रहा है। लगता है जैसे घर का 
कोना-कोना ममूचा घर विमन भाई के कण्ठ से बाते सुनने को उत्कंठित है। नवीन 
के मन में भी एक अभूतपूर्व सूनापन भर गया था। 

माकन से अगर उसे विवाह रचाना हो तो इस नायक-विहीन सघ को छोडकर 
चला जाना पड़ेगा। लौट जाना पड़ेगा घर को। उस घर को जहाँ एक बार चले जाने 
पर फिर वह कभी लौटकर संघ में नहीं आ सकता। 

तो फिर संघ महत्त्वपूर्ण है या मान महत्त्वपूर्ण है? दोनों में कौन बड़ा है!” 
खाना पकाते-पकाते यकायक उसके मन में यह एक उद्भुत प्रश्न उठ खड़ा हुआ। 

भोजन कर लेने क॑ बाद सुमति बहन जी चुपचाप बिस्तरे पर जा पड़ी। नवीन 
अपने कमरे में चला गया। 

उसके कमरे म॑ विस्तरें की बस एक ही चौकी पड़ी है। एक छोटी-सी लकड़ी 
की मेज पर किताबों का एक भारी ढेरी, कुछ कागज -पत्र और अन्य भी दो-चार 
चीजें इधर-उधर विशुखलित रूप से छिनी-छिटकी पड़ी हैं। उन्ही के बीच दाढी 
बनाने का सब सामान और कपड़े धोने का साबुन भी है। एक किनारे की ओर है 
'जयन्ती' पत्रिका। उसी को खोलकर उसने (पढ़ना शुरू किया) देखा कि कुछ 
बिलकूल ही नये प्रकार की कविताएँ (उसमे प्रकाशित) हैं। ममाज क॑ दुःखी-दरिद्र 
लोगों के पक्षधर बनकर कुछ कविगण (शोषण के विरुद्ध) धर्मयुद्ध मे लग पड़े है। 
आधुनिक युग के नये मानव के मन में एक अदम्य समानता की भावना जम चुकी 
है। उसमें प्रकाशित कई कविता ओ के भाव-विचार उसे बहुत अच्छे लगे। यह जरूर 
है कि स्वच्छन्द गद्य के छन्‍्द बहुत अच्छे बन पडे हों, ऐसा उसे महसूस नहीं हुआ। 
असम के नौजवानों के मन में तब समाजवादी समाज के निर्माण का स्वप्न जगने 


पाखी घोड़ा। 4॥ 


लगा था। साम्राज्यवाद को देश से दूर करने का प्रयत्न हो रहा था, उसी तरह 
साप्राज्यवाद के साथ-ही-साथ पूंजीवाद भी देश से समाप्त हो जाए, इसके लिए भी 
एक दल के लोग उठ पड़े थे। वे साम्राज्यवादी युद्ध को जन-युद्ध में बदल देने के 
लिए विचार कर रहे थे और तदर्थ प्रयत्नशील थे। 

उस समय असम प्रदेश भी एक युद्धसन्धि पर आ खडा हुआ था। प्रोफेसर 
रविचन्द्र तो समाजवाद की विचारधारा क॑ करीब भी फटकना नही चाहते थे। (वे 
सोचते थे कि) उस विचारधारा को स्वीकार करने का अर्थ है-असमीया जाति को 
धनी और गरीब इन दो भागों में बाँटठकर असम के इतिहास को फिर से 
काडी-पाइक * की दृष्टि से विभक्त करके देखना, धनुष-बाण की तरह, 
मालिक-मजदूर की तरह दो अलग-अलग टुकडों में बाँट देना। उन्होंने इतिहास के 
अध्ययन से जो शिक्षा पायी है, उस शिक्षा के अनुसार एक दल नेता के या एक दल 
संचालकों के ज्ञान द्वारा समाज को संचालित करने के विचार पर जोर देती है। वह 
शिक्षा समाज को शोषक और शोषित के दो भिन्न वर्गों में बाँट देने की आन्तरिक 
इच्छा नहीं रखती। फलत- यह शोषितों को शोषकों की दया पर जीने को 
प्रोत्साहित करती है। समाजवादी विचारकों की इस स्थापना को रविचन्द्र जी स्वीकार 
नहीं कर सकते। उनका कहना था कि असमीया जाति को धनी और गरीब इन दो 
भागों में बॉट देने का मतलब है, इस छोटी-सी जाति के टुकडे-टुकडे कर देना, 
इनकी एकता नष्ट कर देना और एकता नष्ट कर देने का मतलब है असमीया 
संस्कृति की उन्‍नति को सदा-सदा, के लिए अवरुद्ध कर देना। 

उसी जमाने में मुस्लिम लीग असम को पाकिस्तान मे मिला देने की माग कर 
रही थी। उनकी इस माग और दावे के विरुद्ध असम के पर्वतीय-समतलीय, समस्त 
इलाकों में एक प्रचण्ड विक्षोभ पैदा हो गया था। इसके साथ-ही-साथ असम प्रदेश 
में निजी स्वतन्त्र विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी आन्दोलन शुरू हो गया 
था। इन्हीं सब परिस्थितियों के परिणामस्वरूप प्रोफेसर रविचन्द्र जी की 
विचारधारा ओं -इच्छाओं का प्रभाव नौजवानों पर विशेष रूप से पड़ा था। अन्धे 
आदमियों के हाथी दर्शन की भाँति, हाथी के एक-एक अंग को ही हाथी समझ 
लेने की गलती की तरह, इस जातीय साधना के एक-एक अंग को एक-एक 
नौजवान जातीय उन्नति की सम्पूर्ण साधना समझ बैठे थे। केवल एक विमल भाई 
साहब ने ही साधारण जनता के अन्दर छिपी हुई उस नीरव साधना का दर्शन किया 
था। एक ऐसी साधना जो उपर्युक्त तमाम सारी साधनाओं की मूलाधार एवं 


धनुष-बाण की तरह दो खण्ड। अहोम राजाओं के काल मे एक जाति विशेष के लोग जो लड़ाई के 
समय धनुष-बाण से युद्ध करते ये और शान्ति की बेला मे उनकी मजदूरी करते थे। 








च्ी 


42 पाख्री घोडा 


संचालिका शक्ति है। गाँव के आदमी खुलकर बातें कहने में संकोच करते हैं, परन्तु 
वे लोग अपनी पूरी अन्तरात्मा से एक जातीयतावादी राष्ट्र और उच्च श्रेणी की 
शिक्षा व्यवस्था से स्वतन्त्र कोई एक व्यवस्था के लिए सोच रहे थे। उनकी वह 
अभीष्सित या चाही हुई चीज क्या है, इसे वे भी ठीक-ठाक नहीं बता सकते थे। 
परन्तु एक शब्द विशेष से उस चीज का कुछ रूप प्रकट हो उठा था। वह विशेष 
शब्द था-मुक्ति। 

इस मुक्ति को वे एक ऐसे कर्म के रूप में समझ रहे थे जो अपने आप में 
परिपूर्ण था, और जो उन लोगों के (युग-युगान्तरों से बन्द) मुख को खोल देगा, 
और उन्हें मनुष्य बनने की शिक्षा प्रदान करेगा। 

जन-साधारण के ऊपर किसी मत विशेष को जबरदस्ती थोप देने की शिक्षा ही 
उनकी मनुष्यता को नष्ट करती है, पतन के गर्त में ले जाती है। हर तरह के 
जबरदस्ती थोप दिए जाने वाले प्रभाव की सीमा भी कितनी संकीर्ण घेरे मे बंधी हुई 
है, यह इस वक्त इतना स्पष्ट हो चुका है कि प्रोफेसर रविचन्द्र भी निश्चित रूप से 
यह नहीं बता सकते कि आखिर किस कारण से एक अनजान गाँव का एक 
अत्यन्त क्षमतावान कुशल राजकुमार और एक कुलीन घर की कनकलता मृत्यु को 
स्वीकार करके भी मुक्ति के लिए साधना मे कर्तव्यनिष्ठ रहते है । 

कुछ देर तक वह समाचार पत्रों के पन्‍ने पलटता रहा, फिर कुछ देर तक अपने 
द्वारा अधपढी किताबों को फिर से देखता-पढता रहा। उसे अन्तर से जैसे ऐसी 
अनुभूति हुई कि मेज पर पड़े वे कागज-पत्र और वे सारी-की-सारी किताबें मर 
चुकी हैं, मुर्दा हैं। विमल भाई साहब इसीलिए तो सदा कहते रहते थे कि सचमुच 
की, वास्तविक मुक्ति तो है-चिन्ता की मुक्ति, विचारधारा की मुक्ति। और इस चिन्ता 
की मुक्ति को हम केवल अथक परिश्रमपूर्वक काम करके प्राप्त कर सकते है। 

उस सुनसान कोठरी में अकेले-अकेले बिस्तरे पर पड़े-पड़े नवीन फिर संघ 
छोड़कर घर लौट आने के माकन के अनुरोध पर गंभीरता से सोचने लगा। 


माकन की चिट्ठी को एक बार फिर से पढ लेने के बाद वह मन-ही-मन विचारने 
लगा, “माकन ! अभी आज के समय तक भी तुम कूलीन अभिजात वर्ग के परिवार 
के लड़कियों के सोच-विचार चिन्तन विश्वास, धारणा आदि से निकलकर कुछ ५। 
ऊपर नहीं उठ पायी। (तभी तो) तुम एक ऐसे प्रकार के विवाह संबंध के बारे में 
सोच रही हो, जिसे अगर मैं मान लूँ, और उस प्रकार का विवाह करने चलूँ, तो मुझे 
पूरी तरह से अपने निजी व्यक्तित्व को ही सदा-सर्वदा के लिए छोड़ देना पड़ेगा।” 


पाखी घोडा | 43 


अंगूठी पहनाने और हवन-कुण्ड प्रचलित कर खूब धूम-धाम से दिखावेवाली 
और आउइम्बरयुक्त उत्सव, हर तरह से ऐश्दर्यों से पूर्ण, बिना किसी अभाव की 
सम्पन्न गृहस्थी तथा समाज के उच्च वर्ग में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान, चाहने की अभिजात 
वर्ग के स्वाभाविक सपनों की दुनियाँ को माकन अभी भी छोड नहीं सकी है। केवल 
इतना ही नहीं, बल्कि इस सबको वह जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुएँ ममझती 
है। उसके मन में शादी-विवाह के संबंध में अथवा वैवाहिक जीवन के सबंध में 
जैसी धारणा घर कर गई है वह, और प्रोफेसर रविचन्द्र के मन में असमीया संस्कृति 
की जो धारणा है वह, ये दोनों ही धारणाएँ, एक ही प्रकृति की हैं। वड़ हरचन्द 
कोशिश करके भी माकन को यह नहीं समझा सका कि ऐसी धारणा कोई मौलिक 
नहीं है। वस्तुत असली वस्तु है प्रेम, बाकी सब तो झूठी चीज़ें है । 

वह तो न्यायालय में एक साधारण-सी रजिस्ट्री के माध्यम से विवाह करके, 
संघ से ही एक भाडे का घर लेकर एक ऐसी घर-गृहस्थी का जीवन जीने की सोच 
रहा था, जिससे सामाजिक परिवर्तन लाने के काम में कही कोई नुकसान न पहुँचे। 
परन्तु माकन वह तो इसी समाज और इसी संस्कृति को ज्यों -का-त्यों जिलाए रखना 
चाहती है। इस क्षेत्र में उसके विचार उसके पिता फूकन जैसे ही है। और केवल 
फूकन जी का ही क्‍यों? इस बडे शहर में केवल विमल भाई साहब और सुमति 
बहन को छोड़कर और कोई भी व्यक्ति विवाह सस्कार को उमसकं प्राचीन रूप से 
मुक्त करने के बारे में नहीं सोचता-बिचारता। उसमें परिवर्तन लाना नहीं चाहता। 

परन्तु वह (नवीन) स्वय “इस सबंध में पूरी तरह से विमन भाई साहब का 
अनुसरण करना चाहता है। इस तरह उनका विवाह-सबंध पूरी तरह से एक 
अकृत्रिम, विशुद्ध और अटूट शर्तनामे के रूप में होगा। 

ये सिद्धान्त की बातें सुनना माकन खूब पसन्द करती है, परन्तु जब इन्ही 
सिद्धान्तों के अनुरूप काम करने के बारे में सोचती है तो उसका कलेजा कॉपने 
लगता है। मारे डर के वह मन को मलिन और सकूचित कर लेती है। उसने अपने 
बचन से ही अंगूठी पहनाने, हवन करने, एक गृहस्थी बसाने, देवता स्वरूप पति पाने, 
और उस पति के माध्यम से ही जीवन की सार्थकता प्राप्त करने आदि को नाना 
प्रकार की आशाएँ पालने की शिक्षा पायी थी। इस तरह के सस्कार उसने अधषनी 
वंश परम्परा से उत्तराधिकार रूप में पाये थे। परन्तु उसके अन्दर जो प्रेम का भाव 
था, वह उसकी अपनी निजी स्वच्छन्द इच्छा का ही बाहरी रूप था। उसके अन्दर 
पुराने संस्कारों का रंचमात्र भी प्रभाव नहीं था। 

नवीन की बात कुछ भिनन प्रकार की है। प्रेम के क्षेत्र को छोड़कर वाकी सारे 
क्षेत्रों में उसका माकन से मतभेद है। हाँ, उसका प्रेम जरूर बहुत गम्भीर है। उसके 


44/ पाखी घोडा 


करीब पहुँचतें ही वह अपने आप को भूल कर खो जाना चाहता है। अपने मन के 
आन्तरिक विचारों को कहना चाहकर भी वह खुलकर कह नहीं पाता। उसका मन 
उसके प्रेम और रूप के प्रभाव से उसी तरह अवश और निश्चेष्ट हो जाता है जैसे 
अनेस्थेसिया के प्रभाव से रोगी का शरीर निस्पन्द पड़ जाता है। 

इस तरह की मधुर-मृदुल सुन्दर मूर्ति के सामने आखिर वह किस तरह निर्मम 
रूप धारण करे। सो बातें हो नहीं पातीं। और इस तरह प्रायः ही वह अपनी बात 
न कह पाने की वेदना लिए संघ कार्यालय मे लौट आता है। जिस समय तक बात 
को साफ-साफ खोलकर कह देने की अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी, उस समय 
तक तो वह बिना कुछ कहे, रह ही गया। परन्तु आज की अपनी चिट्ठी में तो 
माकन ने खुद ही बिलकुल साफ-साफ शब्दों में वे सारी बातें कह दी हैं जिनकी 
पूर्ति की अपेक्षा वह उससे करती हैं। वह उससे जो कुछ आशा करती है, सब स्पष्ट 
कह गई है। अतएव अब उसे भी दिल खोलकर साफ-साफ बातें कहनी पड़ेंगी। 

बिस्तरे पर पडे-पड़े वह बहुत देर तक यही सोचता रहा कि माकन से वह क्या 
कुछ कहेगा। 


दूसरे दिन सबेरे वह बहुत देर तक सोता रहा। काफी दिन चढ़ आने पर जगा। जगने 
के बाद नहा-धोकर जब सघ कायलिय में अपनी मेज पर पहुँचा, तब तक सुमति 
बहन जी बाहर जा चुकी थीं। 

उस मेज के ऊपर मोटे-मोटे, अलग-अलग अक्षरों में एक छोटा-सा पत्र पड़ा 
हुआ था। उस पत्र मे लिखा था कि एक बहुत आवश्यक विशेष कार्य से उन्हें 
अचानक तेजपुर जाना पड रहा है। आने में कुछ दिनों की देरी हो सकती है। 

सुमति जी किस काम से, कहां जाती हैं, यह सब जानने की कोशिश करने से 
कोई लाभ नहीं है। उनक॑ काम का मतलब सदा एक है, देश का काम। और जिस 
काम के लिए जितने दिन देने की नितान्त आवश्यकता है उससे अधिक एक दिन 
की भी देर वे नही लगातीं। जैसे आसमान में सूरज, चाँद और सितारे चलते रहते 
है, उसी तरह वे भी बराबर चलती ही रहती हैं। जैसे एक विशेष समय मे ये 
शक्तियाँ विलुप्त हो जाती है, उसी तरह वे भी एक विशेष समय में कही गायब हो 
जाती है, परन्तु फिर आने की ठीक निश्चित वेला में प्रकट हो जाती हैं। 

रसोई घर में जाने पर उसने देखा कि और दिनो की तरह आज भी सुमति 
जी ने रोटी-सब्जी पकाकर उसके लिए ढककर रख दी है। उसने स्वयं एक प्याला 
चाय बनाकर रखा हुआ वह भोजन किया। उसके बाद संघ के कार्यालय-भवन से 


पाखी घोडा। 45 


ताला लगाकर माकन वगैरह के घर की ओर निकल पड़ा।. 

आज बहुत समय के बाद वह माकन वगैरह के घर के एक कोने बनी निर्जन 
बैठक में बैठकर सामने की फुलवारी की ओर देखने का अवसर पा सका था। 
बगीचे का माली फूल की एक झाड़ी ठीक कर रहा था। वह झाड़ी गुलाब के दो 
पौधों के बीच में थी। पूरी फूलवारी में बहुत मद्धिम किस्म का साधारण प्रकाश 
फैला है। फूल-फूलवारी के प्रति नवीन के मन में पहले से अपना कोई विशेष 
आकर्षण नहीं रहा है। माकन के सम्पर्क में आने के बाद (उसके प्रभाव से) वह 
फूलों की शोभा और सौन्दर्य को प्यार करना, सराहना सीख सका। परन्तु फूल के 
बाहरी रंग-रूप की अपेक्षा उसकी आन्तरिक सुषमा के प्रति अधिक सद्भाव था। 
लेकिन आज उसने देखा कि इस पूरी फूलवारी पर ही जैसे किसी शोक-विषाद की 
छाया-सी गहरा गई है। पौधों की पत्तियों को कीडे-मकोडे खाने लग गए थे और 
जो फूल के पौधे बचे भी थे, उनमें से अधिकांश में फूल नहीं लग रहे थे। 

फुलवारी में अभी जो माली काम कर रहा था, उसे देखने से लगा जैसे वह 
बड़े बेमन से जैसे कि कुछ करे कि न करे, इस दुविधा के भाव से काम कर रहा था। 

फिर यकायक ही उसने मकान की ओर ध्यान से देखा। मकान की दीवारों पर 
से सफंदी-चूने और रग-रोंगन आदि जगह-जगह से झड-गिर गए थे। दरवाजो - 
खिडकियो आदि की लकडियों पर लगे तेल-पालिश वगैरह की चमक शेष नहीं रह 
गई थी। 

माकन और उसके परिवार के इस मकान के रंग-रोगन आदि को इसके पहने 
उसने कभी इस तरह का मलिन या मुरझाया हुआ नहीं देखा था। आज करीब आठ 
महीने हो गए कि वह इधर आने का अवसर नहीं निकाल सका। इन बीते कुछ 
महीनों में ही निश्चय ही इस घर-परिवार में कुछ अतिरिक्त घटित हो गया है, 
जिसके परिणामस्वरूप ही इस मकान की शोभा भी गायब हो गई है। 

अगर कोई दूसरां अवसर रहा होता तो उसके आने की सूचना होते-होते ही 
माकन की माताजी हड़बडाहट में जल्दी-जल्दी चलती हुई अब तक बाहर आ गई 
होतीं । परन्तु आज तो जैसे कोई अता-पता ही नहीं, कहीं जरा-सा भी भाव-सकेत 
तक नहीं आव-भगत का। 

उसने माकन के बारे में जो खोज-बीन की तो पता चला कि वह अभीः स्नान 
कर रही है। | 
कुछ समय तक इसी तरह प्रतीक्षा करते-करते वह कुछ परेशान-सा हो गया 
फिर वह ख़ुद ही माकन की माता जी के कमरे की ओर बढ गया। वहाँ पहुँचा तो 
देखा कि आँखों पर चश्मा चढाए वे बडे ध्यान से 'रामायण” का पाठ कर रही हैं। 


46 | पाखी घोड़ा 


जब उसे आया हुआ देखा तो उसे बन्द किये बिना उसकी ओर आँखें उठाए ही 
सर झुकाए-झुकाए ही बोली , “बैठो।” 

सदा-सर्वदा चहकती रहने वाली हँसी-मजाक से मस्त-प्रफुल्लित रहने वाली इस 
महिला के मुँह पर आज हँसी की एक क्षीण-सी रेखा भी नहीं है। वे एक आराम 
चौकी पर बिलकल शान्त-उदास मन लिये बैठी हैं। मुँह का सारा बाहरी रूप ठीक से 
साज-सँवर के अभाव में काला पड गया है। होठों के एक कोने से बस पान का 
थोडा-सा रस बह रहा है। 

“क्या हुआ मौसी जी? मैंने यूँ चले आकर कोई गलती कर दी क्या?” नवीन 
ने हँसते हुए पूछा। फिर वह अपने आप ही मौसी जी के पर्लेंग पर जा बैठ गया। 

मौसी जी ने जैसे काफी जोर लगाकर हँसने की कोशिश की, परन्तु 
निश्चल-सरल मनवाली उस महिला के मुँह के भावों में तनिक भी परिवर्तन नहीं 
आ सका तो नवीन के अपने मुँख्र की हँसी भी बुझ गई। 

फिर उसने कमरे की स्थिति को ध्यान से देखा-निहारा। उसने पाया कि कमरे 
मे कुछ ऐसा अटपटापन है, सामान ऐसे तितर-बितर पडा है जैसा तो कभी पहले 
था ही नहीं। सारी चीजे .अस्त-व्यस्त। ऐसा लगा जैसे इस घर की लक्ष्मी गृहिणी का 
मन अब इन सब नश्वर चीज़ों की ओर से पूरी तरह फिर गया है, इनकी ओर 
उनका ध्यान ही नहीं, उन्हो ने तो जैसे 'रामायण' के अन्दर ही किसी शाश्वत स्थायी 
वस्तु को ढूँढ निया है। 

“रामायण” (की यह पोथी) काफी पुरानी है, मगर लगता है दफ्तरी से नये रूप 
में बँधवाई गई है। रामायण की यह पोधी मौसी जी के प्रतिमामह द्वारा प्रकाशित 
करवाए गए प्रथम संस्करण की एक अति दुर्लभ प्रति है। मौसी जी उसे उसी तरह 
बहुत सावधानी से सँभालकर रखती हैं जैसे कि कोई वधू माता-पिता द्वारा दहेज मे 
दिए हुए गहने वगैरह बहुमूल्य वस्तुओ को संभाले रखती हैं | 

नवीन ने पूछा, “मौसी जी, आज रामायण का कौन-सा अंश पढ़ रही हैं? 

“कोई खास अंश नहीं पढा।” बहुत विषादयुक्त मन से उन्होंने उत्तर दिया, 
“मन मे कुछ नये विचार उठने लगे हैं। जैसे कि ऋषि वाल्मीकि ने रावण को मनुष्य 
न कहकर राक्षस क्‍यों कहा? जान पडता है असलियत में राक्षस ही मनुष्य 
है-मनुष्य और राक्षस मे कोई फर्क नहीं है।” 

उसके बाद उन दोनों के बीच बड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। दोनो 
शान्त-गम्भीर बने बैठे रहे। 

मौसी जी जो विचार व्यक्त कर रही थीं, उसके मर्म को नवीन पकड़ नहीं पा 
रहा था। दरअसल उस विचारों के पीछे एक लम्बी कहानी छिपी हुई है। नवीन उस 


पाखी घोड़ा/ 47 


कहानी से अनभिज्ञ है। 


उनके हृदय में गत ख्तात महीनों से ईर्ष्या की जो आग सुलग रही है, उस कौड़े की 
आग ने केवल उनके मन-प्राण को ही जलाकर खाक नहीं बना दिया है बल्कि 
उनके घर-गृहस्थी का काम करने के उत्साह को भी जला डाला है। अब तो इस 
मकान में चूना-सफेदी करवाना, रग-पॉलिसी करवाना, वाग-बगीचो की ठीक से 
देख-भाल करवाना, मकान के अन्दर की चीजों को यथास्थान सजा-सँवारकर 
रखना, आदि-आदि कामों को करने का मन ही नहीं करता। एक समय उन्होंने 
स्वय अपने अतिशय प्यार से अभिभूत हो पंचानन फूँकन से प्रेम-विवाह किया था। 
पंचानन फूकन भी उस पर हृदय का सब कुछ न्यौछावर करके प्यार करते रहे। परन्तु 
अगाध प्रेम का वह चिर प्रवाहित स्रोत अब अचानक ही सूख गया है। 

गत वर्ष के शुरू-शुरू में अपनी नौकरी में स्थानान्तरित होकर फूकन शिलाग 
चले गए थ। वहाँ एक दिन एक सायंकालीन संगीत-समारोह में अचानक ही चम्पा 
खाटनियार से मुलाकात हो जाने पर उनका मन उसके लिए विचलित हो उठा। 
उसके रूप-मौन्दर्य में वे ऐसे मोहित हो गा। कि पैतालीस वर्ष की उम्र वाले एक 
शादी-शुदा गृहस्थ व्यक्ति होते हुए भी उन फूकन महोदय के हृटय को कामदेव ने 
अपने पृष्पब्राणो से बंध डाला। चम्पा के गानों की सुस्लहरी में अति कोमल, 
मनोहर, अलौकिक माधुरी की सृष्टि होती रहीं। नाना प्रकार के आन्दोलनों - 
उन्तेजना ओ को पुलिस बल को शाकत से दबाए रखने, तरह-तरह के अपराधों की 
छान-बीन कर अपराधी का पता लगाने और महायुद्ध की नीचतम तथा घृणिततम 
वास्तविकता ओं के चक्कर में बराबर उलझे रहने के परिणामस्वरूप मन के 
दबे-दवाए होने सकृचित रह जाने से फूकन का हटठय जो बहुत कठोर और सूखा हों 
चुका था, वह संगीत की इस रसमयी संजीवनी को पाकर फिर से प्रफल्लित हो 
उठा। इस तरह इस सूखी तलैया में संगीत रूप इस पद्चिनी राजकमारी ने फल्गुनदी 
की अद्भश्य अन्तर्व्ती पानी की थारा का ग्रोत फिर से उभारकर बहा दिया। 

अपनी परम्परा प्राप्त आदर्शों वाली ग्रहस्थी और अपने पेश के नौकरशाढही 
परिवेश वाले का्यलिय और सामूहिक हाल में जीवन बिताते हुए फूकन यह भुल ही 
गया था कि इस लौकिक समाज के बीच ही मनाहारी कण्ट-स्वर की सुर लहरी का 
संगीत एक मधुर लोकोनर सुर से अनुगुजित कल्पना-लोक का निर्माण कर सकता 
#॥ इस लोकोनर सुर-लहरी की मधुर मिठास एक दिन सुन लेने भर से ही उसकी 
उभर आईं पिपासा शान्त नहीं हुई। अतः चम्पा की संगीत-सध्या ओं में वह क्रमश' 


48/ पाखी घोड़ा 


अधिकाधिक बार जाने लगा। एक-एक कला बढते-बढते चन्द्रमा बढता ही जाता है, 
उसी तरह उसकी भी पिपासा क्रमशः बढने लगी। उसके दिल में यह भावना उठने 
लगी कि इस रूपसी सगीत कलाकार के हृदय-प्रदेश में ही ईश्वर ने सौन्दर्य के 
रहस्यमय खजाने को छिपा रखा है। उस खजाने के तल में मोने का अमूल्य फल 
रखा हुआ समझकर उसे प्राप्त करने के लिए उसका दिल छटपटाने लगा। जीवन की 
सार्थकता की उत्कृष्ट अभिलाषा में वह जितना ही उस सगीत-साध्चिका के करीब 
पहँँचता गया, उसे लगा कि वह उतना हीं विशुद्ध मम्पूर्ण और अखण्ड सौन्दर्य के 
करीब पहुँच गया है। 

प्रौदावस्था कं, ढलती जवानी के फूकन का रोम-रोम जैसे अपने इस दूसरे प्रेम 
में ही असीम सुन्दरता के देवता की पुकार सुन रहा था। उसकी सम्पूर्ण सत्ता उसी 
मे विनीन होने को ईश्वरच्छा समझ रही थी। 

परन्तु फूकन का यह आन्तरिक निष्कलुप प्रेम गुवाहाटी के सभ्य-सुसस्कृत 
उच्च-कुलीन परिवारों में विकृत होकर एक कलक के रूप में ही चर्चित और 
4चयारित हुआ। मौसी जी के हृदय में ईर्ष्या, अपमान-बाध, छोटेपन की भावना, 
स्त्री -जीवन की माधना की व्यर्थता और जलन आदि भावों ने एक साथ ही उभरकर 
उन्हें पुरी तरह से आकूल-व्याकुल बना दिया। चम्पा नामक कोई एक अपरिचिन, 
सुन्दरी गायिका स्त्री अपने कण्ठ सगीत की सुरलहरी क॑ जादू के बल पर, उनके 
सती साध्वी हृदय की वेटी पर विराजमान उनके पति देवता को चुरा ले जाएगी और 
ससार के सामने उन्हे नेस्तनाबूद कर लोगों के हेंसी-ठट्े, लाछन लगाने लायक 
करके छोड जाएगी, यह दुर्दशा उनसे सही नहीं गई। चारों ओर से असहाय 
असफल हो उन्होंने मारे क्राध-क्षोभ के घर में ही खाना छोडदकर अनशन उपवास 
करना शुरू कर दिया। 

परिवार के सबसे बड़े सदस्य और उनके जेठ प्रोफंसर रविचन्द्र जी अपनी बहू 
के इस महाकष्ट को सह नहीं सकं। पुरुष के मन में मोहिनी माया जो बीच-बीच 
में विकास ला देती है, इसका प्रमाण तो (पुराण की) 'हर मोहन' कथा में ही 
विद्यमान है (जिसमें शिव को मुग्ध करने वं; लिए विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया 
था) जब महाठेव शिव जैसे जितेन्द्रिय (जिन्हों ने काम देवता तक को भस्म कर दिया 
था) महापुरुष की ही ऐसी दशा हो गई तो फिर पचानन फूकन किस खेत की मूली 
है। इसी कारण वे स्वय बिलकुल ही विचलित नहीं हुए थे। परन्तु एक भले-कलीन 
परिवार की अबला वधू के दु ख़ से वे भी परेशान होने को मजबूर हो गए। 

दो दिन बाद ही वे मोटर से शिलाग जा धमके। वहाँ उन्हो ने अपने अग्रेज 
मित्र आई. जी. पुलिस को सारी बातें घर-जैसे ही खोलकर समझा दीं। फिर हमेशा 


पाखी घोडा। 49 


से उनकी बातों का आदर करने वाले अपने छोटे भाई को उन्होंने सामाजिक 
शिष्टाचार कल खानदान की इज्जत और आचरण तथा मनुष्य के रूप में सद्व्यवडार 
आदि की दृहाई देकर ऐसा समझाया-बुझाया कि उसे बोरिया विस्तर संहिल हीं 
अपने साथ गोहाटी खींच लाये और मौसी जी के हाथों सौंप दिया। इस घटना से 
चम्पा की सगीत-सभाओं का कुछ नुकसान हुआ या नहीं, इसके स्वंध में तो काट 
पता नहीं चला परन्तु फुकन का टढय क्रूर वास्तविकता की बोट से उज़हे हुए 
जगल की तरह क्षार “बार हो गया टेट भर ग्रे गया। 

पच्ानन फूकन रूप सौन्दर्य के कल्पना लोक से निकलकर यथार्थ के बगनज 
पर प्रतिप्टित लोकायत समाज में था नो गया मगर दससे ने तो उसे अन्तर का 
शान्ति मिली और ने बाहर का सुख। सोते-जागते, सपना देखते, प्रत्णक दशा में 
चम्या की मर्ति उसके सामने आ रबी होती हैं और टसे व्याकल बना देती। हालत 
यहाँ तक परच गई कि एक ही काठरी में एक ही सेज पर मौसी जी के साथ सोने 
पर भी वह उसे हो टेस्व ही नहीं सका। इस दौरान मौसी जी ने कामास्या देवी के 
मन्दिर में थी का दीया जलाकर नवग्रह पूजन करवाकर, शनिग्रह की शान्ति हतु यज्ञ 
करवाकर नैवेद- प्रसाद का बाल चटा-चटाकर अपने पुरुष 'महादेव' को कत्सिल 
नारी के माया मोह से छुड़ाने की मरपुर कोशिश की। लेकिन सारे देवी -दबला भी 
विरुद्ध डी हों गा। उनके पुसष. 'महादेव' ने एक नन्हे वालक का भांति खुद ही 
माँसी वी ' अपनी थर्मपत्नी को, के सामने विस्तार से वर्णन किया कि इस मायावी « 
चम्पा के टदथ में छिपे उस झूप लोक की खोज में वे केसे कस देरोगी हो गाए 
उन्हों न कष्ठ. भी छिपाया नहीं। परनत उनकी अपनी यह सब कुष्ठ स्वीकारन को 
विनम्र चेप्टा ने मौसी जी के क्रोध को कम करने की जगह उनकी ईर्ष्या का आग 
को और भी दुगुना दहका दिया। सती -साध्वी पन्‍नी के प्रेम की ऐसी अवहलना उन्हे 
बरदाश्त नहीं हुई। इसके ऊपर भी उन्होंने अनुभव किया कि इतना सब कुछ करक 
भी उनके पतलिदेव को तनिक भी खेद या पश्चानाप नहीं हैं। 

फिर उसके बाद तो उन्होंने अतिशय कठोर रूप धारण कर लिया। उन्हें एसा 
महसूस हुआ कि उनके पलिदेव ने बाला लखिन्दर की तरह काल नागिनी के ईंस 
लेने से स्वय ही मृत्यु का बरण कर लिया है। तब तो उन्होंने मन-ही -मन प्रतिता 
कर ली कि इस तरह काल-सर्पिणी के देश से मृत्यु का प्राप्त अपने पतिदेव को वह 
जब तक पुन जीवित नहीं कर लेगी, तब तक थे सन्यासिनी के वेश में निरन्तर 
भगवान की पूजा-अर्चना करे गी। 

घर पर रहकर पचानन फुकन नेशमात्र भी शान्ति नहीं पा सके। घर के बाहर 
जो स्वच्छन्द शान्ति उन्हें दिखाई देती थी उसे सोचते सोचते उनका हृदय हाहाकार 


50 पारवी घाटा 


कर उठता था। मन-प्राण से वे इस संकट से छुटकारा पान का उपाय सोचने लगे। 

ठीक उसी समय उनका स्थानान्तरण इम्फाल के लिए हों गया। तब उन्हें ऐसा 
महसूस हुआ जैसे कि घर की काल कोठरी से उन्हे छुटकारा मिल गया हो। 

उमर वक्त इम्फाल जापानी सेना द्वारा घेर लिया गया शहर था। वहाँ का 
जन -जीवन बहुत ही सकटपूर्ण और उत्तेजनामय था। उस डॉवाडोल स्थिति वाले 
शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने का भार पंचानन फूकन के कधों पर आ 
पड़ा। बस फिर क्‍या था? उसी उत्तरदायित्वपूर्ण काम में उन्होंने अब अपने को पूरी 
तरह से लगा दिया। यह जरूर है कि इससे भी उन्हें शान्ति नहीं मित्री है, परन्तु 
आत्मा की जो सतत्‌ दु ख देती हुई यन्त्रणा थी, उससे जरूर ही निस्तार (छूटकाग) 
मिला हैं। 

गुवाहाटी में रहकर मौसीजी फूकन जी के नैतिक दृष्टि से पूरी तरह स्वस्थ हो 
जाने के दिन की बाट जांह रही है। परन्तु कौन जानता है कि वह दिन आखिर कब 
आएगा ! 

फलत अब मौसी जी का जीवन एक नम्बी प्रतीक्षा बन कर रह गया है। 
उनके प्राणो में एक करुणाभरी उदास रागिनी निरन्तर बज रही है। 

नवीन और उसके जैसे लोग जिस तरह साप्राज्यवादी सरकार क॑ अत्याचारे के 
खिलाफ अमसहयोंग अवज्ञा आन्दोलन चला रहे है, ठीक उसी तरह वे भी अपने 
स्वार्मी-पति के दुराचारों के विरुद्ध शरीर और मन दोनों से ही असहयोग कर रही 
है ! इस तरह उन्हें पाप-कर्मयुक्त पथ से हटाकर धर्म-पथ पर ले आना ही उनका 
प्रमुख उद्देश्य है। बिना ऐसा हुए उनका और उनके पति का मोक्ष कतई सभव नहीं 
है। उनका विश्वास है कि इस तरह की असहयोग की साधना के परिणामस्वरूप 
उनके पतिदेव धीर-धीरे गवण का मार्ग छोड़कर राम के मार्ग पर चलने की सुर्वद्धि 
पा जाये गे । 

फूकन के यकायक इम्फान जान के दिन के ठीक अगले दिन की रात को 
उनकी इस असहयोग साथना का सबसे निर्मम रूप प्रत्यक्ष हो गया था। 


कलकत्ता के एक कलीन दत्त परिवार से असम के कई कलीन परिवारों का काफी 
सौहार्दपूर्ण रिश्ता कायम हो चुका था। कई परिवारों से तो स्थायी संबध हो गया 
था। उस परिवार क॑ श्री नरेश दत्त बहुमु्खी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। वे एक तरफ 
तो अध्यापन और शोध-गवेषणा के कार्य में प्रेसीटेन्सी कॉलेज में नियुक्त थे, दूसरी 
ओर शिलांग और गूवाहाटी की बिजली कम्पनी के कारखाने के भागीदार बनकर 


पाखी घोडा। 5॥ 


असम में अपने व्यवसाय का भी प्रसार किए हुए थे। रविचन्द्र, पंचानन, सिराजुद्दीन, 
सदानन्द आदि कई व्यक्ति नरेशदत्त के अतिप्रिय छात्र थे। इसी सूत्र से उन सबके 
कॉलेज के जीवन से ही उन लोगों का बहुत गहरा सबध स्थापित हो गया था। 


उन्हीं नरेश दत्त जी का सबसे छोटा बेटा आई. पी. एस. परीक्षा में प्रथम 
स्थान पाकर तेजपुर का एस. पी. बनकर असम में आया था। गुवाहाटी पहुँचने पर 
सिराजुद्दीन के किराए पर लिये हुए विशाल प्रासाद पर दो दिन के लिए ठहरा हुआ 
था। अन्तिम दिन की रात को पंचानन फूकन ने उसे अपने घर रात के भोजन पर 
आमन्त्रित किया था। असहयोग साधन कर रही मौसी जी ने खाना वगैरह तो 
अच्छी तरह पका-वका दिया, परन्तु आमन्त्रित अतिथि के सामने खुद बिलकल ही 
नहीं गईं। उनकी जगह पर अतिथि की सेवा-शुश्रूषा का भार माकन ने उठाया। 
मौसी जी के असहयोग की मात्रा उस दिन अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची थी। 
उनके इस व्यवहार से पंचानन फूकन के दिल को असहनीय चोट पहुँची। अपने ही 
घर में एक पराये अजनबी की तरह रहना उसकी सहन सीमा के बाहर हो गया। 
फलस्वरूप अतिथि के विदा हो जाने के बाद फूकन ने अपनी पत्नी को तरह-तरह 
बार-बार और बडे निर्मम रूप से लांछित-तिरस्कृत किया, डॉँटा-फटकारा। फलस्वरूप 
स्वाभिमानी मौसी जी के मन में इसकी प्रतिक्रिया मे भयानक विक्षोभ पैदा हो गया। 
अतः उस दिन ही माँ के घर चले जाने के लिए उन्होंने अपना सारा सामान, 
बोरियॉ-बिस्तर बाँधकर सारी रात दुदू के कमरे में “रामायण” पढते-पढते ही बिता 
दी | अपने सोने के कमरे में छक बार झाँककर भी नहीं देखा। 


परन्तु भाग्य की मंशा तो कुछ और ही थी। दूसरे दिन भोर रात में ही फूकन 
ने आ. ई पुलिस का ऑर्दर पाया कि वह चौबीस घण्टे के अन्दर इम्फाल में जाकर 
अपनी इयूटी सँभाल ले। अब जरा-सा भी देरी किए बगैर उसने भी अपना सामान 
झटपट बाँधा और बड़े तड़के ही गुवाहाटी के नवनिर्मित सरभोग हवाई अट्टे पर 
पुलिस की जीप से बड़ी तेजी से जा पहुँचा और फिर वहाँ से मिलिट्री के हवाई 
जहाज से इम्फाल चला गया। जाते समय केवल शिष्टाचार के नाते बस एक बार 
मौसी जी को हॉँक लगा गया। मौसी जी की बँधी-बँधाई गठरी धरी-की-धरी रह 
गई। उनका सोया अहं सिकुूडकर कड़ा हो हिमालय की भारी बर्फ की ढेरी की तरह 
ठंडा पड़ गया। 


मौसी जी घर पर ही रह गईं, परन्तु उनके मन का रोष बाहर के कामों में 
बिलकुल उल्टे रूप में प्रकट होने लगा। अब घर के काम-धाम में वे पहले की तरह 
सहज रूप मे एकान्त मन से नहीं लग सकी | घर की जगह जमीन, खेती, बारी की 


52 पाखी घोड़ा 


देखभाल कां काम उन्होंने पूरी तरह बेठाराम मोहरी पर छोड़ दिया। उजनि* के 
चाय बागान में प्रबन्धक (मैनेजरी) का कार्य कर रहे दुदू के लिए भी चिट्ठी-पत्री देना 


बन्द कर दिया। 
बाग-बगीचे के माली, घर के नौकर-चाकर सभी मालकिन की खबरदारी से 


मुक्त होकर आलसी बनने लगे। जब उन्होंने देखा अपने मान-अभिमान 
असन्तोष-रोष का फूकन के दिल पर कुछ भी प्रभाव पड़ने का कोई लक्षण नहीं 
दिखा, तब फिर धीरे-धीरे उनका हृदय एक अभूतपूर्व विपत्ति और असुरक्षा की 
चिन्ता की चोट से टूक-टूक होने लगा। और तभी से उन्हें पूर्णिमा की रात भी 
अमावस्या की रात जान पड़ने लगी। 

आजकल वे जब रामायण का पाठ करती हैं, तो वे मन्दोदरी की पीड़ा के 


संबंध में ही सोचती हैं, सीता के पीड़ा के सम्बंध में नहीं। अपने अन्तःपुर में ही 
सुन्दरी सती नारी के विराजमान रहने पर भी रावण अशोक वन में जाकर सीता का 
संग पाने के लिए जो लालायित था, उसके पीछे आखिर क्‍या कारण था? यह 
सोचने मे ही वे परेशान-परेशान हो जाती हैं। उनकी कुछ समझ में आना हीं कठिन 


हो जाता है। 
मगर (जैसे-जैसे दिन बीतते गए) धीरे-धीरे उनके मन में यह धारणा बनने 


लगी, कि इस पृथ्वी पर जितने भी पुरुष हैं, उनमें से प्रमुख रूप से अधिकतर रावण 
ही हैं, राम की संख्या तो एकदम नगण्य है। मनुष्य असलियत में राक्षस ही है। 

मौसी जी के मन के गोपनीय विचार तब तक शयन-कक्ष से बाहर नहीं फैल 
पाए थे। फूकन जब शिलांग की पर्वतीय उपत्यका से उतरकर (गुवाहाटी) घर आकर 
रहने लगे तो उसके साथ-ही-साथ चन्द्रमा के कलंक की तरह ऊपर-ऊपर से 
दाम्पत्य जीवन के मिलन की जो चाँदी-सी चाँदनी की चमक थी, उसकी ओट में 
उनका कलंक भी ढँक गया था। इससे फूकन के इम्फाल जाने पर दीफली पुखरी 
और जोर पुखरी (गुवाहाटी क॑ दो प्रसिद्ध तालाब जहाँ अब बड़े-बड़े बाजार और 
कालोनियाँ बन गई हैं) क॑ जलाशयों के पानी में एक बुलबुला भी नहीं उठा। 

संघ के आश्रम में एक भिक्षुक की तरह त्याग और सेवा का जीवन बिताने 
वाले नवीन के लिए अपने शयन-कक्ष के अंधड-तृफान की चपेट में आकर मौसी 
जी के कलेजे के टूक-टूक चकनाचूर हो चुके हृदय की मर्मवेधी बातों को समझ 
पाना बहुत मुश्किल था। जिसके सोचने-समझने की मूल-प्रकृति आज तक हजारों 
आदमियों के उद्धार की ही बात को उचित समझती रही है, उसका मन मौसी जी 
द्वारा की गई रामायण की उल्टी व्याख्या का मूल कारण मौसी जी के हृदय के बाहर 


अभय मीनननननन- सनम न ता पएग अथमानवकमनननाभाा ककया 7फडएटिए एशियन अली लक पते 3 


* मुहरि, क्लर्क, जो कोर्ट-कचहरी के कागजात देखता है। 
* ब्ह्मपुत्र के आदि स्रोत उत्तर असम के। 


पाखी घोडा। 53 


ही ढूँढने का प्रयास करेगा, इसमें फिर आश्चर्यचकित होने-की क्या बात है। 

सो नवीन की धारणा यही बनी कि इस महायुद्ध ने गुवाहाटी शहर के शरीर 
पर जो कृष्ठरोग के घाव पैदा कर दिए हैं, उन्हें देखकर ही मौसी जी रापायण की 
उल्टी-पुल्टी व्याख्या कर रही हैं । 

समाचार-पत्र रोज-रोज होने वाले भयानक हत्याकांडों और विनाशों की ख़बर 
प्रकाशित कर रहे हैं। हत्या की ऐसी ताण्डव लीला जिसका कोई आधार नहीं, 
निरर्थक हत्या। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन मरे हुए सैनिकों की लाशें उतारी 
जा रही हैं, गभीर रूप से घायल सैनिक और बन्दी बनाए गए जापानी सैनिक उतर 
रहे हैं। शहर की मुख्य सडक से सैनिकों के मृत शरीर (गाड़ियों पर लद॒कर) नवग्रह़ 
श्मशान घाट के पास बनाए गए कब्रगाह (सिमिट्री) को ले जाए गए है। कब्र पर 
पत्थर की परिचय-पट्टिका लगाकर कोई अज्ञात सैनिक कारीगर शिलापड्रिका पर मृत 
सैनिक का परिचय छेनी-हथौडी की सहायता से खोदकर लिख गया है, उसमें एक 
ही कब्र खोदकर भत्रु पक्ष और मित्र पक्ष के मृत शरीर को दो भागों में 
अलग-अलग करके ढँक दिया है। यह बेटवारा भी विलकूल अर्थहीन है। और आप 
क्या-क्या सोचते है ? यह हत्याकाड भर ही क्‍या अकेला आतक का काएड है? 
कोहिमा और इम्फाल के आस-पास तो साम्राज्य विस्तार और अपने राज्य के लिए 
प्रचण्ड युद्ध चल रहा है। राज्य के लिए कृत्सित लिप्सा किस पक्ष में अधिक प्रवल हैं, 
अंग्रेजों की या कि जापानियों की, कह नही सकता। 

यह राज्य लिप्मा भी अर्थहीन है, धन की लिप्मा, नारी की लिप्सा, सभी 
अर्थहीन है। फिर शहर की 'छाती पर ही इस लिप्सा के विकट दृश्य देखकर अगर 
सभ्य सुशिक्षित सम्भ्रान्‍्त परिवार की कुलबधुओ के हृदय में पुरुष मर्द-राम के रूप 
में न दिखकर रागण के रूप में दिखाई पड़ते हैं, तो इस रहस्य को बिना किसी 
प्रयाम के ही समझा जा सकता है। मौसी जी के घर से बस दो लट्टे "आठ हाथ 
लंबाई को नारा का असमीया माप नल्न कहलाता है, जो एक लट्टे बगबर होता है।| 
भर की दूरी पर ही रहते हैं, उनके भतीज-जमाई मन्मथ चौधरी जिन्हें उठते-बैठते, 
खाते-पीते हर समय वस एक ही धुन लगी रहती है कि कैसे अधिक -से- अधिक धन 
इकट्ठा कर ले। सेना में काम करने वाले सैनिक कर्मचारी और सैनिक सगठत्न रद्दी 
कागज की तरह नोट चटका रहे हैं, जूठन की ढेरी पर जुठन खाने क॑ लिए इकट्ठा 
हुए कौवों की तरह झुण्ड-के-झुण्ड आदमी उन्हें लूटने के लिए हाथ पमार रहे है । 
कहते हैं कि हालत इतनी खराब हो चुकी है धन की लालच में हिन्दू कसाहों के 
हाथ गाय बेंच ग्हे हैं तो मुसलमान शराब बेचने पर उतर आए है। रुपये कमाने 
की लालच में लोग एम. ई. एस. और ऐसी ही और दूसरे मिलट्री स्टोरों से 


54/ पाखी घोड़ा 


चोरी-चोरी और सारे सामान खरीद ला रहे हैं, जिससे कि उन्हें बाजार में भारी 
दामों में बेचकर रातोंरात धनी-मानी बन जायं। फैंसी बाजार (गुवाहाटी शहर का 
एक वाणिज्य केन्द्र) के आढती-व्यापारी चावल कड्डुवा (सरसों का) तेल काले बाजार 
में पहुँचाकर रातों-रात लखपति हो रहें हैं। राम, राम, राम ! अब तो मनुष्य भी 
खरीद - फरोख्त की एक चीज बन गया है। भला सोचों तो, इस गुवाहाटी शहर में 
पहले कितनी कम वेश्याएँ थीं, जब कि लोग बताने हैं कि अब अचानक ही उनकी 
संख्या बढ़कर लगभग छह सौ हो गई है। भगवान ही रक्षा करें। इस तरह की बाते 
सुनते-सुनते कान पक गए है अब तो मन करता है कि कानों में ठेंठी लगा लें । 

ओर इस तरह जो तमाम सारे दुराचार हो रहे है उनमे से अधिकांश भाग के 
कर्त्ता-धर्त्ता ये मर्द लोग-पुरुष समाज ही तो हैं। सो इस तरह के निर्णय पर पहुँचने 
में मौसी जी की कोई गलती नहीं। इस तरह की लिप्सा-लानच का नाम ही तो 
रावण है। 

युगो -युगो में रावणों ने मर्दों की इसी लिप्सा को अभिव्यक्त किया है। परन्तु 
लव स्थिति यह थी कि ऐसी सकट की घड़ी में जो राम लोग थे, उन्होंने इस लिप्सा 
के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए उन पर विजय प्राप्त कर साधारण मनुष्य को 
संयम की शिक्षा भी प्रदान की थी। परन्तु आज लगता है जैसे उनका ग्रोत सूख 
गया है, उनका वंश निश्शेष हो गया है। महात्मा गाधी भी, जैसे जेल में कैठ है। 
विमल भाई साहब मदनापल्‍ली चले गए है। वरदल महाशय नटीं की मुख्य 
स्रोत -धारा में जब नैया नहीं चला पाए तो उसकी सहायक पतली धारा से ही होकर 
नैया खे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के लिए आन्दोलन चला रहे 
है। अब भला सोचे तो कि रुपये-पैसे धन-दौलत की निप्मा से गस्‍्त इस शहर के 
लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा ही कया स्वर्गीय स्वर्णिम फन ला देगी? समाज मे जो 
सदाचरण करने वाले सज्जन पुरुष थे, वे या तो जेल मे हैं, या फिर चूल्हों की 
भट्टियों मे जल रहे है। सारे-के-सारे राम या तो शहर से निर्वासित हो चुके हैं। या 
फिर घरों में भूमिगत हो अवरुद्ध हो गए है। उनमें से कौन राम होने की कोशिश 
कर रहा है और कौन रावण बनने के फिराक मे है? इतनी कुशलता से कि उसे 
पकड़ पाना मुश्किल है। 

ऐसी विकट स्थिति में जो समाज जीवन के मूल-उद्देश्य कों समझाने के लिए 
इुग्गी पीट-पीटकर लोगो को बुलाकर लाता, वही अध्यापकों का समाज, बुद्धिजीवी 
वर्ग आज खुद ही भ्रमित है। स्वयं प्रोफेसर रविचन्द्र अत्याचार और शोषण के पेड 
को पानी दे-देकर सींच रहे हैं। (राष्ट्र की इस संकट की घडी मे ) ब्रिटिश साम्राज्य 
के लिए युद्ध का प्रचार कार्य करके, भारत में ब्रिटिश शासकों के साम्राज्य को 


पाखी घोडा। 55 


बनाए रखने के लिए शासन के प्रति सहयोग प्रदान करके और देश पर मर मिटने 
वाले देश-प्रेमियों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसकी ओर से मुँह मोडकर निरपेक्ष 
बने रह कर। वे और उनके धनी-मानी असमीया मित्र मिलकर इस समय एक नया 
चाय बागान खरीद रहे हैं। विशाल वट वृक्ष की छाया मे पान की बेल नहीं लगती, 
बेहया किस्म की जंगली लताएँ तक नहीं पनप पाती, यह सिद्धान्त की बात तो वे 
भूल ही गए हैं। मनिराम दीवान का चाय बागान कहाँ चला गया? और ये 
बडी-बडी औद्योगिक कम्पनियाँ छोटी-मोटी कम्पनियों को कब निगल जाएँगी, भला 
कौन जानता है? सभी तो रावण बनने के रास्ते पर जा रहे हैं, सो मौसी जी ठीक ही 
तो कह रही है। 

मौसी जी के पलंग पर नवीन आराम से बैठ गया। इस शवग्रस्त शहर को अब 
अगर कोई ताकत बचा सकती है, तो वह संघ ही है। उसने मन-ही-मन निश्चय 
किया कि संघ की ताकत को और अधिक बढाने के लिए वह एक मासिक पत्रिका 
प्रकाशित करवाएगा, और जब मासिक पत्रिका की आर्थिक दशा कुछ सुदृढ़ हों 
जाएगी तो एक दैनिक समाचार पत्र भी निकालेगा। 

इस तरह शब्द का पाज्चजन्य शंख बजाकर वह इस शहर को जगाएगा। शब्द 
ही उसका लक्ष्य-भेद के लिए धनुष-बाण होगा। उसने यह बहुत साफ-साफ समझ 
लिया है कि समाज में रावणों की प्रमुखता को समाप्त करने के लिए आवश्यकता 
है एक ऐसी संघबद्ध शक्ति की जो सबकी समानता की भावना से प्रबुद्ध हो। अत 
सब कामों का मुख्य लक्ष्य होगा समानता की चेतना जगाना। 

वह बोल पडा, “एक बात है मौसी जी।” 

“क्या?” उसके मुँह की ओर निहारते हुए मौसी जी ने शान्त भाव से पूछा। 

“आप ने ठीक ही नक्ष्य किया है।” उसने उन्तेजित स्वर में जवाब दिया, 
“रावण को परास्त करने का अब बस एक हीं रास्ता शेष रह गया है, मौसी जी ! 

“कौन-सा ?” बडी उत्सुकता से मौसी जी ने पूछा। 

“यह जो नाना प्रकार की विषमता है, भेद-भाव है, इसे दूर करना। जितनी 
भी लिप्माएँ हैं, लॉभ-लालच है-सबकी जड़ यह विषमता ही है, सभी असमानता 
की वजह से ही पैदा होती हैं, जरा देखे तो मौसी जी, कि कितनी तरह की 
अममानताएँ हैं। गोरे के साथ काले की, पुरुष के साथ नारी की, ब्राह्मण के मौथ 
हरिजन की, शक्तिसम्पन्न के साथ शक्तिहीन की, सबल के साथ निर्बल की ह 
पूँजीपतियों के साथ मजदूरों की, साम्राज्ववादी ताकतों के साथ उनके द्वारा शोषित 
उपनिवेशों की, कैसी-कैसी विषमताएँ है। इन सबमें कितना अन्तर है, कितना 
भेद-भाव है। और यह जो असमानता है, भेद-भांव बरतने का जो रिवाज है उसकी 


56/ पाखी घोड़ा 


वजह से ही लडाइयाँ हो रही हैं, रुपये-पैसे, धन-दौलत के प्रति लालच की होड है, 
नारी जाति पर भयंकर अत्याचार हो रहे हैं। समाज में दुःख दारिद्रय आदि हैं। यह 
असमता की स्थिति जब तक शहर को जकड़े रखेगी, तब तक रावण की यह लिप्सा 


भी वर्तमान रहेगी।” 
'समानता' शब्द को जितने खुले ढंग से संघ के परिवेश में इस्तेमाल कर सकते 


हैं, उतनी ही स्वच्छन्दता से उसका इस्तेमाल फूकन के परिवार में कर पाना संभव 
नहीं है, यह बात नवीन कभी समझ नहीं सका था। 

इस घर के परिवेश में तो स्थिति यह है कि यहाँ किसी ऐसे शब्द का उच्चारण 
करना ही पड़े तो यहाँ के शिष्टाचार के तकाजे उस शब्द को पूरी तरह 'नपुंसक' 
बनाकर उसकी सीधी अभिव्यक्ति-शक्ति से उसे हीन बनाकर ही उच्चारित किया 
जाता है। फूकन के घर के सोच-विचार, दर्शन की व्याख्या स्वयं प्रोफेसर रविचन्द्र जी 
की करते हैं। और उनके दर्शन की उस व्याख्या के अनुसार समानता या साम्य 
'शब्द” का मतलब बहुत अधिक करुणा या दान भर है। जिस तरह हाथ की पाँचों 
अँगुलियाँ एक ही समान नहीं होतीं, उसी तरह समाज में सभी मनुष्य समान-समान 
नहीं होते। इसी वजह से कोई राजाधिराज सम्राट होता है, तो कोई सडक के किनारे 
की पटरी का भिखारी। कोई महाधनाढूय बिरला होता है तो कई सूखे पत्ते बीनने, 
इकट्ठा करने वाले मजदूर। कोई होता है महात्मा गांधी, कोई होता है हिटलर। इसी 
प्रकार प्रत्येक युग में असमता बनती रहती है। 

मौसी जी ने रामायण की पोथी बन्द करके ग्रन्थाधार (काठ की बनी क्रासनुमा 
पट्टी निचले क्रास के सहारे खडा करके उस पर पोथी खोलकर पाठ करते हैं) सहित 
उठाकर पास में पड़ी मेज पर रख दिया। 

'समता' शब्द जैसे प्रायः और लोगों में दहशत पैदा कर देता है, उसी तरह 
उनके मन में भी उसने दहशत पैदा कर दी। फिर उन्होंने हँसते हुए कहा, “तुम जो 
'समता' का इतना निर्भय होकर सहज ढंग से उच्चारण कर पा रहे हो, उसका मूल 
कारण यह है कि तुम संघ में रहने वाले एक भिक्षु या सेवक हो। (तुम्हारा अपना 
कोई घर-बार नहीं है) परन्तु मेरे पास तो बेलतला मे लम्बी-चौडी खेती है जिसे 
हमने अधिया-बँटिया-- (अर्थात्‌ फसल उगाने वाला किसान उपज का आधा हिस्सा 
खेत मालिक को दे देगा-इस शर्त की खेती) पर दे रखा है, उत्तरी पहाडी इलाके में 
अपनी चाय बागान है और इन सबके भी ऊपर है (घर के मर्दों की) सरकारी 
नौकरी, राजकीय सेवा। तुम सोचते हो कि तुम अपने एक शब्द का बाण मारकर 
मुझे अपने नाग पाश में बाँध लोगे, तो यह एक आकाश-कुसुम जैसी, आकाश में 
मचान बना लेने जैसी ही असम्भव बात है। और तुम्हारे जैसे समझदार नवयुवक के 


पाखी घोड्य / 57 


मुँह से शोभा नहीं देती। अरे इस धरती पर समता कभी भी नहीं होगी। साहब (बड़े 
लोग या अंग्रेज साहब) लोग हमेशा रहेंगे। उससे तो बल्कि राम का रास्ता ही 
अच्छा है। (समता के लिए कोशिश करने की जगह) रावण के स्वभाव को सुधारने 
की जरूरत है। 

नवीन ने अब समझा कि बात की आरंभिक जड़ से ही, शुरूआत से ही बात 
को समझने में: उससे गलती हो गई थी। दरअसल मौसी जी अभी भी (मूलरूप से 
परिपूर्णत:) फूकन परिवार की परम्परावादी गृहिणी ही बनी हुई है | (पुरुष और नारी 
में असमता की भावना की वजह से नहीं बल्कि) किसी और प्रकार क॑ दुख से 
परेशान होकर ही संभवतः वे पुरुष वर्ग की तुलना रावण से कर रही थीं। फलत 
उसने निराश होकर कहा-“मौसी जी ! इतनी सरलता से तो मै किसी कि विचारधारा 
को बदल नहीं सकता। इसके अलावा भी मैं गांव में रहने वाले किसानो और चाय 
बागानों में खटने वाले मजदूरों को कुछ अच्छी तरह ही जानता हूँ। आप लोगो की 
मुद्दी में, आप लोगों के आधिपत्य में यह जमीदारी और चाय-बागान वगैग्ड में से 
कुछ बचा नहीं रहेगा, एक दिन वे लोग ही इनके मालिक बनें गे। हाँ, इतना जर्र है 
कि वह दिन आने में अभी देरी है। जो हो, छोड़े भी इन बातों को। मगर जरा यह 
तो बताएँ कि यह यक्रायक आप क्यो मर्द लोगों के ग्विलाफ ऐसी खद्गहस्ल हो 
गईं? कहें तो जरा, मैं भी जानू।'' 

“वह सब जानने से नुम्हाग कोई लाभ नहीं है, नवीन ।” बहुत ही उदास और 
वेदनापूर्ण स्वर में उन्होंने उत्तर दिया, “कुछ ऐसी विशेष समस्याएँ हे जिन्हें कोई 
भी किसी से नहीं कह सकता। उनका बोझ व्यक्ति को अकेले- अकेले ही ढोना पड़ता 
है। विशेषतः नारी जाति को।” 

“परन्तु मैं एक ऐसी भी श्रेष्ठ नारी को जानता हूँ, जो अपनी अत्यन्त 
गोपनीय प्रकार की निजी समस्या को भी किसी से नहीं छिपाती।'' नवीन ने तुरन्त 
जवाब देते हुए कहा। 

-'तुम सुमति की बात कर रहे हो न?” मुस्करते हुए मौसी जी ने कहा, 
“मगर नहीं, में इस वात पर विश्वास नहीं करती। अरे बेटे, नारी का यह शरीर ही 
एक महा जज़ाल है, मन की बात तो फिर कहने की जरूरत ही नंदी। अताव 
निश्चय ही कछ-न-कछ गोपनीयता तो रहेगी ही।'” । 

मौसी जी ने एक लम्बी आह भरी सॉस छोड़ी। थोड़ी देर शान्त-चुप रह लेनें के 
बाद फिर बोलीं, “हाँ, इतना जरूर है कि सुमति को एक विशेष सुविधा अक्ध्य 
प्राप्त है। उसका विमल एक मर्द-पुरुष के हिसाब से उत्तम है। जहाँ तक सभव ' है 
उस सीमा तक कभी भी नारी पर पुरुष के अधिकार का प्रयोग कर उसने किसी 


58 पाखत्री घोड़ा 


दिन भी सुमति को छला नहीं, उसे प्रताड़ित नहीं किया। सुमति की स्वतन्त्रता हम 
लोगों से बहुत अधिक है।” 

अब नवीन ने पहली-पहली बार यह महसूस किया कि मौसी जी की वेदना 
एकान्त रूप से पूरी तरह नारी की वेदना है। अब उसके मन में वह सारा कुछ 
बिलकुल साफ-साफ प्रत्यक्ष हो गया कि आखिर क्‍्योंकर मौसी जी का यह घर अब 
उदास, शोभाहीन हो गया और क्‍यों कर पूंरी फुलवारी ही मुरझा गई है। 

परन्तु वह एकान्त वेदना वस्तुतः क्या है? इसे पकड़ पाना उसके लिए संभव 
नहीं हो सका। मौसी जी की यह कोठरी तो जैसे एक विषादमय कब्रगाह हो गई है। 
उनके चेहरे पर जो रेखाएँ उभर आई हैं, उनसे विरोध करने की एक अनुगूँज निकल 
पड़ रही है। उनका रावण कौन जाने उनकी रामायण की पोथी के पास ही कहीं 
अनंग (बिना शरीर धारण किए, गुप्त रूप से) छायी बनकर छिपा हुआ है। वह कुछ 
देर तक काठमारे की तरह हकबकाया-सा मौसी जी के मुँह की ओर देखता रहा। 

उसे लगा जैसे मौसी जी का वह अबोला मुँह कह रहा है, “देखो नवीन ! सब 
कुछ वर्तमान रहते हुए भी मेरा कुछ भी नहीं है। एक चीज पर भी मेरा अधिकार 
नहीं है, नवीन। इस घर में आज मैं प्रकृत-सच्चे अर्थों में अबला हूँ।' 

मौसी जी को महसूस हुआ कि नवीन सभी कुछ समझ गया है। फलत. उनका 
मुँह लाज के मारे लाल पड़ गया। 

“नहीं, अपने मन की आन्तरिक दुर्बलता का बाहर प्रकट हो जाना, बहुत 
अनुचित हुआ जा रहा है।' मौसी ने मन-ही-मन सोचा-“उनके लिए जैसा दुदू 
(उनका बेटा) है, नवीन भी वैसा ही है। धुर बचपन से ही इस घर में उसका 
अबाध-प्रवेश रहा है, जब चाहे आता-जाता रहा है। जब बच्चा था तो खेलने आता 
था। जब कॉलेज मे पढता था तो दुदू के साथ पढने प्राय: ही आता था। बीच-बीच 
में कभी-कभी तो दुदू के कमरे मे राते बिता देता था। सन्‌ बयालीस के आन्दोलन 
की वेला मे तो दुदू के कमरे में ही भूमिगत होकर बीच-बीच में छिपा पड़ा रहा 
था। उसी दरम्यान उनकी बैठक भी होती थीं, गुप्त बैठकें। कभी-कभी तो वहीं 
बैठकर माकन ने भी उनके पोस्टर और प्रचार पत्र, लिख दिया था। बाद में इसी 
तरह के कामों के कारण ही सरकार ने उनके “'महादेव' की नौकरी में तरक्की रोक 
दी थी।' 

सो वही नवीन उनके स्नेह-दया-ममता का पात्र है। परन्तु उनके हृदय की 
गोपनीय बातों का भागीदार तो वह हो नहीं सकता। 

और इसके अलावा भी आज तो वह यहाँ आया है उनकी कन्या का 

पाणिप्रार्थी होकर। विवाह के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांगने। इस सन्दर्भ में उन्हें 


पाखी घोडा/ 59 


बूँद भर भी सनन्‍्देह नहीं है। 

उनके हृदय मे नवीन के प्रति असीम स्नेह उमडा पड रहा था। (उन्हे अनुभव 
हुआ कि) अभी भी उसके मुँह की आभा को दुनिया की कुटिलताओ ने 
बदनामियों ने और पापों ने कलुषित नहीं किया है। (अभी भी उसमे निष्कलुष 
सहज मानवीयता है) वह दूसरे की वेदना को, दूसरो के दु ख-दर्द को सहजता से 
अपना बनाकर ग्रहण कर सकता है। दूसरो के दुख के प्रति सहज समानुभूति 
रखता है। 

अचानक ही उन्हे याद आ गईं कल जेठ जी के घर मे दिवगत ससुर जी के 
श्राद्ध-कर्म सम्पन्न हो जाने के बाद पूरे परिवार की रसोई घर मे जो बैठक हुई थी, 
उसकी बाते। उस पारिवारिक गोष्ठी मे निर्णय लिया गया था, माकन के लिए 
रजीत को वर के रूप मे पाने का प्रयास करने का। जेठ जी को तो दृढ विश्वास हो 
गया है कि रायबहादुर सदानन्द बरूआ जी उनके इस प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार 
कर लेगे। विगत कुछ दिनो के अन्दर-अन्दर ही इन दोनो परिवारों के बीच एक 
नया व्यावसायिक दृढ सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। फूकन और उसके परिवार के 
लोगो का जो चाय-बागान है, उसके वे एक बडे भागीदार बन चुके है। पहले 
चाय-बागान लगाने के लिए जो भारी कर्ज का रुपया लेना पड गया था, उसके बोझ 
को कम करने और ऋण को चुकता करने के लिए यह नयी व्यवस्था की गई थी। 
अब इस नये व्यावसायिक सबध को खून के रिश्ते, शादी-ब्याह के सबध मे बदल 
देने (और इस तरह रिश्ते को पूरी तरह पक्का करने) के लिए ही जेठ जी माकन की 
शादी रजीत से कर देना चाहते है ।* 

सदानन्द बरुआ जी अपार सम्पत्ति के मालिक है, परम धनाढूय व्यक्ति है। 
अगर उनकी धर्मपत्नी ने तब मुसीबते खडी कर बाधा-बिघ्न न डाला होता तो 
सुदर्शना के साथ ही रजीत की भी शादी हो चुकी होती। लेकिन अफसोस कि वह 
सुयोग हाथ से जाता रहा। इस वक्त राय बहादुर जी अपने बेटे के ब्याह करने का 
दृढ निश्चय कर चुके है। नरवरे भी बहुत बढ गए है। शादी के लिए सबंध भी 
बहुत आ रहे है। अतएव अगर जल्दी-जल्दी भाग-दौड न की गई तो सबंध स्थापित 
हो पाने मे विपत्ति (की भी आशका) है। इसी वजह स॑ जेठ जी ने वायरलेस से 
सन्देश भेजकर अपने लहुरे भाई की सहमति भी मँगा ली है। 

सुदर्शना की शादी का प्रस्ताव करने पर उसका विरोध जेठानी जी ने किया 
था। परन्तु उस दिन जब माकन की शादी करने की बात उठी तो उस सभा में खुद 
मौसी जी ने उसका विरोध किया। उन्हो ने विवाह क सबध मे माकन की इच्छा को 
साफ-माफ जेठजी को बतला दिया। इस प्रसंग मे उन्होंने नवीन की बात का भी 


60 | पाखी घोडा 


उल्लेख किया। 

लेकिन इस बार जेठ जी औरतों की बातों पर ध्यान देकर परिवार के हित की 
जड़ों पर कुराघात करने को एकदम राजी नहीं हुए। अब प्रेम के संबंध में उनकी 
धारणा पहले की तरह बलवती नहीं रही। अब तक की अपनी बीती जिन्दगी में 
देखकर, सुनकर, चोट खाकर, उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। उनके 
देखते-देखते, उनकी खुली आँखों के सामने ही सुदर्शना और रंजीत के प्रेम की 
हत्या हो गई, फिर भी कोई अघटन न घटा, कोई भी दुर्घटना या विपरीत घटना 
नहीं घटी। सुदर्शना के मन के भीतर संभव है, कहीं कोई दु:ख बचा रह गया हो। 
परन्तु उसने अपने नये परिवार को स्वीकार कर लिया और उसी में रहते हुए अब 
एक बच्ची की माँ भी हो चुकी है। प्रेम और विवाह में कोई भी अटूट या स्थायी 
संबंध नहीं है, इस सिद्धान्त की पुष्टि तो पंचानन के वैवाहिक जीवन से ही हो जाती 
है। इन दोनों ने एक समय एक-दूसरे के प्रेम में प्रमत्त होकर परस्पर प्रेम-विवाह 
किया था। लेकिन अब? अब क्या हुआ? पंत्तानन के हृदय पर फिर एक बार काम 
देवता के बाण आ बिंधे। फिर वह यौनव का प्रेम कहाँ चला गया? इसी वजह से 
जेठ जी शादी-ब्याह के लिए एकमात्र प्रेम को ही आधार बनाने को राजी नहीं हैं। 
और इस आधार पर माकन की शादी के लिए नवीन की उम्मीदवारी को नकार 
दिया गया। (माकन से शादी करने के लिए क्या योग्यता है उसमे?) उसकी तदनुरूप 
अवस्था नहीं है, वह स्तर नहीं है, बस केवल प्रेम भर ही है। जब कि रंजीत के पास 
सामाजिक स्तर अवस्था-संपन्‍नता तो है, बस प्रेम नहीं है। मगर वर के लिए 
अवस्था-संपन्‍नता अधिक आवश्यक वस्तु है। अगर ईश्वर चाहें गे, तो शादी हो जाने 
के बाद रंजीत और माकन में प्रेम भी पनप जाएगा। 

दरिद्र शिवशंकर के साथ सर्वसम्पन्न परिवार की धनी पार्वती के विवाह होने 
की कहानी केवल एक अर्थहीन मिथक भर है। ऐसे मिथक में प्रोफेसर रविचन्द्र जी 
की बूँद भर ही आस्था नहीं है। उनके द्वारा उस दिन कही गई बातें अभी भी 
मौसी जी के कानों में गूँज रही हैं, “अपने वंश, परिवार के हितों की रक्षा करना 
ही मेरी सोच-समझ का सर्वप्रधान विषय है। माकन भी यह बात अच्छी तरह समझ 
ले तो ठीक है। नवीन उसके लिए मर्वथा उपयुक्त प्रेमी तो हो सकता है, परन्तु 
उपयुक्त पति या स्वामी नहीं हो सकता। और इस सबसे ऊपर जो सबसे बडी बात 
है वह यह कि राजनीतिक मान्यताओं के क्षेत्र में नवीन यदि सुमेरु है, तो मैं 
कुमेर। दोनों एकदम भिन्न दिशा में | कहीं किसी मेल की गुंजाइश ही नहीं। इसी 
महीने पंचानन के डी. आई. जी. पद पर पदोन्नति हो जाने की बात है। मणिपुर में 
उसका खूब नाम हुआ है। अब ऐसी दशा में अगर नवीन के साथ उसका (माकन 


पाखी घोडा। 6] 


का) विवाह हो जाता है, तो वह स्वयं तो पछताएगी ही, उसके बाप (पिता) की 
पदोन्नति भी नहीं होगी।” 

“उनके इन तकोँ में कहीं-न-कहीं कोई गलती अवश्य रह गई है।' ऐसा 
महसूस होने पर भी मौसी जी यह नहीं निश्चित कर पायीं कि दरअसल गलती 
कहाँ और क्या रह गई है। उन्होंने जेठ जी के तकों का विरोध करना चाहा, परन्तु वे 
समझ गईं कि साधार विरोध करने के लिए न तो उनके पास सक्षम भाव ही हैं और 
न तदनुकूल भाषा ही। फिर जेठ जी की तरह वे अपनी बातों को स्पष्टतः 
फाँक-फाँक करके निर्णयात्मक ढंग से कहने की शैली भी नहीं जानतीं। इस कारण 
से उस दिन की गोष्ठी समाप्त होने तक वे फिर मौन साधे बैठी रहीं। अतएव उस 
दिन की पारिवारिक गोष्ठी में जो निर्णय लिया गया उसे उन्हें निर्विवाद रूप से मान 
लेना पड़ा। 

उस दिन के निर्णय को उन्होंने अभी तक माकन को नहीं बतलाया है। 
उन्होंने सोचा था कि रात बीतने पर प्रात काल की बेला में चाय-जलपान करते 
समय उसे बतलायेंगी, परन्तु उसके पहले ही नवीन आ उपस्थित हुआ। नवीन 
उनके हृदय क॑ बन्द किवाड़ों को खोलकर उसमें बहुत गहरे प्रविष्ट हो चुका था। 
परन्तु अफसोस कि ठीक उसी क्षण में उसे एक और दूसरे दरवाजे के किवाडों को 
खोलकर उसे बाहर कर देना पडा। 

इतने में ही दीवार घड़ी में नौ बजने की सूचक घंटी बजी। बाहर धूप और 
बारिश का जोर बढ़ गया है। नवीन बार-बार दरवाजे की ओर देखने लगा। 

मौसी जी समझ गईं कि उसकी इस उतावली का कारण क्या है? 

“रे तुम (इतनी दूर से) आए। और मैंने अब तक तुम्हारे आने का प्रयोजन 
किम विशेष कारण से आज आए हो-यह पूछा की नहीं ।” गंभीर मुद्रा बनाती हुई 
मौसी जी ने कहा, “तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना 
तो चाहते हो, परन्तु कह नहीं पा रहे हो।' 

नवीन का कलेजा थर-थर काँपने लगा। साहस करके उसने कहा, “हाँ, मौसी 
जी। मैं एक बात का अनुरोध करने ही आया था। और वह यह कि मैं माकन से 
विवाह करना चाहता हूँ।' ह 

“ओह ! लेकिन तुम्हें बहुत देरी हो गई, नवीन। “कॉपती-कॉपती आवाज में 
मौसी जी ने कहा।” कल ही हम लोगों का निर्णय अन्तिम रूप से हो चुका।” 

मौसी जी ने धीरे-धीरे जेठ जी के घर पर हुई परिवार की गोष्ठी और उसमे 
लिये गए सर्वसम्मत निर्णय की सारी बातें सही-सही रूप में विस्तार से नवीन को 
बतला दीं। 


62 पाखी घोडा 


नवीन ने सारी बातें बड़े धैर्य से सुनीं। उसने दिल से महसूस किया कि मौसी 
जी ने उसकी ओर से होकर उसके पक्ष में बातें की थीं। इस बात से उसे बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ। उसने पूछा, “आप लोगों का यह निर्णय क्या अन्तिम रूप से 
बिलकुल पक्का है?! 

मौसी जी ने कहा, “अब तो सब कुछ राय बहादुर जी पर निर्भर है। परन्तु 
हम लोगों के इस प्रस्ताव को वे अस्वीकार कर देंगे, ऐसा तो नहीं लगता। हमारे 
जेठ जी से उनका बहुत ही मधुर संबंध है।” 

नवीन कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई, 
जिसे सुनकर उसने दरवाजे की ओर देखा तो आवाक्‌ रह गया। दरवाजे के सामने 
माकन एकदम चुपचाप काठ की तरह जरा भी हिलेडुले बिना जड़वत्‌ खड़ी है, जैसे 
कि एक सीधा आसमान की ओर उठा हुआ नागकेशर का नवीन वृक्ष। उसकी दोनों 
आँखे माँ के चेहरे पर एकटक जड़ी हुई स्थिर हैं। 

उसके हाथो में पकडी हुई तश्तरी उसके अनजाने ही उसके हाथों से छूट गई 
थी। उसमे रखे चाय के दो प्याले नीचे गिरकर टूटकर टुकडे-टुकड़े हो गए थे। 
तश्तरी में रखकर लायी हुई पूडी-सब्जी फर्श पर गिरकर फैलने लगी। दूध पीने वाले 
सांप की तरह क॒ण्डली भाँजता हुआ लुढकता-पुढकता चाय का प्याला आकर मौसी 
जी के पैरो पर दांत गडा गया। 

मौसी जी का पूरा बदन कॉप गया। वे भली-भाँति समझ गईं कि माकन ने 
निश्चय ही उनकी बातचीत का सारा तत्त्व जान लिया है। यदि ऐसा न हुआ होता 
तो इस तरह की अनहोनी घटना न घटी होती। 

वे उठ गई और स्नान-घर से एक बड़ा-सा पुराना चिथड़ा कपड़ा उठा लायी, 
उससे उन्होंने फर्श पर से चाय समेटी, टूटे प्यालों के टुकड़ो और जलपान की 
बिखरी सामग्री उठाकर तश्तरी मे रखा, फिर किसी से कुछ भी कहे बिना 
सिर-झुकाये चुपचाप रसोई घर की ओर चली गईं। 

नवीन ने जो माकन की ओर निहारा तो देखा कि अभी स्नान करके आई 
उसकी सद्यःस्नात देह-यष्टि सबेरे-सबेरे खिली केतकी की शुभ्र पंखुडियों की तरह 
पवित्र और कान्तियुक्त होकर झिलमिला रही है। वह ऐसा विभोर हुआ कि कुछ देर 
के लिए तो वह सब कुछ भूल गया। वैसे माकन को देखते ही हमेशा ही ऐसा ही 
होता है। ऐसी घड़ी में वह अपने आप को पूरी तरह अपने आप में समझ पाता है। 
ऐसा लगता है कि उसे किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं रही। उसके 
फैले हुए गाढ़े काले लम्बे-लम्बे केशों के बीच उसका सुन्दर मुखड़ा चमक रहा है। 
काले-कजरारे बादलों की ओट से जैसे चन्द्रमा अचानक प्रकट हो रहा हो, ऐसा ही 


पाखी घोडा। 63 


कान्तिमान है उसका मुखमण्डल। दोनों भुजाओं के बीच फैलते-बढते वक्षस्थलों के 
उभार की सभी जगहों में छूटकर बिखरते हुए, ऊँचे-नीचे केश किसी नदी की 
उपत्यका-से लग रहे हैं। उपत्यका उसे ब्रह्मपुत्र की उपत्यका की तरह ही परम 
प्रिय है। 

उसकी देह पर बहुत साधारण किस्म का परिधान है, जान-बूझकर 
सजाया-सँवारा नहीं। सहज स्वाभाविक। फिर उसकी देह प्रातःकालीन सूर्योदय की 
दीप्ति के साथ-साथ पूर्वी आकाश में दिखाई पड़ने वाली शुभ्न कान्ति दृष्टिगोचर हो 
रही है। उस कान्ति से ज्योति-किरण बिखर रही है, वह मानो उसके मन की भी 
ज्योति है। उस ज्योति ने ही उसके मन को प्रफुल्लित कर दिया। उसे ऐसा महसूस 
हुआ जैसे वह आज उसके समक्ष बिलकूल नये रूप में प्रकट हुई है। 

उसका इस प्रकार का प्रेम भाव वस्तुतः संसार के हर लेखे-जोखे से ऊपर है। 
लौकिक-जगत से बहुत ऊपर रूपलोक, कल्पना लोक में ही उसका स्थान है। 

पूर्णिमा की परिपूर्ण चाँदनी में ऊपर आकाश में उड़ जाने वाला चकोर पक्षी 
शायद स्वप्निल चन्द्रमा के ढककन को हटाकर आकाश के सारे मधुर रहस्यमय मूल 
स्रोत को पा लेना चाहता है। वैसे ही नवीन भी इस रूपलोक के, कल्पनीय सौन्दर्य 
जगत्‌ के मूल रहस्य को ढूँढ लेना चाहता है, पा लेना, देख लेना चाहता है। 

परन्तु वह देख नहीं सका। उस समय माकन के मुखमण्डल पर उसके हृदय के 
अन्तस्तल की वेदना की रेखाएँ झलकने लगी थीं जिनसे उस पोसी-पाली मैना 
चिड़िया की मनोवेदना व्याकुल हो प्रकट हो रही थी जो बराबर एक सोने के पिंजरे 
में बन्द रहते-रहते अपनी पक्षौ-सुलभ उड़ने की स्वाभाविक शक्ति ही भूल चुकी हो। 
नवीन (इस दृष्टि से) जंगल के उन्मुक्त वातावरण में उड़ने वाला एक स्वच्छन्द पक्षी 
है, फलतः पिंजरे में कैद पालतू चिड़िया की यन्त्रणा को वह पूरी तरह समझ नहीं 

इस वेला में माकन उसके मुँख पर ग्रीष्मऋतु की वरदैशिला देवी (असम प्रदेश 
में बैसाख महीने में जो बहाग बिहू उत्सव मनाया जाता है, उसके कुछ पहले और 
बाद में बहुत जोर का आंधी-तूफान-झड़-वृष्टि होती है, बंगाल की काल बैशाखी 
सदृश। लोक मान्यता है कि यह तूफान दरअसल बरदैशिला नामक देवी के इस 
उत्सव की वेला में असम स्थिति अपनी माँ के घर बिहू खाने और उसके बाद लौट 
जाने के समय उनके प्रबल्ल तेज के कारण ही उठता है।) की प्रचण्ड पदचाप :वाले 
भयानक ताण्डव नृत्य के पद-चिहन देखना चाहती थी, परन्तु उसकी जगह वहाँ वह 
शरद ऋतु की शीतल, मधुर मलयानिल का ताल-लयानुकूल मधुमय लास्य नृत्य के 
ही चिहन देख सकी। (उसने सोचकर देखा कि) माँ के मुँह से परिवार के इतने 
कठोर, इतने हृदय विदारक निर्णय की बात सुनकर भी संघ के इस भिक्षु का कलेजा 


54 पारी घोड़ा 


जरा भी नहीं काँपा। इस फूल कुँवर का पक्षिराज घोड़ा तो है, मगर उसके पंख ही 
नदारद हैं, डैने ही टूट चुके हैं| 

“माँ ने क्या कहा?” क्‍या कहे, क्या न कहे कि दुविधा में अन्ततः 
'हिचकिचाते हुए उसने पूछा। छिछली कडाही में गर्म हो रहे दृध की तरह जो 
जरा-सी आँच से उफनकर बाहर गिर पड़े, वैसे ही उसके हृदय में छिपे भाव भी 
उतावली के मारे बाहर छलक पड़े। “अब मेरे लिए तुम्हें क्या कहना है, सो तो 
कहो ।” 

बिना किसी भावावेग के अत्यन्त शान्त, स्थिर स्वर से नवीन ने वे सारी बातें, 
जो मौसी जी ने उससे कही थीं, ज्यों की त्यों माकन से बखान दीं। इतने तटस्थ 
भाव से कि लगता था कि वे बातें जैसे उससे संबंधित न होकर किसी और से 
संबंधित बातें हों। इस लहजे में वह विवरण दे रहा था। अपनी उच्चतम सीमा पर 
पहुँचे प्रकृष्ट श्रृंगार रस की वेला में जैसे शान्त रस अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी 
तरह आज की इस घडी में माकन को भी नवीन का यह संयम अच्छा नहीं लगा। 
माकन को लगा कि संघ के नियम बन्धनों के संन्यास में दबते-दबते जैसे नवीन का 
हृदय ही मर गया है और अब रक्त-मांसहीन झांझट-पंजर भर रह गया है। संगीत 
के जिस परिवेश में स्वर का राग जब सप्तम में चढ़ जाना चाहिए तब भी अगर वह 
प्रथम मे ही रुका रह जाय, तो इस स्थिति को वह कतई सहन नहीं कर सकती। 
आज की इस दारुण स्थिति मे उसके घायल हृदय का हाहाकार का स्वर, हृदय 
विदारक वेदना की कोई रागिनी नहीं बन सकी, तो उसे बहुत निराशा हुई। इस 
तरह का संयम का भार तो प्रेम का दुश्मन है। वस्तुतः प्रेम तभी सार्थक होता है, 
तभी धन्य होता है जब प्रेमी हृदय का अनुकूल सही उत्तर देता है। (और यहाँ तो 
स्थिति यह है कि) जहाँ उसका हृदय तपती हुई ग्रीष्म ऋतु बन चुका है वहाँ नवीन 
का हृदय अभी शीतल शिशिर ऋतु ही बना हुआ है। 

उसे ऐसा जान पड़ा जैसे नवीन के चेहरे पर विवाह करने के आग्रह के भाव 
का कोई लक्षण ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 

परन्तु उसका अपना कर्त्तव्य क्या है, इसे वह भली-भाँति समझ चुकी है। 
उसने अपने परिवार के लोगों द्वारा इस संबंध में लिये गए निर्णय को ठुकरा देने का 
मन-ही-मन दृढ़ निश्वय कर लिया। परन्तु (साथ-ही-साथ उसने यह भी अनुभव 
किया कि) वह नवीन से उसकी ऐसी हालत में जैसी वह इन दिनों गुजार रहा है, 
वर्त्तमान दशा में विवाह नहीं कर सकती। उसके घर-परिवार ने जो निर्णय लिया है 
उसे जैसे भी हो, बदलवान। ही पड़ेगा। और अगर वे लोग किसी भी दशा में अपना 
निर्णय नहीं बदलते तो फिर वह किसी से भी विवाह न कर चिर कुमारी ही बनी 


पाखी घोडा। 65 


रहेगी। उसके मन में इतना दृढ़ विश्वास है कि उसके घर के लोगों द्वारा उसके मन 
के विपरीत जबरदस्ती उसका विवाह कर पाना कभी संभव नहीं हो सकेगा। नवीन 
यदि अब भी संभल जाय और अपनी अवस्था में सुधार कर ले, तो उसके 
घर-परिवार के लोग एक साल बाद ही फिर उसी से उसका विवाह कर देने के लिए 
अपनी सम्मति दे देंगे। ज्येष्ठ पिता जी उसके हृदय की आन्तरिक भावनाओं के 
महत्त्व को हमेशा-हमेशा तिरस्कृत नहीं कर सकते। 

उसने नवीन को जो पत्र भेजा था, उसमें उसने अपने सारे भावों को बिलकुल 
साफ-साफ खोलकर स्पष्ट कर दिया था। आज उसकी जो दशा है, उसमें वह उसे 
कदापि ग्रहण नहीं कर सकती। अब उसे भी स्पष्ट रूप से अपना निर्णय ले लेना 
चाहिए, या तो वह संघाराम का भिक्षु बनकर ही रह जाए, या (मुझसे विवाह करने 
का इच्छुक है तो) मेरे उपयुक्त वर होने की योग्यता हासिल करे। (इसके लिए अच्छा 
हो कि) वह एक अच्छी, प्रतिष्ठा वाली सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले। वह सुमति 
बहन जी जैसी गृहस्थी बसाने की कल्पना तो कभी सपने में भूलकर भी नहीं कर 
सकती। वह तो ऐसा ही घर-संसार चाहेगी, ऐसी ही गृहस्थी बनाना पसन्द करेगी, 
जिसे समाज उचित मानता है। 

तुम इतने शान्त-स्थिर किस तरह बने हुए हो? मैं यही नहीं समझ पाती।” 

रोष और अभिमानपूर्वक माकन ने कहा, “हो सकता है कि तुम्हारी मान्यता के 
अनुसार जीवन मे प्रेम ही एक मात्र सबसे बड़ी चीज है, प्रेम ही सर्वस्व है। परन्तु मेरे 
लिए तो समाज भी अति आवश्यक है। मेरी इस धारणा के लिए तुम अगर चाहो 
तो मुझे विद्रोह करने में अक्षम, या कमजोर भी समझ सकते हो, परन्तु मै यह 
अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने सही रास्ता ही अपनाया है। मेरी चिट्ठी में सारी 
बाते -साफ-साफ रख दी गई हैं। इस वक्‍त बहुत साहस करके यहाँ आए हो और 
मुझे अपने करीब पा सके हो। आज तो तुम्हे अपना एक दृढ अन्तिम उत्तर देकर 
ही जाना होगा।” 

ऐसी कुलिश-कठोर बाते कहते समय उसका कलेजा अन्दर-ही-अन्दर जलकर 
जो जार-खार हुआ जा रहा था-इसका तनिक भी अन्दाज उसने उसे नहीं होने 
दिया। उस वक्त वह सचमुच ही अपने आप को बहुत असहाय-अकेली समझ रही 
थी। परन्तु वह इतना अच्छी तरह समझ रही थी कि अगर आज उसने: हृदय 
खोलकर साफ-साफ अपनी बाते उसके सामने नहीं रख दीं, तो भविष्य में शायद 
फिर भी ऐसा सुयोग ही न मिले। 

नवीन के मन में उसकी इन बातों का उत्तर तो पहले से तैयार था। माकन 
का पत्र मिलने पर, उसे पढकर उसकी बातो पर बहुत सावधानी से उसने 


68 पाखी घोडा 


सोच-विचार किया। उसने अपने अन्तरतम में विचारकर देखा तो पाया कि माकन 
को पाने के लिए वह अपना सभी कुछ न्योछावर कर सकता है, परन्तु संघ को ऐसी 
हालत में वह बेसहारा करके छोड़ नहीं सकता। माकन उसे सरकारी उच्च पदस्थ 
नौकरी कर लेने का परामर्श दे रही है, परन्तु सरकार से ही तो उनका असहयोग 
आन्दोलन है, और इस असहयोग के चलते तो उस तरह का काम करना उसके 
लिए कभी संभव ही नहीं है। और सबसे ऊपर की बात यह कि वह ऐसा कोई भी 
काम कर ही नहीं सकता, जो मानव-मुक्ति की साधना में सहायक न हो। उसके 
मुक्ति के आदर्श और उसके काम करने के बीच क्‍या सम्पर्क है, इस तथ्य को 
माकन आज तक समझ ही नहीं पायी। परन्तु इतना तो विमल भाई और सुमति 
बहन जी के साथ-साथ रहकर देख-समझ लिया है कि उसका काम कितना अधिक 
विस्तृत है। जिस काम का उद्देश्य मात्र धन-सम्पत्ति इकट्ठा करना है, उस काम से तो 
उसे घृणा होती है। परन्तु यह माकन है जो उसे ठीक ऐसे काम करने के लिए उस 
ओर खींच रही है। धन-सम्पत्ति इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त काम माकन और 
उसके स्तर के धनी-समृद्ध समाज के लोगों की आँखों में जरा भी नहीं खटकते, 
उनमें उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती, परन्तु उसकी आँखों में तो चुभते हैं, उसे 
तो बहुत ही बुरे लगते हैं। इस प्रकार नैतिक-द्ृष्टि से दोनों में कहीं कोई मेल नहीं 
है। परन्तु माकन इस तथ्य को समझ ही नहीं रही। अतएव फिर उसी नैतिक 
तर्क-वितर्क को उठाने से कोई लाभ नहीं है। यह ठीक है कि माकन का हाथ थामने 
फे लिए वह मच्चे दिल से तैयार है, परन्तु उसके लिए वह अपने आदर्शों की बलि 
चढा देने में पूरी तरह असमर्थ है। 

“मै जो उत्तर दूँगा, वह तुम्हें पसन्द आएगा या नहीं, यह तो मैं कह नहीं 
सकता।” नवीन ने शान्त गम्भीर स्वर में कहा, “परन्तु मैं हर किस्म का काम, जो 
भी मिल जाय, जैसा भी मिल जाय, नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे काम करने के 
सम्बंध मे मेरे विचार, मेरा दर्शन भिन्‍न प्रकार का है, और से भिन्‍न प्रकार का है। 
तुम तो यह अच्छी तरह जानती हो कि मैंने वकालत करने के उद्देश्य से पढाई की 
थी और उसकी परीक्षा भी दी थी। परीक्षा मे मैं दक्षता नहीं दिखा पाया, परीक्षा 
अच्छी नहीं सम्पन्न हुई। सो अच्छा ही हुआ। क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि वह 
(वकालत का) काम मेरे मनोनुकूल नही है। मेरे लिए तों, जब तक अपना देश 
स्वतन्त्र नहीं हो जाता, तब तक सर्वप्रमुख काम है सेवा-कार्य और आन्दोलन करना, 
आन्दोलन चलाना। और इस काम में कुछ भी आमदनी, आय या फायदा नहीं है। 
और एक साधारण सेवक का जीवन स्वीकारने को तुम इच्छुक नहीं हो। अतः अब 

मैं एक और काम को क्रियान्वित करने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने मन स्थिर 


पाखी घोडा | 67 


किया है कि मैं एक पत्रिका प्रकाशित करूंगा, पहले मासिक रूप में और फिर 
धीरे-धीरे उसे दैनिक पत्र के रूप में परिवर्तित कर दूँगा। आज हमें जैसे एक 
विश्वविद्यालय की आवश्यकता है उसी तरह हमें पत्रिकाओं और समाचार पत्र की 
भी आवश्यकता है। अब शब्द के पाञ्वजन्य (शंखनाद) बजाकर (उसके उद्घोष से 
सोयी हुई) जनता को जगाने का समय आ गया है। महायुद्ध का समय चलते रहने 
के कारण पत्रिकाएँ और समाचार पत्र वगैरह मर गए हैं, (उनका भयंकर अभाव हो 
गया है अतः ऐसे परिवेश में) इस प्रकार के काम से कुछ आय भी होगी, और उसी 
से हमारी गृहस्थी चल जाएगी।' 

इतनी दुखद परिस्थिति मे भी माकन हँस पड़ने को मजबूर हो गई। अचानक 
ही उसे बचपन में पाठशाला की पुस्तक में पढी हुई “ब्राह्मण और हॉँड़िया भर 
पिसान'ः नामक उपदेश-कथा याद आ गई। असमीया पत्रिकाएँ अभी भी 'पिसान 
की उम हँडिया' की तरह ही पड़ी हुई है। उसे लेकर-पत्रिका प्रकाशन के 
भरोसे-धन की आय करके धनाढूय होने का सपना तो देखा जा सकता है परन्तु 
उस सपने को यथार्थ रूप देना, सत्य सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। परन्तु जिस 
नवीन को धन उपार्जित करने की जरूरत को वह आज तक समझा नहीं सकी, उसी 
नवीन को आज फिर अपने मन की ओर, अपनी मान्यताओं की ओर खीं च लाने 
का प्रयास, निरर्थक परिश्रम, निष्फल कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। 

अचानक ही उसका उत्साहित आह्लादित हृदय बैठ गया। धीरे-धीरे प्राणों का 
आन्दोलित गर्म जल निराशा,कं स्पर्श से ठंडा पड गया। 

“तुम्हारा हृदय बदलने का अब भगवान से प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास 
और कोई उपाय नहीं रह गया है, नवीन!” माकन ने उत्तर दिया, मगर केवल एक 
बात बिलकुल पक्की है परिपूर्णत सही है कि मैं तुम्हे छोड़कर और किसी दूसरे 
व्यक्ति के साथ घर-गृहस्थी बसाने की बात सोच ही नहों सकती। फलत मैं पड़ी 
रहूँगी। तुम्हारे लिए कुछ दिन रास्ता जोहूँगी।” कुछ देरी तक चुप रहने के बाद 
उसने फिर स्पष्ट रूप से कहा, “तुम्हे अपनी दशा सुधारनी चाहिए। यह वात कहते 
हुए मुझे खुद तकलीफ हों रही है। परन्तु बिना कड़े मेरे लिए और कोई उपाय ही 
छप नहीं है। पै एक अति साधारण क॒मारी कन्या हूँ। तुम्हारी तरह बेष॑रवाह 
निशशक और चिता-व्यथारहित होकर जीने की शक्ति भगवान ने मुझे दी ही नहीं । 

नवीन ने अनुभव किया कि माकन कं प्राणों में जो ज्योति प्रज्यलित हो रही 
थी, वह बुझने-बुझने को है। उसे खुद ही बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। 
फिर भी कटु सत्य कहने में उसने तनिक भी हिचकिचाहट नहीं की। उसने उत्तर 
दिया, “प्रेम ही तुम्हें शक्ति देगा, माकन, भगवान नहीं। भगवान है भी कि नहीं, 


68/ पाखी घोड़ा 


यह तो मैं ठीक से नहीं जानता। मेरे लिए तो संघ ही सब कुछ है। तुमने अगर 
तनिक-सा भी संघ के ऊपर भरोसा किया होता, तो तुम्हारा दरिद्रता का यह डर न 
जाने कब का कहाँ उड़ गया होता। क्‍या तुम समझती हो कि धन-सम्पत्ति इकट्ठी 
करना ही जीवन का लक्ष्य है? किसी काम के मूल्य को उसकी सार्थकता को क्‍या 
केवल धन से ही तौलना उचित है? यदि तुम समाज के सभी मनुष्यों की दशा को 
अपने मन में जगह दो, सभी की स्थिति को समझो तो तुम इस धन-उपार्जन के 
आदर्श को छोड़ पाने में समर्थ हो सकोगी। अगर तुम अपना मन दृढता से स्थिर 
कर सको, तब तो तुम्हारे और मेरे विवाह होने में कहीं कोई बाधा उठेगी ही नहीं | 
(तुम अपने घर-परिवार के जिस निर्णय लेने की बात कह रही हो) वह निर्णय तो 
असली निर्णय है ही नहीं, तुम खुद जो निर्णय लोगी, वही, तुम्हारा स्वयं का निर्णय 
ही असली चीज है। यदि तुम्हारी इच्छा हो, तुम चाहो तो हम स्वयं ही अपना विवाह 
संपन्न कर सकते हैं।” 

माकन ने नवीन की बातों के एक-एक शब्द को बहुत ध्यान देकर सुना। 
“स्वयं अपने आप की सहमति से विवाह करने की बात में उसकी स्वयं की रंचमात्र 
भी आपत्ति नहीं है। परन्तु ऐसा होने के पहले नवीन को दरिद्रता के मुँह से दरिद्रता 
के जिस जाल में जकड़ा है उससे अपने आप को मुक्त करना होगा। स्वयं दरिद्रता 
से अपना उद्धार करना पडेगा। नवीन के प्रेम को उसने माथा झुकाकर स्वीकार किया 
है। परन्तु उसकी दरिद्रता को वह ग्रहण नहीं कर सकती। उसे यकायक फिरोजा की 
कुछ दिन पहले आई हुई चिट्ठी की याद आ गई। उसने अपने माता-पिता की इच्छा 
के विरुद्ध, उनकी सम्मति न होने पर भी कलकत्ता के नरेशदत्त के सुपुत्र रबीन दत्त 
के संग सिविल मैरेज (कचहरी में रजिस्ट्री से किया हुआ विवाह) कर लिया है। उन 
दोनों का विवाह आज ही है। उनके इस विवाह के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई देने के 
लिए उसने एक तार सन्देश लिख रखा है। ज्येष्ठ पिता जी के कार चालक (ड्राइवर) 
रतिराम को उसने इसी उद्देश्य से कह भेजा है कि वह उक्त तार सन्देश को डाक घर 
में ले जाकर तार करवा आए। फिरोजा की भाँति ही उसमें भी घर-परिवार के 
निर्णय के विरुद्ध जाकर अपनी इच्छा के अनुसार (विवाह) कर लेने का साहस है। 
परन्तु दरिद्रता को स्वीकार करके जीवन भर मरणान्तक दुःख भोग सकने का साहस 
उसमें नहीं है। उसने (अपनी सहेली) फिरोजा के साथ पहले ही इन सारी बातों पर 
गंभीर विचार-विमर्श किया है। फिरोजा के विचार भी ठीक उसके विचारों जैसे ही 
हैं । उसका होने वाला पति रबीन दत्त पुलिस विभाग का बहुत उच्च पदाधिकारी है। 
उसी रबीन दत्त की तरह ही नवीन को भी अपना स्तर उठाना होगा, अपनी दशा 
को श्री-सम्पन्न बनाना होगा। अब तक बिताए गए अपने जीवन की इस पूरी 


पाली घोडा। 69 


अवधि में वह जिस तरह का जीवन जीती रही है, ठीक-उसी तरह ही आगे भी 
उसकी जीवनधारा चलती रहे, यही वह चाहती है, क्योंकि (अगर घर गहस्थी में) 
सम्पन्नता नहीं रहेगी तो परिवार श्मशान-भूमि बन जाएगा, और प्रेम एक मरियल 
फूल, मुरझाया-सा, नष्ट होने-होने की स्थिति में पहुँचा हुआ फूल बन जाएगा। 

उसने धीरचित्त होकर बड़े शान्त भाव से कहा, “तुम कोई ऐसा अनुरोध मत 
कर बैठना जिसे रख पाना असंभव हो। तुम्हारे लिए तो प्रेम ही सब कुछ है, कारण 
कि तुम पुरुष हो, मर्द हो। परन्तु मैं एक लड़की हूँ, एक किशोरी कन्या, मेरे लिए 
प्रेम और गृहस्थी दोनों अलग-अलग तत्त्व नहीं हैं। परिणामस्वरूप मैं अभी 
जल्दबाजी नहीं कर सकती, मैं रुकी रहूँगी। तुम भी मेरे लिए थोड़ा त्याग करो।” 
फिर वह चुप हो गई। भावावेग के मारे अचानक ही उसकी आँखों से आँसू छलक 
पड़े। फिर वह और भावविह्वल होती हुई बोली, “भगवान मेरी प्रार्थना सुनेंगे, नवीन ! 
यह मेरा दृढ विश्वास है।” 

नवीन ने सुध-बुध खो, भावविभोर हो, उसकी ओर निहारा। भगवान के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में आजकल नवीन को भारी सन्देह हो गया है। बचपन का जो 
सरल विश्वास था उसकी जड़ को नवीन की विचारधाराओं ने डिगा दिया है। उसने 
डारबिन, मार्गन, के. वी. एच. हेल्डेन, हेवलाक एलिस, बाट्रीण्ड रसेल और मार्क्स 
आदि के विचारधाराओं को नाना प्रकार से ग्रहण किया है। इन सबके आहरण के 
परिणामस्वरूप उसकी यह धारणा बन गई है कि इस सृष्टि की जगत की परिकल्पना 
भगवान के बिना भी, ईश्वर के न रहने पर भी की जा सकती है। उसका मन 
धीरे-धीरे वस्तुवाद, या जड़वाद की ओर खिंचता जा रहा है। उसके बचपन के दिनों 
में परिवार में: रोग दुःख-शोक आ पड़ने पर उन्हें दूर करने के लिए माँ जो 
देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना मानत-मनौती वगैरह करती रहती थीं, अब जब 
उसकी याद आती तो उसे बहुत पश्चात्ताप, मानसिक क्लेश, होता है। (अब यह 
सिद्ध हो चुका है कि) रोग-व्याधि, शोक-दुःख को दूर करने के लिए आजकल मनुष्य 
की शक्ति ही काफी है। दर्शनशास्त्र के अध्ययन-मनन में उसकी रुचि और तदनुरूप 
ज्ञान उसे कभी नहीं रहा, परन्तु अब उसकी यह धारणा बन गई है कि भगवान की 
कल्पना किये बगैर ही इस विश्व ब्रह्माण्ड की और जन्म-मृत्यु के रहस्य की समस्या 
को बुद्धि के माध्यम से ही समझा जा सकता है। यह बात सच है कि आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञान की भी एक सीमा है “परन्तु यह भी सच है कि यह सीमा, यह 
कमजोरी, हमेशा नहीं रहेगी। ज्ञान के सीमा क्षेत्र के और अधिकाधिक विस्तृत हो 
जाने पर भी मनुष्य की अज्ञानता को पूरी तरह दूर कर पाना संभव नहीं है। परन्तु 
उसके लिए ईश्वर की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर अनेक 


70 पाखी घोड़ा 


लोगों के लिए सान्त्वना है, अनेक लोगों के लिए आशापूर्ति की खान है, बहुतों के 
लिए ज्ञान का चरम कारण है, और बहुतों के लिए सृष्टि और नैतिकता का 
मूलाधार या खान है। परन्तु (ईश्वर को अगर न॑ मानें तो भी) केवल मानव-दर्शन के 
आधार पर भी यथोचित युक्तिपूर्ण नैतिकता, प्राणवन्त-गतिमय, चंचल सृष्टि, आशा, 
प्रेम, और सुख-आनन्द का एक सहज आधार तैयार कर लिया जा सकता है। इसी 
वजह से दिन-प्रतिदिन उसका मन भगवान के अस्तित्व की मान्यता से क्रमशः हटता 
चला जा रहा है। अब उसकी यह दृढ़ धारणा हो गई है कि इस मानव-दर्शन की 
सहायता से मनुष्य को आत्मोन्‍नति के मार्ग को प्रत्यक्ष कराने के लिए संघ नितान्त 
आवश्यक है। “मेरे हृदय को भगवान बदल नहीं सकते माकन, समझी न।” नवीन 
ने उत्तर दिया, “हाँ, अगर मैं स्वयं ही समझ सकूँ (बदलने की आवश्यकता को) तो 
फिर वह अलग बात है। परन्तु अपने आप इसे समझने की कोई संभावना नजर 
नहीं आती। मैंने संघ में ही वास्तविक शक्ति को प्रत्यक्ष देखा है।” 

उसकी बातें सुनकर माकन आश्चर्यचकित रह गई। आजकल के नौजवान की 
नास्तिकता की भावना इतनी अधिक भयानक हो गई है, इस तथ्य को इससे पहले 
कभी वह नहीं जान पाई थी। संघ एक उलटी ही सृष्टि करना चाहता है, इस 
दुस्साहसिक कदम को वह समर्थन देने को तैयार नहीं हुई। उसने कहा, “महात्मा 
बुद्ध भी ईश्वर के संबंध में पूछे गए प्रश्नों पर चुप्पी साध गए थे। इसी शहर 
(गुवाहाटी) के उजान बाजार मुहल्ले में हेमकोष के रचनाकार हेमचन्द्र बरआ रहते 
थे। वे भी ईश्वर के संबंध में मौन साधे रहे। परन्तु फिर भी तुम क्या समझते हो कि 
कामाख्या देवी, उमानन्द और उग्रतारा देवी के स्थान जाग्रत अवस्था में नहीं हैं? 
भगवान हैं, समझते हो न। और वह भगवान ही तुम्हारे मन की गति को (सही 
दिशा में) घुमाएंगे।” 

भावावेश में ऐसी बातें कहते-कहते उसके गाल-मुँह एकदम से लाल हो गए। 
हृदय में तो जैसे एक ज्वालामुखी ही फूट पड़ा। आज पहली बार उसे अनुभव हुआ 
कि यह दुनिया बदल गई है, परन्तु उसका यह बदलाव उसकी उन्नति का लक्षण 
नहीं है, बल्कि अनुशासनहीन उद्दण्डता का ही लक्षण है। उसने एक बार ध्यान से 
नवीन की ओर देखा। (उसे जान पड़ा जैसे) उसके (नवीन के) हृदय में कल्लोल 
करते प्रवाहित होने वाले झरने को उसकी बुद्धि की आँच ने जलाकर सुखा दिया है। 
उसके चेहरे पर प्रेमासक्ति का कोई आवेग नहीं है, न कामनाओं का प्रकाश है और 
न तो प्रबल भावावेगों का ज्वार है। उसकी साज-पोशाक और बनने-ठनने, 
सजने-सँवारने में एक अच्छे प्रेमी के यत्न-प्रयल का कोई नामीनिशान नहीं है। 
उसका सुन्दर मुख-मण्डल धीरे-धीरे मलिन हो गया है। आँखों की पलकें काली पड़ 


पाखी घोड़ा / 7 


गई हैं। बिलकुल खद्दर सभ्यता का प्रतीक हो जैसे। माकन के मन में अचानक ही 
यह विचार कौंधा कि उसके घर में इस प्रकार का उदासीन प्रकृति का प्रेमी तो 
पहले कभी नहीं आया था। और किसी की क्या कहें, आज के सात महीने पहले 
तक नवीन भी जब यहाँ आता था तो कभी इस प्रकार का बेपरवाह और वैरागी 
प्रकृति का नहीं था। (अब तो) पूरी खद्दर सभ्यता के प्रति ही उसके मन में विरक्ति 
हो गई, उससे मन फिर गया। (उसने अनुभव किया कि) एक नवयुवक को जैसे-जैसे 
शौक होते हैं, उनमें से कोई भी शौक-उमंग नवीन में है ही नहीं। वह सिनेमा नहीं 
देखता, संगीत-समारोह में शामिल नहीं होता, हमजोलियों के संग आह्लाद मनाने 
यात्रा-पिकनिक पर नहीं जाता, शिकार करने नहीं जाता, ताश-चौसर-पाशा नहीं 
खेलता, क्रिकेट-फूटबाल जैसे खेलों के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रखता, 
गष्पबाजी-अड्डेबाजी नहीं करता, मौजमस्ती या शहर-भ्रमण, बाजार-खरीदारी नहीं 
करता, शराब नहीं पीता। (जब कि माकन के परिवार में शराब पीना किसी बडे 
दोष के रूप में नहीं देखा जाता) और समय-समय पर मौका निकालकर घूमने के 
लिए कलकत्ता की यात्राएँ भी नहीं करता। नवीन के इस खहद्दर रंगी 
उदासीन-संन्यासी रूप की बातें उठा-उठाकर उसके (माकन के) घर के अन्य 
सदस्यों की कौन कहे, अत्यन्त गम्भीर स्वभाव वाली उसकी मां भी उसे चिढाती हैं, 
उसका मजाक उड़ाती हैं। उसकी बड़ी बहन सुदर्शना उसे सुनाकर कहती है, 
“तुम्हारा प्यारा साथी तो एक ध्यान मग्न शिव है, (ध्यान भी कैसा गम्भीर कि 
वाल्मीकि की तरह उस ध्यानस्थ साधक के चारों ओर) पूरी तरह चींटियों ने जो 
चारों ओर मिट्टी उठा दी हैं उसी मिट्टी के टीले (वाल्मीकि) के रूप में बदल गया है 
(उससे अलग और कूछ दीखता ही नहीं) ऐसे ध्यानमग्न साधक के ध्यान को अगर 
काम देवता के बाणों का संधान करके कामबाण मारकर उसका ध्यान भंग करने की 
कोशिश भी करो तो फिर (उसके तीसरे नेत्र के खुलने से) उसकी नेत्र-ज्योति की 
अग्नि से जलकर छार-ख़ार हो जाने का डर है।” उसके बाद वह फिर कहती 
है--“अरे भाई ! प्रेम की सार्थकता तो ऐसे ही विरक्त संन्यासी का हृदय जीत लेने में 
है। बाकी सारे तो बस चिराग पर मँडराने वाले फतिंगे हैं।” 

अपने परिवार की और घर के मुख्य कमरे की सभा-समितियों में माकन 
हमेशा अपने इस खद्दर-रंग में रंगे संन्यासी के पक्ष में ही तर्क-वितर्क करते हए 
अपने विचार व्यक्त करती रही है, क्योंकि उसे मन-ही-मन यह पूरी उम्मीद थी कि 
समयानुसार नवीन के मन में समयोचित सभी शौक (मौज-मस्ती) पुनः लौट आएँगे। 
उसने सोचा था कि उसकी इन समय-सुलभ प्रवृत्तियों के पुनः लौटा लाने का मुख्य 
कारण वह स्वयं ही होगी। और अगर वह ऐसा करवा पाने में समर्थ न भी हो पाई 


72 पाखी घोडा 


तो स्वयं भगवान ही उसकी शौकें उसमें पुनः लौटा लाएँगे। परन्तु अब इस समय 
तो उसने लक्ष्य किया कि उस सर्व-शक्तिमान भगवान की भी भुजाओं के घेरे से 
बाहर निकल चुका है नवीन का हृदय। फिर उसके हृदय को भगवान भला कैसे 
बदलें गे? जब तक मनुष्य के अन्तरतम में विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान भी 
अपनी भगवत्‌-शक्ति का प्रकाश नहीं करते। अगर इसी तरह सब चलता रह गया 
तो भी उसके जीवन में साध-आह्लाद, शानो-शौक फिर कभी नहीं आ सकेंगे। 

नवीन के चेहरे पर एक सूखी हँसी फैल गई, ऐसी जैसे की कैँंटीली झाड़ी का 
शोभाहीन उदास फूल हो। बुद्धि तत्त्व के कई-कई तहों वाले टकने से बहुत नीचे 
ढके-दबे पड़े ईश्वर-विश्वास के पुराने भाव ने उस क्षण सिर उठाने की दमतोंड़ 
कोशिशें शुरू कर दी थीं। प्यार-मोहब्बत को माकन भगवद्भक्ति की श्रेणी में चाहे 
भले नहीं उठा रही हो, फिर भी उसे एक रहस्यमयी शक्ति के ज्योति-कणों की 
श्रेणी को महत्त्व तो प्रदान करती ही थी। ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षणों में यदि कोई पुरुष 
सचमुच ही ऐसी नारी से प्रेम-प्रीति रखता है, तो फिर उसके विश्वास को भी वह 
पुरुष अन्ध भाव से मानना शुरू कर देता है। नवीन की भी ऐसी ही प्रवृत्ति हो गई 
थी। परन्तु उसकी बुद्धि के भीषण झटके के कारण वह प्रवृत्ति फिर नीचे ही दब 
गई। उसे स्पष्ट अनुभव हुआ कि माकन के प्रेम की भी एक सीमा है। सोने के 
पिंजड़े में रहते-रहते पिंजरबद्ध पक्षी के उड़ने की शक्ति भी धीरे-धीरे मर जाती है। 
उसने उत्तर दिया, “मैं क्या सोचता हूँ? समझती हो, माकन! गाँव-उपग्राम, 
पहाड-जंगल में रहने वाले मामूली आदमी जब जगेंगे तो उनकी सम्मिलित शक्ति 
ही आकर तुम लोगों के इस सोने के पिंजडों को तोड़ डालेगी। तुम आज भी मेरी 
अपनी हो। परन्तु तब तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। संघ के बाहर प्रेम की भी 
मुक्ति नहीं है।” 

माकन समझ गई कि नवीन केवल राजनीतिक आन्दोलन की ही बात नहीं 
कह रहा है, बल्कि उसने उससे भी कहीं अधिक गम्भीर, अनजानी, अदृश्य एक 
शिक्षाप्रद जनशक्ति को उसने अपने मन की आँखों से देख लिया है। कौन जानता है 
वह जन-शक्ति ही कहीं भगवान की शक्ति हो। स्वयं महात्मा गांधी ने ईश्वर को 
दरिद्रनारायण के रूप में देखा है। नवीन वगैरह नवयुवकों ने नये सिरे से दर्शन की 
खोज आरंभ की है। इसीलिए वे देखे हुए सत्य को, प्रत्यक्ष हो चुके सत्य को ही 
अन्तिम सत्य ममझते हैं। परन्तु दरअसल जब वे उस अगोचर दर्शनातीत को 
देखेंगे, तभी भगवान को देखें गे। 

परन्तु बौद्धिक तर्क-वितर्क करने में माकन की जरा भी रुचि नहीं थी। बल्कि 
वह तो हृदय के अन्तरतर में विराजमान किसी जीवन-देवता की सुमधुर सुकोमल 


पाखी घोड़ा। 73 


महीन बातें सुनने के लिए ही बराबर अपने कान खड़े किए रहती हैं। वह सोचती 
थी कि उस जीवन-देवता के साथ बाहर के मठ-मन्दिरों में जो जाग्रत ईश्वर 
शक्तियाँ हैं, उनका कोई एक अदृश्य संबंध है। आज उसने अपने मन की आन्तरिक 
इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से ही उस जीवन-देवता के साथ जन-शक्ति के सम्बन्ध 
का सन्धान मन-ही-मन किया। 
देखो नवीन ! संध-शक्ति को इतना बड़ा बनाकर इतने महान रूप में देखने 
की जरूरत शायद तुम्हें हो, परन्तु असली शक्ति को इस तरह एक सीमित घेरे के 
भीतर कैद कर रखने की तुम्हारी कोशिश वस्तुतः तुम्हारी भूल है।” माकन ने 
दृढ़तापूर्वक कहा, /'भूतनाथ बाबा समय-समय पर हमारे यहाँ आते रहते हैं। उनकी 
सिद्धियों पर मुझे पूरा विश्वास है। वे सोने के पिंजडे में निवास नहीं करते। उन्हों ने 
मुझे बतलाया है कि नाना प्रकार की खण्ड-खण्ड शक्तियाँ जो दृष्टिगोचर होती हैं, 
उन तमाम खण्ड-शक्तियों के मूल में है ब्रह्म।” -अपने ज्ञान को ठीक से 
अभिव्यक्त करने की क्षमता देखकर अपनी ही महिमा पर अपने आप ही विमुग्ध 
होकर माकन ने कहा, “तुम्हारे संघ की शक्ति भी क्‍या है? व्यक्ति-व्यक्ति की, 
एक-एक की शक्तियों का ही समष्टिगत रूप ही नहीं है क्या? और फिर व्यक्ति 
की शक्ति भी क्‍या है? उसी अखण्ड शक्ति का ही तो व्यक्त रूप है। अतएव मैं 
जिस सिद्धान्त पर पहुँची हूँ, मैंने जो उपलब्धि की है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं 
है। भूतनाथ बाबा ने भी कहा था; “माँ ! तुम सही ही सोच रही हो।” अतः मुझे 
पूरा विश्वास है कि भगवान तुम्हारी बुद्धि सुधारेंगे, तुम्हारः चाल-चलन सही रास्ते 
पर लौटा लाएँगे। 
थोडी देर के लिए नवीन जड़व॒त विवश पडा रहा। वह समझ गया कि उस क्षण 
संघ-शक्ति, भगवत-शक्ति के आमने-सामने आ पड़ी है। यह पुरोहित की 
मन्त्र-शक्ति नहीं है, बाहर के पुजन-अर्चन, आचार-व्यवहार की चीज नहीं है, यह 
अन्ध-विश्वास-जनित संस्कार नहीं है, यह तो प्रत्येक मनुष्य के अन्तरतम में रहने 
वाली अनुभूति से प्राप्त होने वाली अन्तःसंस्कृति है। समाज के ऊपरी स्तर पर 
विराज रहे आभिजात्य वर्ग द्वारा संघ-शक्ति के विरुद्ध आत्मशक्षा में ला खड़ा किया 
गया अन्तिम मासूम अस्त्र है। यह अस्त्र बाहर खुले मैदान में या युद्ध-हक्षेत्र में 
व्यवहार नहीं किया जाता। इसका व्यवहार करते हैं घरेलू बैठकों में, अतिथि-कक्षों' 
में, शयन-कक्षों में, एकान्तिक आन्तरिक संवादों में। माकन भीतर-ही-भीतर जों 
इतनी शक्तिशालिनी हो चुकी है, इसकी तो नवीन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 
अब वह साफ समझ गया कि स्वयं संघ के पास जाने की जगह माकन उसे ही 
अपने सोने के पिंजड़े के अन्दर खींच लाने की चेष्टा कर रही है। अतः उसी की 


74/ पाखी घोडा 


तरह वह भी एक प्रतिबद्ध सेवा कर्मी है। 

“मैं अब तुमसे क्या कहूँ? कुछ सोच नहीं पा रहा हैँ, माकन।” नवीन ने एक 
गहरी ठंडी साँस छोड़ते हुए कहा, “इसके पहले मेरी ऐसी धारणा ही नहीं थी कि 
तुम एक बिलकुल विरोधी दर्शन खड़ा करके मुझे ही अपने सोने के पिंजड़े की ओर 
खीं चोगी। इस प्रकार का दार्शनिक संघर्ष, विचारधाराओं की टक्कर बनी रहने पर 
तो हमेशा एक खीं चातानी, स्पर्धात्मक संघर्ष बना रह जाता है। हाँ, इतना जरूर है 
कि उस प्रकार की खींचातानी या संघर्ष अगर रह भी जाता है तो कोई विशेष 
नुकसान नहीं, तब जब कि तुम सचमुच ही संघ की शक्ति को समझने की कोशिश 
करो। तब तुम खुद देख लोगी कि तुम लोगों के, यानि आभिजात्य वर्ग के 
जीवन-सुख़ संबंधी धारणा गलत है, तब तुम लोग त्याग करके ही दरिद्रनारायण को 
पा सकोगे।” 

उसकी इस प्रकार तर्कपूर्ण युक्ति सुनकर माकन उससे प्रभावित हो दबी नहीं 
बल्कि उल्टे उसी के मत सिद्धान्त को बदलने के लिए और आतुर हो उठी। 

“तुम भी यदि सचमुच ही अखण्ड भगवत्‌ शक्ति को कुछ समझ जाओगे कि 
धनी व्यक्ति को दरिद्र बना देना भगवान की चाहत नहीं है, बल्कि दुःखी दरिद्र को 
धनी बनाना ही उनकी एकान्त कामना है।” माकन ने अपनी बात अच्छी तरह कह 
जाने की अपनी सफलता के लिए खुद ही बहुत सनन्‍्तोष का अनुभव किया। 

नवीन ने जवाब दिया, “यह सब फालतू तर्क है, माकन। तुम किसी भी तरह 
कभी-भी अपने हृदय से यह नहीं समझ पाती कि धन-सम्पत्ति, मजदूरों के परिश्रम 
के परिणामस्वरूप जो कुछ उपलब्ध होता है, उसका शोषण करने से ही प्राप्त होती 
है। यह जो धनी-गरीब का फर्क है वह आदमी का ही बनाया हुआ है। इसी से 
समझदार मनुष्य धनियों द्वारा इकट्ठी की गई इस धन-सम्पत्ति को जनसाधारण की 
सम्पत्ति के रूप में बदल देना चाहते हैं।” 

नवीन के मुँह की ओर देखकर माकन तो अवाक्‌ रह गई। अरे यह नवीन तो 
वह सीधा-सादा शान्त-सुशील नवीन नहीं है। यह नवीन तो उग्रमूर्ति धारण कर 
अपने निजी स्वरूप को ही भुला बैठा है। कुछ क्षणों तक चुप रहने के बाद नवीन ने 
फिर शोषण की नीति को विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। इसी तरह जब 
लगभग पाँच मिनट तक लगातार भाषण कर चुका तब यकायक उसे होश आया 
कि अरे वह तो एक महाजड़ मूर्ख की तरह मौसी जी के इस शयनकक्ष को 
राजनीतिक भाषण देने के रंगमंच की तरह उपयोग में ला रहा है। 

उसके ललाट पर पसीना उमड़ आया। परेशान और बेबस होकर वह मौसी जी 
के पलैँग के एक किनारे पीठ टेककर बैठ गया और जेब से रूमाल निकालकर उससे 


पाखी घोडा। 75 


अपना पसीना पोंछने लगा। 

उसकी बातों को माकन बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी। परन्तु वह यह बात 
मान लेने को कतई राजी नहीं हुई कि वह और किसी का शोषण करके ही सुख 
भोग रही है। आजकल के समाजवादी (सोसलिस्ट) और साम्यवादी (कम्युनिस्ट) 
विचारधारा के युवकों में किताबी ज्ञान तो बहुत काफी है, परन्तु वे लोग आज तक 
ऐसा ज्ञान या ऐसा तर्क उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिससे शोषण के दोष 
को सही ढंग से समझा जा सके। 

उस दिन, उस प्रकार के विषयों की विस्तृत चर्चा-परिचर्चा करने का उसका 
मन भी नहीं था। नवीन की दार्शनिक विचारधारा स्वीकार करने लायक नहीं है, 
फिर वह उसका अपना है, यह बात वह उस क्षण भी भूली नहीं थी। आज ही उन 
दोनों के विवाह के संबंध में एक निर्णय ले लेना होगा। जो काम पहले होना चाहिए 
उसे टालकर पीछे कर देने की आदत उसकी नहीं है। नवीन के ललाट पर उभरें 
पसीने को देखकर उसके मन में अबोध समवेदना उमड़ आई। वह उसके पास गई 
और अपने आँचल से उसने उसका पसीना पोंछकर सुखा दिया फिर उसके गालों 
पर हाथ फेरती हुई बोली, “हमारे विचारों का पारस्परिक विरोध, हमारा मतभेद, तो 
एक दिन में ही समाप्त नहीं हो जाएगा। और मतभेद दूर हो ही जाना चाहिए, यह 
बात सोचना भी महामूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। देखो, लगता है माँ अभी 
आने वाली हैं। उनके आने से पहंले ही अपनी बात पूरी कर लें तो ज्यादा अच्छा 
है। नहीं तो शायद फिर कभी समय न पा सकें। उसके हाथ अपने हाथो में 
थामकर नवीन ने अपने हृदय में बड़ी शान्ति का अनुभव किया। उसने पूछा, “तब 
क्या तुम कुछ भमय तक प्रतीक्षा करती रहना चाहती हो?” 

“हाँ, कम-से-कम डेढ़ वर्ष तक।” माकन की आवाज अचानक ही मधु-सी 
मीठी हो गई। इसी डेढ़ वर्ष में सभी कुछ बदलेगा, तुम भी बदलोगे।” 

बदलाव आएगा ही, इस संबंध में माकन को कोई सन्देह नहीं था। 

संघ के सदस्य ज्योतिषाचार्य, माकन के घर पर समय-समय पर आने वाले 
भूतनाथ बाबा, शहर का फटामुख (पत्र) सभी का इस संबंध में एकमत है-बदलाव 
आएगा। परिवर्तन अवश्य होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता बरदलै ने खुद ही कहा 
है-अंग्रेजों के दिन पूरे हो गए। आगामी डेढ़ वर्ष के अन्दर-अन्दर ही चुनाव होगा, 
और इस चुनाव में उनके दल की जीत पूरी तरह निश्चित है। सात समुद्र, तेरह नी 
के उस पार है विलायत (ब्रिटेन) देश। वहाँ की लेबर पार्टी इस द्वितीय महायुद्ध के 
समाप्त होते ही हमारे देश का शासन भारतीय नागरिकों के हाथ में ही सौंप देने 
का विचार कर रही हैं। इंग्लैंड में निर्वाचन होने में अब देर नहीं है, उसमें लेबर 


76/ पाखी घोड़ा 


पार्टी की विजय होने की संभावना बहुत अधिक है। केवल एकमात्र उसके बड़े 
पिताजी और पिताजी ही ऐसे हैं जो 'परिवर्तन होगा' ऐसा सोचते तक नहीं। वे 
लोग तो सोचते हैं कि अंग्रेजों के साम्राज्य में कहीं सूरज डूबता ही नहीं । 
असलियत तो यह कि वे कोई परिवर्तन, कोई बदलाव चाहते ही नहीं। और इस न 
चाहने का कारण भी बिलकुल साफ है-वह है “परिवार का स्वार्थ।” बडे पिताजी 
रायबहादुर की पदवी और पिताजी पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ने में बहुत 
कठिनाई का अनुभव करेंगे। इन सुविधाओं को छोड़ पाना उनके लिए बहुत 
मुश्किल होगा।... 

माकन एक बात और जानती है। अभी कुछ दिन पहले ज्योतिषाचार्य ने 
उसकी जन्मपत्री (कुंडली) देखकर कहा था, “डेढ़ वर्ष बीतते-बीतते उसका विवाह 
एक श्रेष्ठ राजपुरुष के साथ होगा।” उस बात को सुनकर उसने सोचा था कि वह 
श्रेष्ठ राजपुरुष नवीन ही है। आगामी डेढ वर्षों में उसका श्रेष्ठ राजपुरुष बन जाना 
कोई असम्भव भी नहीं है। 

इसी कारण से वह अभी चुप पड़ी रहने को तैयार हो गई थी। 

उसकी धीर-गम्भीर-स्थित मूर्ति की ओर देखकर नवीन समझ गया कि उसके 
ऐसे आत्म-विश्वाम का कारण क्‍या है। राजनीनिक गण्पबाजी, बेसिर-पैर की 
सभावनाओं की चर्चेबाजी, ज्योतिषियों की गणनाओं के आधार पर परिणामों की 
सभावनाओ पर प्रकाश, संन्यामियो द्वारा की गई भविष्यवाणी आदि पर उसे बहुत 
आस्था है। उसे लगता है कि समूची धरती ही, जैसे उसका विवाह सम्पन्न हो जाने 
के लिए ही, एक भारी परिवर्तन ला देना चाहती है। माकन की इस दूसरों की बातों 
पर निर्भर हो जाने और अन्धविश्वासो से ग्रस्त होने की भावना पर क्रुद्ध होकर वह 
उसे डॉटकर फटकार देना चाहता था, परन्तु ऐसा कुछ वह नहीं कर सका। उस 
समय उसके मन में शान्ति और उसकी देह में सरल सौन्दर्य प्रस्फूटित हो उठा था। 
उस क्षण तो वह सती सावित्री और बेहुला की तरह एक प्राचीन सती-साध्वी नारी 
के रूप में परिणत हो गई थी। फलत- वह कुछ कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह 
सका | 

माकन ने गौर से लक्ष्य किया तो पाया कि नवीन के चेहरे पर किसी संकल्प के 
लेने की टूढता का कोई लक्षण स्पष्ट नहीं हुआ है। बल्कि उसकी आँखों मे तो 
सन्देह का भाव है। उसने व्याकुल होकर कहा, “तुम कर सकोगे। न हो सक॑ तो भी 
तुम्हे कर लेना पड़ेगा ही। अन्यथा फिर क्‍या होगा, मैं सोच ही नहीं पाती। 
भगवान तुम्हारी सहायता करे गे।' 

“मै प्रयत्न करूँगा।” नवीन ने सिर झुकाए-झुकाए ही उत्तर दिया। फिर उसने 


पाखी घोडा। 77 


माकन का हाथ छोड़ दिया। जाल में फंसे मृग की तरह उसका हृदय भी प्रेम के 
बन्धन में पडकर छटपटाने लगा। 

उसी समय कमरे के बाहर से माकन की माँ के कदमों की आवाज सुनाई 
पडी। माकन सहज भाव में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वे (माकन की माँ) तब 
तक कमरे में पहले वाली ही तश्तरी में उन दोनों के लिए चाय और जलपान ले 
आईं थीं। एक छोटी मेज पर उसे रखकर उन्होंने उन दोनों से खाने-पीने को कहा 
और खुद खड़ी होकर उन दोनों के ही चेहरों की एक-एक रेखाओं की बडी गहरी 
निगाह से थाह लेने लगीं | 

दोनों ने ही माथा नीचे झुकाए हुए ही चायपान पूर्ण किया। अनुभवी माँ ने 
तब तक उनके मुखों को ध्यान से देखकर उसी के आधार पर उनके दिलों की 
गतिविधि का, मन की भावनाओं का पूरा पता लगा लिया। उन्होंने लक्ष्य किया कि 
नवीन का मन कुछ विषादमय, दुःखी है, माकन का मन कुछ चिन्ताग्रस्त है। वे 
अच्छी तरह समझ गईं कि उन दोनों ने कोई अनहोनी घटना कर गुजरने का निर्णय 
नहीं किया है। माकन को वे खूब अच्छी तरह जानती हैं। वह कभी भी 
अनुशासनहीन, उद्दण्ड नहीं हो सकती। उनके परिवार में वही सबसे अधिक 
शान्त-गम्भीर स्वभाव की है। 

नवीन ने घडी की ओर देखा, संघ के कार्यलिय पहुँचने का समय हुआ 
जानकर वह कायलिय जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। यकायक मौसी जी ने कहा, 
“तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं श्मझ रही हूँ कि तुम्हें बहुत चोट पहुँची है। परन्तु 
अगर तुम शान्त-चित्त होकर गंभीरता से विचार करोगे तो देखोगे कि जो कुछ भी 
होता है, भगवान की इच्छा से ही होता है। अतः तुम बुरा मत मानना, दुखी मत 
होना। समय-समय पर आते रहना।” 

नवीन को ऐसा अनुभव हुआ जैसे भूकम्प आ गया हो और पाँव के नीचे की 
धरती खिसकी जा रही हो। अपने आप को सँभालते हुए उसने कहा, “माकन से 
विवाह करने की आशा मैंने पूरी तरह छोड़ नहीं दी है। आप माकन से जान-पूछ 
लेने पर स्वयं ही इसका अन्दाजा कर लेगी | 

इस तरह उन्हें विदा नमस्कार कह वह वहाँ से चला गया। माकन उसे घर के 
बाहरी प्रवेशद्वार तक छोड़ आई। विदा होने के क्षण में माकन की आँखों ;में 
अचानक ही आँसू भर आए। “अब फिर कब आओगे? 

नवीन ने उसके मुँह पर दृष्टि स्थिर करते हुए कहा, “जब मेरी चेष्टाएँ सफल 
हो जाएँगी, मैं तुम्हें सूचित करूँगा।” फिर वह बड़ी शीघ्रता से चला गया। माकन 
यह भलीभाँति समझ गई कि वह चेष्टा तो अवश्य करेगा, परन्तु उसकी चेष्टा 


78 पाखी घोडा 


फलवती कहाँ तक हो पाएगी, इस संबंध में उसे सन्देह है। उसने सोचा कि नवीन 
एक कर्मठ पुरुष है, अतएव एक-न-एक काम में वह सफल होगा ही। 

ठीक उसी वेला में रतिराम ड्राइवर आ पहुँचा। 

फिरोजा को देने के लिए जो तार देना था उसे उसके हाथ में देकर वह फिर 
माँ के कमरे में लौट आई। रतिराम तार देने चला गया। माँ ने उत्सुकता से पूछा, 
“रतिराम क्‍यों आया था?” 

माकन ने तब तक फिरोजा के प्रेम-विवाह-सिविल मैरेज के संबंध में कुछ 
नहीं बतलाया था। वैसे किसी अन्य कारण से नहीं, बस इसीलिए कि यह खबर 
सुनकर माँ के दिल को चोट न पहुँचे। परन्तु अब तो सारी बातें खोलकर बताने को 
विवश हो गई। उसने जैसे ही यह बतलाया कि उसने रतिराम के हाथों /फेरोजा के 
लिए बधाई का तार भेजा है, वैसे ही उसकी माँ के मन को किसी पैशाचिक गहरे 
अँधेरे ने घेर लिया। उनकी विचारधारा के अनुसार फिरोजा ने, जो यह काण्ड किया 
है, वह दरअसल उकसी उहण्डता है। रायबहादुर सिराजुद्दीन हजारिका का खानदान 
असम के उच्च कुलीन वंशों के बीच सर्वाधिक महत्त्वशाली है। उसका नाम सबसे 
अधिक रोशन है। उनकी लड़की ने जो इस तरह अनुशासनहीन होकर उद्दण्डतापूर्वक 
सिविल मैरेज की है, वस्तुतः वह अधःपतन का ही लक्षण है। अपने इस बुरे व्यवहार 
से उसने न केवल अपने कुल खानदान की बेइज्जती करवायी है, बल्कि उसने धर्म 
की भी अवहेलना की है। कलकत्ता के रईस नरेशदत्त के साथ हजारिका और फूकन 
दोनों ही परिवारों का बहुत दिनों से निकट संबंध रहा है। उनके लड़के को भी इस 
तरह का न जाना-न सुना बुरा काण्ड नहीं कर बैठना चाहिए था। 

माकन ने फिरोजा को जो बधाई-सन्देश भेजा है, यह बात भी वे सह नहीं 
सकी, क्योंकि यह इस बात का संकेतक चिह्न है कि माकन का मन किस दिशा 
की ओर ढलता जा रहा है। ऐसी दशा में उन्होंने अनुभव किया कि समय रहते ही 
माकन को सजग-सतर्क कर देना उनका अत्यावश्यक कर्त्तव्य है। 

उस समय उन्होंने रामायण-पाठ करने के लिए उठा लिया था मगर रामायण 
को फिर से बन्द करके, माकन की ओर देखकर यकायक ही वे बोल पडी-“राय 
बहादुर जी की तकदीर ही खराब है। अगर उनकी तकदीर खराब न होती तो 
उनकी बेटी भला इस तरह की अनुशासनहीन बे-परवाह हुई होती? ऐसी दशा में 
अगर तूने कोई तार-वार न भेजा होता, तभी मुझे खुशी हुई होती। बेटी ! बुरे काम 
को कभी भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए।” 

माकन ने माँ के विचारों को ध्यान से सुना, परन्तु वह उन्हें मानने को प्रस्तुत 
नहीं हुई। फिरोजा के इस काम को बुरा समझने का कोई भी कारण वह 


पाखी घोड़ा। 79 


खोज-ढूँढकर भी नहीं पा सकी। बल्कि अगर यह विवाह नहीं हुआ होता तो अवश्य 
ही प्रेम की बेइज्जती हुई होती। और उसने कोई बुरा वर (दूल्हा) तो चुना नहीं । 
नरेश दत्त तो प्रत्येक दृष्टि से सर्वोत्तम पुरुष है। हाँ, दोनों के धर्म में जरूर फर्क है, 
परन्तु मात्र इतने से ही, हिन्दू और मुसलमान धर्म मानने वालों में हमेशा-हमेशा के 
लिए हुक्का-पानी बन्द ही रहेगा, यह बात वह किसी प्रकार नहीं मान सकती। ऐसी 
स्थिति में उन दो व्यक्तियों की बात याद आई। आज से कई वर्ष पहले हुमायूँ 
कबीर बड़े पिताजी के यहाँ आए हुए थे। वे दोनों लोग साथ-साथ एक ही वक्षा में 
पढे थे। वे बहुत ही बड़े विद्वान थे, जैसे विद्या के समुद्र ही हों। देश में चल रहे 
स्वतन्त्रता-संग्राम के वे एक कर्मठ नेता भी थे। इसके अलावा वे एक 
समाज-सुधारक भी थे। कवि काजी नजरुल इस्लाम की तरह ही उन्होंने भी हिन्दू 
लडकी से शादी कर के एक आदर्श परिवार बनाया था। शादी के बाद भी 
पति-पत्नी दोनों अपने-अपने धर्म के मतानुसार ही चलते रहे। किसी के भी धर्म के 
मामले में कोई भी किसी तरह की रुकावट या परेशानी खडी नहीं करता। उनके 
संबंध की ऐसी बातें सुनकर पहले पहल तो माकन को बहुत आश्चर्य हुआ, परन्तु 
अन्त में वह भलीभाँति समझ गई कि सच्चे प्रेम-विवाह मे धर्म बिन्दुमात्र भी 
जरा-सी भी, बाधा खड़ी नहीं करता। हुमायूँ कबीर उस समय के युवक-युवतियों 
के अत्यन्त श्रद्धास्पद प्रोफेसर थे। उनका नाम मुँह पर आते ही नवीन और उस जैसे 
युवकों के संघ के लोगों का भी सर श्रद्धा से झुक जाता है। (ऐसी ही चिन्तनधारा 
के चलते) माकन के मन मे एक और श्रेष्ठ महिला की तसवीर झिलमिला उठी। सन्‌ 
उन्‍नीस सौ बयालीस के भारत छोड़ो आन्दोलन की एक नेता थी अरुणा आसफ 
अली। उन्होंने कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता आसल अली से विवाह किया था। आसल 
अली एक काफी प्रौढावस्था के विदुर पुरुष थे, परन्तु कुलीन हिन्दू घराने की कन्या 
अरुणा का संग पाने के लिए उनका हुदय व्याकुल हो गया था। अरुणा के मन में 
भी निष्कलुष प्रेम का ज्वार उमड़ रहा था। परिणामस्वरूप कुछ दिन बाद ही दोनों 
परस्पर विवाह-सूत्र में बँध गए। वह सुन्दरी विद्रोही महिला गुप्त रूप से अंग्रेज मेम 
के वेश में गुवाहाटी स्टेशन पर आकर उतरी थीं। उनके स्वागत-सत्का्‌र, 
सेवा-शुश्रूषा का भार दूदू और उसके ऊपर था। माकन उनके सुन्दर रूप पर तो 
मुग्ध हुई थी, उनके गुण पर भी लट्टू हो गई थी। झाँसी की रानी और रमनी गाभरू 
देवी की तरह ही वे वीरांगना लग रही थीं। तब उसने यह निष्कर्ष पा लिया था कि 
भिन्न-भिन्न धर्मों के लडके-लड़कियों में आपस में विवाह हो सकता है। हृदय की 
भावना अथवा बुद्धि के तर्क, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं देते। बाधा देते हैं केवल 
अन्धे संस्कार, अन्ध विश्वास। 


80 पाखी घोडा 


माँ उसी अन्ध संस्कार की, सही गलत की तर्कपूर्ण विवेचना न करने की, 
प्रतिमूर्त्ति हैं। वे परिवर्तन नहीं चाहतीं। 

माकन ने कहा, “माँ, इसे अगर मै बुरा काम समझती तो मैंने बधाई का तार 
कभी नहीं दिया होता। सही बात तो यह है कि, उसने कोई गलती नहीं की है। 
हिन्दू-मुसलमान के बीच विवाह होना तो तनिक भी बुरा नहीं है। (इसी प्रकार के 
व्यवहारों से) दोनों ही धर्म-सम्प्रदाय किस तरह एक-दूसरे से कट गए हैं, अलग जा 
पड़े है, क्या इसे तुमने नहीं देखा, माँ?” 

पाकिस्तान बनाने की मॉग से उस समय पूरे देश में उथल-पुथल मची थी। 
माँ ने भी माकन की बातों का मर्म अच्छी तरह समझा, परन्तु उसे अपने मन 
से-हृदय से स्वीकार नहीं कर सकी | वे क्रोध में आकर बोली, “अपनी यह उलटी 
सृष्टि की बातें अपने पास ही रखो। इस प्रकार से तो हिन्दू-मुसलमान का मिलन 
नहीं होगा, बल्कि यह तो व्यभिचार ही होगा। तुम भी जरा सेंभलकर चलो। फिरोजा 
को तरह मनमानी करने वाली उद्ण्ड तुम मत बनना। घर-खानदान की 
इज्जत-आबरू मान-सम्मान की रक्षा करते चलता।” ' 

अपनी ऐसी बातें कहते हुए उनके मन में यह विचार हुआ कि वे बिना किसी 
कारण के ही माकन के ऊपर प्रहार कर रही हैं। तब उन्होंने अपने को सेंभालकर 
थोडी मुलायमियत से प्रेमसनी मधुर वाणी में कहा, “माकन ! मेरी बातें जरा अधिक 
कठोर हो गई। इसका बुरा मत मानना। तुम अगर स्वयं माँ हुई होती तो समझ 
सकी होती कि तुम सब को लेकर मेरे मन में कितनी चिन्ता बसी रहती है।” इतना 
कहते-कहते उनका गला भर आया, मुँह से बोल फूटने मे अवरोध होने लगा, 
किसी-किसी तरह उन्होंने कहा, “आज के ऐसे संकट के समय में तुम लोग 
जल्दबाजी में बिना सोचे-विचारे मूर्खता का कोई काम मत कर बैठना। अगर ऐसा 
किया, तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। अरे इन मर्द लोगों की पुरुष की बात अलग 
है। परन्तु औरत होने पर, स्त्री को तो बहुत सोच-समझकर चलना पड़ता है, 
फूँक-फूँककर कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। सो तुम बिना मुझसे पूछे कोई काम 
मत करना।” 

माकन का मन कुम्हला गया। अपने घर-परिवार में वह माँ को सबसे अधिक 
प्यार करती हैं, उसने कहा, “कहने की जरूरत पड़ने पर निश्चय ही कहूँगी। तुम से 
क्या मैंने कभी कोई बात छिपायी है?” 

हवा के रुख के साथ-साथ ही आसमान का रंग बदलता है, उसी तरह माकन 
का मन भी मनोवेगों की परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहता है। अतएव उसने 
जब माँ की ममता भरी बातें सुनीं और उनके भरे गले की व्याकुलता देखी तो वह 


पाखी घोडा। 8] 


इतनी विचलित हो गई कि अचानक ही उसने मन-ही-मन- एक प्रतिज्ञा कर ली। वह 
यह कि जब भी ऐसा समय आएगा, वह अपने अन्तर्मन की सारी बातें स्पष्ट रूप 
से माँ को बतला देगी। (माँ के अनजाने) छिपे रूप से वह कोई भी काम नहीं 
करती। इस प्रतिज्ञा का आगे परिणाम क्‍या होगा? इस पर कुछ सोचने-विचारने का 
अवसर और तदनुरूप चेतना उसमे नहीं थी। 

माकन फिर अपने कमरे में जाने के लिए बाहर निकल आई और उसकी 
माता जी फिर रामायण खोलकर पाठ करने बैठ गईं। 


ठीक उसी वक्त अचानक ही एक बडी जोर की भयानक गर्जना हुई, जिससे सारा 
वातावरण काँप गया। ऐसा लगा जैसे जंगली और दलदली तराई के इलाके में कोई 
धनेश पक्षी मारे दर्द के चिग्घाड रहा हो। 

साइरन (हवाई आक्रमण सूचक भोंपू) बज उठा था। 

दोनों ही हडंबडाकर रसोईघर के पास बने, अंग्रेजी के जेड (2) अक्षर के 
आकार की बनी बड़ी खन्दक-जो हवाई आक्रमण से सुरक्षा के लिए बनाई गई 
थी-में, आपस मे जल्दी-जल्दी सलाह-मशवरा करके जा छिपी। उसकी मॉँजी 
काफी डर गई थीं, वे गड्ढे में सिमटकर उनके दोनों बगलो में पड़ी बालू की बड़ी 
बोरियों को हाथ से मजबूती से -थामकर बडी भयभीत मन-स्थिति में परेशान होकर 
आसमान की ओर टकटकी लगाए देखती रहीं | माकन भी माँ के बगल में सटकर 
उनके कंधों को हाथ से पकड़कर, जमीन कपा देने वाला भयानक शब्द जिधर से आ 
रहा था, उधर ही ध्यान से देखने लगी। 

प्रायः इस ओर जब जापानी सेना के युद्धक विमान आते हैं, तभी इस तरह 
की आवाज होती है। लेकिन आज तो जापानी युद्धक विमान दिखाई नहीं पड़े। 
दक्षिणी-पूर्वी दिशा (जिधर से वे प्रायः उड़ते आते हैं) तो आज बिलकुल माफ और 
शान्त है। आज तो उत्तरी-पश्चिमी दिशा की ओर से ही यह महाप्रचण्ड गर्जना उठ 
रही है। उस ओर से तो प्राय: (ब्रिटिश सरकार के) मित्र देशों के विमान ही आते 
हैं। ५. आज यह क्या हुआ? जान पड़ता है (यहाँ की रक्षा वाहिनी ने) राडार पर 

'टत दूर से आते जापानी युद्धक विमानों को देख लिया है, बहुत संभप्न है 
मणि... कं इम्फाल युद्ध क्षेत्र से। 

माकन ५.' माँ और स्वयं वह जब भी इम्फाल युद्ध के बारे में सोचती हैं वी वे 
पंचानन फूकन के विषय में ही चिन्ता करती हैं। फूकन और उसके संगी-स्राथी 
इम्फाल में बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए दिन काट रहे हैं। जब से इम्फाल 


82 पाखी घोडा 


का इलाका जापानी सेना द्वारा घेर लिया गया है, तब से संभवत इम्फाल के लोगों 
को दिया जाने वाला राशन भी घटाकर आधा कर दिया गया है। फूकन खाने-पीने 
का शौकीन मस्त जवान है, अतः इस अभाव की दशा में बहुत कष्ट भोग रहा है। 
उस पर से आराम करने, काम-काज से खाली होने का समय भी बहुत कम ही 
मिल पाता है। इस समय फूकन के ऊपर (इम्फाल क्षेत्र में। कानून और व्यवस्था 
बनाए रखने तथा असैनिक प्रतिरक्षा व्यवस्था सुदृढ रखने का बहुत बड़ा भार आ 
पड़ा है। जापानी सेना की एक-एक गतिविधि की सूचना एकत्रित कर सबद्ध 
अधिकारियों तक पहुँचाना, तदनुकूल कार्य करना और भारत पर राज्य करने वाली 
ब्रिटिश सरकार और उसके मित्र राष्ट्रों की सेना के सैनिकों के खाली समय में 
उनके आमोद-प्रमोद के लिए साधन जुटाने, नाच-गाने-उत्सतव आदि आयोजित 
करने क॑ हर एक प्रकार के कामों में उसे बीच-बीच में लगना पड़ता है। ऊपर से 
सामानों का भारी अभाव है, इम्फाल में (कोई चीज जल्दी मिलती ही नहीं।) और 
चीजों की तरह सैनिको के मनोविनोद के लिए गाने वाले कलाकारों और नाचने 
वाली नर्तकियों का भी मिलना महामुश्किल हो जाता है। फूकन को सबसे ज्यादा 
कमी इस अन्तिम वस्तु नर्तकियों की ही खलती है। 

(यह युद्ध कोई साधारण युद्ध तो है नहीं) यह समूची जनता का युद्ध है, 
विश्वयुद्ध है। इस विश्वयुद्ध मे आपस में लड़ने वाले दोनों पक्षों में से कौन-सा पक्ष 
राम का है, और कौन सा रावण का? इसे माकन की माँ निश्चित ही नही कर 
पातीं | मौसी जी (नवीन जिन्हें मौसीजी कहता है, माकन की माँ) जापानी सेना या 
ब्रिटिश राज्य की सेना किसी को भी अपना नहीं समझ पाती | दोनो ही पक्षों के 
मन में अपने-अपने राज्य की स्थापना और विस्तार की कूटिल कामना ही प्रबल है। 
हाँ, उनके पतिदेव अवश्य ही ब्रिटिश सरकार के ही भक्त हैं। उनके साथ उनका 
(माकन की माँ का) मन का मेल न रह पाने पर, मतभेद हो जाने पर भी, वे ही 
उनके जन्म-जन्मान्तर के स्वामी हैं, यह बात वे कभी भी भूल नहीं सकतीं। उनकी 
वजह से ही यह युद्ध उनके लिए जानने योग्य, उसकी खबर रखने योग्य वस्तु बन 
गया है, इस बात से मौसी जी इनकार नहीं करतीं। उनके स्वामी-पतिदेव का 
जिससे कोई अनिष्ट न हो, उनके मार्ग में कोई बाधा-विध्न न घटे, इसके लिए वे 
रोज बहुत तड़के प्रातःकाल ही मन्दिर में जाकर प्रार्थना करती हैं। “माँ! ओ माँ! 
देखो तो वे कितने भारी-भरकम विमान हैं।” कहते हुए माकन ने दाहिने हाथ से 
आकाश के उत्तर-पश्चिमी छोर की ओर संकेत कर दिखाया। 

दोनों ही टकटकी बाँधें इन नये भारी-भरकम विमानों की ओर देखती रहीं। 
क्रमशः उनकी गर्जना बढ़ती गई। आगे की पहली खेप में दो कतारों में स्पिट 


पाखी घोडा। 83 


फायर नाम के छोटे-छोटे विमान थे। जब विमानों की वे दोनों कतारें उनके सिर के 
ऊपर से पार हो गईं, तो उनके तुरन्त बाद तीन कतारों में बहुत बड़े आकार-प्रकार 
के विमान माकन वगैरह के सिर के ऊपर आ पहुँचे। माकन इन विमानों को पहचान 
गई। उधर पिछले कई दिनों से शहर के गली-चौरस्तों पर सभी ज़गह इस नये 
प्रकार के विमान की चर्चा सुनाई पड़ती रही है। योरोप मे चल रहा युद्ध अब मद्विम 
पड़ रहा है। अतः ब्रिटिश-मित्र राष्ट्रों ने अपने इन विशालाकार विमानों को 
दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में चल रहे युद्ध-क्षेत्रों की ओर भेज दिया है। इनके द्वारा 
इम्फाल के लिए तमाम सारी आवश्यक वस्तुएँ अश्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद, सैनिक दस्ते 
और खच्चर वगैरह ले जाने के काम में इन विमानों को लगा दिया गया है। 

“ये सब माल ढोने वाले परिवहन विमान है, माँ।” -माकन ने माँ की पीठ पर 
पीठ टेक कर सहारा लेते हुए धीरे-धीरे कहा। 

माँ भी तब तक इस बात को समझ गई थीं। “तुम्हारे पिता के लिए 
रह-रहकर बहुत मन घबराता है। बहुत दिनों से कोई चिट्ठी भी नहीं दी। किस तरह 
खा-पी रहे हैं? अपने साजो-सामान से अच्छे तो हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर 
बडी चिन्ता होती है।” 

माकन के मन में भी पिता की याद उभर आई। 

अभी कुछ ही दिन पहले उसने अपने पिता जी को एक लम्बा पत्र लिखा था, 
जिसमें घर-परिवार की वर्तमान अवस्था, उसके अपने विवाह की समस्या, डिब्रूगढ़ 
के पास चाय-बागान में मैनेजर का काम कर रहे दूदू के काम में आ रही अनपेक्षित 
बिघ्न-बाधाए, बेलतला की जमीं दारी में अधिया पर जमीन लेकर खेली करने वाले 
बटैयादार किसानों द्वारा फसल के धान का आधा भाग न देने का दावा करना और 
उससे उत्पन्न परिस्थिति मकान, बाग, बगीचे का क्रमशः बिगडते जाना और माँ की 
उदासीनता आदि बातों का विस्तार से वर्णन किया था। उसने इन सभी बातों पर 
पिताजी की राय-परामर्श जानने की उत्सुकता प्रकट करते हुए पत्र भेजा है। 

जान पड़ता है कि उसका वह पत्र पहुँच पाने के पहले ही उसके पिताजी ने, 
बड़े पिताजी के पास वायरलेस से , उसके (माकन के) विवाह के सम्बन्ध में बड़े 
पिताजी के प्रस्ताव पर अपनी मम्मति पठा भेजी थी। ' 

उसका पत्र पाकर उसके पिताजी क्या सोचेंगे? इसकी चिन्ता करके उसका 
मन बहुत व्याकुल और परेशान हो गया। उसका घर-मकान सचमुच ही श्मशान की 
तरह हो गया है। बेलतला की जमीं दारी की समस्या के बारे में बेठाराम मुहर्रिर ने 
कई बार कितने ही दिन बातें की हैं। बड़े भैया दूदू को लिखते-लिखते तो थक 
गई। जमीन-जायदाद के प्रति उसे बिन्दु मात्र भी मोह नहीं है। किसानों का शोषण 


84/ पाखी घोडा 


कर के जबरदस्ती धान लेने को वह पाप समझता है। ऐसी दशा में पिता जी को 
सूचित करने के अतिरिक्त उसके पास और कोई उपाय ही शेष नहीं रह गया था। 


उसने माँ के मुँह की ओर देखते हुए कहा, “माँ ! पिता जी को सारी बाते 
लिख पढ़ाई है। मैंने खाने-पीने में रुचिपूर्वक ध्यान देने के लिए उनसे अनुरोध भी 
किया है।” 

अपनी पुत्री के बात सुनकर माँ का हृदय गदगद हो गया। वे प्रफल्लित हो 
गईं। 

इतने समय में ही वे सारे विमान आकाश के दक्षिण्-पूर्वी क्षितिज में कहीं 
विलीन हो गए। साइरन ने भी “सभी कुछ ठीक है, संकट टल गया है।” सूचक 
ध्वनि बजायी। लगता है जापानी युद्धक विमान बर्मा देश के हवाई अड्डों की ओर 
भाग गए। हवाई क्षेत्र की लडाई में उनकी ताकत दिनो दिन कम पड़ती जा रही है। 

फिर वे दोनों-माँ-वेटी-उस खंदक से बाहर निकल आई और धीरे-धीरे घर 
की ओर चल पह़ीं। माकन ने तब अचानक ही लक्ष्य किया कि माँ की आँखों से 
ऑमग छलछला रहे हैं। लगता है आज इस घडी उन्हे पिताजी की बहुत याद आ 
रही हैँ। 


पाखी घोडा । 85 


दितीय खण्ड 


गुवाहाटी के ऊपर के आकाश से उडकर जाने वाले उन परिवहन विमानों मे से 
अधिकाश इम्फाल ही गए थे। उनके साथ दो-एक यात्रीवाही विमान भी थे। उन्ही 
मे से एक में गुणघर बरूआ और चम्पा भी गए थे। गुणथघर को असम राइफल्स के 
इम्फाल मुख्यालय मे वरिष्ठ कार्यलियाध्यक्ष (सीनियर सृपरिण्टेण्डेण्ट) के रूप मे 
बदली कर भेजा गया था। 

चम्पा स्वय वहाँ आना नहीं चाहती थी। यद्यपि मुँह खोलकर वह साफ-साफ 
नहीं कह पा रही थी, तथापि उसकी न आने की इच्छा के पीछे एक कारण थे 
पचानन फूकन। परन्तु अपने पतिदेवता से यह बात कहते हुए उसे लाज लग रही 
थी। 

उन लोगो का विमान जब उतरा तो उस समय इम्फाल का तुलिहल हवाई 
अ्टा अत्यन्त व्यस्त था। लगातार विमान उड़ रहे थे, उतर रहें थे। हवाई अड्डे से 
इम्फाल नगर को जानेवाली मोटर सडक पर ट्रक आ-जा रहे थे। विमान से उतरते 
ही गुणघधर असम राइफल्स ऑफिस से भेजे गए आदमियों और ट्रक का पता लगाने 
के लिए बाहर गा।। परन्तु बाहर निकलते ही उन्हों ने युद्ध की विभीषिका के कारण 
हो रही उथल-पुथल को देखा। दूर की पह़ाडियो, घाटियो और मैदानों में 
गोले-गोलियाँ छूट रही है। लडाई जोर-शोर से मची हुई है। कल प्रात कालीन ही 
जनरल मुटागाशी ने जो युद्ध करने का कठोर आदेश दिया है, उसे पाकर जापानी 
सैनिक सेनाम और लिटान की ओर के नुगु श्विम मे मरते दम तक की भयकर 
लड़ाई मे जुभ गए है। (जैसे कि उनका प्रण हो कि) कर लेगे या फिर हारिकिरी 
(सामूहिक आत्महत्या) कर ले गे। 

गुणधर बाहर जाकर दूँढ-पूछकर, खोज-खबर लेकर भी न तो ऐसा कोई ट्रक 
ही पा सके और न तो कोई उपयोगी सूचना ही। निराश होकर दु खी हृदय से वे 
फिर चम्पा के पास ही लौट आए। उन्होंने देखा कि चम्पा जान-बूझकर कोशिश 
करके उन्हे सनन्‍तोष देने के लिए मीठी हँसी हँस रही है। इस तरह अपने पति को भी 
प्रसन्न हो हँसने के लिए वह प्रोत्माहित करना चाहती है। नहीं तो उस समय हँसने 
की उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। वहाँ कुछ बीमार-अपग सैनिकों को विमान पर 
चढने जाते हुए देखकर उसका मन घबरा गया था। उन सैनिकों में से कोई-कोई 


86 पाखी घोडा 


पाँव से हीन हो लँगड़ा रहा था, कोई जोर-जोर से चीख-चिल्ला रहा था, किसी को 
दूसरे लोगों को हाथ से उठाकर ले जाना पड़ रहा था। 'लड़ाई-भिड़ाई का, युद्ध का 
अन्तिम परिणाम तो यही है।' चम्पा मन-ही-मन यही बात दुह़रा रही थी। 

हवाई अड्डे के एक कोने में माल-असबाब हर तरह की चीजों का एक बहुत 
बडा-एक-पर-एक लदा-अँटा-ढेर पड़ा था। उसकी उस तरफ भार ढोने वाले कई 
खच्चर खड़े थे। और इस तरफ की ओर एक चाय की दूकान थी, जिस पर मोटे 
अक्षरों मे लिखा एक बोर्ड लटक रहा था। “केवल सैनिकों के लिए”। गुणधर ने 
उसी दूकान से चाय-बिस्कुट खरीदा और लौटकर अपने बिस्तरों के गट्टर पर बैठकर 
स्वयं भी खाया-पिया और चम्पा को भी ख़िलाया-पिलाया। उसकी थोडी ही देर 
बाद सादरी के बारे में सोचने लगे। सादरी उन दोनों की अकेली कन्या है। उसे वे 
शिलांग में अपने ज्येष्ठ भाई के पास ही छोड़ आए हैं। गुणधर की बहुत उत्कृष्ट 
अभिलाषा है कि एक लिपिक (र्क्लक) की कन्या के रूप में जन्म लेने पर भी वह 
उत्कृष्ट श्रेणी की शिक्षा-दीक्षा से वचित न रह जाय। चम्पा ने भी अपने पति की 
इच्छाओं को पूरा करने मे अपनी सम्मति दे दी। 

राय बहादुर सदानन्द बरुआ के एक दूर के रिश्ते के गरीब भाई को कन्या है 
चम्पा। अपने धुर बचपन से ही उसने जो राय बहादुर के घर का चाल-चलन, 
रीति-रिवाज देखा, तो उसी प्रकार के रहन-सहन, जीवन-यापन को उसने उच्च 
श्रणी का अच्छा जीवन मान लिया। गाने-बजाने-नाचने की कला-निपुणता, 
आधुनिक शैली का रहने का मकान, अच्छी-अच्छी फैशनेबुल साज-पोशाक 
पहननना, दूर-देशान्तर की यात्राएँ करना, और मर्दों-पुरुषों के समान ही 
चलना-फिरना, व्यवहार करना, इन्हीं सबको चम्पा ने अधिक महत्त्वपूर्ण मान लिया 
था। परन्तु एक साधारण लिपिक कर्मचारी के घर तो उस तरह का जीवन जी पाना 
असम्भव ही है। फिर भी हर प्रकार से सभी तरह के खर्चों में यथासम्भव कमी करे 
भी, जितना वह कर सकती थी, अपनी सर्वोत्तम क्षमता से वह उसी प्रकार के 
उत्कृष्ट जीवन की सुरुचिसम्मत शैली से चलने की कोशिश करती आ रही थी। इस 
क्रम में उसने बहुत सावधान होकर परिवार नियन्त्रण विधि अपनाकर अपनी सन्तान 
की सख्या एक से किसी भी दशा में अधिक न बढ़ने देने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली 
थी। परन्तु गुणधर की प्रबल इच्छा थी कि कम-से-कम एक पुत्ररत्न का जन्म हो 
जाये। इसके लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के मत को बदलने की हरसंभव कोशिश 
की। परन्तु जब अपने इस प्रयास में वे असफल ही रह गए तो अन्ततः उन्होंने 
अपने मन की अभिलाषा मन में ही दबा दी और धर्मपत्नी की अभिलाषा को ही 
अपनी अभिनापषा के रूप में ग्रहण कर लिया। वैसे अपनी गुणवती पत्नी को लेकर 


पारवी घोड़ा। 87 


गुणधर मन-ही-मन अपने में बहुत गौरव भी समझते हैं, ऐसी रूपवरती-गुणवती 
पत्नी सच्चरित्रता की तो वह प्रतिमूर््ति ही थी। जैसे कोई भावुक भक्त सोने की मूर्त्ति 
के समक्ष विनयावनत हो अपने आप को न्योछावर कर दे, उसी तरह वे भी चम्पा के 
समक्ष अपना सब कुछ न्योछावर कर चुके थे। 

चम्पा के साथ-साथ घूमने-फिरमे, उससे बातचीत करने, और पूरे समाज में 
लेकर निकलने के अपने सौभाग्य से गुणधर इतने फूले रहते थे कि उनका आनन्द 
किसी भी सीमा में अँट ही नहीं रहा था। “यह मेरी है, यह मेरी है।” ऐसे भाव से 
वे साधारणतः मोह मुग्ध हो अपने आप को भूल ही जाते थे। (उसे वे अपने से 
क्षणभर के लिए भी अलग नहीं रखना चाहते थे) इसी वजह से इस भयंकर लडाई 
की जगह भी वे उसे साथ-साथ ले आए थे। चम्पा के प्रति उनकी ऐसी विकट 
आसक्ति थी कि अगर उसके साथ उन्हें चिता पर भी चढ जाना पड़े तो उसमें भी 
वे तनिक भी नहीं हिचके गे। 

चम्पा भी यह अच्छी तरह जानती है कि अपने पतिदेव के लिए तो वही 
सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति है। उस अमूल्य निधि-को वे स्यमन्तक मणि की भाँति सदा-सर्वदा 
अपनी छाती पर लटकाए हुए घूमना चाहता हैं। उनकी इस दिशा ज्ञान ही अन्ध 
आसक्ति को देखकर समय-समय पर चम्पा बहुत ही शर्म का अनुभव करती है, 
क्यों कि (चाहे कोई कितना ही उत्कृष्ट प्यार करे मगर) वह अपने आप को किसी 
व्यक्ति की सम्पत्ति समझे जाने की स्थिति को स्वीकार कर पाने में बहुत परेशानी 
का अनुभव करती है। (वह अपने व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता बनाए रखना चाहती है 
इसी से) अपने पति महोदय के समक्ष अपने आप को वह आज तक भी परिपूर्ण रूप 
से न्‍्योछावर नहीं कर सकी है। विवाह की वेला में अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि 
में हवन की आहुतियाँ डालते हुए मन्त्राभिषिक्त करके जब उसने उन्हें ग्रहण किया 
है तो फिर उन्हें चाहे जैसे भी संभव हो प्यार तो करना ही पड़ेगा। उसके इस दृढ़ 
संकल्प ने ही उसे एक सुन्दर पारिवारिक जीवन रचने की प्रेरणा दी है। 

समय-समय पर रह-रहकर उसके मन में ऐसे भाव उठते हैं, जिनमें वह 
सोचती है कि उसने पति के रूप में जैसे सुपुरुष की कल्पना की थी, गुणधर वह 
अभिलधित पुरुष नहीं हैं। दुबला-पतला, जरूरत से अधिक लम्बा, बिना किसी 
सुगढ बनावट के बेडौल कद-काठी वाले गुणधर के मुँह की ओर देखकर कभीः भी 
वह मोह-मग्न नहीं होती। (उसके रूप-गुण पर मुग्ध हो कभी भी आत्म-विभोर 
नहीं हो पाती, परन्तु इस तथ्य से वह भलीभाँति अवगत है और प्रभावित भी है 
कि) गुणधर का हृदय बहुत ही सच्चा, पाक-साफ है। वड अपना सब कुछ लुटाकर, 
सर्वस्व समर्पण करके चम्पा को अपना बना लेने का अनवरत प्रयास कर रहा है। 


88 पाखी घोड़ा 


उसका यह अद्भुत पुरुषार्थ ही चम्पा के हृदय में उसके प्रति कृतज्ञता का भाव 
सफुरित करता है। गत ग्यारह वर्षों के सहवास ने उन दोनों में एक घनिष्ठ 
आत्मीयता और मैत्री का भाव भी उत्पन्न कर दिया है। केवल घनिष्ठ मैत्री भाव ही 
नहीं, एक दूसरे के लिए परस्पर आत्म-त्याग करते रहने के परिणामस्वरूप उनमें 
एक-दूसरे के प्रति समुचित प्रेम भी उदय हो गया है। फिर भी बीच-बीच में, 
कभी-कभार उसे ऐसा[ जान पड़ता है कि कार्यालय की लाल फीताशाही वाली 
फाइलों में बराबर मूँड मारते-मारते'और अपने ऊपर के बड़े अफसरों के आदेशों 
को मानकर बराबर सिर भूकाए चलने की कोशिश में गुणघर का अपना निजी 
व्यक्तित्व बहुत ही नीचा, घटिया किस्म का हो गया है। परिणामस्वरूप उसका 
वात्तलाप, बातों का स्तर, काम-धाम, प्रेम-प्याः का भाव सभी कुछ मानों 
दब-मिकुड कर बहुत छोटा हो गया है। पुरुष के इस प्रकार के आत्मसंकोच को, 
स्वाभिमान को छोड़ सकुच-सिमटकर सिर भूकाकर जीने को, चम्पा पुरुष के पौरुष 
की अनपेक्षित मौत ही समझती रही है। हाँ, इतना जरूर है कि अपने इन भावों को 
मुँह खोलकर स्पष्ट रूप से उसने कभी भी गुणधर के समक्ष प्रकट नहीं किया। 

“सुनिए तो जरा! अभी तक कोई गाड़ी-वाडी पा सके कि नहीं ?”-चम्पा ने 
कुछ चिन्तित होते हुए कहा, “यहाँ पर इसी तरह बैठे-बैठे पड़े रहने से भला क्‍या 
हांगा ?” 

गुणधर जवाब में कुछ भी बोल नहीं सके। बस चुपचाप उठ खड़े हुए और 
हगई अट्डे के केन्द्रीय कार्यलिय से निकलकर फिर बाहर, शहर की ओर की सड़क 
को ओर, निकल गए। बाहर कुछ देर तक सवारी-गाड़ी वगैरह की खोज खबर में 
भटक लेने पर भी जब कोई सवारी न पा सके, तो धीरे-धीरे हवाई अड्डे के कार्यलिय 
मे बले गए और वहाँ से असम राइफल्स के इम्फाल केन्द्र को फोन किया। फोन 
उठाया स्वयं पंचानन फूकन ने। उस समय वे वहीं ड्यूटी पर थे और युद्ध-क्षेत्र की 
विभिन्न जगहों से आए हुए, असम राइफल्स की सैनिक-टुकडी के आदमियों के 
काम- काज की सूचनाएँ एकत्र कर रहे थे। शहर में शत्रु पक्ष के गुप्तचरों को 
धरने-पकडने का अभियान भी तेजी से चल रहा था। 

फोन पर अचानक ही गुणधर के गले की आवाज सुन-पहचानकर फूकन ने 
आश्चर्यचकित हो पूछा, “ अरे आप ! अकस्मात्‌ आप यहाँ कैसे आ पहुँचे ?' 

गुणधर ने सभी बातें अति संक्षेप में बतलायीं। सुनकर फूकन ने जवाब दिया, 
“ठीक है। जब ऐसी दशा है तो मैं खुद ही आकर आप लोगों को ले आऊँगा। 
यहाँ पर किसी को अपने आप की ही सुध-बुध नहीं है। किसी को किसी की 
परवाह नहीं | गाँव-शहर, गली-कूचा सभी गाँव दुर्भाग्य के मारे शरणार्थियों से भर 


पाखी घोडा। 89 


गए हैं। कहीं कोई एक कमरा भी खाली नहीं है। और इधर ट्रकों की यह हालत 
है कि युद्ध में मरे हुए सैनिकों को जलाने के लिए ले जाने को भी ट्रक-गाडी का 
अभाव हो गया है। जापानी सैनिक, मरेंगे कि जिएँगे, इसकी परवाह किए बगैर 
भयानक रूप से युद्ध कर रहे हैं। शहर में पाँचवीं सैनिक वाहिनी की बटालियन के 
लोग पहुँच गए हैं। अतः इस दारुण-दशा में आप को लेने अगर कोई न जा सका 
तो इसका बुरा मत मानिएगा। परेशान मत होहएगा।” 

(फूकन की सहानुभूति पूर्ण बातें सुनकर) गुणधर का हृदय फूकन के प्रति 
कृतज्ञता से भर उठा। इतने ऊँचे ओहदे के अधिकारी (अफसर) होने पर भी एक 
साधारण मुहरिर (क्लर्क) और उसके परिवार को ले जाने के लिए स्वयमेव आने जैसा 
आशभ्चर्यजनक-सा उदाहरण इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। फोन रखकर वे 
प्रसगता के मारे विहवल हो प्रसन्नचित्त चम्पा के पास लौट आए और बोले, “आज 
हमारे भाग्य बहुत अच्छे हैं। फोन किया तो फोन पर फूकन को ही पा गया। वे 
खुद आकर हम लोगों को अपने साथ ले जाएँगे।” 

“क्यों ? तुम्हारे असम राइफल्स विभाग का कोई आदमी नहीं है क्या? उन्हें 
न बुलाया होता तो अच्छा था।” पंचानन फूकन का सामना होने पर वह किस तरह 
उनके साथ पेश आएगी, इसी कठिन स्थिति के बारे में सोच-सोचकर वह व्याकुल 
हो गई थी। उसके पति महोदय सारी बातें जानते-बूझते हुए भी जो फूकन को यहाँ 
आने का बुलावा दे आए, यह उसकी दृष्टि से बहुत अनुचित कदम हो गया है। 
शिलांग में (उन्हें लेकर) क्या कुछ घटित हो गया था, यह पति महोंदय अच्छी तरह 
जानते हैं। पयूकन ने उसे उसके परिवार के मर्यादा की चौहद्दी के बाहर सीमातीत 
उन्मुक्त क्षेत्र की ओर खींच लिया था। फूकन स्वयं भी यकायक अपनी सीमाओं 
का अतिक्रमण कर बाहर जा पड़ा था। स्थिति ऐसी भयावह मोड ले लेगी, जैसा हो 
गया, वैसा हो सकने का उनमें से किसी ने भी पूर्वानुमान नहीं किया था, वैसा होने 
के लिए नहीं सोचा-समझा था, संभवतः इसी वजह से फूकन शिलांग से दूर हटकर 
इम्फाल में आकर एकाकी वनवासी जीवन बिता रहा है। 

इस तरह की आश्चर्यजनक स्थिति में अचानक ही फूकन का सामना हो जाने 
की सम्भावना मात्र से ही अधीर-चंचल-हो उठी थी। इसी वजह से उसकी बातचीत 
में-कहने की वचन-भंगिमा में-विला वजह ही दूसरों के प्रति खीझ-भुंभलाहट 
और दोषारोप करने का भाव आ गया था। यद्यपि यह दोषारोपण मुख्य रूप से 
उसके अपने ही हृदय की दुर्बलता के ही विरोध में था, तथापि उसमें अत्यन्त छो़ी 
सीमा में जकड़ी अपनी छोटी-सी गृहस्थी के बन्धन में बँधे रहने की मजबुरी की 
मन्त्रणा-छटपटाहट भी फूट पड़ी थी। 


90  पाखी घोडा 


चम्पा का मुक्त उडानें भरनेवाला हृदय हमेशा राग-रागिनी की भाँति उन्मुक्त 
विशाल आकाश में बिहार करता था। परन्तु उसे जिस सीमाबद्ध गृहस्थी में रहने को 
विवश होना पड़ा था, वह घर-गृहस्थी उसके उड़ान भरते हृदय रूपी पक्षी के पंखों 
को ही कतर देती थी। इसके कारण ही वह सदा तन-मन को मथ देने वाली यन्त्रणा 
का अनुभव करती रहती थी। 

(चम्पा की भावदशा लक्ष्य कर) गुणघर तब जाकर समझ पाए कि फूकन को 
बुलावा देकर उन्होंने भयंकर गलती की है। फिर यकायक वे पूछ बैठे, “क्या जाकर 
कह दूँ कि अब हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है?” 

गुणधर के इस सहज सरल प्रश्न को सुनकर चम्पा को जोर की हँसी आ गई। 
उसने अनुभव किया कि उम्र में प्रौढ किन्तु मन से भोले शिशु जैसे इस भलेमानुस 
को भमेले में उलफाकर और परेशान करने से कोई लाभ नहीं है। इसी से उसने 
कहा-“अब ठहरो भी। अब और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब तो वह 
पहुँच ही रहे हों गे।' 

थोडी ही देर बाद सचमुच ही फूकन एक जीप लेकर आ पहुँचे। उन्हें देखते 
ही गुणधर स्वागतार्थ आगे बढ गए। फूकन को दूर से देखने पर भी चम्पा का दिल 
जोर-जोर से धड़कने लगा। 

जीप में सारा साज-सामान रखवा देने के लिए गुणधर से कहकर फूकन हवाई 
अड्डे के पास ही स्थित क्वार्टर मास्टर जनरल के ऑफिस में गया। वहाँ ऑफिस के 
अधिकारी से मिला। उनसे उसने हवाई जहाज से आने वाली पेनसिलिन और 
एटेब्रिन वगैरह दवाओं के संबंध में पूछताछ की कि वे अभी तक यहां पहुँची हैं, 
या नहीं? डॉक्टरों के कथनानुसार इन दो तरह की दवाओं के अभाव से कई जख्मी 
सैनिक और मलेरिया से बुरी तरह पीड़ित मरीज अस्पताल में दम तोड़ चुके थे। 
परन्तु यह दुर्भाग्य की ही बात थी कि अभी उस दिन तक भी हवाई जहाज से इन 
दवाओं के पार्सल यहाँ नहीं आ सके थे। यह जानकर फूकन को बहुत निराशा हुई। 
अफसोस के साथ उसने यह सूचना स्थानीय रेडक्रास के अधिकारियों को फोन 
करके जता दी। 

उस कार्यलिय से निकलकर वह फिर चम्पा के करीब आया। वह पहले से ही 
सोच-समझकर यह स्थिर करके आया था कि चम्पा से वह बस एक साधारण 
परिचित व्यक्ति के रूप में ही मिलेगा। वस्तुत: यह एक नकली, नाटक जैसी ही बात 
होगी, परन्तु यह नाटक तो करना ही पडेगा,कारण यह कि इस मोड़पर नाटक करने 
के पीछे एक विशेष प्रयोजन है। अगर ऐसा न हो सका, तब तो दो परिवार 
साथ-ही-साथ नष्ट हो जाएँगे। 


पाखी घोडा | 9 


मगर, इतना सब होते हुए भी, जब उसने चम्पा के मुख की ओर देखा, तो 
तुरन्त ही उसका मन जाने कैसा हो गया। उसने अनुभव किया कि वह मुख कोई 
एक साधारण मुख न होकर अत्यन्त धीर-स्थिर-शान्त पवित्र जल है। मन्त्रोपचारों 
से सम्मोहित-विस्मय-विमुग्ध हो जैसे, मनुष्य काठमारे-सा अचल-स्थिर हो जाता है, 
ठीक उसी तरह वह भी किकर्त्तव्यविमूढ हो स्तब्ध रह गया। और उसकी इस स्थिति 
के साथ-साथ ही उसकी आँखो मे उसके पूरे चेहरे पर॑ अपने आप के खोएपन का, 
आत्मविभोरता का एक डरावना अहसास छा गया। 

उसके चेहरे के उस सन्त्रास को देखकर चम्पा भी अधीर हो उठी। परन्तु वह 
यह भली-भाँती समझ गई कि वह वेला हृदय की उमगो को वश में रखने की 
इच्छा को घोड़ी की लगाम कसने की है न कि उसे मुक्त छोड देने की स्वच्छन्द 
विहार करने देने की। फूकन की आँखो मे, उसके चेहरे की रेखाओ मे उसके प्रति 
प्रेम के जो सच्चे निशान दिखाई पड रहे थे, उन्हे देखकर उसका प्रेम-विह्वल हृदय 
मन-ही-मन काफी आश्वस्त भी हुआ। अपने प्रेम की ताकत का अनुभव दःरके 
उसने आत्मगौरव का भी अनुभव किया। इस तरत की परिम्थिति म॑ उसका हृदय 
सयम मे रहने और सारे सयमो को तोडकर स्वच्छन्द रूप से उमड पडने की दो 
प्रकार की भावनाओ में हिचकोले खाने लगा। 

उधर गुणधर उस समय एक कली के कधे पर चढाकर अपना सब सामान 
जीप पर चढाने को ले गया था। 

“आप तो बहुत दुबले-पतले और कमजोर हो गए है ।”- इतनी बात कहने 
मे ही मारे भावावेग के चम्पा का गला कॉपने लगा।-“इस वनवास मे बहुत भारी 
कष्ट हो रहा है क्या? क्‍या बात है?” 

फूकन ने समझ लिया कि चम्पा से वह कुछ भी छिपा नहीं सकेगा। उसके 
शिलाग छोडकर यहाँ आ जाने पर उसके परिवार, स्त्री-सन्‍्तान और मन पर 
कैसी-कैसी दुर्घटनाएँ गुजर गई है, चम्पा वह सभी कुछ जानती है। फिर उससे कुछ 
छिपाने की जरूरत भी नहीं है। बल्कि इसके विपरीत दोनो को ही एक-दूसरे को 
अच्छी तरह समझने की ही अधिक जरूरत इस समय है। 

“सब कुछ भुला देने की कोशिश कर रहा हूँ।”-फूकन ने गम्भीर होकर कहां, 
“यहाँ तो रातो -दिन काम-ही-काम है। काम करते-करते थककर चुर हो जाता है 
असली युद्ध तो मन का ही है, बाकी यह बाहर का युद्ध तो बस।” 

चम्पा ने उत्तर दिया, “आप ठीक ही कह रहे है । मै भी ससार से लडाई ही 
लड रही हूँ। 

अपने-अपने पारिवारिक कर्तव्यों के पालन करने के क्षेत्र मे दोनों कितने आगे 


92 पाखी घोडा 


बढ़ चुके हैं, इसके सम्बन्ध में दोनों ही खुले दिल से सारी बातें बता गए। चम्पा 
अब अपनी बेटी सादरी को लिखा-पढाकर कुशल बनाने के कर्त्तव्य में जुट गई है। 
फूकन के शिलांग छोड़कर चले आने के बाद से उसके यहाँ होने वाला संगीतोत्सव 
समाप्त हो गया है। अब तो बहुत मन होने पर वह कभी-कभार अकेले-अकेले 
सितार बजाकर अपने ही मन से गुप्त रूप से बातें करती रहती है। उसके 
सीधे-सादे-सरल चित्त पति महोदय तो सितार की भाषा समझ ही नहीं पाते। वैसे 
साधारणतः सितार एक उपेक्षिता विरहिणी की भाँति घर के एक कोने में पड़ा रहता 
है। 
इधर फूकन फौजी जवानों, सैनिकों की सेवा-शुश्रूषा में और साधारण प्रजा के 
रक्षा-कार्य तथा सहायता-कार्य में इतना तललीन रहता है कि उसके लिए अपने 
प्राणों की आहुति तक दिये जा रहा है। उन लोगों के द:ख-दर्द को कम करने की 
चेष्टा में ही मन की असली सबसे बड़ी शान्ति है। इसके साथ-ही-साथ (अपने पुत्र) 
दुदू और (पुत्री) माकन का भविष्य जिस विधि से भी उत्तम प्रकार का हो सके, वे 
सारे प्रयत्न वह कर रहा है। परन्तु धर्मपत्नी के साथ उसके मन की जो अनबन हो 
गई वह दिनोदिन बढती ही जा रही है। मन का मेल हो सकने की सम्भावना 
दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। और कुछ तो क्या, यहाँ तक कि आज तलक वह 
उसे एक चिट्ठी तक नहीं लिख सका। और चिट्ठी न लिखने का कारण फूकन अच्छी 
तरह जानता है कि अगर वह चिट्ठी लिखेगा तो निश्चित रूप से उसमें उसे प्यार न 
करने की बात ही तो लिखनी पड़ेगी। 

“इधर कई महीनों से तो मेरे लिए भी आपने एक काला अक्षर भी नहीं 
लिख-पठाया |।”-चम्पा ने मुस्कराते हुए कहा, “समय-समय पर जानने की इच्छा 
होती है। आत्मदमन अर्थात्‌ आत्मपीडन, अपने आप को ही दण्ड देते रहने की 
प्रवत्ति। बहुत ही तकलीफ भोगती हूँ। प्यार करने' को चाहे दुनियाँ भले ही अवगुण 
समझती हो, परन्तु मैं तो ऐसा नहीं समझती। मैं इसमें कोई दोष नहीं देखती। 
आप क्‍या कहते हैं?” 

यकायक ही जैसे किसी अवरुद्ध नदी का बाँध टूट गया हो। फूकन अपनी 
रक्षा कर पाने में भी समर्थ नहीं हो पाया। प्रचण्ड जलधारा उसे अपने जोरदार बहाव 
में बहा ले जाना चाहने लगी। धर्मपत्नी चित्रा के विवाह होने से धर्ममतानुसार 
उसका उससे अन्म-जन्मान्तर का सम्बन्ध मानने का विश्वास बतलाया जाता है और 
उसी के अनुरूप मन में यह भावना घर करवायी जाती है, जबकि फूकन के विचार 
से इस तरह की धारणा बनाने का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है। इस धारणा के 
ऊपर ही एक विवाह की स्थिरता निर्भर करती है। इस धारणा की असली जड है 


पाखी घोडा/ 93 


मनुष्य का ईश्वर के अस्तित्व के प्रति विश्वास। जब प्रकृत सत्य के साथ इस धारणा 
का विरोध स्पष्टत घटित होता है, तब इस धारणा का कारण भी असत्य या भूठा 
जान पडने लगता है। चम्पा ने तो सत्य को अत्यन्त सहज भाव से स्वीकार कर लिया 
है। तो फिर वैसा ही उसे भी करना क्‍या उचित नही है? 

वह कुछ भी निर्णय नही ले पाया। उसे इस तरह गम्भीर होकर चुप्पी साधे 
देखकर चम्पा ने गम्भीरतापूर्वक कहा, “मै देख रही हूँ कि आप प्रेम-प्रीति को 
स्वाभाविक रूप मे नही ले पा रहे है। आखिर क्यो ? जान पडता है कि नैतिकता के 
सकट से आप मुक्त नही हो पाए है।” कुछ क्षणो तक चुप रहकर उसने फिर कहा, 
“असमीया समाज की अपेक्षा मै खसिया समाज को अधिक आदरणीय समझती हूँ। 
उनके समाज मे अगर कोई स्त्री किसी एक पुरुष को, जिसे वह प्यार करती थी 
उसे, प्यार करना छोडकर किसी और को प्यार करने लगती है तो फिर वह इस 
दूसरे पुरुष को ही ग्रहण करती है, (उससे ही विवाह रचाती है।) इस तरह हृदय के 
सत्य को स्वीकार करने, सम्मान देने के कारण वे अधिक सहज स्वाभाविक है, 
ज्ञानवान है ।” 

उसकी ये बाते पहाडी भरने की तरह, उसके हृदय क्षेत्र से अपने आप ही 
बाहर फूट निकली आ रही थी। उसके आवेग मे मन की सारी बाधाएँ-सारे 
सशय-अपने आप ही पिघलकर उसी भावधारा मे बह गए। 

फूकन समझ गए कि चम्पा उन्हे सहज-सरल रूप मे प्रेम-प्रीति को स्वीकार 
करने को कह रही है। 

परन्तु उनके लिए तो यह काम सहज नही है और सरल भी नही है। अपनी 
धन-दौलत की गश्मि, अपनी सन्‍्तान और अपने समाहत सम्पन्न ऊँचे कुल- 
खानदान की मर्यादा की धारणाओं का परित्याग किए बगैर वे चम्पा के प्रेमभाव को 
सहज सरल भाव से ग्रहण नही कर सकते। फिर भी उस विशेष क्षण मे उनके 
अन्तरतम मे एक नयी आर्श्वयजनक अनुभूति जगने लगी थी। 

उन्हे ऐसा अहसास हुआ कि इम्फाल जैसी अजनबी-अनजानी जगह पर, 
एकान्त परिवेश मे चम्पा की बातो को मान लेने मे कोई कठिनाई नही है। 

“दरअसल मै यहाँ बिल्कुल ही आना नही चाहती थी। मै यह भली-भाँति 
जानती हूँ कि मेरे आमने-सामने होना आप के लिए सहज नही होगा, परन्तु (इतना 
सब समझते हुए भी) आप स्वय हमे लेने यहाँ क्यो आ गए? जान पडता है कि 
ऐसा करने का आखिरी परिणाम क्या होगा? इस परिणाम के प्रश्न पर आपने कुछ 
सोचा-विचारा ही नहीं। खैर, अभी भी समय है, आप अभी भी कृपया चले 
जाइए।” कहते-कहते चम्पा की दोनों आँखों में आँसू छलछला आए। 


94/ पाखी घोडा 


फूकन किंकर्त्तव्यविमूढ हो चम्पा के मुँह की ओर निहारता रह गया। संभवतः 
चम्पा यह नहीं जानती कि उसका नाम सुनने मात्र से ही वह कैसे सुध-बुध खो 
बैठता है। किनने जरूरी-से-जरूरी कामों को छोड़कर वह असम राइफल्स के 
कार्यालय से यकायक बाहर निकल आया है। अपने आप को नियन्त्रित करते हुए 
उसने कहा, “हाँ, अभी भी अलग हो जाने के लिए समय है। लेकिन अभी पहले 
इम्फाल तो चलो। वहाँ पहुँचकर अपने आपही सोच-विचारकर जो उचित समझना 
वहीं ठीक कर लेना।' 

क्यों? तुम्हे क्या हो गया?” 

“कुछ भी तो नहीं हुआ। चलिए।” अबकी बार गुणधर ने फूकन के मुँह की 
ओर लक्ष्य किया। फूकन के मुँह पर हँसी का नामोनिशान नहीं और ऐसा लगा जैसे 
उसमें जान भी नहीं, बिल्कुल निर्जीव-सा। एक-ब-एक उन्हें शिलांग में घटी पुरानी 
घटनाएँ याद हो आयीं। और तब तो उनके मुँह की हँसी भी मर गई। 

तीनों ही एकदम मौन। बिना एक आवाज किए ही चुपचाप तीनों जाकर जीप 
में चढ़ गए। फिर जीप चल पडी। 

इम्फाल घाटी के खेत-खलिहान-जंगल-मैदान घायल हुए सैनिक जवान की 
तरह परेशान-हैरान, चीखते-चिल्लाते-से लुढ़के पड़े हैं। थोड़ी-थोड़ी दूर पढ्व जो ऋुछ 
ऊँचे-ऊँचे टीले-ढूहे हैं, उन पर उगे जंगल-झाड़ की आड़ों में सैनिकों के शिविर 
यत्र-तत्र लगे हुए है। बायीं ओर की पहाड़ी पर टैंकों की भयानक लड़ाई जारी है। 
गोलियों से छिटकी चिनगारियाँ यहाँ जीप से थोड़ी ही दूर तक आ-आकर गिर रही 
थी। 

चम्पा की देह कटका खा उठी। वह गुणधर और फूकन के बीच में बैठी थी। 
कच्ची सड़क पर जहाँ-तहाँ पडे गट्ढे-खह्टों में पड़ने पर जीप जो धक्के खाती तो दह 
कभी फूकन की ओर तो कभी गुणधर की ओर जा गिरती, जिससे वह बहुल 
परेशानी महसूस कर रही थी। बाहर देह की इस दशा की भाँति ही उसके मन-प्राण 
भी इन दोनों पुरुषों के आकर्षण की जोरदार रस्साकसी में जैसे बाहर 
निकल-निकल पड़ रहे थे। अब वह जहाँ पहुँच चुकी थी वहाँ देखा कि बाहर 
भयानक लड़ाई चल रही है। पहाड़ की चोटियों के ऊँचे-ऊँचे पेड़ों के करीब 
रह-रहकर आग के गोले जल उठते थे। सड़क के किनारे पड़े मरे सैनिकों और मरे 
हुए पशुओं की मुर्दा देहों के गल-पच जाने से बड़ी ही बुरी बदबू नाकों में घुसी 
जा रही थी। 

जब सबकी यह गम्भीर चुप्पी असहनीय हो उठी तो फूकन ने अपनी ओर से 
पहल करते हुए इम्फाल के युद्ध-क्षेत्र की कहानियों -घटनाओं का विवरण चम्पा को 


पाखी घोड़ा/ 95 


सुनाना शुरू कर दिया। शुरू-शुरू में जब मूटागाशी की पन्द्रहवीं बटैलियन टिडिम 
और लितान की ओर से जोशो-खरोश से हल्ला बोलती हुई इम्फाल की ओर उमड़ 
आई, तब तो भागती-पराती मित्र राष्ट्रों की बीसवीं और तैंतीसवीं डिवीजन की 
सेना के प्राणों में तो जैसे कोई ताकत ही बची नहीं रह गई थी। जापानी सैनिकों 
ने जैसे बच्चों के खेल की तरह बिना किसी बाधा-अबोध का सामना किये ही 
आकर दीमापुर और कोहिमा के राजपथ को रोक दिया। कॉलाटंपि के निकट उन्होंने 
रास्ते में अवरोध खड़ा कर दिया। परिणामस्वरूप असम में स्थित मित्र-राष्ट्रों की 
सेना और इधर मणिपुर में स्थित मित्र-राष्ट्रों की सेना के सम्पर्क सुत्र कट गए। 
उनका एक-दूसरे से मिल पाना पूरी तरह समाप्त हो गया। फिर तो उनके 
मिलने-जुलने की स्थिति फिर से बहाल करने में बहुत समय लग गया। यूरोप में 
महायुद्ध कर रही मित्र-राष्ट्रों की सेना ने दूसरा युद्ध क्षेत्र खोलकर मैजिनेट लाइन 
तोड दी और फिर पश्चिम की ओर से क्रमशः आगे बढ़ आई। दूसरी ओर सोवियत 
रूस की सेना पूरब की ओर से बढती हुई जर्मनी के अन्दर-उसके हृदय-प्रैक्श तक 
में घुस गई। इस तरह जब पश्चिमी छोर की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों की सेनाएँ 
सफलता पाकर कुछ्ठु फूरसत में आईं, तब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के बड़े-बड़े 
सेनापतियों को पूर्वी छोर में स्थित इम्फाल युद्ध-क्षेत्र की ओर दृष्टि फेरने का-ध्यान 
देने का-अवकाश मिंला। 

तभी से वहाँ से भूण्ड-के-भुण्ड मालवाही बड़े-बड़े विमान इम्फाल की ओर 
आने शुरू हुए। फिर कया था। इस लड़ाई का रुख ही बदल गया। 

माओ क्षेत्र में जापानी सेनाओं में बड़े-बड़े पोस्टर-इश्तहार प्रकाशित और 
वितरित हुए- “अनगिनत ट्रकों, अनगिनत प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूदों , 
अगणित युद्धक विमानों से लैस, हर तरह से समृद्ध और खाने-पीने-पहनने की हर 
तरह की चीजों की सुन्दर व्यवस्था से सम्पन्न है मित्र राष्ट्रों की सेना। मित्र राष्ट्रों 
की सेना की स्थिति को देखते हुए हमारी ओर, जापानी सेना के पास तो कुछ भी 
नहीं है, किसी चीज की सुविधा नहीं है।” 

फिर भी जापानी साहसी सेना ने मरते दम तक विजय-प्राप्ति की लालसा में 
अपनी प्रचण्ड लड़ाई लड़ना छोड़ा नहीं है। जनरल मुटागाशी ने अभी-अभी आदेश 
दिया है, जैसे भी हो, इम्फाल शहर पर अधिकार करने के लिए। परन्तु अभी तक॑ 
सफलता नहीं मिली। और सफल हो पाने की कोई आशा भी लक्षित नहीं होती। 
सभी जापानियों की हालत दिनों दिन बुरी होती जा रही है। 

मित्र-राष्ट्रों की सेना ने कोहिमा क्षेत्र में जारी युद्ध में विजय हासिल कर ली 
है। जनरल सातों की ३४ नं. बटैलियन जिस रास्ते आई थी, उसी रास्ते से कोहिमा 


96 | पाखरी घोड़ा 


से निराश होकर वापस लौट गई है। नुंगुंसिमा, सेनाम और बिशेनपुर के क्षेत्रों में 
लड़ रही जापानी सेना और उनके सेनापतियों का मनोबल टूट गया है। फिर भी वे 
भयंकर युद्ध कर रहे हैं। हिरहिटो पर उनका अन्ध-विश्वास अभी भी अटूट बना 
हुआ है। 

दोनों ही ओर की सेनाओं के बहुत सारे जवान मारे गए हैं। इम्फाल शहर के 
आस-पास मरे हुए लोगों के सड़े मुर्दों से भयंकर दुर्गन्‍्थ फैली हुई है। 

मरी-सड़ी-गली लाशों की नहीं, बल्कि यह तो मृत्यु की ही सडाँध भरी दुर्गन्ध 
है। 

फूकन तो इस सबमें कहीं भी जीवन के नामो निशान नहीं देखता। जीवन का 
तो अर्थ ही है- प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, आनन्द और सौन्दर्य, जब यहाँ तो जीवन 
के इन मूलभूत अंशों में से कहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ तो है बस घृणा, हत्या, 
राज्य लोभ, भूठ-फरेब, दुःख-अवसाद और घृणित भावनाओं के गन्दे दृश्य। 

ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति रखने वाले फूकन के मन में भी, युद्ध के 
प्रति घृणा का भाव जग गया। उसे तो अब युद्ध और मृत्यु में कोई अन्तर ही नहीं 
दिखाई देता। 

युद्ध की बातें विस्तार से सुनकर चम्पा अवाक्‌ रह गई। शिलांग में रहते हुए 
वह युद्ध के संबंध में ऐसी बातें सोच भी नहीं सकी थी। वहाँ समाचार-पत्रों में 
युद्ध से संबंधित जो समाचार छपते थे, उनमें मृत्यु का यह रूप तो कभी स्पष्ट हो 
ही नहीं सका था। मित्र-राष्ट्रों द्वारा इस युद्ध के बारे में जो प्रचार-पत्र, पैम्फ्लेट 
वगैरह प्रकाशित-प्रचारित किए जाते थे, उनमें युद्ध के इस काले अध्याय, इस 
घृणित, अमानवीय, निष्ठुर रूप का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता था, उसमें तो बस 
बडे-बडे, ऊँचे-ऊँचे आदर्शों की बातें थीं। वे तो दिखाते थे जैसे उन्हें बाध्य होकर 
ही लड़ाई लड़नी पड़ रही है, गणतन्त्र और सभ्यता की रक्षा के आदर्श पर ही वे 
लोग जोर दे रहे थे, जिसके लिए उन्हें यह लड़ाई लडनी पड़ रही थी। 

गुणधर युद्ध की इस कहानी को बिना ध्यान दिए ही बस टूटे-फूटे क्रम में सुन 
रहे थे। उनके मन में अचानक ही एक अभूतपूर्व ईष्या का भाव भर उठा था। चम्पा 
द्वारा दबी-दबी निगाह से आँखों के कोरों से फूकन की ओर निहारते रहने को 
लक्ष्य करके समझ गए थे कि चम्पा अभी भी फूकन को भुला नहीं सकी है, 
अन्दर-अन्दर वह उसे ही प्यार करती है। चम्पा के न चाहते हुए भी, तथा ऊपर से 
नैतिक संयम को यथाशक्ति बनाए रखने के भरपूर प्रयत्न के बावजुद आज की इस 
भेंट में अकस्मात्‌ ही उनका वह प्यार उभरकर प्रत्यक्ष हो गया। शिलांग में रहते 
हुए जब उन दोनों में आपस में आकर्षण बढ़ रहा था, तब वे समझते थे कि यह 


पाखी घोडा। 97 


तो मामूली क्षणस्थायी मोह भर है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, परन्तु आज चम्प, 
की आँखों में छलके आँसुओं ने प्रमाणित कर दिया कि उस समय का वह 
आकर्षण सामयिक मोह भर नहीं था, बल्कि उनमें सचमुच का प्यार था। चम्पा के 
मुख के भावों को परखकर यह बात वह अच्छी तरह समझ गया। 

'गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई।' गुणधर मन-ही-मन बार-बार 
यह कहने लगे। मैने जो उसे हवाई अड्डे पर बुला लिया, सो वही बहुत बड़ी गलती 
हो गई। चम्पा भी अपनी इस दुर्बलता को अच्छी तरह समझ रही थी। नहीं तो क्या 
फूकन को हवाई अट्टे पर आने को कहने की बात सुनकर वह इतनी परेशान- 
परेशान हुई होती? मगर इस सबमें “उसका कोई दोष नहीं है” दोष है तो खुद मेरा। 
मैंने ही उसे इस अनुचित प्रेम की खाई की ओर ढकेल दिया है।' 

वैसे फूकन पर गुणधर को सचमुच ही पूरा विश्वास है। फूकन के चेहरे पर 
उसने अभी-अभी प्रेम का भयावह आतंक देखा है। यह भयावह आतंक ही अब 
उसका एकमात्र सहारा है। कारण यह कि उसकी नैतिकता की भावना बहुत 
शक्तिशाली है। गुणधर को पूरा विश्वास है कि फूकन कभी भी चम्पा की दुर्बलता 
का लाभ नहीं उठायेगा। गुणघर की तरह वह भी एक कूलीन परिवार का सद्गृहस्थ 
है। 

धीमी-धीमी रफ्तार से चलते हुए उनकी जीप नदी पर लकड़ी के पुल के पास 
पहुँचकर थम गई, कारण कि लकड़ी का पुल ही नष्ट हो चुका है। नदी के दोनों 
किनारों की ओर की सड़कों पर ट्रकों, टैंकों और जीपों की लम्बी-लम्बी कतारें 
आ खड़ी हुई हैं। पुल के पास से थोडी ही दूर पर सैनिक पहला दे रहे हैं। 

जीप खड़ी करके फूकन उतर गए। उनके 'पास' को चेक कर लेने के बाद 
पहरे पर तैनात सैनिक ने उन्हें पुल के करीब तक जाने दिया। वहाँ पहुँचकर 
इससे-उससे जाँच-पुछकर उन्होंने पुल के ध्वंस होने का सारा वृत्तान्त जान लिया। 
जो कुछ लोगों के बताने से स्पष्ट नहीं हुआ, वह सब भी उन्होंने अनुमान कर 
अन्दाजा लगा लिया। 

फूकन फिर जीप के पास लौट आए। बड़े दुःखी मन से उन्होंने धम्पा वगैरह 
को सारी घटना विस्तार से कह सुनायी। । 

इस पुल के दोनों ओर बहुत ही घना जंगल है। जंग्ल के उत्तरी किनारे की 
ओर जो सड़क गई है उसकी बायीं ओर से पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। उसी ओर से 
लुकछिपकर दो जापानी सैनिक जवान यहाँ आ पहुँचे और उन्होंने विस्फोर्टक 
(डाइमाइट) लगाकर इस पुल को ध्वसं कर दिया। वैसे उसी विस्फोटक की चपेट में 
आकर वे दोनों जापानी जवान भी मौत के घाट उतर गए। उनका मूल उद्देश्य था 


98/ पाखी घोडा 


इम्फाल और बिशेनपुर के युद्ध-क्षेत्रों के बीच के आवागमन को सुगम बनाने वाले 
इस मार्ग को छिन्न-भिन्न कर देना। और उनका यह उद्देश्य सामब्यक रूण से तो 
सफल हो ही गया है। इस समय बरसात की घमासान बारिश के कारण बाढ आई 
हुई नदी पर एक कार्यकारी (पैन्टन ब्रिज) पुल बनाने का काम सेना के इंजीनियरों 
द्वारा तेजी से किया जा रहा है। 

पुल काम लायक बनकर तैयार होने में अभी कुछ समय लगेगा। मगर अब 
तो यहाँ ठहरकर प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। 

“उन दोनों सैनिक जवानों की लाशें देख आए क्या?”- चम्पा ने उत्सुक हो 
पूछा | 

“देखा तो है।” फूकन ने कहा, “ खण्ड-खण्ड, चिन्दी-चिन्दी उड़ गये हैं। 
सेना की गुप्तचर टुकड़ी ने उसे भी अपनी अभिरक्षा में बन्धक बना लिया है।” 

“क्यों ?” आर्श्चचकित होते हुए, चम्पा ने पूछा। 

“उनके पास में दुश्मन पक्ष की रणनीति और अगली योजना की जानकारी 
की खबर भी तो हो सकती है। इसके अतिरिक्त उनके नाम-धाम का पता करने 
की भी आवश्कयता होगी।” फूकन ने हँसते हुए उत्तर दिया। 

थोड़ी देर बाद इस बीच उन सैनिक जवानों की परीक्षा-निरीक्षा का काम पूरा 
हो गया। उन दोनों के शवों को टिकठी (बाँसो की बनी शव रखने के स्ट्रेचर जैसी 
चीज) पर बॉध चार सैनिक जब उन्हें जंगल की ओर ले जा रहे थे, तो वे उधर से 
ही गुजरे, सो चम्पा ने उन्हें आँखें फाड़कर देखा। 

कुछ ही दूर जाकर एक ऊँची जमीन पर ठहर गए, फिर एक उपयुक्त जगह 
देखकर उन्होंने गइढा खोदना शुरू किया। लगभग एक घंटा खोदते रहने के बाद 
गइढे पूरे हो गए। दोनो शवों को उसी में डालकर उनके ऊपर मिट्टी डाल-डालकर 
गह्टा पाटने लगे। उन्हें मिट्टी से पाटने में लगभग आधा घंटा लग गया। मिट्टी पाट 
लेने के बाद उन्होंने वहाँ लकड़ी का एक खूँटा गाड़ दिया और उस पर एक सूचना 
पट्ट लगा दिया। अपना काम पूरा कर लेने के बाद वे इधर फूकन की जीप के पास 
आकर खड़े हो गए। फूकन उन लोगों को पहचान गए। वे सभी गुप्तचर सेवा के 
जवान थे। उन लोगों से पूछ-ताछ करके फूकन ने जान लिया कि उन सैनिकों को 
इस काम को संपन्न करने के लिए हटिकिरी (आत्महत्या) कर लेने का आदेश दिया 
गया था। 

उनमें से दो सैनिकों ने चम्पा की ओर देखा। उसे देखने के साथ-ही-साथ 
उनके मुँह कुम्हला गए। उनके चेहरे पर कहीं भी हँसी-खुशी का निशान नहीं रहा। 

बड़े दुःखी भाव से वे कुछ देर तक उसके चेहरे की ओर एकटक निहारते रहे। उसके 


पाखी घोड़ा । 99 


बाद एक सैनिक ने उसके करीब आकर अपनी जेब से एक युवती का फोटो 
निकालकर चम्पा के हाथों की ओर बढा दिया, फिर पूछा, “इसे उनमें से एक 
जवान की जेब में पड़ा पाया था। आप इसे देखना चाहेंगी क्या? जान पड़ता है कि 
यह युवती या तो उसकी प्रेमिका थी अथवा फिर उसकी परिणीता पत्नी।” 

चम्पा ने देखा- एक अनजानी, अन-पहचानी जापानी स्वस्थ, सुन्दर, नौजवान 
स्‍त्री की फोटो। उस फोटो में उसका चेहरा मुस्कराता हुआ। देखने में इतना सुन्दर 
शोभन कि आँखें ने भरें, बिल्कूल जीवन्त चेहरा। 

उस चित्र को अपने हाथों में थामे हुए चम्पा बहुत देर तक टकटकी बाँधे 
देखती रही। लगा कि देखते-देखते भी जैसे देखने की प्यास नहीं मिट रही। उसकी 
आँखें आँसुओं से भर गयीं। उस फोटो के नीचे बहुत सुन्दर बेलबूटों से जापानी 
अक्षरों में जाने क्या लिखा हुआ है। कोशिश करके भी चम्पा उसे पढ़ नहीं सकी। 

उसके हाथ में उस फोटो को न केवल वे दोनों सैनिक ही ध्यान से देख रहे 
थे, बल्कि गुणघर और फूकन भी उसे एकटक निहार रहे थे। 

“सैनिक-हितों के लिए दूसरे देश में जाकर खुफियागिरी करने वाले गुप्तचरों 
को पकडने के कौशल को सीखने के दौरान मैंने जापानी भाषा भी सीखी थी, बहन 
जी।” उस फोटो के नीचे बेलबूटेदार अक्षरों की ओर देखते हुए एक सैनिक जवान 
ने कहा, दरअसल यह एक जापानी कविता का एक छन्द है- 


'किसी के द्वारा देखे जाने का सौभाग्य मिले बिना ही 
इस धरती पर जाने कितने मनुष्यों के हृदय-कुम्हला जाते हैं ।' 


ध्यानपूर्वक एक-एक अक्षर जोड़कर उसने पढ़कर उसे सुनाया- समझाया। 

क्षणभर में ही चम्पा की आँखों से आँसू बहने लगे। एक अनजानी पीड़ा से 
उसका अन्तरतम व्यथित हो मसोसने लगा। 

थोडी देर बाद उस नौजवान सैनिक ने वह फोटो फिर माँग ली, फिर उन 
लोगों से विदा लेकर वह अपने साथी के साथ पुनः पुल की ओर चला गया। 

कुछ समय तक किसी के मुँह से कोई बोल नहीं फूटा। फूकन ने अब तक 
अनगिनत सैनिक जवानों के मृत शरीर देखे हैं, परन्तु उन सबों को उसने बराबर 
एक समूह के रूप में ही देखा थां। इस तरह के मरे हुओं में से किसी को भी एक 
व्यक्ति की मृत्यु के रूप में उसने कभी नहीं देखा-समझा। वही क्या? गुप्तचर 
विभाग के वे सैनिक भी अगर चम्पा के करीब न आए होते, उसका साहचर्य न पाते 
तो कौन जानता कि वे उस फोटो की युवती को और उस फोटो के नीचे लिखी 
कविता की पंक्तियों के मर्म को समझ पाते भी या नहीं? फूकन को जैसे यह 


400 | पाखी घोड़ा 


आन्तरिक अनुभूति हुई कि संभवत: नारी के साहचर्य या नारी के स्पर्श, नारी की 
ममतामयी छुअन के कारण ही पुरुष के मन के ऊपर कसा-पड़ा कठोरता का बाहरी 
ढक्कन खुलकर हट जाता है, तभी उसके अन्तस की सुकोमल प्रेम की अनुभूति का 
विकास होता है। परन्तु सभी स्त्रियों के साहचर्य और स्पर्श से इस सुकोमल 
अनुभूति का विकास निश्चित रूप से अनिवार्यतः नहीं होता। चम्पा जैसी स्त्री के 
साहचर्य और स्पर्श से ही इस तरह की अनुभूति विकसित होती है। चम्पा जैसी 
स्‍त्री का मतलब है ऐसी स्त्री, जो मनुष्य को अमानुष-राक्षस-बना देनेवाली हर 
प्रकार की निष्ठुरता और पापाचरण की कालिमा-दोषों से मुक्त हो। 

इस बीच चम्पा जीप से नीचे उतरकर सड़क के किनारे के मैदान की घास पर 
दे गे दिन साँफ की वेला तक फूकन-आदि को वहीं ठहरे रहना पड़ा। सूरज 
डूबते-डूबते सैनिक-वाहिनी ने पण्टून ब्रिज” बना लिया, तब उसी के ऊपर से नदी 
पार करके वे इम्फाल शहर पहुँच सके। 

चम्पा और गुणधर को इम्फाल शहर के बाबू पाड़ा मुहल्ले में स्थित फूकन के 
लम्बे-चौडे, बडे क्वाटर में अतिथि के रूप में ठहरना पड़ा। (उन लोगों की सुविधा 
के लिए) फूकन ने दो कमरे और रसोई घर उन लोगों के लिए खाली कर दिया 
और अपने लिए एक कमरा और उससे लगे एक कमरे में रसोई-पानी करने, खाने 


पीने का बन्दोबस्त कर लिया। के 
: फूकन नहा-धोकर एक कप चाय बनवाकर पीने की तैयारी कर ही रहा था 


कि यकायक उसका अर्दली रसोई घर से ही जलयान का सामान और चाय एक 
तश्तरी में रखकर लिये हुए उसके कमरे के अन्दर आ गया। फूकन चम्पा के इस 
प्रकार के आदर आतिथ्य को मन से कुछ अच्छा नहीं समझा क्योंकि वह तो खुद 
ही उसकी अतिथि थी, फिर भी अर्दली के सामने इस पर कोई आपत्ति करना या 
अस्वीकृति दिखलाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। फिर तो जलपान करने 
और चाय पीने के लिए वह मेज के पास कर्सी पर जा बैठा। तभी उसने देखा कि 
मेज पर तीन चिट्दठियाँ पड़ी हुई हैं। 

चाय पीकर उसने पढने के लिए चिट्ठियाँ उठायीं कि तभी दरवाजे पर खड़े 
अर्दली ने कहा, “साहब! माँ जी कह रही हैं कि आप का भोजन भी वही 
पकाएँगी।”! 

फूकन ने उसकी ओर देखकर कहा, “अपनी माँ जी से कहना कि मैं आज 
बाहर ही खाना खाऊँगा।” थोडी देर बाद उन्होंने उसे पास बुलाकर, जेब से दस 


जज लय नी नमन पतन“ नाक ेलसलपनननय_--मस-+ वन वात“ पनमन-मम«५+-ा+«मपमपणन++ 5. 


* नाव या पीषो के सहारे बना पुल, असम मणिपुर क्षेत्र मे पीपो की अपेक्षा नौकाओ के सहारे ही ऐसा 
पुल बनाने का रिवाज है। 


पाखी घोड़ा / 40॥ 


रुपये का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, “देखना अगर किसी चीज की जरूरत 
हो तो बाहर दूकान से लाकर अपनी माँ जी को दे देना।” 

अर्दली वापस चला गया। तब फूकन ने चाय खत्म की और चिट्ठियाँ पढने लगा। 

पहली चिट्ठी बडे भाई साहब की थी। पिता जी के श्राद्ध के अवसर पर माकन 
की शादी के संबंध में परिवार द्वारा लिये गए निर्णय को संक्षेप में सूचित करके 
उन्होंने राय बहादुर के पास भेजे गए अपने प्रस्ताव के बारे में लिखा है। उनकी 
चिट्ठी पढ़कर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसी चिट्ठी की तो वे बहुत दिनों सें 
उत्सुकता-पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। 

दूसरी चिट्ठी राय बहादुर सदानन्द बरुआ की थी। वे दुदू को चाय-बागान की 
मैनेजेरी से बदलकर गुवाहाटी के कायलिय में ले आना चाहते हैं। कारण यह कि 
दुदू सही तरीके से बागान नहीं चला पा रहा, उल्टे उसने सभी श्रमिकों को 
अनुशासनहीन और उच्छूँखल बना दिया है। उसकी भावुकतापूर्ण कमजोरी का लाभ 
उठाकर ट्रेड यूनियनों के कर्मचारी बागान में कर्मचारी संघ (यूनियन) बनाने के काम 
में जुट गए हैं। 

इस प्रकार बरुआ जी दुदू को वहाँ से हटाकर गुवाहाटी ले आना चाहते हैं, 
इसमें फूकन को कहीं भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई पडी। उनके मन ने 
कहा कि यह तो उचित ही हैं ! 

तीसरी चिट्ठी माकन की थी। माकन ने अपनी चिट्ठी में घर-परिवार की दशा 
और इस समय जो उनकी दुर्दशा हो रही है, इस सबका विस्तृत वर्णन बिलकुल 
यथार्थरूप में -सही-सही-चित्रित किया है। इसी के साथ उसने अपनी शादी की बात 
भी लिखी है। उसने लिखा है कि माँ अब प्रत्येक काम से पूरी तरह उदासीन हो गई 
हैं। बेलतला की जमींदारी की खेती को जो किसान अधिया पर कर रहे हैं, वे संघ 
के स्वयं-सेवकों के बह़कावे-उकसावे में आ गए हैं और अब इस साल वे आधा 
हिस्से से भी कम उपज देने का निर्णय ले चुके हैं। हमारे कारिन्दे बेठाराम मुहर्रिर ने 
बडी-बड़ी कोशिशें कीं, हर तरह से समझाया-बुझाया, फिर भी वह उन सबको 
उनके निर्णय से जरा भी हिला-डुला नहीं सका। ऐसी विकट अवस्था में यदि दुदू 
घर लौट आए और घर-बार, सर-सम्पत्ति को देखने-भालने की जिम्मेदारी अपने 
ऊपर ले ले, तो उससे स्वयं दुदू का भी भला होगा और घर-परिवार भी पतन कें 
गर्त में जाने से बच जाएगा। 

इसी सबके कारण फूकन ने फैसला किया कि राय बहादुर की राय से अपनी 
सहमति जताते हुए वह उन्हें एक चिट्ठी लिखेगा। 

चाय-जलपान समाप्त कर उसने राय बहादुर जी और अपने ज्येष्ठ भाई के 


02 पाखी घोड़ा 


नाम दो चिट्टियाँ लिखीं, फिर अर्दली को बुलाकर उन्हें उसी समय डाक-बक्स में 
डाल आने को कहा। परन्तु माकन के पत्र का उत्तर देने के लिए उसे काफी कुछ 
सोचना-समझना पड़ा। विशेषकर उसके द्वारा उसके स्वयं के विवाह के संबंध में 
लिखी गई बातों के संबंध में | 

माकन ने स्पष्ट रूप से लिख भेजा है कि वह तो नवीन के साथ ही विवाह 
करना चाहती है। और अगर किन्हीं कारणों से उसका विवाह नवीन से साथ नहीं 
हो सका, तो फिर वह शान्तिनिकेतन में जाकर अपना शेष जीवन अध्ययन- 
अनुशीलन करते हुए संस्कृति की साधना में लगा देना चाहती है। परन्तु उसके इस 
प्रस्ताव पर तो वह अपना कभी भी समर्थन नहीं दे सकते। संघ के एक भिक्षु के 
साथ उसका विवाह करके वे माकन को संघ की एक भिक्षुणी भर बन जाने के लिए 
कभी भी छूट नहीं दे सकते। नवीन के साथ विवाह होने का सीधा मतलब है कि 
दरिद्रता के साथ विवाह। उनकी धारणा बन रही है कि सदानन्द बरुआ जी की 
पुत्र-वधू बनने से ही उसका जीवन सार्थक होगा। और अगर वह शान्तिनिकेतन 
जाकर पढना चाहती है, तब तो वह विवाह हो जाने के बाद भी वहाँ जाकर पढ़ 
सकती है। (उसकी इस इच्छा पर) राय बहादुर जी कभी कोई आपत्ति नहीं करें गे। 
वे एक बहुत ऊँचे मन के विचारवान व्यक्ति हैं। और रंजीत (उनका पुत्र) हर तरह 
से एक सर्वथा सुयोग्य लड़का है। 

इस प्रसंग में बस केवल एक समस्या है-प्रेम। माकन सचमुच ही नवीन को 
हृदय से प्यार करती है। परन्तु अगर केवल बस इतने कारण से वह नवीन को अपने 
वर के रूप में चुनकर उसे पति बना लेती है, तो वह जीवन पर्यन्त खुद महा दुःख 
भोगेगी ही, उन लोगो के साथ भी-अपने घर-परिवार के साथ भी-उसका संबंध 
विच्छेद हो जाएगा। देश में असहयोग आन्दोलन चलाने वालों के साथ किसी भी 
पुलिस सेवा के अधिकारी का संबंध रखना ठीक नहीं है, इसी से वह ऐसा नहीं कर 
सकता। 

बहुत देर तक आगा-पीछा सोच-विचारकर उन्होंने माकन को अपनी 
स्वीकृति-अस्वीकृति संबंधी राय स्पष्ट रूप से समभाकर किसी-किसी तरह चिट्ठी 
पूरी की। फिर कपड़े पहनकर उसी चिट्ठी को हाथ में लेकर बाहर निकल गया। 

उस वक्त बाहर भमिर-भिर करती भींसी की बारिश शुरू हों गई थी। 

जीप चलाकर वे पहले डाकखाना गए, वहाँ डाक-बक्स में चिट्ठी छोडने पर 
उन्हें काफी शान्ति महसूस हुई। किसी चिट्ठी का उत्तर देने में एक दिन की भी देरी 
हो जाने पर परेशानी होने लगती है। इसी तरह अपने और भी किसी काम को वे 
टाल-मटोल कर बिना तुरन्त किए छोड़े नहीं रखते। 


पाखी घोड़ा/ 03 


अचानक ही चम्पा का मुख-मण्डल उनके मन के आईने में चमक उठा। जीप 
के पास आकर उन्होंने एक बार उस निर्जन अन्धकार में डूबी सड़क की ओर ध्यान 
से देखा। अभी तक जो भींसी, भिर-मिर कर बुँदाबाँदी कर रही थी वह धीरे-धीरे 
अब तेज बारिश के रूप में बदल चुकी थी। बादल जोर-जोर से गरज रहे थे। 
ऊँचे-ऊँचे वृक्षों के बीच-बीच में बिजली के लम्बे-लम्बे खम्भों की कतार थी, 
जिनमें बिजली के बल्ब जल रहे हैं। इस राजपथ-हइस लम्बी-चौडी सड़क-पर आज 
एक और ही किस्म की शान्ति विराज रही है- 

उस समय वे सदर थाना के कार्यालय की ओर जाना चाह रहे थे, परन्तु उनके 
प्राण उन्हें उसी मुँह क्री ओर खींचे जा रहे थे। इस प्रकार कर्त्तव्य-बोध और प्राणों 
की पुकार की खीं चतान में उनका मन जैसे दो भागों में फटा जा रहा था। 

कुछ देर तक इसी असमंजस में पडे-रहने के बाद अन्ततः उन्होंने मन स्थिर 
किया और अपनी जीप सदर-कार्यलय की ओर चला दी। सदर कायलिय 
पहुँचते-पहुँचते उन्हें याद हो आया कि आज के दिन ही कर देने योग्य एक बहुत 
बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण काम तो उन्होंने किया ही नहीं। आज बेलकुल तड़के सबेरे 
सूचना मिली थी कि, स्थानीय उद्वास्तु शरणार्थी शिविर में जापानी पंचम वाहिनी 
के दो गुप्तचर पकड़े गए हैं। उनके साथ जिरह करके आवश्यक सूचना प्राप्त करने 
के लिए उसे फौजी-युद्ध के केन्द्रीय कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए कहा गया 
था। इसके साथ-ही-साथ चार नंबर-केन्द्रीय कार्यालय से आदेश आया था, शहर के 
कुछ लोगों के घर खानातलाशी लेने के लिए। केन्द्रीय-युद्ध- कार्यालय को इस बात 
का सन्देह है कि इन लोगों का आई. एन. ए. (इंडियन नेशनल आर्मी-आजाद हिन्द 
फौज) के लोगों से गुप्त संबंध है। 

कायलिय पहुँचने पर उन्हें पता चला कि लड़ाई की कठिन परिस्थिति में अपने 
कर्तव्य की अवहेलना करके वह जो तुलिहल हवाई अड्डे चला गया था, उसकी वजह 
से सरकार के राजनीतिक प्रतिनिधि महोदय बहुत नाराज हैं। केन्द्रीय युद्ध का्यलिय 
के वरिष्ठ अधिकारी भी शहर में नियमित रूप से खानातलाशी न लिये जाने के 
कारण उससे बहुत रुष्ट हो गए हैं। उसके ऊपर क्रुद्ध राजनीतिक प्रतिनिधि महोदय 
ने तो फूडन की अनुपस्थिति में उसके ही एक कनिष्ठ (जुनियर) अफसर को 
जापानी पंचमवाहिनी के खिलाफ अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। फूकन 
ने जब वह आदेश पढ़ा तो उनके मुँह से परेशानी की गहरी साँस निकल गई। उक्त 
आदेश आज ही दिन के एक बजे जारी किया गया है। उस आदेश में उसके लिए 
भी आदेश दिया गया है-कार्यालय पहुँचते-पहुँचते ही अभियान का भार अपनें 
जिम्मे ले लेने के लिए, यद्यपि इस आदेश-पत्र ने उसके पद की मर्यादा घटा दी है। 


04/ पाखी घोड़ा 


वहाँ की सारी सूचनाएँ प्राप्त करने के बाद फूकन जान सके कि अब तक 
उनके कनिष्ठ अधिकारी ने लगभग दस स्थानों की खानातलाशी पूरी कर ली है, 
किन्तु कहीं भी कोई दोषपूर्ण चीज जिसपर अपराध दर्ज किया जा सके, नहीं पा 
सका है। बस केवल शिंजिमे बाजार से दो मील दक्षिण की ओर तामूर राजमार्ग के 
किनारे आजाद हिन्द फौज का एक मणिपुरी सैनिक पकड़ा गया है। खानातलाशी 
का परिणाम अभी तक बस इतना ही है। उनका सहायक अफसर थोड़ी देर पहले 
ही उसी ओर गया है। 

फकन ने थाने के और-और कागज़-पत्रों पर एक नजर डाली और दिन में 

आई दरग्खास्तों, शिकायती रिंपोर्टोी, और सहायतार्थ प्रार्थना-पत्रों आदि का 

लेखा-जोखा लिया। शिकायती पत्रों दोपरोपण पत्रों मे कुछ तो चोरी संबंधी ये। 
इस बीच उनकी जाँच के लिए पुलिस दल चला गया है। सहायतार्थ प्रार्थना-पत्रों में 
में अधिकाशत युद्ध सबधी सैनिक अधिकारियों की ओर से थे या फिर रेडक्रास 
सोसाइटी की ओर से। इन सभी को जरूरत थी या तो ट्रकों की या सहायक 
जवानो की। 

सभी का निरीक्षण-परीक्षण करते-करते एक प्रार्थना-पत्र पर आकर उसकी 
आँखे जड़वत्‌ स्थिर हो गई। 

रेडक्रॉंस और अस्पताल के मुर्दाधघर से अतिआवश्यक एक अनुरोध है। उन 
लोगों के यहाँ बहुत सारे मरे हाए लोगों की लाशे इकट्ठा हो गई है, उन्हें फूँकने ले 
जाने के लिए ट्रकों और श्रमिकों का अभाव है, उनकी बेहद जरूरत है। यह प्रार्थना 
पत्र मध्या छह बजे का है। क्षणभर में ही इतनी भारी संख्या में लोगो की मृत्यु होने 
का कारण उसके समक्ष स्पष्ट हों गया। एटेब्रिन और पेन्सिलिन जैसी दवाओं के 
अभाव में जख्मी और रोगी मनुष्यों की मृत्यु दर में कई दिनों से भारी वृद्धि होती 
जा रही है। उसके मन से आवाज आई कि इस शहर में आज के दिन यदि किसी 
को सहायता की सबसे अधिक जरूरत है तो इस मुर्दाधर को ही। 

उसने जल्दी-जल्दी करके कुछ श्रमिकों को एकत्र किया और फिर दो पुलिस 
के सिपाहियों की देखरेख मे उन्हें एक ट्रक में अस्पताल भेज दिया। 

उस दिन हवालात में बन्दी कर रखे हुए आदमियों की सूची देखने के बाद 
उसे याद पड़ा कि एम. शोबा सिंह नामक मणिपुरी नौजवान पोलो खिलाड़ी को एक 
युवती स्त्री का अपहरण करने के सन्देह में गिरफ्तार करके वहाँ रखा गया है। उस 
पोलो खिलाडी को उसने देखा है। मणिपुर के महाराजा भी समय-समय पर उसे 
पोलो खेलने के लिए बुलाते हैं। विशेषतः वह दूसरे लोगों को पोलो खेलने का 
प्रशिक्षण देता है। इस तरह के एक गुणी कुशल खिलाड़ी को स्त्री-अपहरण के केस 


पाखी घोडा। 05 


मे अभियुक्त हुआ देखकर उन्हें बहुत दु.ख हुआ। इसीलिए उसकी पूरी जानकारी 
के लिए वे उसके संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन को ध्यान से पढने लगे। उक्त प्रतिवेदन 
वान्खे गाँव से आया था। उक्त गाँव महाराज के राजप्रासाद के पास मे ही हैं । 

एक युवती का, जो अपने घर से बाजार की ओर आ रही थी, शोबा सिंह ने 
कुछ और आपराधिक कार्य करने वाले गुण्डों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया 
था। उसके इस ककृत्य में दों-एक सैनिक जवानों के भी सहयोग करने का उल्लेग् 
उसमे है। किन्तु उन सैनिकों के अपराध पर विचार करने का भार युद्ध सचालन 
करने वाली वाहिनी |बरटैलियन) के कमाणए्डर पर छोड़ दिया गया हैं। 

उस प्रतिवेदन के विवरणादि के संग में उस युवती का भी फोटो सलग्न है। 
अभी आज जिस जापानी युवती का फोटो देखा है वैसी अप्रतिम सुन्दरी तो नहीं हैं, 
फिर भी काफी सुन्दर है। इस मणिपुरी युवती के मुँह की गर्दन उस जापानी बवती 
के मुखे जैसी ही है, बस थोंडी दुबली-पतली है। न जाने क्यो इस यवती के प्रति 
उनमे सीमातीत सहानुभूति का भाव उमड़ आया। लोकापवाद, लाना मेहना आर 
चरित्र पर कीचड उछाले जाने के डर से अपने आप को बचाने के अभिप्राय से उसने 
आत्महत्या कर लेने की कोशिश की थी। [इसी चेष्टा में पकठी गई। अब वह 
अस्पताल में है। उसकी दशा बहुत चिन्ताजनक है। 

उससे सवधित घटना को पढकर फूकन के रोएँ भर-भरा उठे। वह भावावश से 
कॉपने लगे। जाने क्यो उस जापानी युवती का चित्र देखकर चम्पा को ऑसू बहाने 
देखने के वाद से उनका मन एक अलौकिक दु खानुभूति से भर उठा है। पुरुष की 

भी उदण्दता-निष्टुरता का फल नारी को भुगतना पड़ता है। जब कि यह नारी ही 

है जो पुरुष की अपने प्रेम के स्पर्श से मानव बना देती है। इस अदभुत- अपूर्व शक्ति 
की अधिकारिणी नारी क॑ प्रति किसी भी प्रकार का निष्ठर व्यवहार करना घोरतर 
अन्याय है। इस प्रकार का अन्याय करना कंवल नारी प्रति ही अन्याय नहीं है 
बल्कि उस अन्याय के करने वाले व्यक्ति का अपने प्रति भी किया हुआ अन्याय है। 
इस प्रकार का अन्याय करनेवाला व्यक्ति मनुष्य की प्रेममय रूप-रेखा से संदा-संदा 
के लिए वंचित हो जाता है। और किसी मनुष्य का इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य हो 
ही नहीं सकता। फूकन मन-ही-मन इसी प्रकार के विचारों में तल्नीन हो गए। 

कुछ समय बाद वे कार्यालय से बाहर निकलकर पुन जीप पर जा बैडै। बाहर 
बारिश क्रमश तेज होती जा रही है। 

जीप चलाकर वे पहले शिजिमें के पास उस आदमी के घर पहुँचे जहाँ 
खानातलाशी का काम चल रहा था। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने ठेखा कि उनके 
सहयोगी-मणिपुरी अफसर ने उसके घर को चारों ओर से पुलिस से घेर रखा है 


06/ पाखी घोड़ा 


और पुलिस सिपाहियों को साथ लेकर अन्दर जाकर घर की तलाशी ले रहा है। 
दरवाजे पर उस गाँव के मुहल्लें के अड़ोसी-पडोसी भारी भीड लगाए हुए हैं। उन्हीं 
आदमियों के बीच एक सुन्दर नौजवान आदमी खड़ा है जिसके हाथों को रस्सी से 
बाँध दिया गया है। उसके भी चारों ओर सिपाही खडे हैं। 

उन्हों ने अन्दर से पुलिस अफसर को बाहर बुला लिया, और अब तक की गई 
खानातलाशी के पूरे विवरण की जानकारी हासिल की। घर के अन्दर कोई भी 
आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिल सकी थी। कुछ जापानी दाव (लकड़ी वगैरह काटने 
का लंबा छुरा) और जापानी विमानों द्वारा गिराए गए कुछ युद्ध-प्रचार पत्र के 
अलावा और कुछ नहीं मिला। यह बात तो सच साबित हुई है कि यह आदमी कुछ 
दिनों तक आजाद हिन्द फौज के साथ रहा है, लेकिन उसने कोई राजनीतिक 
अपराध किया हो, ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। वह टिडिम से पहाड़-पहाड, 
जंगल-जगल लॉघते-फलाँगते जिस किसी तरह कल ही अपने घर पहुँच पाया है। 
टिडिम के रास्ते चलकर कबौ घाटी की ओर व्यापार करने के लिए समय-समय पर 
मणिपुरी लोग प्राय जाते रहते हैं। उन्ही की तरह यह भी गया था। जाते समय ही 
आजाद हिन्द फौज की एक टुकडी की पकड़ में आ गया। इस नौजवान आदमी का 
नाम है अगों सिंह। उसके ललाट पर चन्दन का तिलक लगा हुआ है। कोई बहुत 
मोटा-भाँटा, मजबूत काठी का अथवा बहुत सारे आदमियों के गिरोह का मुखिया 
नहीं लगता, बस एक बहुत साधारण-सा आदमी है। 

फूकन को ऐसा लगा जैसे यह आदमी बहुत सीधा-सादा है, पूरी तरह 
निर्दोष-निरपराध है। अतः पुलिस ऑफिसर को वहाँ से जल्दी ही लौट चलने की 
सलाह देकर फूकन वहाँ से निकल आए। आज जिन्दगी में पहली बार उन्हें महसूस 
हुआ कि एक विदेशी सरकार के शासन में शासक वर्ग को अगर निराधार भूठ-मूठ 
भी सन्देह हो जाता है तो परतन्त्र प्रजा की कितनी दुर्दशा हो जाती है। 

इसके बाद वे रेडक्रॉस सोसाइटी के अस्पताल पहुँचे। 'मुर्दाधरर इस अस्पताल 
से ही जुडा हुआ है। इम्फाल शहर में इस तरह के छोटे-छोटे कई अस्पताल हैं । 
उनमे से यही एक सबसे बड़ा अस्पताल हैं। 

अस्पताल के प्रवेश-द्वार पर ही उनकी भेट एक अत्यन्त सुन्दरी, गोरी-चिट्टी 
आस्ट्रिलियन मेट्रेन (प्रधान नर्स) से हुई। प्रधान नर्स महोदया फूकन को अच्छी तरह 
पहचानती हैं। अस्पताल के रोगियों के लिए समय-समय पर अस्पताल की ओर से 
जो नाचगान के समारोह किए जाते हैं, उनके लिए फूकन प्रायः ही अच्छे कलाकारों 
को ला जुटाकर सहायता करते रहते है। इसी माध्यम से दोनो में घनिष्ठ परिचय हो 
गया था। 


पाखी घोड़ा। 07 


उनसे बातचीत करने पर फूकन को पता चला कि जो- तमाम सारे लोग मर 
गए हैं उनकी मुर्दा लाशों को यहाँ से ले जान्ने के लिए पर्याप्त ट्रक नहीं हैं, अभी 
और कई ट्रक यहां चाहिए। इन लाशों में से हिन्दुओं की लाशों को श्मशान पर, 
मुस्लिमों की लाशों को कब्रगाह पर और क्रिश्चियनों की लाशों को सिमीट्री में ले 
जाना होता है। आज मुम्लिम की तो कोई लाश नहीं है। क्रिश्चियनों की जो लाशे 
थीं उन्हें स्थानीय क्रिश्वियन असोसिएशन (ईसाई संघ) के लोग अभी-अभी उठा ले 
गएड़ै। 

प्रधान नर्स से बातचीत कर लेने के बाद फूकन उनसे विदा लेकर वहाँ से चल 
पडना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने अन्दाज किया कि नर्स महोदया कुछ विशेष 
अनुरोध उससे करना चाहती हैं, अत वह थोड़ा ठहर गया। तब वे आगे बढ आयी 
और बोली - "इधर वीते कई दिनों मे बहुत सारे आदमी मर गए हैं। जिसकी 
वजह से जो रोगी अस्पताल में भर्त्ती हैं, उनके मन टूट गए हैं। (उनमें निराशा घर 
करती जा रही है। उन्हें दिलासा देने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए) क्‍या हम 
लोग कोई एक अच्छा समारोह आयोजित नहीं कर सकते? अगर कल शाम तक 
ऐसा कोई संगीतानुष्ठान हो सके, तो बहुत अच्छा हो। नहीं तो निराशा और 
असहायता की भावना के भयकर दुख से ही अनेक बीमार दम तोड देंगे। उधर 
युद्ध-क्षेत्र में घनधोर लड़ाई चल रही है; यह जगह बहुत खतरनाक मिद्ध हो रही है। 
जापानी सेना इस प्रण के साथ लड़ रही है कि जब तक सॉँस रहेगी, तब तक बराबर 
लड़ते रहे गें। बिना मरे युद्ध में कतई विराम नहीं होने दे गे। और जापानी सैनिकों 
की तरह महाभयकर है मणिपुर के जंगलों के मच्छः और डेंस बगैरह। उनके इंक 
मारने से, उनके आक्रमण से भी किसी की रक्षा नहीं, मार कर ही छोडते है |'' 

इस दर्दनाक स्थिति में भी नर्स महोदया के चेहरे पर एक मुस्कराहट फैल गई, 
मगर वहीं दु ख्व-विषादमय हँसी की रेखा | 

मगर असली मूल कारण तो वहीं एक ही है। दवाएँ नहीं है। लगता है कि 
रोगियों को टीक-ठाक ढग से नियमपूर्वक चिकित्सा भी नहीं की जा पा रही है। 
अताख धर्मविश्वासी प्रधान नर्स बेचारी एक अन्य प्रकार की चिकित्सा को भी 
आजमाना चाहती है। किसी एक अन्य, अद्भश्य, असीम शक्ति का यदि सहारा मिल 
जाए, तो शायद भला हों। " 

यकायक उन्हें चम्पा की याद हों आई। चम्पा अगर यहाँ आकर गाना गाए, 
तो बहुत भला होगा। और यह विचार मन में आते ही उनका मन उछल पडा। वे' 
बोलने पड़े, “एक बहुत हीं श्रेष्ठ स्‍तर की मशहूर गायिका मेरे यहाँ अतिथि के रूप में 
आई हुई है | उन्हें ही बना लाऊँ क्या? बहूत ही अच्छी गायिका हैं।' 


08| पाखी घोड़ा 


“जरूर, जरूर, ले आह्गगगा। हमें तो इस घड़ी बस संगीत की ही आवश्यकता 
है ।'' 

अति प्रसन्‍नचिन होकर प्रधान नर्स अस्पताल भवन में चली गई। 

आनदित मन से फूकन ने भी अपनी जीप चालू की और सीधे श्मशान घाट 
जा पहुँचा। वहा जाकर उसने देखा कि दत्त चिताएँ धधक रहीं हैं। यद्यपि बारिश हो 
ही है फिर भी चिता की अग्नि बुझ नहीं रही है। अन्त्येष्टि के समय वहाँ उपस्थित 
मजदूर भी सम राम का सुमिरन कर रहें है। युद्ध से संबंधित एक सैनिक अधिकारी 
उसी चिता की अग्नि की रोशनी में जिन लोगों के शव जलाए जा रहें है उनके 
नाम पता ठिकानों को सूची तैयार कर रहा हैं। एक और आदमी कई छोटे-छोटे 
दिव्य लिये वहा तैनात है, जान पड़ता है, कि चिताग्नि के शान्त होने पर उन 
प्रतात्माओं के अस्थि- अवशेषों को चिताभस्म को- उन्हीं डिब्बों में भग्कर रखने के 
उद्देश्य से ही वह वहां खड़ा है। बहुत दूर-दराज देश-भाग में रहने वाले इन मृत 
लोगों के सगे संबंधी तो सभवत इनके मर जाने का समाचार भी नहीं जान सके 
हों गे। जब इनकी अस्थियों का संग्रह हों जाएगा लब अस्थि- अवशषों के साथ 
उनके मरने की र्वबर उनके घर भेजी जाएगी तभी थे लोग जान पाएँगे कि किस 
ग्वी को पति, किस माता-पिता के पूृत्र की यहा ऐसी अकाल-मृत्यू हो चुकी #। 
फकन को ऐसा लगा जैसे आज चिताग्नि की टेस बेला में यहां जो लोग भी 
उपस्थित है, दर असल वे सभी लाग ही इन मृत जवानों के अपने सगे संबंधी हे | 

युद्ध भूमि में मारे गए सैनिकों का यह अन्तिम कार्य अन्तेष्टि या दफन करना 
वगैरह ही युद्ध क्षेत्र का सबसे श्रेष्ठ सेवा कार्य है। 

अभी वह वहीं था कि और भी शेष शवों को लेकर ट्रक फिर आ पहुँचे। 
जैसे -जैसे मृत लोगो के शव उतारे जा रहे थे, वैसे-वैसे ही वहाँ उपस्थित अधिकारी 
उनका परिचय प्राप्त कर ले रहा था, ताकि कही किसी तरह की गलतफहमी न 
हो। फूकन भी एक-एक शव को ध्यान से देखते जा रहे थे कि अन्त में अचानक 
एक नवयुवक के शव के पास आकर काठमारे-से खड़े हो गए। मृत नवयुवक बहुत 
ही रूपवान है। उसका चेहरा दुदू के चेहरे से हू-ब-हू मिलता है, बिलकुल ही दुदृ 
जैसा ही मुखडा। उसकी आँखें ऑसुओ से भर आयी। आज पहली बार उन्हें 
अनुभव हुआ कि जिन आदमियों क॑ मुख की गढन में समानता होती है, वह केवल 
कोई आकरिमक रूप से ही नहीं होती, बल्कि उनके पीछे कोई एक जन्म-जन्मान्तर 
का अज्ञेय रहस्य छिपा होता है। कुछ देर तक उस मृत नवयुवक के पास स्तम्भित-से 
खडे रहने क॑ बाद फिर भारी कदमों से धीरे-धीरे अपनी जीप के पास लौट आए। 

जीप चलाकर वे फिर थाने पर पहुरवें गए। वहाँ देखा तो इनका कनिष्ठ 


पाखी घोदा। 09 


मणिपुरी अफसर बैठा हुआ है। उससे बातचीत करने के अनन्तर उन्हें पता चला 
कि सरकार के राजनीतिक- प्रतिनिधि ने फिर उनके सबंध मे खोज-बीन की थी। 
अभी थोड़ी देर पहले ही उन्हें पूछते हुए एक आदमी आया था। फूकन अब समझ 
गए कि आज कुछ देर के लिए जो वे इयूटी से अनुपस्थित रहे, उसे प्रतिनिधि 
महोदय बहुत बुरी, सन्देहास्पद, नजरों से देख रहे हैं। सारे-के-सारे अग्रेजों के मन, 
इस युद्ध की वेला में , सन्देहों से भर गए है। ऐसा जान पडता है कि साहब समझ 
रहे है कि फूकन असैनिक प्रतिरक्षा-सुरक्षा-व्यवस्था के अपने कर्त्तव्य की अवहेलना 
कर ढिलाई बरत रहे है। मगर किया ही क्‍या जा सकता है? अरे जो न समझने का 
निर्णय ले चुका हो, उसे समझाने का काम धेरुआ (मूली जैसा एक शाक जिसकी 
गांठ सीझती ही नहीं) की गाँठ को मिझाने की चेष्टा जैसा है, अनपेक्षित, असफल 
कोशिश भर। 

मन-ही-मन फूकन को नाराजगी भी हुई। साहबों के व्यवहार का बहुत बुरा 
लगा। उन्हें ऐसा लगा कि इन साहबो को वे लाख सेवा करके भी कभी सन्तुष्ट 
नहीं कर सके। जरा-सा भी हेर -फेर हुआ कि वे अपने अत्यन्त विश्वास पात्र सेवक 
पर भी सन्देह करने लगते हैं । 

“आप एक बार साहब से जाकर मिल लें, तो क्या ठीक होगा क्या?” उनके 
सहायक अफसर ने दबी जबान से सुझाव दिया। 

फूकन ने उसके सुझाव को सम्मानपूर्वक ध्यान लगाकर सुना। इस सहायक 
अफसर (के मन में कोई ख़ोट नहीं) का उद्देश्य बहुत शुभ है। उनकी पदोन्नति का 
समय काफी अरसे से हो चला है। ऐसी घड़ी में अगर ऊपर के उच्चाधिकारियों के 
विचार उसके संबंध मे अच्छे न रहे, तो फिर पदोन्नति का अवसर हाथ से चला 
जाएगा, फलतः पदोन्नति नहीं हो पाएगी। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि आज 
की अनुपस्थिति के लिए उन्हें किसी के भी सामने सफाई देने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। अगर राजनीतिक प्रतिनिधि उसकी कर्त्तव्यनिष्ठा को नहीं समझ पाते है, 
तो फिर उनकी जो मर्जी हो सो करेंगे ही। उन्होंने अपनी ओर से कोई गलती नही 
की है। और फिर वे किस विशेष कारण से आज तुलिहल हवाई अट्डे गए थे, इसे तो 
वे प्रतिनिधि-महोदय से बता ही नहीं सकते। वस्तुतः उस विशेष कारण को तो 
उनके अपने खुद के सिवा कोई भी समझ पाने में असमर्थ होगा। 

उस दिन पूरी रात उन्होंने कार्यालय में ही बिता दी। बाहर लगातार 
मूसलाधार बारिश होते रहने के कारण वे सैनिक कैण्टीन में भी भोजन करने नहीं 
जा सके। वैसे यह कहना कुछ गलत होगा कि बिलकूल जा ही नहीं सके थे, बल्कि 
भोजन करने जाने का मन ही नहीं हुआ। उनका मन तो अपनी ही जटिल 


0 पाखी घोड़ा 


चिन्ताओं में डूबा रह गया। 

रात बीतते-बीतते, अन्तिम पहर में वह अपने घर लौटा। 

अर्दली द्वारा दिये गए गर्म पानी से उसने स्नान किया, फिर खाकी वर्दी 
छोड़कर धोती-कुर्त्ता पहनने के बाद उसने अर्दली को चाय बनाने के लिए कहा। 

परन्तु अर्दली ने बतलाया कि चाय तो माँ जी तैयार कर चुकी है । 

आश्चर्यचकित हो उन्होंने अर्दली से पूछा, “क्यों जी! तुम्हारी माँ जी इतनी 
जल्दी, इतने तड़के उठ गर्यी?” 

तभी फूकन को बाहर चूडियों की खनम्ब्रनाहट सुनाई पड़ी। 

एक थाली में एक थोक्का (एक पर एक रखी राशि जैसी) रोटिया, एक ढेरी 
सब्जियाँ और एक गिलास गर्म दूध और शिलाग से लाये गए बहुत मीठे रसीले 
केलों में से दो केले लिये हाए चम्पा उनके कमरे में आ गई। इतने समय में ही 
उसने नहा-धोकर नये रेशमी वस्त्रों का लहँगा-ब्लाउज पहन लिया था। इस नृतन 
परिधान में और परिपाटी सहित सुन्दर छंग से किए गए कंश-विन्यास में बह 
नवोदित चन्द्रमा-सी मनोहर हो गई थी। 

थाली सामने परोसकर उसने कहा, “अच्छा, अब उपवास तोडिए। पूरी तरह 
से हविष्य का भोजन (व्रतोषव में व्रत भंग के अवसर पर गाय के घी, चावल आदि 
से बना पूर्णत निरामिप भोजन) ले आई हूँ। -इतना कहकर ही चम्पा लाज के मारे 
लाल पढ़ गई। शिलाग की टकला पहाडी पर अपनी मौज-मस्ती में उड़ने-फिरने 
वाले लाल रग के नर मधु-मक्खी के पंख्ों की तरह वह एक ही जगह पर 
विजडित-सी खड़ी रह गई। 

फूकन ने जो रात में कुछ खाया-पिया नहीं, यह बात आखिर वह कैसे जान 
गई? मन में इसी दुविधा पर सोचते हाए अचानक वे आश्चर्यचकित हो पूछ बैठे- 
“तुम सर्वज्ञ हो क्या?” 

मन्द-मन्द मुस्कान बिखेरते हुए चम्पा मौन ही साधे रही। उनकी बात के उत्तर 
मे कोई कैफियत देने की जरूरत उसने नहीं समझी। फूकन ने चम्पा से जानबूझकर 
ही दूरी बनाए रखने क॑ उद्देश्य सें ही अलग खाने-पीने की जो अपनी व्यवस्था बनाई 
थी, यह तथ्य चम्पा की दृष्टि से छिपा नहीं रहा। और दूसरी ओर फूकन को 
कैण्टीन-होटल में भोजन करना जो पसन्द नहीं और उसका अभ्यास भी नहीं है, 
अतः कैण्टीन पें खाना खा लेने की बात का साफ अर्थ है कि या तो उपवास ही 
रखा है या फिर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो जलपान भर कर लिया होगा, बस इतना 
ही भर, ये सभी सूचनाएँ तब तक उसके स्वामिभक्त अर्दली ने चम्पा को समझा दी 
थीं। 


पाखी घोड़ा / 


फूकन प्रसन्नचित्त हो भोजन करने लगे। जब वें भोजन कर चुके तब चम्पा ने 
कहा, आप के लिए मै अभी चाय बनाकर भेज रही हूँ। चाय पीकर थोडी देर के 
लिए सोकर आराम कर ले । दिन में दोपहर को भोजन करके तब जाइएगा।'' 

चम्पा न जाने के लिए कदम बढाया ही था कि फूकन को अम्पताल की प्रधान 
नर्स महादया की बात याद आ गई, वे तुरन्त ही बोल पड़े, “तुमने एक अनुरोध 
करना है। आशा हैं, नुम मेरे अनुरोध का स्वीकार कर उसे सम्मान दोगी।” 

चम्पा का चहरा चिन्तायुक्त होकर कुछ किकर्नव्यविमूढ-सा हो गया, “क्या 
कहना चाहत है. कहिए भी।' 

फूकन ने फिर अस्पताल की दुर्दशा का सारा विवरण भावविह्वल होकर 
विस्तार से सुना डाला। वहाँ भग्ती रोगियों को सान्चना प्रदान करने के लिए सगीत 
सभा का आयोजन करना किस प्रकार से आवश्यक और उपयोगी है। इसके 
औचिन्य को समझाने की उन्होंने पूरी काशिश की। उसके बाद श्मशान घाट पर 
देखे गए उस मृत नौजवान की भी चर्चा उन्होंने की जिसकी मुँहखर (चेहरे की 
बनावट) बिलकुल दुदू जैसी ही थी, और जिसे देखकर उनकी आँखों से आस 
छलछला आए थे। वह सब उन्होंने सुना दिया। और अन्त में इम्फान क्षेत्र मे बढ 
रहे अनैतिक वातावरण-गुण्डागर्दी- अनुशासनहीनता आदि-कों दूर करने के लिए 
एक नैतिक- सदाचार पूर्ण-परिविश बनाने की आवश्यकता के सबंध में एक 
मुश्त-लवीं- चोडी-वक्तृता ही दे डाली। ओर इसी प्रसग में उन्हांन उस जापानी 
युवती जिसका फोटो चम्पा ने देखा था और उस मणिपुरी युवती, जिसे अपहरण 
की लाछना भुगतनी पड़ी थी, इन दोनों की दुर्शशा और करुण स्थिति में जो 
मूलभूत भेद है, उसे भी बहुत अच्छी तरह समझाया। इस स्थिति में एक सहृदय 
नैतिक वातावरण की आवश्यकता है और ऐसे ही नैनिक वातावरण के निर्माण करने 
के अभियान को सफल बनाने के लिए आज अस्पताल प्रागण में आयोजित सगीत 
सभा में चम्पा कं गाना गाने का विशेष महत्त्व है, इस बात पर उन्होंने बार-बार 
बहुत जोर दिया। 

चम्पा ने महसूस किया कि कल से ही फूकन मे एक नयी चेतना का संचार 
हुआ है। और यह नयी उपजी चेतना एक-एक कदम बढाती हुई क्रमश सुदृढ और 
विस्तृत ही होती जा रही है। उसे इस पर हार्दिक प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा बगा। 
उसके मन में ऐसा अनुभव जागृत हुआ कि फूकन की प्रेमानुभूति अचानक ही 
विशाल होनी शुरू हो गई है। 

मन-ही-मन परम मन्तुष्ट होते हुए उसने प्रसनन्‍नतापूर्वक जवाब दिया, “जब 
आप ने कह ही दिया है तो फिर मेरी आपत्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे 


2] पाखी घोडा 


गाने की कला तो प्राय भूल ही गई हूँ। सचमुच यही एक बहुत बडी कठिनाई है। 
वा गाना गाने के लिए जाकर अगर गधे की तरह से बस रकने लग गई, तब तो 
महासर्वनाश ही हो जाएगा। बीमार सैनिक जवान गाना सुनकर शान्ति-सान्चना पाने 
के बदले बस छिछले किस्म के हास्य रस का ही आस्वादन कर पाएँगे।"' 

“अरे पाएँ, तो पाएँ" फूकन ने हँसकर उत्तर दिया, “मैं तब वहाँ सूचना भेज 
रहा हूँ। प्रधान नर्स महोदया खुद आकर तुम्हें और उन्हें ठीक ममय पर ले जाएँगी। 
अगर कुछ और समय हो तो रुक जाना। तो फिर कार्यक्रम का ममय सायकाल 
तीन बजे रख दूँ? कहो | 

“अच्छा यदि राम न रहे तो क्या रामायण होगी? आप खुद चुपके से खिसक 
जाना चाहते है क्या?" 

“हो सकता है मुझे समय ही न मिल पाए।" कहकर फिर उन्होंने वह सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया कि कल बिना कहे जो तुलिहल हवाई अड्डे चला गया था, तो 
बस उतनी सी वजह से मुझे कर्त्तव्य से अवहेलना करने का कैसा भीषण सन्देह 
सरकारी राजनीतिक प्रतिनिधि ने मन में बैठा लिया है। और फिर पूछा, “ऐसी दशा 
में अगर मेरी पदोन्नति रुक जाएगी, तो फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? '' 

यह नौकरी-चाकरी के नियम-कानून और उनका तर्क-शास्त्र चम्पा कभी नहीं 
समझ पायी थी और आज भी कुछ नहीं समझ सकी। फिर भी उसने स्पष्ट रूप से 
इस पर को आपत्ति न करके बस इशारे मात्र के लिए दबीं जबान से कहा, ''ऐसी 
स्थिति में तो फिर नौकरी का काम ही मन लगाकर करना ठीक होता, फिर समाज 
सेवा, सदाचार और नैतिक कार्यों को चलाने का अभियान करने में क्‍्योंकर मन 
लगता है?" 

चम्पा के वहाँ से चले जाने के बाद उन्हों ने अर्दली को आदेश देकर प्रधान नर्स 
के लिए एक चिट्ठी भेजकर चाय-पान समाप्त किया और फिर पलेंग पर जा लेटे। 
अर्दली बाहर का दरवाजा बन्द कर चुपचाप चला गया। 

चम्पा ने अपने कमरे में जाकर अपने पतिदेव (गुणधर) को जब फूकन द्वारा 
सगीत-सभा में गाना गाने के लिए आमन्त्रित करने की बात बताई तो गुणधर ने 
तुरन्त ही अपनी सहमति प्रदान कर दी। फूकन द्वारा इस प्रकार के समाज-सेवा और 
समाज-सुधार संबंधी नैतिक अभियान चलाने की योजना उन्हें बहुत पसन्द आई। 
इस प्रकार के क्रिया-कलाप से उन्हे फूकन के मन के मानव उसके आन्तरिक 
असली चेहरे को वे प्रत्यक्ष पहचान सके। और इस पहचान ने ही उन्हें विशेष बल 
और आश्वासन प्रदान किया। तब उन्हें फूकन और चम्पा के बीच पनपा मम्पर्क 
एक अजनबी, अज्ञेय आध्यात्मिक प्रेमानुभूति के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगा। 


पाखी घोदा | 43 


इस तरह के लौकिक धरातल के ऊपर मात्र आध्यात्मिक सम्पर्क की सम्भावना की 
समझ से उनका हृदय बिलकूल हल्का, साफ, चिन्ता-मुक्त हो गया। मन के आकाश 
में अभी तक जो दुश्चिन्ताओं के गहरे बादल छाए हुए थे, वे अचानक ही दूट गए। 
उन्होंने कहा-“मैं तो यहाँ आज पहले-पहल कार्यालय में डूयूटी ज्वाइन करने 
जाऊँगा अतएव स्वाभाविक ही है कि आज जल्दी लौट पाना मुश्किल ही होगा। 
अतः तुम बल्कि फूकन के साथ ही चली जाना और उसी के साथ लौट भी आना।” 
चम्पा अपने पति के सरल स्वभाव को भलीभाँति जानती है। शिलांग के पहाड़ 
की चोटी पर मँडराने वाले बादलों की तरह कब उनके हृदय के आकाश को बादल 
घेर लेंगे, इसे तो ब्रह्मा-विष्णु भी नहीं जानते। इसी कारण वह अपने पति को साथ 
लिए बगैर संगीत सभा में जाने को सहमत नहीं हुई। फलतः गुणधर ने आज छुट्री 
लेकर जल्दी ही लौट आने का वायदा किया। 
उस दिन दोपहर के बाद आस्ट्रेलिया निवासी वह प्रधान नर्स महोदया स्वयं 
आयी और रेडक्रास की मोटर में बैठाकर चम्पा और गुणधंर को अपने संग लिवा ले 
गईं। अस्पताल के प्रागंण के एक किनारे की ओर बने मंच पर गाने-बजाने के 
संगीतानुष्ठान का आयोजन किया गया। 
कार्यक्रम के आरंभ में कई नर्सें एक झुण्ड बनाकर आयीं और उन्होंने 
शुभारंभ करते हुए एक अंग्रेजी भजन (र्धम-गीत) समवेत स्वर में (समूह गान के रूप 
में) प्रस्तुत किया- 
महान्‌ चिकित्सक कृपा कर यहाँ पधारे, 
वे महान्‌ सबके प्रति सहानुभूतिशील जेसस क्राइस्ट | 
वे डूबते हुए निराश, दुःखी हृदयों से 
मधुर वाणी में बातें करते हैं- 
उन्हें आनन्दित-प्रफुल्लित करने के लिए, 
अरे सुनो ! सुनो मधुर वचन जेसस के।'" 


इस भजन के बोल सुनते हुए ऐसा लगा जैसे सर्वत्र करुणा-ही-करुणा 
प्रकाशित होती जा रही है। 

अस्पताल में भर्ती सभी-के-सभी रोगी-बीमार तो वहाँ आ नहीं सके थे। फिर 
भी उनमें से अधिकांश जैसे-तैसे वहाँ खिँचे चले आए थे। कोई लँगड़ाता, आदमियों 


* दि ग्रेट फिजिशियन नाउ हस हियर, 
दि सिम्पेथाइजिक जेसस। 
हि स्पीक्स दू दि डुपिंग हार्ट टू चियर, 
गे 'हियर द वाइस आफ जेसस। 


4/ पाखी घोड़ा 


या बैसाखियों के सहारे आया तो कोई आँखो पर पट्टी वँधाये, कोई चेहरे पर 
बैण्देज बँधवाए ही आ पहुँचा। उनमें से कई तो देखने में सूखी खपच्चियों वाले बेड़े 
(बाँस के फट्टे से बनाई गई चह़ारदीवारी) के जीर्ण-शीर्ण तिनको से लग रहे थे। उन 
सूखे-रूखे, रक्त-मांसहीन मुखों में जेसस क्राइस्ट की स्वर्गीय आभा आई या नहीं, 
इसे तो चम्पा नहीं बता सकती, परन्तु उसने प्रत्यक्ष देखा कि वेमुरझाये हारे- थे 
चेहरे मधुर सुरों के कोमल स्पर्श से धीरे-धीरे आनन्द से प्रफल्लित होने लगे। वहाँ 
उपस्थित लोगों मे अग्रेजी भाषा समझ पाने वालों की संख्या बहुत कम ही थी। 
फिर भी देश के विभिन्न भागों के भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी लोगों-सिख, जाट, 
मद्रासी, केरली, मराठी, असमीया, नागा आदि सभी सैनिकों-कं प्राणों में एक 
पुलक भरी सुन्दर अनुभूति खिल उठी थी, ऐसा अनुमान चम्पा को हुआ। 

मंडप की अगली पंक्ति में बैठे पढे-लिखे देशी-विदेशी श्रोता तो उस धर्म-गीत 
से ताल मिलाकर उसे खुद भी गुनगुना रहे थे। वहाँ चम्पा को ऐसा लगा जैसे 
समूची प्रथ्वी ही उसके सामने प्रत्यक्ष हो रही हो। उसकी एक बगल में गुणघर और 
दूसरी बगल में पंचानन फूकन बैठे हुए थे। 

शुरू-शुरू में तो चम्पा फूकन की ओर-सीधी नजरों से नहीं देख पा रही थी, 
चोरी-चोरी ही, बीच-बीच में आडी-तिरछी नजरें फेंक-फें कर अपनी साध पूरी 
कर रही थी। परन्तु फूक्‍न उसकी ओर लगातार टकटकी लगाए निहार रहा था। 
चम्पा को लगा कि इस भजन (धर्म गीत) ने फूकन के हृदय की विशाल प्रेमानुभूति 
की कली को धीरे-धीरे खिला दिया है। लेकिन बीच-बीच में वह फूकन की आँखों 
में, मुँह पर, खिँची आ रही अन्तर्तम में चल रहे संग्राम की सूचक रेखाओं को भी 
उभरते अनुभव कर रही थी। फूकन के मन में तब चम्पा की देह के आरकंषण से 
अपने को मुक्त करने के लिए अत्यन्त प्रबल आध्यात्मिक संघर्ष आरंभ हो चुका था। 
वैसे इस महा-सग्राम को सफल होने में काफी दिन लगेंगे। चम्पा के हृदय मे भी 
एक इसी प्रकार संग्राम चल रहा था। 

गुणधर के निष्पाप, सरल मुँह की ओर देख लेने पर चम्पा के हृदय में अपने 
अस्तित्व को लेकर भयानक दन्द्र उभर आया। उसे ऐसा अनुभव हुआ कि अब तो 
उसके लिए फूकन को प्यार करना और चम्पा के रूप मे जीना-दोनों ही एक 
समान-सा हो गया है, एक के बिन दूसरे का अस्तित्व ही सम्भव नहीं रह गया है। 
वह यह भलीभाति जानती है कि सामाजिक दृष्टि से उसका ऐसा प्यार पाप है, 
परन्तु उसके अस्तित्व के लिए जिन्दा बने रहने के लिए, आज वही अति आवश्यक 
५ गया है। संभवतः यह एक प्रयोजनीय-आवश्यक उपयोगी-पाप है। और सच तो 
यह है कि इतने दिनों तक वह खुद ही इस तथ्य को नहीं समझ सकी थी। परन्तु 


पाखी घोड़ा / 5 


आज उसके दिल के आईनें में सारी बाते बिलकुल साफ हो गई हैं। गूणधर को भी 
वह प्यार करती है परन्तु वह तो बस कर्त्तव्य निबाहने भर के लिए। वैसे सांसारिक 
दृष्टि में इसे ही प्रेम-प्रीति कहा जाता है। आज तक वह भी इसी दृष्टिकोण पर 
श्रद्धा-विश्वास रखती आ रही थी और फलत फूकन को बलपूर्वक अपने से दूर 
रखती आ रही थी। परन्तु अब जब गुणधर के साथ वह इम्फाल आ पहुँची है, तो 
उसकी वह पुरानी धारणा पूरी तरह खण्ड-खण्ड हो टूट गई। वास्तविकता तो यह है 
कि अब उसका पत्नी के रूप में कर्त्तव्य नीरस, कर्कण, परिपाटी-निर्वाह मात्र ही 
नहीं रह गया है बल्कि वह अन्दर-अन्दर से बिलकूल खोखला हो चुका है, 
अपदार्थ -बेकार हो गया है। इस तथ्य को आज नहीं तो कल गुणधर भी जान ही 
जाएँगे। आखिर फिर तब क्या होगा? 

इस सबंध में चम्पा कुछ भी नहीं कह मकती। वैसे फूकन मे अभी कर्त्तव्य 
की भावना वहुत-प्रख/ है। उसकी भाँति फूंकन ने अभी तक अत्यावश्यक- 
प्रयोजनीय-पाप करने की धारणा की स्वीकार नही किया है। उनके सामने नैतिकता 
का संकट अभी उपस्थित नहीं हुआ है। वे तो चम्पा से बहुत दूर-दूर रह रहे है । 
अपने अन्तरतम की हार्दिक प्रेमानुभूति को समाज के विशाल जनसमुदाय की महान 
सेवा भावना में बदलने हुए वे धीरे-धीरे ईश्वर की ओर ढलते चले जा रहे हैं। अगर 
ऐसा परिवर्तन न आया होता तो अदृश्य -अरूप सार्वजनिक सेवा-भावना से अभिभूत 
होकर क्या वे मृत सैनिकों की चिता में अग्नि दिलवाने श्मशान गए होते, और क्या 
इन क्षत-विक्षत, घायल, रुग्ण जवानों को मानसिक शान्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 
ऐसा आयोजन करने के लिए अपने आप को इस तरह न्योछावर कर रहे होते? यह 
सब काम जो वे कर रहे है, वह तो त्यागी महात्माओं, साधु-सन्‍्तों का काम है, 
प्रेम-दीवानो का काम नहीं है। जो अपनी ही प्रेमिका को अपना सर्वस्व अर्पित करने 
में परेशानी का अनुभव करता है, भला वह समूची पृथ्वी को क्या देगा? अभी भी 
उन्हों ने प्रेम-मार्ग की जगह किसी अन्य सुनिश्चित मार्ग पर कदम नहीं रखा है। सो 
वे इस समय बढियाई नदी को दो नौकाओ मे एक-एक पॉव रखकर पार करने की 
कोशिश कर हहे हैं । 

अचानक ही चम्पा को हार्दिक अनुभूति हुई कि उसके मन मे व्याप्त सारी 
शंका, दुविधा, भय-डर आदि सभी जाने कहाँ हवा हो विलीन हो गए है, और भ्रेब 
वह बिना किसी संकोच कं, बेखटके फूकन की ओर सीधी निगाहों से देख सकने; मे 
समर्थ हो गई है। उसकी इस तरह की साहस भरी निर्भीकता को देखकर गुणधर 
अपनी आँखों के इशारों से बार-बार अपने बुरा मानने की सूचना दे हहे हैं, 
उसकी निर्लज्जता पर उसे अपमानित कर रहे हैं। (परन्तु अब तो स्थिति ही नदान 


6/ पाखी घोडा 


चुकी है) आज समाज के समक्ष, खुलेआम, उसका आवरणहीन-बिल्कूल साफ-साफ- 
प्रेम लाज के सारे बन्धनों को तोड़ चुका हैं और सच्चे गूढ भाव को खुलकर 
प्रकाशित कर रहा है। वह अपलक फूकन की ओर देखती रही। 

कुछ समय बाद चम्पा ने मीराबाई द्वारा रचित एक पद गाया। उपस्थित सभी 
श्रोताओं का हृदय उस सुरलहरी के स्पर्श से जुड़ गया, सारी परेशानियाँ शान्त हो 
गयीं। सभी निस्तब्ध होकर अत्यन्त शान्त होकर सुन रहे थे, उस सुर-संगीत को सुन 
कर सभी आत्मविभोर-आत्मविस्मृत हो गए। और तो और (भिन्न देशीय-भिन्न 
भाषा-भाषी) आस्ट्रेलियन प्रधान नर्स महोदया भी शान्तचित्त हो एकटक चम्पा के 
मुँह की ओर निहारती रह गईं। ऐसा लगा जैसे सभी घायल-रोगी सैबिकों के 
अन्तरतम से कोई शीतल झरना प्रवाहित हो आया हो और उसने हृदय की सारी 
व्यथाओं का, सारी कालिमा को और आँखों में छाए सारे दुःख-दर्द-विषाद- 
अंधियारों को धो-पों छकर साफ कर दिया हो। वे सभी लेोग मानो एक नये ही 
लोक मे ऊँचे उठकर जा पहुँचे। ु 

सामने की अगली पंक्ति में दो अमरीकी और दो अंग्रेज ऑफिसर भी बैठे हुए 
थे। वे लोग भजन की सुरलहरी को अपने हाथों से ताल दे-देकर पकड़ने की कोशिश 
कर रहे थे। उनमें जो सबसे फूर्त्तीता अमरीकी नौजवान था, वह थोडी-थोड़ी देर पर 
गायिका (चम्पा) के फोटो खींच ले रहा था और टेपरेकार्ड में गीतो के बोल को 
निबन्धित कर ले रहा था। अपने आप को पूरी तरह खोकर-एकान्त तन्मयता से- 
सुन रहा था, केवल फूकन। (चम्पा द्वारा गाए गए जो बहुत सारे गाने-भजन) उसने 
शिलाग में सुने थे, उन सबसे बढकर बढ़िया-मधुरतम-संगीत था इस भजन का। 
विशेषत. इसलिए कि आज की इस गायकी में दर्द की अत्यधिक मात्रा थी। गुणधर 
को भी उस दिन अपनी धर्मपत्नी के गीतों मे सौन्दर्य की एक नयी ही छटा दिखाई 
पड़ी। पत्नी की इस उत्कृष्ट कला पर वे इतने मग्न हुए कि आत्मगौरव के मारे 
उनका दिल फूला नहीं समा रहा था। 

उस भजन के बाद चम्पा ने कुछ बरगीत * गाए। और उसके बाद ही उस 
दिन की वह छोटी-सी संगीत-सभा समाप्त हुई। उस दिन चम्पा ने सभी का हृदय 
हर लिया था। आते वक्त सभी रोगी-घायल सैनिकों ने उसे चारों ओर से आ घेरा 
और सभी मुक्त हृदय से उसकी प्रशंसा करते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता 
ज्ञापित करने लगे। आस्ट्रेलियन नर्स महोदया ने उच्छवसित होकर उसे चूम लिया 
और एक बार फिर वहाँ आने के लिए बार-बार अनुरोध करने लगीं । 


* प्रहापुरुष शकर देव और माधव द्वारा रचे गए असमीया भाषा के श्रीकृष्ण और श्रीराम की लीला विषयक 
गीत-भजन 


पाखी घोडा / 7 


उस संगीत-सभा के समापन के बाद गुणधर और चम्पा अपने निवास स्थान 
पर लौट आए। परन्तु फूकन को घर लौटने में उस रात बहुत देरी हो गई। बहुत 
रात गए जब वे घर लौटे तो आश्चर्य से देखा कि चम्पा के कमरे में भी अभी बत्ती 
जल रही है। 

अपने कमरे में जाकर उन्होंने कपडे बदले फिर अर्दली को ढूँढने लगे। जाकर 
देखा तो बगल के कमरे में जोर-जोर से नाक बजाते हुए वह गहरी निद्रा में खोया 
हुआ था। कमरे की बत्ती भी बुझा चुका था। जिससे वहाँ अँधेरा फैला हुआ था। 
भोजन की कौन कहे, भोजन बनाने का सरंजाम करने का भी कोई लक्षण नहीं । उसे 
जगाने की इच्छा होते हुए भी उन्होंने उसे नहीं जगाया। 

मेज के पास आकर बैठकर उन्होंने दिन में आई चिट्ठियाँ देखी । कुछ 
कार्यालयीय चिट्टियों के अतिरिक्त और कोई चिट्ठी नहीं थी। उनमें से कुछ चिट्टियां 
उसने पढीं, फिर दो-एक-के उत्तर लिखे तथा कल डाक-घर में छुड़वा देने के 
अभिप्राय से उन्हें वहीं मेज पर रख दिया। 

ठीक तभी बाहर चूड़ियों की खन-खनाहट हुई। 

कुछ क्षण बाद ही दरवाजे का पर्दा ऊपर उठ गया। मीठे मुस्कान बिखेरते 
चम्पा कमरे के अन्दर आकर बोली, “भोजन परस दिया है, आइए।” 

“अभी तक तुम सोयी नहीं? जानती हो रात के पूरे दो बज गए. है।'' 
-फूकन ने विनम्र स्वर में कहा। 

“अभी नहीं सोयी। वे भी आप की प्रतीक्षा कर रहे हैं।” 

चम्पा चुपचाप बाहर चली गई। कुछ देर बाद फूकन भी रसोई घर से लगे 
भोजन करने के कमरे में गया। देखा तो वहाँ अभी गुणधर भी भोजन करने के 
उद्देश्य से उसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। इतनी देरी हो जाने के लिए फूकन ने उनसे 
क्षमा माँगी। और वह सारी कैफियत दे डाली, जिसकी वजह से देरी से आने को वह 
मजबूर हो गए थे। उस रात राजकीय मार्ग (सड़क) निर्माण-मरम्मत का काम करने 
वाले मजदूरों की देख-रेख, उनका आदेश-निर्देश कर लेने के बाद वे फिर युद्ध की 
विभीषिका से अपने-अपने गाँव छोड़कर भाग आए उपवास्तु शरणार्थियों के शिविर 
में गए। वहाँ उन्होंने उन लोगों की अवस्था देखी और यथावश्यक उपयोगी 
व्यवस्था की। गन्दा, कृमि युक्त पानी पी लेने के कारण कई आदमियों को हैजा, 
हैजा संबंधी-अतिसार बार बार पेट, झरना, दस्त आना, की बीमारी हो गई थी तथा 
कई को आँत की पेचिश, आमतिसार की बीमारी ने जकड़ लिया था। उन्हें तत्काले 
अस्पताल पहुँचवाने की व्यवस्था भी उन्हें ही करनी पड़ी। 

उधर अस्पताल में आज भी कई आदमी मर गए। (ऊपर से ऐसी बीमारियों 


48 पाखी घोड़ा 


के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयों का भी अभाव है) ऐटेब्रिन और पेन्सिलिन 
जैसी दवाइयाँ तो अब कल से पहले पाने की कोई उम्मीद ही नहीं। आज भी उन्हें 
चिताग्नि देने के लिए श्मशान घाट ट्रक भेंजने पडे। 

फूकन के मुँह की ओर निहारते हुए गुणधर ने कहा, “इस तरह आप को तो 
आवश्यकता से भी बहुत अधिक खटना पड़ रहा है। खाने-पीने से भी समय नहीं 
बचता। अगर इसी तरह रात-दिन खटते रहे, तो क्या समझते हैं, शरीर यूँ ही बचा 
रहेगा?” 

खाने की ठहर पर बैठकर फूकन ने हँसते हुए उत्तर दिया, “अरे भाई साहब, 
इतनी सारी बातों की चिन्ता-परवाह करने से क्या, आप समझते हैं, कोई भी काम 
हो सकता है? ऊपर से “समय तो भयंकर युद्ध का है।” - चम्पा की ओर देखते 
हुए उन्होंने कहा- “तुम भी बैठो न।” 

लेकिन वह (भोजन करने के लिए) नहीं बैठी। उसने दोनों लोगों की थाली में 
भोजन परस दिया। फिर बिलकुल शान्त हो बैठकर दोनों के मुखों की ओर देखती 


रह गई। 
अवसर देखकर चम्पा ने उस दिन की संगीत-सभा के समापन के बाद वहाँ से 


आते समय एक और आमन्त्रण पाने की बात छेड़ दी “थौबाल अस्पताल से कुछ 
लोग कल यहाँ आएँगे, मुझे एक अन्य संगीत-सभा में ले जाने के लिए। मगर इन्हें 
तो छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने कह दिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। लेकिन 
आस्ट्रेलियन मेम साहब ने खुद आकर ले जाने और फिर पहुँचा आने का वायदा 
किया। अब बतलाएँ कि मैं जाऊँ या नहीं? इन्होंने तो आप से ही अनुमति ले लेने 
के लिए कहा है।” 

फूकन ने देखा कि उक्त समारोह में जाने के नाम पर चम्पा की आँखों में, 
चेहरे पर एक प्रफुल्लता का भाव झलक रहा है। लगता है आज की संगीत-सभा की 
सफलता से उसका मन बहुत उत्साहित हो गया है। अतः उन्होंने कहा, “मैं उस 
भद्र-महिला को भलीभाँति जानता हूँ। उनके साथ तुम बिना किसी सोच-विचार के 
निश्चित जा सकती हो।” 

“कोई विशेष कठिनाई तो फिर नहीं न होगी।” गुणधर ने उनके मुँह की ओर 
देखते हुए पूछा। 

“कोई ऐसी कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए।” -फूकन ने गम्भीर मुद्रा में 
उत्तर दिया। 

गुणधर ने फिर दुबारा कोई प्रश्न नहीं किया। 

भोजन कर लेने के बाद गुणधर सीधे अपने कमरे में चले गए। रात काफी 


पाखी घोड़ा/ 9 


बीत चुकी थी। दिन में संगीत-सभा से लौटने के बाद-वे शहर में भाडे पर कहीं 
मकान पाने की तलाश में चले गए थे। वहाँ दौडते-धूपते काफी विलम्ब हो गया। 
(और फिर अब तक जगते रहने से) उन्हें काफी थकान भी लग रही थी) फलत 
खाट पर सोते-सोते ही गुणधर गहरी नींद में डूब गए। 

घर के बाहर तब तक बारिश शुरू हो गई थी। फूकन अपने कमरे में लौट 
आए और अर्दली को भी जगा दिया। वह हडबडाकर उठ बैठा और फिर मारे इर 
के फूकन की ओर आँखे फाडे देखने लगा। फिर उसने दोनो हाथों से अपनी दोनो 
आँखें मलीं। फूकन ने तब उसे रसोई घर में (ख़ाना खा लेने के लिए) जाने को 
कहा । 

तभी यकायक अर्दली को, सरकारी राजनीतिक प्रतिनिधि के घर से भेजी गई 
चिट्ठी की याद आ गई। उसने मेज की दराज से चिट्ठी निकाली और फूकन के 
सामने मेज पर रख दिया, फिर खाना खाने के लिए चुपचाप रसोई घर की ओर 
चला गया। 

बरसात की रिम-झिम की आवाज धीरे-धीरे और तेज होने लगी। 

चिट्ठी खोलकर देखा तो राजनीतिक प्रतिनिधि के निजी सचिव ने वह चिट्ठी 
उसके नाम लिखी थी। उसने शहर की खानातलाशी की कल की कार्रवाई का फिर 
से जिक्र किया था। और बताया था कि शहर में संघ के सदस्यों के घरों की 
ख़ाना-तलाशी फिर से लेना बहुत जरूरी हो गया है। युद्ध संचालन के केन्द्रीय 
कार्यालय के अधिकारियों को विश्वसनीय आधार पर सन्देह है कि थौबाल घाटी के 
युद्ध क्षेत्र से आजाद हिन्द फौज के कुछ जवान इम्फाल शहर में गुप्त रूप से आ घुसे 
हैं और उन्होंने शहर के ही किसी नागरिक के घर में शरण ले रखी है। फिर से की 
जाने वाली खाना-तलाशी में फूकन वगैरह कल की तरह फिर कोई ढिलाई न बरतें, 
इसके लिए मसांकेतिक भाषा में अत्यन्त संक्षेप में राजनीतिक प्रतिनिधि ने विशेष 
निर्देश दिया है। 

उक्त निर्देश के अनुसार भोर होने के पहले ही रातों रात-खानातलाशी का 
काम पूरा कर लेना होगा। फिर खाना वगैरह खा-पीकर फूकन को थौबाल क्षेत्र की 
ओर जाना पढ़ेंगा। वहाँ रात में लड़ाई के विभिन्न ठिकानों पर आवश्यक गोपनीय 
कार्य करके पाँचवी बटैलियन के स्वयंसेवकों और असम राइफलम के गुप्तचरसं- 
भेदियों से सम्पर्क स्थापित कर जापानी सेना की युद्ध संचालन, रणनीति, उनकी 
अगली आक्रमण कार्रवाई आदि की विस्तृत जानकारी इकट्टी करके दूसरे दिन बड़े 
भोर ही आकर उन्हें देनी होगी। 

और इन तमाम कार्वाइयों की भी किसी को कानों -कान खबर न हो पाए, 


20 पाखी घोदा 


इसके लिए भी फूकन को विशेष रूप से अत्यन्त सतर्कता बरतने का भी आदेश 
दिया गया है। 

इसके लिए उन्हें समझाया गया है कि बाहरी तौर पर उनकी इस यात्रा का 
उद्देश्य यह घोषित किया जाए कि वे मणिपुर और थौबाल के पुलों की दशा का 
निरीक्षण करने तथा थौबाल और वांजिंग हवाई अट्टों को जोड़ने वाली सड़क की 
मरम्मत के बारे में निरीक्षण करके तदनुरूप रिपोर्ट तैयार करने के लिए जा रहे हैं। 
इस यात्रा के असली-आन्तरिक-5द्देश्य को अत्यन्त गोपनीय ही रखा जाय। 

चिट्ठी को सावधानी से मेज की दराज में रखकर फूकन कुछ समय के लिए 
स्तम्भित-से किंकर्त्तव्यविमूढ हो पड़े रहे। (इतने दिनों की एकनिष्ठ सेवा पर भी यह 
अविश्वास, ऐसा सन्देह) विदेशी शासकों के इस प्रकार के बेबुनियाद-सन्देह करने 
की प्रवृत्ति और आज्ञाकारी सेवकों से भी इस तरह की सतर्कता की भावना को देख 
उन्हें भयंकर क्रोध आ गया। कल से ही लगातार खोज-बीन, खाना-तलाशी ली जा 
रही है, परन्तु बस एक अंगों सिंह के अलावा और कोई आजाद हिन्द फौज का 
आदमी पुलिस खोज-ढूँढ नहीं पायी हैं। अंगों सिंह के संबंध में भी सारी 
गुप्त-से-गुंप्त जानकारी उन्हों ने विश्वसनीय ढंग से ढूँढ निकाली है, उसका सब कुछ 
सही-सही पता लगा लिया है। वह यथार्थतः एक सीधे-सरल व्यापारी के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं है। इस सही जानकारी को देखते हुए, अगर फूकन के पास इतना 
अधिकार रहा होता, तो उन्होंने उसे छोड़ ही दिया होता। लेकिन उनके तो 
हाथ-पाँव बँधे हुए हैं। 

जीवन में आज यहीं पहली बार विदेशी शासकों से उन्हें भयंकर घृणा उत्पन्न 
हुई। 

थोड़ी ही देर में फिर से पुलिस की वर्दी पहनकर वे बाहर ड्यूटी पर जाने के 
लिए तैयार हो गये। मौसम को देखते हुए आज उन्होंने बरसाती (रैन कोट) भी ले 
ली। 

ठीक उसी समय दबे पाँव चुपचाप आकर चम्पा उनके दरवाजे के सामने खड़ी 
हो गई। इस समय उसने देह पर एक चद्दर भी लपेट लिया था। परन्तु इस समय 
फूकन को पुलिस वर्दी में सजे-धजे देख वह अवाक्‌ रह गई। हड़बड़ाकर पूछ बैठी। 
“इस गाढी रात में कहाँ जाने की तैयारी है?” 

फूकन ने मेज की दराज से वह चिट्ठी निकाली और उसे चम्पा के हाथ में देते 
हुए कहा, “लो, खुद ही पढ़कर देखो। पंढ लेने पर अपने आप समझ जाओगी।” 
फिर कुछ क्षण शान्त रहकर सिर नीचे गड़ाए-गड़ाए ही भुनभुनाकर (मुस्कराकर) 
कहा “दासता करने की भी तो कोई हद है। 


पाखी घोडा/ 2॥ 


चिट्ठी पढ़कर चम्पा ने फिर उन्हें लौटा दिया। उसे जैब में रखते हुए फूकन ने 
कहा, “इन सबकी (मित्र राष्ट्रों की, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है) इस महायुद्ध में 
विजय हो गई है। फिर भी आजाद हिन्द फौज का डर इनके दिल से गया नहीं। 
भारतीय लोग चाहे इनकी लाख दासता करें मगर भारतीय नागरिकों में पुरा 
विश्वास ये कभी भी नहीं कर सकें गे।” 

चम्पा तो आई थी फूकन से अपने दिल की कोमल भावनाओं की बातें 
करने। अतः नौकरी पेशे की परेशानियों और विदेशी शासकों द्वारा परतन्त्र देश के 
लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों आदि पर विचार-विमर्श करने को वह तैयार नहीं 
थी। 

उस समय तक उसने अपने हृदय की यथार्थ भावनाओं को बहुत अच्छी तरह 
समझ लिया था। आज अस्पताल की संगीत-सभा में रंगमंच पर समासीन हो गायन 
करते समय ही उसने स्पष्ट रूप से अनुभव कर लिया कि, वह अपनी सप्पूर्ण सत्ता 
से फूकन को प्यार करती है। और अपनी इसी प्रेम-भावना की स्वीकृति को ही 
कहने के लिए इस वक्‍त वह वहाँ आई थी। 

परन्तु यहाँ आने पर तो सभी कुछ उलट-पुलट गया। अब तो आज पूरी रात 
फूकन घर से बाहर ही रहें गे। 

“इस तरह की विश्रामहीन खटनी-एकतान परिश्रम करते रहने-से तो शरीर 
स्वस्थ नहीं रह सकेगा।” चम्पा ने कहा। राजनीतिक परिस्थिति और शासकों की 
प्रशासन रीति के संबंध जानने-समझने या कहने-सुनने की बूँद भर भी उसकी इच्छा 
उस वेला में नहीं थी। उस समय तो उसके रोम-रोम की प्रबल आकांक्षा का विषय 
थे स्वयं फूकन। 

फूकन ने देखा कि चम्पा की दृष्टि उन्हीं की खोज-परख कर रही है। उसके 
चेहरे से उसके आन्तरिक सच्चे और सन्देहरहित प्रेम की ज्योति फूट रही थी। वह 
मानो चिल्ला-चिल्लाकर कह रही हो, “मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हीं से प्यार करती 
हूँ” उसके काम-धाम के विषय में उसे कोई आग्रह नहीं है, कोई लेना-देना नहीं 
है। उसका तो एकान्त आग्रह बस उन्हीं के प्रति है। 

फूकन का मत भी जाने कैसा हो गया। संसार की सारी बातें भुलाकर पूछ' 
बैठे-“चम्पा ! क्या तुम मुझे प्यार करती हो?” | 

उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका अपने आप पर से सारा नियन्त्रण समाप्त हो गया. 
है, अपना आपा ही वश में नहीं रहा। अपनी दशा के सम्बन्ध में कुछ भी कह पाने ' 
की उनकी सामर्थ्य जाती रही। अपने कूल-परिवार, घर-संसार, जगह-जमीन, स्त्री, 
पुत्र-पुत्री, नौकरी-चाकरी, सभी से वे क्रमशः अलग हटते-हटते बहुत दूर जा पड़े। 


22 पाखी घोडा 


सारे संबंधों से विच्छिन्न हो गए। उन्होंने अब तक सामाजिक, नैतिक का जो चोला 
बड़ी दृढता से धारण कर रखा था, वह भी अब शिव के बाघम्बर छाल की तरह 
सरक कर गिर जाना चाहता था। सारी बाधाएँ, सारे बन्धनों से मुक्त हो जाने की 
विवशता आ पडी। 

तभी दरवाजे के बाहर से अर्दली के कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। फूकन ने 
गम्भीर होकर कहा, “ आज और बाते नहीं हो पाएगी, चम्पा ! आज मुझे अत्यन्त 
अपरिहार्य काम है।” फिर कुछ देर चुप रहकर कहा, “मुझे कुछ सोचने का वक्त 
दो। तुम तो कल थौबाल जाओगी ही। वहीं हमारी फिर भेंट होगी। इस बीच तुम 
भी अच्छी तरह सोच-विचार लो। यह समय बहुत गम्भीरतापूर्वक सोचने-विचारने 
का ही है।” 

और फिर थोडी देर बाद ही घर से बाहर निकल फूकन चले गए। 

दूसरे दिन फूकन दस बजे के बाद घर लौट सके। इस बीच उन लोगों ने संघ 
के दस-बारह लोगों के घरों की तन्न-तन्न तलाशी ली, फिर भी कहीं भी उन्हें कोई 
आपत्तिजनक चीज नहीं मिल सकी। उल्टे शहर के शान्त-शिष्ट नागरिकों के घरों 
की खाना-तलाशी लिये जाने से शहर के लोगों का ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्सा 
ही और अधिक बढ़ गया। इस बिना किसी सुपरिणाम के व्यर्थ मे की गई 
खानातलाशी की एकमुश्त रिपोर्ट लिखते-लिखते उसे दस बज गए। 

अपने शरीर के ऊपर वह अब तक बहुत अधिक अत्याचार कर चुके थे। 
बिना आराम किए निरन्तर कठिन परिश्रम करते रहने के कारण शरीर के जोड़-जोड 
में भीषण दर्द उभरने लगा था। अपनी इस नौकरी से ही आज उन्हें अरुचि उत्पन्न 
हो गई, उसकी ओर से मन मैला हो गया। हाथ-पाँव धोकर वे सीधे बिछौने पर जा 
पड़े और तुरन्त ही नींद में डूब गए। 

नींद खुली तो देखा कि घड़ी में दो बजने-बजने को हैं। वे झटपट उठे और 
जल्दी-जल्दी में स्नान किया, फिर कमरे में ही भोजन करके, वर्दी पहनकर पुनः 
काम पर थौबाल जाने के लिए तैयार हो गए। यह सारा काम कमरे के अन्दर-अन्दर 
ही उन्होंने इसलिए निपटाया क्‍योंकि बाहर निकलने भर को जरा-सा भी वक्‍त नहीं 
था। 

कुछ समय के बाद उन्होंने आवश्यक कपड़े-लत्ते, बकस, पानी की बोतल, 
भोजन ले जाने का डिब्बा वगैरह बाँध-बूँध कर सँभालकर अर्दली से जीप में रखवा 
दिया। इस आपा-धापी में अब तक उन्होंने चम्पा की कोई खबर भी नहीं ली थी। 
अब बाहर निकल कर वे चम्पा के कमरे की ओर गए। वहाँ देखा तो चम्पा 
सज-धजकर बाहर बरामदे में ही बैठी हुई है। आज उसके सुन्दर बदन पर बहुत ही 


पाखी घोड़ा/ 23 


सुन्दर लैंहग-ब्लाउज का जोड़ा सुशोभित हो रहा था। और सुरुचिपूर्वक बनाए गए 
जूडे में एक गुच्छा गुलाब के फूल गमक रहे थे। 

फूकन वहीं जाकर उसके सामने बैठ गए। 

“अस्पताल की प्रधान नर्स महोदया अब बस दस मिनट के अन्दर ही आ 
पहुँचें गी।” -चम्पा ने कहा। 

“तब तो हम लोग साथ-साथ ही चल सकेंगे।” फ़ूकन ने कहा। 

“आप आज की संगीत-सभा में तो रहेंगे न?” प्रफुल्लित हो चम्पा ने पूछा। 

उसकी इस जिज्ञासा का क्या उत्तर दें, यह फूकन सोच ही न सके। वस्तु-स्थिति 

तो यह थी कि उस दिन उन्हें एक क्षण की भी मोहलत नहीं थी। उन्हें पहले 
रांजिंग जाकर वहाँ का काम पूरा कर फिर थौबाल लौटना है। ऐसी कार्यव्यस्तता में 
संगीत-सभा में भाग लेना अपनी नौकरी के कर्त्तव्य की अवहेलना करना हो 
जाएगा। परन्तु यम्पा के इस अनुरोध में एक ऐसी भावना छिपी थी जिसे तिरस्कृत 
करना कदापि उचित नहीं। उसके इस आर्कषण से अपने आप को अलग रख पाना 
अब उसके लिए असंभव जान पड़ने लगा। फिर भी कुछ भी बोल नहीं सके। बस 
मन-ही-मन सोचने-विचारने लगे कि कौन-सा उपाय करें कि उस अवसर के लिए 
कुछ समय निकाल सकें | 

परन्तु चम्पा का दिल यह बात स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि उसके इस 
अनुरोध को फूकन ठुकरा नहीं सकते। वह यह अच्छी तरह समझ रही थी कि 
उनकी उपस्थिति के बिना उस संगीत-सभा में गाना गाने का उसके लिए कोई अर्थ 
ही नहीं होगा, इस तथ्य को फूकन भी मन-ही-मन भली प्रकार जान गए हैं। 

वे कुछ देर तक आपस में संगीत के संबंध में बातें करते रहे। आज की सभा 
में चम्पा एक बिलकुल नया भजन गाना चाह रही थी। इस परिचर्चा के बाद फिर 
इस सन्दर्भ में बातें होने लगीं कि इतने दिनों बाद एक-दूसरे से मिलकर दोनो को 
ही कितनी अधिक प्रसन्नता हुई है। 

प्रधान नर्स महोदया आ पहुँची, तब चम्पा जाकर अपना हारमोनियम उठा 
लायी, जिसे अर्दली ने ले जाकर रेडक्रॉस की जीप में रख दिया। और थोडी देर बाद 
ही रेडक्रॉस की जीप अपने गन्तव्य स्थल की ओर बढ़ चली। जीप में बैठे-बैठे चम्पा 
फूकन की ओर देखकर हाथ हिलाती रही। | 

अर्दली को बुलाकर घर-गृहस्थी के साज-सँभाल के लिए आवश्यक, 
सलाह-परामर्श देकर और तदनुरूप व्यवस्था का इन्तजाम करने के बाद वे भी अपनी 
जीप चलाकर थौबाल की ओर रवाना हो गए। 

इम्फाल से तूटिल के पुल तक तो उन्होंने जीप बहुत तेज गति में चलायी, 


।24/ पाखी घोड़ा 


लेकिन जब उस काठ के पुल के पास पहुँचे तो उन्होंने गाड़ी रोक ली और फिर 
उसका ठीक ढंग से निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि पुल मजबूत है। इस 
बार की वर्षा ऋतु जैसे-तैसे पार हो जाएगी। वहीं कुछ देर और ठहरकर उन्होंने 
वहाँ पहरे पर तैनात कई-एक सैनिकों से सामयिक युद्ध के संबंध में बातचीत 
चलाई। उन्होंने बताया कि उस तरफ गोला-गोली छूटने का कोई नामोनिशान ही 
नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि लड़ाई और आगे छिडेगी। उधर का सारा इलाका 
एकदम शान्त है। उस अंचल में तो जापानी सेना के गुप्तचरों की भी कोई हलचल 
पिछले पाँच महीने से नहीं दिखाई पडी। 

फूकन समझ गए कि सेनाम युद्ध-क्षेत्र की ओर जापानी सेना कुछ भी आगे 
बढी तो नहीं ही, लडाई की प्रचण्डता भी अब गिरती जा रही है। अब उनका 
उत्साह ठंढा पड़ता जा रहा है। 

प्रसन्न मन से वे जीप स्टार्ट कर चल पड़े। कुछ समय तक चलते-चलते वे 
थौबाल नदी के पास पहुँच गए। तभी बरसात का एक झोंका आ गया। मगर कोई 
विशेष जोरदार नहीं, साधारण-सी बारिश होने लगी। अत. उसकी परवाह किए 
बिना ही वे वहीं जीप' रोकरकर उतर गए और नदी पर बने पुल की दशा का 
निरीक्षण करने लगे। अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद उन्होने पाया कि पुल की 
दशा तो बेहद खतरनाक है। 

हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर एक बार जोर का झड़-तूफान आया 
और जोर की बारिश हो गई तो नदी में बाढ़ आने से धारा का जो प्रबल वेग 
आएगा वह नदी के बीच खड़े दो खम्भों को-जिन पर कि पुल टिका हुआ है- ही 
बहा ले जाएगा। लगता है इस तथ्य की ओर इंजीनियर ने ध्यान नहीं दिया। नदी 
काफी बडें पाटों वाली है। इधर वर्षा ऋतु की बारिश के फेनयुक्त पानी से 
बढ़ियाती चली आ रही है। 

पुल की रखवाली करने के लिए नियुक्त दो सैनिक जवान पुल के ऊपर-ऊपर 
ही चहल-कदमी करते हुए पहरा दे रहे थे। फूकन ने उन्हें अपने पास बुलाया और 
पूछा कि इस पुल का निरीक्षण करने के लिए कोई आया था या नहीं | 

“नहीं, कोई नहीं आया।” 

उन्होंने झटपट एक कागज निकाला और उसपर पुल की दशा का विवरण 
लिखकर वहाँ नियुक्त रक्षावाहिनी के सैनिकों के नायक को अपने पास बुलाया। 
उन्हें वह रिपोर्ट देते हुए हिदायत दी कि उसे वे सँभालकर रखें और जब कोई 
सरकारी मोटर कार आए तो उसे काफी सतर्कता से इम्फाल क्षेत्र के राजनीतिक 
प्रतिनिधि के पास भेंज दे। संभव है कि आजकल में ही यहाँ अस्थायी पीपों का 


पाखी घोड़ा ' 25 


पुल बनाना आवश्यक हो जाए। पहले से ही अगर सावधानी न बरती गई, तैयारी 
न की गई तो साज-सामान जुटा पाना बन्द ही हो जाएगा। 

थौबाल से वांजिंग हवाई पट्टी तक जाने की सड़क कच्ची है। उस सड़क से 
जीप चलाते हुए जाने पर फूकन ने लक्ष्य किया कि सड़क पर ही जगह-जगह गट्टे 
खुद गए हैं। बीच-बीच में बिलकुल लपेट लेनेवाला कीचड-काँदो भरा पड़ा है। रास्ते 
में दो-एक ट्रक भी फँसे पड़े दिखाई दिए। हवाई पट्टी के अड्डे पर जाकर उन्होंने 
जाना कि गत दो दिनों से वहाँ कोई विमान उतरा ही नहीं जिसका मूल कारण 
इससे संबंधित यह सड़क ही है। इस सडक की मरम्मत करने के लिए अगर तुरन्त 
ही मजदूर काम पर नहीं लगाए गए तो फिर उस हवाई अट्टे का विमानों के 
उतरने-उड़ने के काम के लिए व्यवहार कर पाना ही संभव नहीं हो पाएगा। 

वहाँ से चलकर कुछ देर बाद वे थौबाल की पुलिस चौकी पर लौट आए। वहाँ 
बैठकर उन्होंने एक लम्बी-चौड़ी विस्तृत रिपोर्ट यथाशीघ्र राजनीतिक प्रतिनिधि के 
पास भेज देने के लिए लिखी और उसे उस चौकी के थानेदार को सौंप दिया कि वे 
उसे तुरन्त ही भिंजवा दें। 

उस वक्त बाहर वर्षा हो रही थी। रात को किया जानेवाला गुप्तचरों का 
सम्मेलन शहर से बहुत दूर वन विभाग के निरीक्षण-भवन में जगली इलाके में करने 
की व्यवस्था की गई थी। फूकन के लिए वहीं पर रात को ठहर जाने का भी निर्देश 
दिया गया था। 

शहर की सुरक्षा-व्यवस्था की तहकीकात करके फूकन फिर थौबाल अस्पताल 
गए, विशेष्त: चम्पा का गाना सुनने के लिए। वहाँ पहुँचकर श्रोता-मंडली के बीच 
जाकर वे बैठ ही रहे थे कि तभी मंच पर बैठकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही 
चम्पा ने उनकी ओर देखकर मन्द-मन्द मुस्कान बिखेरी। फूकन को सही-सही 
अनुभूति हुई कि चम्पा अभी तक एकचित्त होकर उन्हीं के आने की बाट जोह रही 
थी। 

कार्यक्रम प्रारंभ होने से ठीक एक घण्टे पहले उस दिन एक अतिशय गंभीर 
हालत वाले रोगी की मौत हो जाने की वजह से कार्यक्रम काफी देर से आरंभ हो 
सका। दरअसल उसी वजह से फूकन. को चम्पा का गाना सुन पाने का एक श्रार 
फिर अवसर मिल गया था। | 

उस दिन चम्पा के गायन में पहले दिन की अपेक्षा बहुत अधिक दर्द मुखरित 
हो रहा था। | 

साँझ काफी ढल जाने पर संगीत-सभा समाप्त हुई। प्रधान नर्स महोदया 
रेडक्रॉस विभाग की मोटर वैन मँगवाकर चम्पा को पहुँचाने जाने के लिए तैयार हो 


426/ पाखी घोडा 


रही थीं। उधर चम्पा फूकन को अकेले में लेजाकर एकान्तिक वार्ता कर रही थी। 
आज भी फूकन को एकान्त में पाने का सुयोग नहीं भिल सकेगा, इस बात पर 
विचार करके उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। उसकी आँखों की गहराई में, 
मुख-मुद्रा की एक-एक भाव-भंगिमा में बस उनका संग-साथ पालने की उत्कष्ट 
अभिलाषा ही प्रकट हो रही थी। 

फूकन ने आज के पहले और कभी चम्पा को इतना उतावला, इतना 
आतुर-चचंल चित नहीं देखा था। उन्होंने स्वयं काफी धीरण रखते हुए उसे भी 
शान्त और संयत बने रहने की सलाह दी। उनके विचार से अगर सचमुच ही कभी 
धीरज धारण करने की जरूरत थी, तो वह दरअसल इसी समय के लिए थी। अब 
हडबडी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं । प्रबल वेग से उमड़ रहे प्रेम के स्रोत पर 
उस समय बाँध बाँधने की ही आवश्यकता थी। 

मोटर वैन में सवार हो चम्पा जब वहाँ से विदा हो गई तो फूकन फिर 
स्थानीय पुलिस थाने गए। वैसे उस वक्‍त उनका मन भी आन्दोलित था, किसी बिन्दु 
पर स्थिर नहीं हो ण रहा था। प्रेम की इस प्रबल लहर के स्पर्श के कारण उनके मन 
में जो पहले से काम सबंधी नैतिकता की बद्धमूल धारणा थी, उसमें खलबली मच 
गई थी, सारा कुछ उलट-पुलट होता जा रहा: था। इस बीच यहाँ के सरकारी 
राजनीतिक प्रतिनिधि ने उनके काम में शिथिलता का कर्त्तव्य के प्रति अवहेलना 
करने का सन्देह अपने में में बना ही लिया था। वे यह अच्छी तरह समझ रहे थे 
कि जिस कर्मचारी की पदोन्नति का अवसर निकट हो, और जो पदोन्नति पाने के 
लिए घात लगाए, आशा सँजोए बैठा हो, उस व्यक्ति के लिए ऊपर 
वाले-उच्चाधिकारी वर्ग-अधिकारियों के मन में घर कर गयी इस तरह की धारणाएँ 
अत्यन्त घातक होती हैं। इस नाजुक मोड़ पर अगर उसके इस प्रकार के प्रेम करने 
की बात सबके समक्ष उजागर हो जाय, तब तो उस पर चरित्र के नैतिक पतन का 
आरोप लगाया जा सकता है और इसी आरोप के दबाव में उसकी पदोन्नति का 
सुयोग अचानक ही बन्द किया जा सकता है। अलावा इसके इस प्रेम के प्रवाह में 
अगर वह बह जाता है, तो इस समाज में उसकी मर्यादा ही हेठी हो जाएगी। और 
अपने इस कृत्य से वह दो परिवारों को नष्ट-भ्रष्ट कर देने का मूल कारण हो 
जाएगा। इसके भी ऊपर यह कि वर्तमान समाज में तो वह मुँह ही दिखाने लायक 
नहीं रह जाएगा। और तब माकन जिस प्रेम के आधार पर अपना पक्ष रख रही है, 
उसके इस प्रेम-आधार पर बाधा दे पाने का नैतिक अधिकार भी उनमें नहीं रह 
जाएगा। 

इसके साथ-ही-साथ उनमें इसके एक सर्वथा विरुद्ध चेतना भी जागृत हुई। 


पाखी घोडा। 27 


यदि प्रेम ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तु है, प्रेम ही सर्वस्व है, तो फिर पदोन्नति, 
सामाजिक मर्यादा, घर-परिवार की इज्जत और माकन की इच्छा के विरुद्ध उसकी 
शादी कर देने की व्यवस्था आदि का मतलब ही क्या है? पुराने मुल्यबोधों की रक्षा 
करने के लिए उन्हें जो सब काम करने पड़ेंगे, वे सब काम क्या यथार्थ रूप में 
नैतिक हैं? घर-परिवार, समाज में मर्यादा बनाए रखना, किसी मध्यस्थ के माध्यम 
से स्थापित किए गए विवाह-संबंध की व्यवस्था, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति-इन 
तमाम कामों में सफलता के लिए, इनकी रक्षा के लिए वे अपने हृदय .को और 
अपने प्रेम को बिना किसी पीड़ा के अनुभव के बलिदान कर देंगे क्या? 

विशेनपुर के पास उस दिन, जिस जापानी सैनिक को दफना दिया गया था, 
उसका सारा दृश्य एक बार उनके मन की आँखों के सामने फिर आ खड़ा हुआ। 
मर जाने के बाद उस सैनिक का क्या कुछ शेष रह गया? केवल उसके मन में 
प्रतिपालित उस नवयुवती की प्रेम-भावना। वस्तुतः इस जगत में प्रेम ही एक मात्र 
स्थायी वस्तु है। अतएव वह किसी भी काम की नैतिकता-औचित्य-का निर्धारण 
प्रेम के आधार पर करना ही ठीक है। 

यकायक उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी अपनी प्रेम-भावना बहुत दुर्बल है। 
इसी वजह वे उसे किसी काम की नैतिकता को निर्धारण के आधार के रूप में ग्रहण 
नहीं कर सके हैं। वस्तु-स्थिति तो यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनकी 
नैतिकता का एक मात्र आधार -“प्रथ्वी जैसी है, संसार जिस रूप मे स्थित है, बस 
वैसा ही बना रहे।” की इच्छा ही रही है। आज उन्हें स्पष्ट अनुभव हुआ कि इस 
प्रकार की इच्छा नैतिकता का सच्चा आधार नहीं है। प्राणों की आवश्यकताओं को 
यह किसी भी रूप में पूरा नहीं करती। 


पुलिस थाने पर पहुँचकर फूकन ने पाँचवीं सैनिक वाहिनी के लोगो और 
गुप्तचर दस्तों के बारे में सूचनाएँ एकत्रित कीं। पुलिस थाने का नौजवान नायब 
निरीक्षक (सब इंन्स्पेक्टर) उन्हें अपने साथ जंगल के प्रकोष्ठ में स्थित डाक बँगले में 
ले गया। वहाँ मैण्टल गैस (पैट्रोमैक्स) जलाकर कुछ नागा और मणिपुरी लोग बैठे 
हुए थे। उन लोगों के साथ काफी देर-तक बातचीत करके फूकन ने भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में जापानी सेना के ठहर-ठिकानों और उसकी गतिविधियों की विश्धृत 
जानकारी हासिल की। उन तमाम सूचनाओं का नोट ले लेने के बाद, उन पर 
तार्किक दृष्टि से विवेचन-विश्लेषण कर वे इस निस्कर्ष पर पहुँचे कि अब जापानी 
सेना का मनोबल टूट चुका है। विजय की उनकी लालसा अब पूरी तरह खत्म हो 
चुकी है। उनका मनोबल तो अब इतना अधिक टूट चुका है कि कुछ दिनों के 
अन्दर ही अगर लौट न पडे तो ही ठीक है। इसी दौरान कोहिमा की ओर कूच करने 


।28 पाखी घोड़ा 


वाली जापानी सेना-वाहिनी तो लौट ही गई है। 

गुप्तचरों का सम्मेलन काफी लम्बा हो गया था। उसमें सेना के बड़े अधिकारी 
भी आए थे। असैनिक सुरक्षा व्यवस्था पर भी काफी देर तक विचार-विमर्श होता 
रहा, जिससे वहीं काफी रात हो गई। सेनावाहिनी के बडे अधिकारी ने पचम वाहिनी 
और असम राइफल्स के जवानों के साथ-साथ छोटे-छोटे सशस्त्र पुलिस दस्ते भी 
भेजकर छिपे-छिपे रूप में ही गुप्त कार्वाई करते हुए पहाड़ के आसपास की 
चौकियों को और अधिक शक्तिशाली बना देने की उन्होंने सलाह दी। उस सभा में 
ही उस सलाह के अनुसार तुरन्त ही काम करने का निर्णय भी ले लिया गया, 
क्योंकि चौदहवीं वाहिनी के सैन्य-संचालक बहुत ही जल्दबाजी में-आकःम्मिक रूप 
से-जापानी सेना पर आक्रमण करने का फैसला ले चुके थे। 

इन तमाम स्थितियों का गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण कर लेने के बाद फूकन 
अच्छी तरह समझ गए कि ऐसी दशा मे आजाद हिन्द फौज के आक्रमण कर देने 
की जो दहशत फैलाई गई है वह पूरी तरह से आधारहीन है। दरअसल वह 
राजनीतिक प्रतिनिधि या सैनिक वाहिनियों के संचालकों के दूषित-षडयन्त्रकारी 
मस्तिष्क की उपज है। 

उस दिन उनके रात्रि-विश्राम के लिए उस डाक-बँगले में ही ठहरने की 
व्यवस्था की गई थी। वह डाक-बँगला बहुत छोटा था। वैसे डाक-बँगला प्राय ही 
खाली नहीं रहता था, परन्तु उस दिन उनके लिए विशेष रूप से खाली करके रखा 
गया था। अपनी जीप-गाडी एक तरफ खड़ी करके चौकीदार की सल्लयता से 
उन्होंने अपना साजो-सामान उतरवाया और उसे डाक-बँगले में पहुँचवाया। वहाँ 
एकत्रित हुए लोग जब अपने-अपने निश्चित स्थानों को विभिन्न दिशाओ में चले 
गए तो फिर उन्होंने अपना बिस्तर लगाया और फिर चौकीदार को अपने पास 
बुलाया। भोजन-व्यवस्था के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उनका 
रात्रि-कालीन भोजन पुलिस थाने से ही आ जाएगा। 

डाक-बँगले में आराम से बैठकर उन्होंने शान्ति का अनुभव किया। उनके 
कमरे में एक हैरिकेन लालटेन की मद्धिम रोशनी फैल रही थी। कमरे का फर्श 
कच्चा था। खाट पर बिछौना बिछाकर वे दरवाजा बन्द कर लम्बी तान सो गए। 
बाहर पक्षियों के झुण्ड ने नाना प्रकार के स्वरों में अपना कलरव-संगीत छेड़ दिया 
था प्रकृति के सभान गायक-वादक नहीं | बाहर रिमझ्िम बरसात होने लगी। अपने 
पैंतालीस वर्षीय जीवन में पूकन ने और कभी इस प्रकार की निर्जन-सुनसान-जगह 
पर रात नहीं बि.ायी थी। इस शान्त स्थल पर उनके मन की सारी-चिन्ता भावना, 
बन्द सभी कुछ शान्त हो गया। 


पाखी घोड़ा। 29 


ऐसी ही मनोदशा में जाने कब उन्हें गहरी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं 
चला। मगर चौकीदार की जोर-जोर की आवाज सुनकर उनकी नींद दूट गई। 

दरवाजा खोलकर देखा तो चौकीदार उनके लिए ख़ाना लेकर खड़ा है। दरवाजा 
खुलने पर खाने की थाली मेज पर सजाकर कमरे से बाहर जाते-जाते उसने कहा, 
“उस कमरे मे रहने के लिए कुछ महिलाएँ आएँगी।' 

फूकन ने उसकी सूचना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। भोजन करके, कपड़े 
बदलकर वे फिर सोने का प्रयत्न करने लगा। 

ठीक उसी समय बाहर किसी मोटर-गाडी के आने और रुकने की आवाज 
सुनकर वे बाहर निकल आये। उन्हों ने देखा-मोटर से कई महिलाएँ नीचे उतर आईं 
है । 

“हम लोग ही है।” डाक बँगले के बरामदे तक चम्पा की बोली स्पष्ट सुनाई 
पड़ी। “आज हम लोग लौटकर जा नही सकी | (जा ही रहे थे कि देखा कि) थौबाल 
नदी का लकड़ी का पुल टूट गया है। काफी कोशिश करने पर भी मोटर-वैन प'' 
नहीं जा सकी।'-इतना कहते-कहते चम्पा का मुख-मण्डल उसके सामने चमव 

उठा “अब तो कल से पहले नाव या पीपे का पुल बन पाना कठिन ही है।' 

ड्राइवर और चौकीदार, दोनो ने मिलकर कुछ बिस्तर लाकर कमरे मे रख 
दिये। आस्ट्रेलियन प्रधान नर्स महोदया ने मामेबत्ती जलाकर जिस-किसी तरह कुछ 
रोशनी की। फूकन ने देखा कि उस दल में चम्पा के अतिरिक्त चार और महिलाएँ 
है | कमरा छोटा है। खाट भी"बस एक ही है। चौकीदार को बुलाकर उन्होंने अपने 
कमरे की खाट भी उसी कमरे में डलवा दी। 

प्रधान नर्स जी तो कभी इस तरह की मुश्किलात मे पड़ी नहीं थीं। फूकन की 
सहृदयता की प्रशसा करते हुए, उन्होंने उन दोनों ख़ाटों पर बिस्तरे बिछा दिए। 
एक बिस्तरा जमीन पर भी लगाने की जरूरत पड़ गई। वह इतना अच्छा था कि उस 
दिन गुप्तचरों की बैठक की वजह से लाया हुआ तिरपाल वहीं पड़ा था, सो 
भाग्यवशात, वह काम आ गया नीचे फर्स पर बिछाने के। लेकिन फिर कोई बिस्तरा 
नही छूटा। आस्ट्रेलियन महिला जरा मोटी-सोटी भारी-भरकम शरीर की ठहरीं, 
अतः उन्होंने एक खाट तो अकेले-अकेले ही छेंक ली। चम्पा और बाकी सभी शेष 
दो पर किसी-किसी तरह सोने की कोशिश करने लगीं। (उनकी यह दुर्दशा फूकन 
से देखी नहीं गई) फूकन के मन में बहुत कष्ट हुआ, सो उन्होंने अपना बिस्तरा 
भी उन लोगों के लिए छोड़ दिया। और स्वयं किसी तरह सिमट-सिकूडकर जीप मे 
ही जाकर सो रहने के लिए बाहर निकल आए। नर्सों के मेँह पर सहानभूति सूचक 
प्रशभा का भा आ गया। 


30 पाखी घोड़ा 


फूकन ने अपने बिस्तरे की ऊपरी चादर, तकिया और अपना ओवर कोट भर 
लिया और उन्हें ही जीप में जैसे-जहाँ संभव था जीप की अगली सीट पर 
बिछौने-सा बिछाकर दोनों किनारों की खिड़कियों के ढककन बन्द कर सोने का 
जुगाड़ बैठा लिया। 

फूकन ने लक्ष्य किया कि उनके कमरे में बिस्तरे पर जाकर सोने के लिए जब 
कोई महिला तैयार नहीं हुई तो चम्पा खुद वहाँ सोने गई। 

थोड़ी देर बाद ही वन विभाग के उस निर्जन डाक-बँगले का भीतरी भाग फिर 
और शान्त हो गया। फूकन गुड़ी-मुट्ठी मारकर किसी-किसी तरह सिकुड़कर अगली 
सीटों पर सो रहे। जिन्दगी में इस तरह सोने का यह पहला अवसर था। जीप जहाँ 
खड़ी थी, उसकी थोड़ी ही दूरी पर चौकीदार का छोटा-सा कमरा था। वहीं रेडक्रॉस 
की मोटर वैन के ड्राइवर नें आग जलाकर कौडा-सा बना लिया और उसके चारों 
ओर जुटकर बैठे और-और आदमियों से बातें करता रहा। चौकीदार नागाओं की 
टाखुला जाति का नागा था। कौडे के इर्द-गिर्द बैठकर वे आपस में हँसी-ठट्ठा 
करते हुए देशी शराब पी रहे थे। बीच-बीच में किसी औरत के स्वर की आवाज भी 
उनके कानों में पड़ रही थी। इन सब दृश्यों से फूकन को लगा कि साधारण श्रेणी 
के ये मनुष्य बहुत सुखी हैं। 

अधिकतर गुवाहाटी शहर में रहते हुए फूकन को शहर के भीड़-भडक्के से दूर 
शान्त परिवेश वाले गाँवों में रहने वाले लोगों के शान्त ग्रामीण जीवन को 
देखने-समझने का सुयोग कभी नहीं मिल सका था। जाने को तो वह बेलतला और 
मिपाझार जैसे गाँवों में अपनी जगह-जमीन देखने गया है मगर वहाँ वह एक बड़े 
जमीं दार के रूप में, अपनी जमीन में अधिया बटैया पर खेती करने वाले किसानों 
के बीच गया है। कभी भी वहाँ रात को नहीं ठहरा। शिकार करने के लिए गुवाहाटी 
की दीप झील, सान्दकूसि झील की ओर जाते हुए भी उसे गाँवों के भीतर से होकर 
जाना पड़ा हैं, इस तरह कहने को तो वह गाँवों में जाने का अवसर कहा जा सकता 
है, परन्तु यर्थाथतः वह सब शहर-भ्रमण ही था। ग्रामीण परिवेश से उसकी निकट 
पहचान नहीं हुई थी। इसी वजह से आज-उसे बिलकुल ही अलग प्रकार की, एक 
स्वतन्त्र रूप की, अनुभूति हुई। 

काफी देर तक तो उसे नींद ही नहीं आई। अपने लम्बे-चौड-तगडे शरीर को 
सिकोड-मरोड़ से जाने में उसे कठिनाई हो रही थी। परन्तु आज की इस रात में 
कुछ महिलाओं के लिए अपनी सुख-सुविधा का त्याग करके मन-ही-मन उसे 
आनन्द की भी अनुभूति हो रही थी। आज दिन में जो लगातार काम करने का 
कष्ट झेलना पड़ा था, उससे शरीर यूँ भी अधमरा हो-चला था, फलतः बहुत देर 


पाखी घोडा।/ 3॥ 


तक जगे रह पाना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। 

काफी वक्‍त बीत जाने पर उसकी नींद टूटी। दाहिना पाँव झुन-झुनी लग जाने 
से ऐसा हो गया था जैसे संवेदनहीन हो गया हो। बड़ी मेहनत और सावधानी से 
उसने पैर जो फैलाया तो उसे लगा कि पाँव भींग रहा है। धीरे-धीरे वह उठ बैठे 
और बाहर की ओर एक बार देखा। 

बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। उनकी गर्दन में तेज दर्द होने लगा। पाँव 
की झुनझुनी कम हुई तो भी फिर से वे उस तरह सोने का साहस नहीं जुटा सके। 
माथे में भी भयंकर दर्द अनुभव हुआ, तो उन्होंने ललाट को हाथों से दबा लिया। 

अचानक उन्हों ने चम्पा के सोने वाले कमरे की ओर देखा। वहाँ उस वक्‍त भी 
हैरिकेन लालटेन जल रही थी। चौकीदार के कमरे की ओर अब कोई हँसी-ठट्ठा नहीं 
हो रहा था। सभी सो गए हैं। उधर वर्षा के साथ-साथ बीच-बीच में जोरों से मेघ 
गरज रहे हैं। और रह-रह कर आकाश में बिजली कौंध रही है। एक बार जब 
बिजली चमकी तो उसके प्रकाश में उन्होंने देखा कि अन्दर खिड़की बन्द करने जैसी 
आवाज हो रही है। जान पड़ता है कि खिड़की में सिटकिनी (हुक) न लगी होने के 
कारण उसके पलल्‍ले झटका खाकर हिल रहे हैं। 

एक बार ऐसी तेज की बौछार आई कि उसने उनकी सारी देह को ही भिंगों 
दिया। 

“आप वहाँ से निकल आइए। सुन रहे हैं न। बनौरी (बर्फीले ओले) पडने 
लगी है।” -चम्पा की आवाज आई। और उसके कहते-कहते ही सचमुच ही उस 
घर और जीप के पास बनौरी के बड़े-बड़े ओले पड़ने लगे। 

फूकन. का क्षारा शरीर भींग गया। उन्होंने अपना कपड़ा वगैरह लपेटा, 
दरवाजा खोला और फिर उसे अच्छी तरह बन्द करके कमरे की ओर भागे। मात्र 
चार हाथ रास्ता पार करने में ही ऐसे भींग गए कि मारे जाड़े के उनका शरीर 
थर-थर कॉपने लगा। और कँपकेंपी भी ऐसी जो बिलकुल शरीर के अन्दर से आ 
रही हो। 

चम्पा दरवाजा खोले खड़ी थी। फूकन कमरे में घुसें-घुसें कि चम्पा ने रंज 
मानने के लहजे में कहा “जाने कब से चिल्ला-चिल्लाकर बुला रही हूँ, आपने सुना 
नहीं क्या?” दरवाजे को बन्द कर वह फिर उस खिड़की के पास गई जो खुली हुई 
थी, और फिर उसे बन्द करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसके ऊपर या नीचे 
कहीं कोई सिटकिनी नहीं थी। उसी ओर से बरखा की बौछार आई और उसने 
चम्पा के बिस्तरे को भी थोड़ा भिगो दिया। काफी देर से उसे बन्द करने की कोशिश 
कर-करके भी चम्पा उसे बन्द नहीं कर पायी। 


32 पाली घोडा 


फूकन ने उस खिड़की की ओर एक बार ध्यान से देखा, तो पाया कि उसके 
पास ही एक खूँटी गड़ी हुई है। लगता है, कभी किसी ने उसे मच्छरदानी लटकाने 
के लिए लगाया था। उसने अपना थैला खोलकर उसमें से एक नारियल के रेशों से 
बटी रस्सी निकाली और उसे उसी खूँटी में भाँज-लपेटकर उसमें एक गांठ दे दी 
और उसी से खिड़की को खूब कस कर बन्द कर दिया, फिर उसके बाद दरवाजे के 
सिटकिनी में ले जाकर कसकर बाँध दिया। तब आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। 
खिडकी के शीशे के उस पार बनौरियों की गोंटियों की बौछार पडकर उसी ओर 
छिटक पड़ते देख लेने के बाद फूकन फिर निश्चिन्त हो पाये। 

फिर दोनों ने उठकर खाट को स्नान-घर की ओर की दीवार की ओर सटाकर 
रख दिया। 

फूकन ने फिर अपना थैला खोला और एक एटेब्रिन की गोली निकाल कर 
खायी और फिर आराम से बिस्तरे पर बैठने की कोशिण की। 

“दवा की गोली क्‍यों खा रहे हो? जर चढ़ आया है क्या?” -चम्पा ने 
चिन्तित होकर पूछा। 

“कुछ कह नहीं सकता, लगता है मलेरिया ने पकड़ लिया है? जाड़े की 
कैंपकपी देकर तेज बुखार उठ रहा है।”-फूकन ने जदाब दिया। 

“ओह !फिर आप सो जाइए।” 

“और तुम?” 

“अरे मैं नहीं सोऊँगी तो भी कोई बात नहीं। रात अब अधिक बाकी नहीं 
है। आप सो जाइए। फूकन लम्बी तानकर खाट पर सो गया। चम्पा ने उन्हें कई 
कपड़ों का ओढना ओढा दिया। उसने छूकर अनुभव किया कि उनके हाथ-पाँव 
ठण्डे पड़ते जा रहे हैं। आँखें मूँदकर वे हाथ-पाँव फैलाकर फिर बिना हिल-डुले 
बिलकुल काठ-से सोये पड़े रहे। कुछ क्षणों बाद ही वे गहरी नींद में सो गए। 

चम्पां कुछ देर तक तो किंकर्त्तव्य-विमूढ-सी सोचती रही कि उनके ललाट पर 
हाथ रखूँ या नहीं, किन्तु बाद में जो उनके ललाट पर हाथ रखा, तो छूते ही मारे 
डर के काँप गई। उन्हें तो बहुत तेज ज्वर चढ़ आया था। 

बहुत देर बाद फूकन की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि चम्पा उनके पैरों की 
ओर नींद के भार से ढलकर सो गई है। 

उसे इस तरह कष्ट में सोता देख उन्हें बहुत दुःख्र हुआ। उन्होंने उसे 
पुकारा-'चम्पा 589!' 

चम्पा हड॒बड़ाकर उठ बैठी और उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा, “अब कैसा लग 
रहा है?” 


पाखी घोडा। 33 


“अब तो अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ। अब तुम भी ठीक से सो जाओ। 
अभी भी रात काफी शेष है।”-घड़ी की ओर देखने से फूकन ने जाना कि अभी 
रात के ढाई बजे हैं। 

“फूकन के मुँह की ओर निहारकर चम्पा ने प्रसन्न मुख से कहा, “आप मेरे 
लिए इतनी चिन्ता क्‍यों कर हहें हैं?” 

“क्यों? यह तो मैं भी बता नहीं सकता। (हाँ, यह अवश्य है कि) मेरे दिल 
में अब तक जो विघ्न, बाधा, डर वगैरह समाए हुए थे, वे सभी अपने आप ही नष्ट 
हो दूर हो गए है।” 

उस रात फिर उन दोनों के बीच कोई भी बाधा शेष नहीं रह गई। चम्पा 
फूकन के एकदम करीब आ गई। दोनों की देहों के एक-दूसरे के इस तरह समीप 
हो जाने से, एकात्म हो जाने से उन दोनों के मध्य ससार की, समाज की, 
वश-खानदान की, नैतिकता की और सामाजिक रीतिरिवाज की जितनी भारी-भारी 
बाधाएँ थीं, वे इतनी आसानी से दूर हो जा सकती है, ऐसा अभी कुछ क्षणो आगे 
तक फूकन ने कभी सोचा तक नहीं था। और उससे भी आश्चर्यजनक बात तो यह 
कि उस समय उन्हें अन्तरात्मा से ऐसी अनुभूति हुई कि देहों की शरीरो की 
समीपता, शरीरों की एकात्मकता के बिना प्रेम की तृप्ति ही नही हो सकती। आज 
का उनका यह मिलन अचानक ही (बिना किसी पूर्व परिकल्पना के ही,) हो गया 
था, परन्तु इस पर फूकन को कोई अचम्भा नहीं हुआ था। परस्पर एक-दूसरे को 
चाहने की प्रबल कामना ने उस दिन उन दोनों को अनायास ही अपने वश मे कर 
लिया था। ह 

दूसरे दिन प्रात.काल सभी के जग जाने के बाद ही फूकन जगे। 

जगते ही उन्होंने देखा कि चम्पा अपनी पोशाक पहनकर इष्फाल जाने के लिए 
पूरी तरह तैयार हो बैठी है। आज उसकी आँखो में, उसके चेहरे पर एक गम्भीर 
परितृषप्ति की आभा चमक रही है। उसकी आँखों में एक अजीब मी-कोमलता की 
ज्योति बिराज रही है। 

फूकन का माथा उस वक्‍त कुछ भारी लग रहा था। वे उठे, हाथ-मुँह धोकर 
फिर बिस्तरे पर आ पड़े। चौकीदार गरम चाय और मुढ्ही (नमक में तली लाई) 
लाकर दे गया। फिर वे बैठकर चुपचाप चाय पीने लगे। 

“आप आज जायेंगे क्या?”-चम्पा ने पूछा। 

“हाँ, अगर शरीर स्वस्थ रहा तो।” -फूकन ने जवाब दिया -“यहाँ से जाने 
का मन तो नहीं कर रहा। तुम जाओगी क्या?” 

“जाऊँगी तो”-चम्पा ने कुछ विहँसते हुए उत्तर दिया, “परन्तु बस प्राणहीन 


34| पाखी घोड़ा 


देह ही जाएगी। मैं इम्फाल पहुँचकर आप की बाट जोहती रहूँगी। वैसे मैं सोच रही 
हूँ कि उन्हे सारी बातें खोलकर बता दूँ। उनका सब कुछ जान जाना ही ठीक है।” 

फूकन न तो यह कह सके कि “हाँ उन्हें सब कुछ बता देना।” और न यही 
कह सके कि “नहीं, कुछ मत बताना।” उन्होंने सोचा कि जो कुछ करना है अपना 
निर्णय चम्पा खुद ही ले तो अच्छा है। एक ही रात में फूकन का अपनी धर्मपत्नी से 
और चम्पा का अपने पति से सारा संबंध-सम्पर्क टूटकर छिन्न-भिन्न हो गया। इस 
कट यथार्थ के संबंध में वे दोनों किसी अन्य के मुँह से सूचना पाएँ इसकी अपेक्षा 
तो वही अधिक अच्छा है कि वे इसके मूल लोगों, इस कृत्य के कर गुजरने वाले 
मूल पात्रों (फूकन और चम्पा) के मुँह से ही सब कुछ सुने । बस मामूली-सी एक 
रात ने ही इतना बडा परिवर्तन घटा दिया। 

चाय पीकर चम्पा के मुँह की ओर देखते हुए फूकन ने कहा, “मैं भी सोचता 
हूँ कि उसे (अपनी धर्मपत्नी को) एक पत्र लिखकर सारी स्थिति सही-सही रूप में 
बता दूँ। नहीं तो 

आगे फूकन को कहने के लिए कोई शब्द ही सुझाई नहीं पड़ा, आगे होने 
वाले परिणाम का वर्णन करने के लिए। अपने द्वारा किए गए काम का उत्तरदायित्व 
अगर सर झुका कर स्वय अपने ऊपर ही न ले लें, तो उनका अपना ही अनिष्ट 
अधिक होगा। सत्य को स्वीकर कर, सही तथ्य को स्पष्ट रूप से कह देना ही सबसे 
कम हानिकारक है और सबसे भला मार्ग है। यह सही है कि यह सारी बातें 
घरवालों को बतला देने के बाद उनका अपना पुराना संसार, अपना घर-परिवार, 
कल-खानदान फिर अपना नहीं रह सकेगा। और तो और वे अपने बड़े भाई, अपने 
बेटे और अपनी बेटी तक के, किसी के भी सामने मुँह नहीं दिखा सकेंगे। और 
यहाँ नौकरी में भी बहुत संभव है कि उनके पद से ऊपर के उनके सभी 
उच्चपदाधिकारी उनके इस कृत्य को उनके चरित्र का पतन समझकर और तदनुरूप 
आरोप लगाकर उनकी पदोन्नति का मार्ग भी बन्द कर देंगे। 

खैर रोकना चाहें तो रोक दें। अगर अपने किए का परिणाम भोगने से डरकर 
चुपचाप रह जायें तब तो पापाचार को, अशालीनता और कपटाचरण को ही सरंक्षण 
प्रदान होगा। (बुराई को ही बढ़ावा मिलेगा |) 

एक बात बिलकुल ठीक है। नौकरी में पदोन्नति पाने का लाभ और समाज में 
यश बनाए रखने की लालसा-इन सभी के मूल में कई प्रकार की कामनाएँ-वासनाएँ 
हैं। चम्पा को प्यार करने और उसे पाने की उनकी कामना पहली कामनाओं से 
एक दम विरुद्ध दिशा में है। इसी कारण उनके मन में इतना प्रबल अन्तर्बन्द्र चलता 
रहा है- किसे चाहें किसे छोडे” की भंयकर लड़ाई अन्दर-अन्दर ही निरन्तर चलती 


पाखी घोडा/ 35 


रही है- परन्तु कल की जो रात इस निर्जन सुनसान इलाके के डाक बंगले में गुजरी 
है उसमें पहले वर्ग की सारी कामनाएँ-लालसाएँ हार मान गई हैं। चम्पा को प्राप्त 
करने की कामना ही उनकी जिन्दगी की, उनके अस्तित्व की सम्पूर्णता की एकमात्र 
कामना बन गई। प्रेम कहीं भी बिना किसी कारण के ही नहीं होता, परन्तु यह जो 
कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है और यही नैतिक भी है। कल रात् उन्होंने जो 
परितृप्ति पायी है, वही सर्वोत्तम तृप्ति है, सर्वात्मक तृप्ति है। और अब वे इस काम 
को करने के चाहे जो भी परिणाम हो, सभी परिणामों को सहने के लिए पूरी तरह 
तैयार हैं। 

उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि ऐसा कार्य कर गुजरने पर समाज उन्हें बहुत 
बुरी नजर से देखेगा, उनकी अवहेलना करेगा, निन्‍्दा करेगा, उनकी अपनी धर्मपत्नी 
और अपनी सन्तानें भी उन्हें उत्तरदायित्व विमुख्व निपट कामुक व्यक्ति समझकर 
उनका अनादर करें गे। परन्तु अपनी नजरों में तो वे नही गिरेंगे, अपनी आत्मा तो 
उन्हें नीच नहीं मानेगी। वे यह भी नहीं बता सकते कि यह प्रेम की उत्कट 
अनुभूति उन्हें किसने दी, (परन्तु इतना वे भली-भाँति जानते हैं कि) यह प्रेम दैहिक 
और मानसिक सभी दृष्टियों से निष्पाप और सच्चा प्रेम है। अपने जीवन में पहले 
कभी भी उन्होंने प्रेमानुभूति को इतने विशाल और अनिर्वचनीय रूप में नहीं 
उपलब्ध किया था। 

अच्छा चम्पा, इसके बाद हमें क्या करना उचित होगा?” -फूकन ने हँसते 

हुए पूछा, “अगर तुम अपने अन्तर्मन की बात निस्संकोच खोलकर कहो तो बहुत 
अच्छा हो। 

चम्पा ठीक इसी प्रकार की बात सुनने के लिए बहुत देर से इन्तजार कर रही 
थी। वस्तुतः उसकी अपनी समस्या भी अतिशय गम्भीर है। अतिशय सरल स्वभाव 
के सज्जन व्यक्ति गुणधर से संबंध-विच्छेद करना कितना पीडाजनक होगा, इसका 
उसके अलावा और कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। परन्तु उसके मन में इस 
बात पर जरा भी सन्देह नहीं है कि स्थिति की यथार्थता को गुणधर को सही ढंग से 
समझा लेगी। यह जरूर है कि इस असाधारण परिस्थिति की प्रतिक्रिया में गुणधर 
किस प्रकार का भाव-ग्रहण करें गे, इसे वह नही बता सकती। परन्तु उसकी वजह 
से उसे स्वयं जो मनोवेदना सहनी पड़ेगी, उस मनोवेदना के समक्ष चम्पा कभी भी 
हार नहीं मानेगी। कारण यह कि, कल जो काम उसने खूब समझ-बूझकर किया है; 
वह काम उसने अपने अस्तित्व की रक्षा के प्रयोजन से ही किया है। वह तो अबं 
प्रेम की दासी है। 

नहीं, नहीं, दासी नहीं, बल्कि वह प्रेम का झरना है। 


36 पाख्री घोडा 


परन्तु उसके लिए सबसे भारी समस्या होगी-सादरी। सादरी को वह कभी भी 
छोड़ नहीं सकती। वह तो उसका दूसरा प्राण है। अगर गुणधर उसे नहीं छोड़ते तो 
उसे असहनीय मानसिक वेदना होगी। 

परन्तु ये सारी-बातें बताकर वह फूकन के दुःख-भार को और बढ़ा देना नहीं 
चाहती। फूकन को वह कभी भी किसी विपत्ति में और किसी झगड़े-झंझट या 
परेशानी में डालना नहीं चाहती। इतने दिनों तक उन्होंने बहुत अधिक 
समस्याओं का सामना किया है, परेशानियों को झेला है या अभी और भी सामना 
करें गे-झेलेंगे। अतः फूकन जी को जो कुछ भी करना होगा वह वे स्वयं ही 
सोच-समझकर करेंगे। और चम्पा जो करेगी सो खुद ही आगा-पीछा सोच-विचार 
कर करेगी। दोनों को मिलकर, एकमत होकर कोई एक निर्णय लेने की जरूरत 
फिलहाल नहीं है। अगर भविष्य में ऐसी आवश्यकता पड़ी, तो वह तभी 
सोच-विचार कर देखेगी। 

“समय आने पर सभी बातें बतलाऊँगी।” चम्पा ने हँसकर उत्तर दिया, 
“परन्तु एक बात अभी इस वक्‍त भी कहने का मन हुआ, लेकिन कह नहीं सकी।” 

इतनी बात कहते ही चम्पा के गाल-मुँह, सारा चेहरा लाज के मारे लाल पड़ 
गया। फूकन को अचानक ही झटका-सा लगा। फिर उसने ध्यान से देखा तो पाया 
कि चम्पा की आँखों में, मुँह पर सर्वत्र एक नयी सृष्टि का उल्लास छाया है। उसने 
समझने की कोशिश की कि चम्पा क्या कुछ कहना चाहती है। अपने अनुमान से 
वह समझ भी गया। उसे संभवतः यह बोध हो रहा है कि वह माँ बन सकती है। 
उसके मन में जो वैसा ही भाव उठ रहा है, इस समझने मे फूकन को काफी समय 
नहीं लगा। 

“तुम्हारे न बताने पर भी मैं समझ गया हूँ।” -फूकन ने उत्तर दिया।” परन्तु 
मुझे कोई चिन्ता नहीं, परिणाम चाहे कुछ भी हो, मै सभी का सामना करने को 
तैयार हूँ।" 

कृतज्ञता के भाव से चम्पा का हृदय अभिभूत हो गया। आज उसका दिल 
अन्दर से कह रहा है कि वह माँ बन सकती है। सादरी का जन्म हुए आज आठ 
वर्ष हो गए। इन विगत आठ वर्षों में उसके मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं उठा। 
और आज जब दिल में ऐसी अनुभूति अपने आप उठी है, तो उसे नजरअन्दाज कर 
पाना, उसकी उपेक्षा कर पाना बहुत मुश्किल है। 

कुछ समय बाद प्रधान नर्स महोदया उनके पास आ पहुँचीं। उन्होंने चम्पा से 
कहा कि अब फूकन जी से विदा लो और मोटर वैन मे आकार बैठ जाओ। चम्पा 
के चेहरे को ध्यान से लक्ष्य कर उन्होंने उसके मन की भावनाओं को जान लिया। 


पाखी घोड़ा : 37 


फिर उन्होंने एक अर्थभरी मुस्कान बिखेरी। उनकी वह मुस्कान बड़ी सन्तोषप्रद 
मुस्कान थी। 

फूकन की ओर एक बार गहरी निगाहों से देखकर चम्पा फिर नर्स महोदया 
के साथ रेडक्रास की मोटर वैन के पास चली गई। 

थोड़ी देर बाद ही मोटर के चालू होने और चल पड़ने की आवाज फूकन के 
कानों में सुनाई पडी। 

उसके बाद भी बड़ी देर तक फूकन बिस्तरे पर ही पडे रहे। उनके शरीर में 
तब भी ज्वर चढा हुआ था। इसी वजह से कुछ समय बाद उठे और अपने बैग से 
ऐटाब्रिन की एक और गोली निकाली और पानी की सहायता से खा ली। फिर 
पलंग पर हाथश-पैर फैलाकर सो रहे। और फिर इस नयी परिस्थिति में अपने 
कर्त्तव्यों पर गम्भीरता से सोच-विचार करने लगे। 

बड़ी देरी तक सोचते-विचारते उन्होंने अन्ततः निश्चय किया कि इस 
डाक-बंगले में बैठे-बैठे ही वे अंपनी धर्म-पत्नी को अपने जीवन की अन्तिम चिद्ठी 
लिख डालें गे। फूकन ने उनसे अपने प्यार को जो समेट लिया है, उन्हें जो वे अब 
प्यार नहीं करते, इस कटु सत्य को उन्हें आज ही अच्छी तरह से बतला देना ही 
श्रेयस्कर है। चम्पा के साथ उनका जो नया रिश्ता जुड़ा उसका परिणाम उनके साथ 
पूर्णतः संबंध-विच्छेद ही है, यह बात भी स्पष्ट रूप से सविस्तार आज ही अपनी 
गृहिणी को लिख डालें गे। उनके संबंध-विच्छेद का स्वरूप कैसा हो? इस संबंध में वे 
अपनी गृहिणी के विचारों को भी जानना चाहें गे। वकील के पास भी जाना पडेगा। 
अपने बड़े भाई से भी इस संबंध में सलाह-परामर्श लेने के लिए नैतिक दृष्टि से वे 
बाध्य हैं। ' 

ये सब कुछ वे यथार्थ रूप में करेंगे। परन्तु दुद्‌ और माकन को वे क्‍या जवाब 
देंगे? पिता के रूप मे किए जा सकने वाले समस्त कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए 
वे सदैव प्रस्तुत हैं। वे अपनी संपत्ति का भी बँटवारा कर देंगे। 

परन्तु माकन के विवाह का क्या होगा? 

अगर उनके इस नये कृत्य की वजह से रायबहादुर के परिवार के लोग, उनकी 
बेटी को (अपनी बहू के रूप में) यहण करने में कठिनाई अनुभव करे, उसे स्वीकार 
न करें, तो फिर क्‍या होगा? 

माकन के भाग्य में जो बदा है, वही होगा। परन्तु उन्हे इतना विश्वास हैं कि 
राय बहादुर सदानन्द बरुआ इतने अन्यायी नहीं हैं। पिता क॑ दोष को बेटी के 
ऊपर मढ़ देने की कोई उचित युक्ति भी हो सकती है, ऐसी मनोभावना उनकी नही 
हो सकती। 


38| पाखी घोड़ा 


धर्मपत्नी को चिट्ठी में क्या-क्या लिखना होगा? धीरे-धीरे वे सारी बातें उनकी 
आँखों के सामने बिलकुल साफ प्रत्यक्ष हो गईं। तब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ, जैसे 
अपने जीवन का एक विशेष पर्व उन्होंने समाप्त कर लिया है, और उसके अनन्तर 
अब एक-दूसरे ही, नये पर्व का शुभारंभ कर दिया है। 

वस्तुतः इस पर्व-परिवर्त्तन की अत्यन्त आवश्यकता थी। इस विषय मे बूँद भर 
भी सन्देह नहीं है। अपना पुराना संबंध-सम्पर्क टूटने के डर से ही वे पहले चम्पा के 
करीब से दूर चले आए थे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुदृढ आधारों पर परस्पर 
समझौते से एक युक्ति सम्मत मेल-मिलाप पर पहुँचने का बहुत प्रयत्न किया था। 
परन्तु उसके परिणामस्वरूप हृदय में एक कपटाचरण ने ही जड़ जमा ली। परन्तु 
आज इस कपटाचरण से वे मुक्ति पा गए। उनका मुखौटा उघड़ गया। अब तो 
उनके अन्दर का मनुष्य बाहर निकल आया है। यह अन्दर का मनुष्य आज तक 
भिन्न-भिन्न रूप में प्रकाशित किया गया था। कोई तो देख रहा था धन-सम्पत्ति और 
नौकरी के उच्च पद, मर्यादा के चश्मे से। कोई देख रहा था विकृत मानवीय 
दृष्टिकोण से। कोई उन्हें लोभी-लालची-व्यक्ति कहकर उनकी निन्‍्दा करता था। 
आज के दिन से लोग और फिर चश्मे और दूरवीक्षण से उन्हें नहीं देखेंगे। अब तो 
असली मनुष्य ही कटघरे में आ खड़ा हुआ है। 

“अच्छा ही हुआ। अब अपने जीवन को नये रूप में फिर से आरम्भ करने का 
अपूर्व सुयोग पा गया हूँ।”-फूकन ने मन-ही-मन अपने आप से कहा। 

थोड़ी देर बाद ही कागज कलम लेकर अपनी धर्मपत्नी के नाम वे अपनी 
अन्तिम चिट्टी लिखने में तल्‍लीन हो गए। क्योंकि वे यह अच्छी तरह जान गए हैं 
कि इस शान्त परिवेश में ही यह चिट्ठी बिना किसी दोष या कपट के विशुद्ध भाव से 
लिखी जा सकती है। 


पाखी घोड़ा / 39 


तृतीय खण्ड 


प्रोफेसर रविचन्द्र ने जयन्ती कं मुँह से जैसे ही वह समाचार सुना वे 
सिसक-सिसककर रोने लगे। कुछ देर तक इसी तरह रोते रहने के बाद ही वे कुछ 
शान्त हुए। जिस पलग पर वे लेटे हुए थे, उन्होंने कोशिश की कि उस पर उठ बैठे। 
परन्तु इस प्रयत्न में वे समर्थ नहीं हो सके। उनके पूरे दाहिने पैर पर और बाएँ हाथ 
पर पट्टी बँधी हुई है। पैर को तो वे जरा-सा भी इधर-उधर हिला-इला भी नहीं 
सकते। 

अभी तो थोड़ी देर पहले तक ही सुदर्शना के बैठकी कक्ष मे जयन्ती देवधुनी 
(देवता को समर्पित एक विशेष प्रकार का असमी लोकनृत्य) नृत्य कर रही थी। स्वय 
उसके पिता नवराम ओझा [नृत्य को ताल-लय देने के लिए) बाजा बजा रहे थे। 
सदुर्शना उस नृत्य की भाव-भंगिमा को ध्यानस्थ हो देख रही थी। प्रोफेसर स्मिथ 
अपने चलायमान (मूविंग) कैमरे से नृत्य की एक-एक मुद्रा के फोटो खींच रहे थे। 

नृत्य रुकने पर रतिराम ने समाचार दिया। तब जयन्ती अपनी नृत्य की 
साज-सज्जा उतारने के लिए अपने कमरे में जाने को बढ गई थी। सुदर्शना घबराकर 
धडकते दिल से हडबड़ी मे माकन के घर कीं ओर दौड़ पडी। जाते-जाते जयन्ती को 
समझा गई कि हस समाचार की सूचना पिताजी को (बहुत सावधानी से) तुरन्त हीं दे 
दे। उस समय जयन्ती ने नृत्य-सज्जा का लाल-रगा जोड़ा पहन रखा था। गले में 
मोतियों का एकलडी हार लटक रहा था, और सिर की लंबी कंश राशि खुलकर 
कधो और शेष देह-यप्टि पर फैली हुई थी। 

जल्दी-जल्दी में वह उसी साज-सज्जा में उनके कमरें में अन्दर चली आई 
और आकर उनके पास खडी हो गई। जयन्ती की ओर देखते ही रविचन्द्र जी 
यकायके भयानक रूप से डर गए। उन्हें लगा जैस उसकी देह-यष्टि पर प्रलय का 
वैश-विन्यास है। | 

और वह समाचार समाचार नहीं बल्कि विना बादल के ही बिजली आ गिरी 
हो जैसे। माकन की माँ, रविचन्द्र जी की अत्यन्त प्रिय, अतिशय शालीन अनुजवधू 
चित्रा का थोड़ी देर पहले ही अकस्मात्‌ स्वर्गवास हो गया है। 

उस वेला में परिचारिका नर्स वहाँ नहीं थी। कमरा बिलकुल निर्जन-शान्त था। 


440 पाखी घोड़ा 


जयन्ती नृत्य-परिधान उतारकर वेश-भूषा बदल आने के लिए वहाँ से जाने के लिए 
आगे बढ़ी कि तभी अपने आप को ब्रिलकुल असहाय और अकेला समझकर 
रविचन्द्र ने अकुलाकर कहा, “नहीं जयन्ती नहीं, तुम मत जाओ। तुम मेरे पास उस 
कुसी पर बैठों। कम-से-कम तब तक तो बैठों। जब तक कोई और [देखभाल 
करनेवाला) न आ जाय। मेरे दामाद जी भी नहीं हैं। गोआल पाड़ा गए हुए हैं। 
माताजी सभवत माकन के घर की ओर गई हुई हैं। क्‍यों है, न?" 

जयन्ती ने सम्मतिमूचक सिर हिलाया। रविचन्द्रजी ने कहा-“परसो से ही मै 
यहाँ पड़ा हुआ हूँ। कोई भी मेरे पास बैठकर कुछ देर तक बातें नहीं करता। सभी 
को डॉक्टर का डर लगा हुआ है। नर्म भी तुनुकमिजाज है, जरा-जरा-सी बात पर 
गर्म हो जाती है।' 

जयन्ती ने हेसकर कहा, “ठीक है, थोंडी देर मैं रुककर ही जाती हूँ।'”-वह 
वहीं एक कर्मी पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने उनकी अनुमति मॉगते हुए-से 
कहा, “ बड़े चाचा। मै भी अब अपने घर लौट जाना चाहती हूँ। जहाँ देवता ही 
नहीं हैं, वहाँ देवधुनी नृत्य नाचकर क्‍या होगा? (बहन जी जो मेरे निर्देशन में 
नाचती हैं तो) बहन जी की देह भर नाचती है, मगर उनका हृदय अन्दर से 
हाहाकार करता है, अन्दर-अन्दर वे बहुत दुखी. रहती है।' 

कुछ देर पहले नवराम ओझा भी जब विदा लेने आए थे, तो उन्हों ने जयन्ती 
को घर लौटा ले जाने की बात छेडी थी। इसी वर्ष जयन्ती का विवाह करके उसे घर 
से विदाकर वे तीर्थयात्रा पर निकल पडना चाहते हैं। उनके विचार से किसी युवती 
के जीवन कं उद्देश्य की पूर्ति केवल नृत्य से नहीं हो सकती, बल्कि उनका कर्त्तव्य 
तो है नया घर-ससार बसाकर विधाता की सृष्टि को आगे बढाना। संभवतः ईश्वर ने 
इसी उद्देश्य से नारी की रचना की है। शहर में रहते-रहते वह गाँव की सरल 
बालिका अपने रास्ते से भटक भी सकती है। सुदर्शना जी के घर का रीति-रिवाज, 
चाल-चलन उसे पसन्द नहीं आया है। लड़की की तरह उसके पिता (नवराम) को 
भी वह नहीं रुचा। उनके विचार से वहाँ धर्म और मोक्ष जैसे उत्तम पुरुषार्थों की ते 
कोई चिन्ता ही नहीं, उसके लिए कोई उधोग ही नहीं। केवल काम और अर्थ, माने 
धन-संग्रह और कामोपभोग की ओर ही एक मात्र दृष्टि है। इतने विशाल भवन में 
कहीं देव-प्रतिमा या मन्दिर की जगह नहीं। ऐसे घर में भगवान कभी निवास नहीं 
करते |” 

उनकी वे बातें सुनकर रविचन्द्र तो स्तब्ध हो गम्भीर चिन्ता में डूब गए थे। 
गँंवई-गँवार के वासिन्दा, अनपढ-निरक्ष ओझा का वह सहज-सरल ईश्वर-दर्शन 
और महापुरुषों जैसा ज्ञान बस केवल वंश-परम्परा, ग्राम्य-संस्कृति परम्परा से ही 


पाखी घोड़ा / 4 


पाया हुआ था। प्रोफेसर रविचन्द्र जी भी इतनें दिनों से जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन 
करते रहे हैं, परन्तु यथार्थ तथ्य तो यह है कि. उनका कोई जीवन-दर्शन नहीं है। 
ईश्वर की सत्ता के संबंध में, ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में उन्हें सन्देह है। वे 
अतिमानवता-सुपर मैन-में विश्वास करते हैं। उनके विचार से कुछ विशिष्ट गुणों 
से युक्त अतिमानव या महामानव ही मानव समाज का विकास करते हैं-नीति 
रचना करके अथवा मानव-जीवन को सुचारू रूप से उत्तरोत्तर विकसित करने के 
लिए कर्त्तव्य-कर्मों का सुझाव देकर। साधारण श्रेणी के मनुष्य-साधारण मानव 
समाज उन्हीं का पालन करके समाज को उन्नति प्रदान करते हैं। आज के युग में 
अर्थ और काम ही दर्शन की प्रमुख समस्या हैं। ईश्वर के अस्तित्व के प्रति सन्देह हो 
जाने से आज के मनुष्य की सबंसे बड़ी चिन्ता इसी बात की है कि किस प्रकार एक 
मानव-धर्म की प्रतिष्ठापना की जाए। "मोक्ष' की पुरानी धारणा भी धीरे-धीरे 
राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति की धारणा में बदल गई है। 

उन्होंने ये सब ज्ञान की बातें नवराम ओझा को समझायीं (ताकि उनका 
मिथ्या भय दूर हो जाय) मगर इससे उनके मन में समाया भय कुछ कम नहीं हुआ, 
उल्टे और अधिक बढ ही गया। उन्होंने साफ-साफ घोषित कर दिया कि अब वे 
जयन्ती को यहॉँ और नहीं रुकने देंगे, बहुत जल्दी ही उसे यहाँ से लिवा ले 
जायें गे। 

“सुदर्शना का हृदय अन्दर-अन्दर से दुःखी क्‍यों हुआ? कुछ बतलाओ तो, 
जयन्ती ! ” सहज कौतूहल से रविचन्द्र जी ने पूछा, “क्यों वह नृत्य नहीं करती है 
क्या? 

“नृत्य करेंगी भता कैसे? घर में तो आधी रात शराब का दौर और जुए का 
चक्कर चलता रहता है। यदि ईश्वर में ही विश्वास न हो तो देवधुनी नृत्य कोई 
सीख ही नहीं सकता। और बहन जी तो मन-ही-मन न जाने क्‍या सोचती रहती 
हैं। उनका दिल तो बराबर बाहर की ओर ही उन्मुख रहता है- साज-परिधान, 
ठाट-बाट के फैशन, पार्टियों के भोज, घूमने-फिरने और गप्प-बाजी में मशगूल 
रहने जैसी बाहही आकर्षण की चीजों में। घर-गृहस्थी का एक तिनका भी तो 
इधर-से-उधर नहीं करतीं। माँ बन गई हैं मगर अपनी जायी बेटी का भौ 
लालन-पालन भी नहीं करतीं। उस नन्‍्हीं-सी जान को बाजार की चीजे 
खिलाते-खिलाते उसके मुँह की सारी चमक जाने कैसी तो हो गई है, चेहरे का हा 
ही वेहान हो गया है। घर में तनिक भी शान्ति नहीं है।” 

"ये सब बातें तुमने अपनी बहन जी से कभी कही है या नहीं ?”-रविचन्द्र ने 
पृष्ठा। 


442| पाखी घोड़ा 


“कही क्यो नहीं। खूब कहती हूँ,परन्तु एक गँवारू-मूरख्व की बात की ओर 
कोई कान देता हे? देखती हूँ कि प्राय ही कभी-कभी अकंले-अकेले बैठी-बैठी 
रोती रहती है।” -जयन्नी ने उत्तर दिया। 

जयन्ती बतलाने मे लजा रही है, यद्यपि रविचन्द्र जी उसक॑ अन्तरतम की बात 
को सहज ही समझ गए। वस्तुत सुदर्शना के प्रेम रोग के सबध मे ही वह सकंत 
करना चाहती है। उस दिन अमीनगॉव मे उसकी भेट जो रजीत से हो गई, रजीत 
का देग लेने के बाद से ही उसका हृदय दु खी हो गया है। मन्मथ (सुदर्शना के 
पति) इस बात को जान तो गये है, परन्तु इसे वे कोई शोचनीय समस्या ही नहीं 
मानते। 'प्रेम' का वे खाली पड़ी , उद्योग-कर्महीन, आलसी, स्त्रियों का एक रोग भर 
समझते # | 

माकन का विवाह रजीत के साथ होने के प्रयत्न-प्रबन्ध करने की कोशिशे होते 
देग्व पहले तो उसे भारी ईर्ष्या हुई, परन्तु अब वह मन-ही-मन माकन को आशीष 
दे रही है। 

जयन्ती और उसके जैसी लड़कियों क॑ लिए यह सब कोई समस्या ही नही है। 
यौवन के यौन आकर्षण कं प्रबल होने पर भी गॉव की ये लडकियाँ परिवार और 
धर्म की सीमा से अलग होना नही चाहती | वे सब तो जीवन की प्रत्येक वस्तु की 
एक सीमा मानकर ही चलती है। यहाँ तक (उनके द्वारा मान्य) असीम सत्ता की भी 
अगर उन्हें खोज करनी हो, तो भी वे नामघर (पूजा-भवन) मन्दिर और वैष्णव-धर्म 
केन्द्रों मे ही जाते है परन्तु सुदर्शना का तो कोई भी जीवन-दर्शन नही है। 

उनके परिवार के तमाम-सारे सदस्यो मे बस केवल चित्रा का ही एक 
जीवन-दर्शन था। वह आज के, वर्तमान युग के आधुनिक चिन्तक मनुष्यों के 
भोगवादी दर्शन को रावण की मधुशाला का दर्शन कहती थी। वह इसमे बिलकुल 
विश्वास नही करती थी। वह तो विश्वास करती थी राम के दर्शन मे। राम और 
सीता को ही वह आदर्श पति-पत्नी (गृहस्थ-गृहिणी) मानती थी। 

“मेरे छोटे भाई की बहू का सामीष्य पा सकी थी कि नही, जयन्ती ! ” 
-रविचन्द्र जी ने पूछा। 

“वाह ! भला क्यो नही?” जयन्ती ने उत्तर दिया, “माँ जी तो परम सात्विक 
थी , जब कि हमारी बहन जी तो तामसिक प्रवृत्ति की है ।' 

चित्रा जी की बाते कहते-कहते जयन्ती भाव-विह्वल हो गई। रविचन्द्र की 
आँखे छल-छला आई। उन्होंने सिसक-सिसककर कहा, “उसके मरने से तो मेरा 
मर जाना ही अच्छा था।” 

“ऐसा क्यो कहते है, बड़े चाचाजी? आप की आयु मे अभी जीवन का जोर 


पाखी घोड़ा/ 43 


शेष है, जब कि उनमें नहीं रह गया था। ईश्वर उन्हें ही लैत हैं जो उन्हें बहुत भले 
लगते हैं।'-जयन्ती का निर्भान्त, बिलकुल खरा विश्वास ही उसकी बातों में स्पष्ट 
रूप से अभिव्यक्त हो उठा। 

ऐसा विश्वास उनका नहीं है। जन्म, जीवन और मृत्यु को वे मनुष्य के ज्ञान 
और कर्म के ही अधीन करना चाहते हैं। परिवार की सीमा में रहकर भी वे स्वयं 
को अममीया जाति के दार्शनिक -शासक के रूप में परिणत करने की आजीवन 
कोशिश करते रहे हैं। संघ का जीवन स्वीकार कर नवीन और सुमति वगैरह भी 
जन-साधारण की शक्ति की जो साधना कर रहे हैं सो भी इसी एक उद्देश्य के 
लिए। वे सब गणतन्त्र में विश्वास करते हैं, किनतु वे विश्वास करते हैं 
अभिजात-तन्त्र या कुलीनी-तन्त्र मे । वे लोग घर-परियार और शासन-सत्ता को फिर 
नये सिरे से गढकर उसमें नयी समत्व की नीति से अर्थ, काम और मुक्ति की 
साधना करना चाहते है। 

जब कि वे अभिजात-तन्त्र के द्वारा ढूँढ निकाली गई, प्रतिष्ठापित की गई 
नीति से ही वर्तमान घर-परिवार और शासन-सत्ता को बनाए रखते हुए अर्थ, काम 
और मुक्ति की साधना करना चाहते हैं। आन्दोलन, विद्रोह या विप्लव को वे अच्छा 
नहीं समझते, कारण यह कि आन्दोलम और विप्लव जनतन्त्र और सभी को समान 
सुविधा-सुअवसर प्रदान करने के नाम पर देश में ज्ञानहीन, नासमझ, निरक्षरों के 
शासन की स्थापना करके एक नैतिक विश्रृंखलता-खलबली-गड़बडी-पैदा कर देते 
है । (यही वजह है कि) संघ के वे नासमझ छोकरे उन्हें परसों ही मार डालना चाहते 
थे। 

नवीन आदि उन्हें कोई स्पष्ट निर्भान्त दर्शन दे नहीं सके। वे तो केवल 
राजनीतिक कर्मचारी भर हैं। हाँ, विमल के दिमाग में जरूर कुछ मसाला (सूझ-बूझ 
का) था, भले ही उसकी मृत्यु अत्यन्त निकट है। नवीन तो स्वय दिग्भ्रमित है, भ्रम 
में ही पड़ा है, सुस्थिर नहीं हो सका है। और सुमति भी बस आशुतोष (शिव) ही 
है, बस थोडे में ही सन्तुष्ट हो जाने वाली। 

“मैं ठीक ही कह रहा हूँ, मेरा परसों ही मर जाना बेहतर था।” उन्होंने 
सोचा, (अगर उस दिन ही मैं मर गया होता तो) मै एक बिलक॒ल ही विशिष्ट 
प्रकार का (औरों से अलग प्रकार का) शहीद हो गया होता। ज्ञान का शहीद।' 

जयन्ती ने रविचन्द्र जी के बैंडेज बँधे हाथों-पैरों की ओर ध्यान से देखते हम 
पूछा, “ये पाठशालाएं-महाविद्यालय (स्कूल-कॉलेज) सब तो देवी सरस्वती के मन्दिर 
हैं। फिर वहाँ भी भनुष्य बम विस्फोट कर मनुष्य को मारते हैं क्या?” 

एक गाँव की गँवम्‌ युवती के मन के शुद्ध भावों की बात सुनकर प्रोफेसर 


44/| पाखी घोड़ा 


रविचन्द्र तो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर इस मामूली-सी लड़की ने इतना विशुद्ध 
भाव पाया कहाँ से? निश्चय ही अपने शुद्ध अन्तःकरण से ही। वैष्णवाचार्य महापुरुष 
शंकरदेव-माधवदेव आदि सभी महात्मा सत्य के साक्षात्कार के लिए विशुद्ध 
अन्तःकरण की आवश्यकता इसी वजह से मानते हैं। वैसे यह ठीक है कि केवल 
विशुद्ध अन्तःकरण का होना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का होना भी आवश्यक है। 
ज्ञान के बिना मनुष्य का विशुद्ध भाव भी सुदृढ नहीं रह पाता। और दृढता न होने 
के कारण ज्ञान द्वारा नियन्त्रित नवीन कर्मशक्ति भी नष्ट हो जाती है। सरस्वती शब्द 
मात्र ही विद्यालय में एक पवित्रता ला देता है। परन्तु आजकल तो पढ़े-लिखे 
शिक्षित लोगों में देवी-देवता में भयंकर अविश्वास है। लड़के-लडकियों को शिक्षा 
के संबंदा में नये ज्ञान की बडी आवश्यकता है। 

उन्होंने कहा, “ उन्होंने क्या सोचकर बम विस्फोट किया था, जानती हो? 
यही कि स्कुल- कॉलेज टूट जाँय। उनके टूट जाने, बन्द हो जाने से विद्यार्थी सब फिर 
से आन्दोलन के काम में लग जाएँगे। और बम-विस्फोट की मार से यदि मेरे जैसा 
बुद्धिजीवी पर जाता है, तब फिर इस आन्दोलन का विरोध करने के लिए फिर और 
कोई आगे आने का साहस नहीं करेगा। जहाँ युक्ति से, तर्क से सफलता पाने की 
उम्मीद नहीं, वहाँ भय दिखाकर, आतंकित करके अपना काम निकाल लेना ही इन 
लोगो का उद्देय है। दरअसल आन्दोलन करना ही इनका धर्म है। आन्दोलन करने के 
लिए ये किसी भी प्रकार के उपाय करने को अपनाने को प्रस्तुत रहते हैं।” 

जयन्ती ने उनकी बातों को बड़ें ध्यान से सुना। उनमें से आधी बातें समझ 
पायी मगर आधा हिस्सा उसकी समझ में नहीं आ सका। इतिहास में विश्वास 
रखनेवाले सभी आन्दोलनकारी किस विशेष उद्देश्य की पूर्त्ति करने के लिए जिस 
किसी भी तरह के उपाय का सहारा ले सकते हैं, इसे सरल-हृदया ईश्वर-विश्वासी 
जयन्ती का न समझ पाना ही संभव है। मनुष्य की चेतना में इतिहास के महत्त्व की 
बात तो अभी उस दिन (थोड़े दिनों पहले) की ही घटना है। 

जयन्ती ने पूछा, “तो फिर आप बच कैसे गए, जरा बताइए तो? निश्चय ही 
भगवान ने ही रक्षा की।” 

आज तीन दिन बीत गए, यह प्रश्न उनसे और कोई तो क्या, यहाँ तक कि 
उनकी अपनी धर्मपत्नी तक ने नहीं किया। वे तो डॉक्टर की व्यर्थ की हिदायतें 
भानकर उनसे दूर-ही-दूर रह रही हैं। उनकी जगह की क्षति-पूर्ति कर रही है नर्स। 
इस नर्स का बन्दोबस्त भी दाम्ताद जी ने कर दिया है। ये डॉक्टर साहब यहाँ के 
राबसे मशहूर डॉक्टर हैं। अतः उनकी हिंदायतें तो बस वेदवाक्य हैं। नर्स भी उन्हें 
और आदमियों से अलग-अलग रखना चाहती है। एक मशीन की तरह वह उन्हें 


पाखी घोडा। 45 


दवा खिलाती है, हाथ-पाँव धुलवाती है, ज्वर का ताप नापती है, देह दबा देती है, 
पथ्य खिला देती हैं, सूहयाँ लगा देती है। मन घबराता रहता है। वे तो जैसे सुदर्शना 
की बिटिया अपराजिता हो गए हैं। बहुत सावधानी से, जरूरत से ज्यादा देख-रेख 
कर के नर्स देह की बाहरी दशा को ठीक रखना चाहती है, परन्तु देह के भीतर 
स्थित दिल तो बराबर हाहाकार करता रहता है। व्यावसायिक डॉक्टर लोग यह बात 
तो भूल ही जाते हैं कि देह ही सब कुछ नहीं है, देह का आत्मा से भी कुछ 
नाता-रिश्ता है। उन लोगों का मरीज से संबंध तो बस देह और रुपये का है। 
दुनिया में जो नयी-नयी चिकित्सा पद्धतियाँ विकसित हो चुकी हैं उन्हें भी वे 
जानना-समझना-तदनुसार जिम्मेदारी उठाना भी नही चाहते। 

इस समय उनका मन हो रहा था कि वे गीता, शेक्सपियर का साहित्य, बेकन 
के लेख और धम्मपद आदि ग्रन्थों का पाठ करें। लेकिन नहीं। डॉक्टर साहब की 
कडी मनाही है। इन डॉक्टर लोगों ने अभी साइकोथिरैपी (मनोचिकित्सा) के बारे में 
जैसे कुछ सुना ही नहीं। धर्मपत्नी और उनकी पुत्री दोनों ही पिछले कई दिनो से 
उनसे दूर-दूर ही रह रही हैं। वे सब तो जैसे उन्हें मनुष्य मानती ही नहीं। इन्हीं 
सब कारणों से जयन्ती के इस प्रश्न से उन्हें हार्दिक आनन्द हुआ। 

“मैं अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। समझ रही हो न, 
जयन्ती।” -रविचन्द्र जी ने उत्तर दिया, “जिस कार्सी पर बैठा था, वह एक कम 
ऊँची-चौडी चौकी पर थी। और उस चौकी के नीचे छिपाकर रखा हुआ था वह 
बम। पढ़ाते हुए अभी पाँच मिनढ ही हुए कि बम का विस्फोट हो गया। मै तो जैसे 
उछालकर फेक दिया गया। दूर जाकर पक्के फर्श पर मुँह के बल गिरा। चौकी 
उलटकर मेरे पौरो चर आ गिरी। फटे हुए बम का एक टुकड़ा आकर बाएँ हाथ पर 
लगा। और फिर क्या हुआ, मुझे पता नहीं। मैं तो अचेत हों गया। और जब 
चेतना जगी, होश आया तो देखा कि मैं यहाँ इस पलँँग पर पड़ा हूँ! हाथ-पाँवँ पर 
पट्टियाँ बँधी हैं। यह अभी परसों की ही घटना है। पैर तो खैर टूट ही गया। मगर 
जान पड़ता है दिल पर भी काफी चोट पहुँची है।' 

रिचन्द्र जी ने सारी बातें कह सुनाई (सहानुभूति के मारे जयन्ती की) आँखों 
से आँसू झरने लगे, “मनुष्य के हृदय से दया-ममता-प्रेम सभी पूरी तरह खत्म हो 
गए क्‍या? चाचा जी!” उसने हिचकियाँ भरते हुए हकला-हकलाकर कहा। | 

ठीक उसी समय नर्स वहाँ आ पहुँची। उसने उनके ज्वर का ज्ञाप नापा, फिर 
थोड़े से अंगूर उन्हें खाने को दिए। उनकी पास की मेज दवाइयों और खाने-पीते 
की आवश्यक चीजों से भरी पड़ी थी। 

वह नर्स छात्रीवाटी की थी। उसने जयन्ती से कहा, “देखिए ! ज्यादा देर तक 


46/ पाखी घोड़ा 


बातें मत कीजिएगा। डॉक्टर ने मना कर रखा है।' 

जयन्ती ने पूछा, “आत्मा यदि बातें करने को उत्सुक हो, तब तो उस पर 
रोक लगा रखना बुरा है न।” 

नर्स ने मुस्कराकर कहा, “हम आत्मा की चिकित्सा नहीं करते न, अतः इस 
संबंध में मैं क्या कह सकती हूँ? हाँ, इतना है कि बात करने से कमजोरी बढती 
है।' 

“आप भी एक ही हैं, जरा-सी बात का रंज मान लेती हैं। अरे हम तो 
गँवई-गँवार के रहने वाले लोग हैं। मरते दम तक, अन्तिम साँस तक बातें करते 
हैं। क्योंकि जीवन-मरण का असली मालिक तो बस भगवान ही है।” जयन्ती ने भी 
हँसकर उत्तर दिया। 

नर्स फिर चुप रह गई। उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उसने अपना 'काम पूरा 
किया, फिर बैठक खाने में बैठकर एक सचित्र पत्रिका के पन्ने उलट-उलटकर देखने 
लगी। रविचन्द्रजी के परिवार में क्‍या कुछ घटित हो गया है, उनके मन में कैसी 
उथल-पुथल मची है, इस सबके बारे में उसे रंचमात्र भी कोई जानकारी नहीं हो 
सकी। 

रविचन्द्र जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे जयन्ती कोई साधारण युवती न होकर 
स्वर्ग से उतरी हुई गार्गी या मैत्रेयी हो। अन्यथा जो बाते उनकी पढी-लिखी 
सुशिक्षिता पत्नी और पुत्री भी नहीं पकड़ सकी उन्हें मात्र अपने विशुद्ध अन्त-करण 
के बल से ही उसने कैसे पकड़ लिया, कैसे पहचान लिया?” 

उन्हें यकायक ही अनुभूति जगी कि विशुद्ध अन्त करण पाने के लिए 
विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा. प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, आन्दोलन करने की 
भी जरूरत नहीं, उसके लिए तो एक ईश्वरीय अनन्त शक्ति में विश्वास भर की 
आवश्यकता है। परन्तु आज कं युग में बुद्धिजीवियों के लिए तो एकमात्र विज्ञान ही 
विश्वसनीय आधार है। विज्ञान की शक्ति आज ईश्वर की प्रबल प्रतिद्वन्द्दी बन गई 
है। नैतिकता के आधार के लिए चाहिए किसी एक चीज पर अचल-अटल विश्वास। 
मनुष्य में उसी विश्वास को वे अब तक रखते आ रहे थे। परन्तु मनुष्य अन्ततः 
अपनी प्रवृत्तियों का दास ही तो है। जब तक प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण नहीं हो जाता 
तब तक अर्थ और काम वासनाओं पर भी नियन्त्रण असम्भव है। अचानक ही 
उनके मन में आइन्स्टीन (महान्‌ वैज्ञानिक) की याद उभर आई। इस विश्व ब्रह्माण्ड 
की एक अखण्ड एकता पर उन्हें गहरा विश्वास था। सभ्यता की जानकारी के 
आधार पर और विश्व-प्रकृति की एकता की वास्तविकता के आधार पर मनुष्य को 
एक सार्वजनीन-सर्वमान्य नैतिकता को खोज निकालना ही उचित है। इसी वजह से 


पाखी घोड़ा / 47 


मूल्य-बोध की आवश्यकता है। सत्य, सौन्दर्य समता, न्याय और मुक्ति। अगर इन 
सब मूल्य बोधों पर दृढ़ विश्वास बनाए रखा जा सके तो ईश्वर-विश्वास को छोड़ा 
जा सकता है। उस स्थिति में अगर कानून न भी रहे तो भी मनुष्य अपने आप पर 
शासन कर सकता है। आन्दोलनों-विद्रोहों या विश्वविद्यालयों की हमें विशेष 
आवश्यकता नहीं है। कोई चीज किसी अन्य के लिए आवश्यक है, बस इसीलिए 
हमारे लिए भी आवश्यक है, ऐसी धारणा पालना तो भारी भ्रम है, गलती है। 
आवश्यकता इस बात कि है कि पहले हम इस बात का पता लगाएँ कि किसी भी 
चीज की आवश्यकता हमें क्योंकर है? स्वतन्त्रता के क्षेत्र में भी यही प्रश्न 
आवश्यक है। “भारत छोड़ो” का नारा लगा-लगाकर चीखने-चिल्लाने, उथल-पुथल 
मचा देने भर से ही कुछ नहीं होगा, “भारत छोड़ो ” क्‍यों? यह प्रश्न करना भी 
जरूरी है। 

“हे असमीया समाज के सर्वसाधारण जन ! आप लोग नैतिकता के आंधार पर 
अपनी एक कार्यक्रम सूची पहले निश्चित कीजिए। हम आप लोगों को उसी 
नैतिकता का रास्ता दिखायें गे।” यह बात चिल्ला-चिल्लाकर कहने का मन प्रोफेसर 
रविचन्द्र जी का हुआ। 

भाव-विभोर प्रोफेसर साहब के मुँह की ओर शान्त भाव से देखने पर जयन्ती 
ने पया कि वे ऊपर की ओर देखते हुए अपने आप, जाने क्या सोचकर, हँसते ता 
रहे हैं। मन-ही-मन जाने क्या-बातें कह रहे हैं। उनके दोनों होंठ बातें करने की 
भंगिमा में हिल-डुल रहे हैं | 

उसने उत्सुकता से पूछा, “क्या सोच रहे हैं, चाचा जी? ठीक देवधुनी क 
प्रवाह उठने, देवता का उपासक-नर्तक क॑ शरीर में प्रवेश कर मुखर हो उठने, जैसः 
ही तो जान पड़ रहा है। मेरे शरीर पर भी जब देवधुनी का आवेश होता है, तब मैं 
भी जो बातें कहना चाहती हूँ, उसे स्पष्ट रूप से कह नहीं पाती।” 

रविचन्द्र जी हँस पड़े। साथ ही उनका चेहरा-कुछ शर्म से लाल पड़ गया। उस 
वक्त तो उनकी कल्पना पंख फैलाकर बहुत दूर, बहुत ऊँचे आकाश पर उड़ान भर 
रही थी। परन्तु अब, इस क्षण वे सब भाव अयथार्थ, अवास्तविक जान पड़ हहे हैं । 

तुमने ठीक ही कहा, एक प्रकार से मेरे शरीर पर भी देवधुनी का ही आवेश 
चढा रहता है, जयन्ती।” -शान्त, स्थिरचित्त होकर रविचन्द्र जी ने उत्तर दिया, “तो 
फिर तुमने यह निर्णय ले ही लिया, अब तुम यहाँ अधिक दिन तक नहीं ठहरोगी? 

'जी हाँ। मैंने बहन जी से भी कह दिया है।” 

“फिर तुम्हारी बहन जी, क्या कहा?” 

“उन्होंने तो कुछ भी जवाब नहीं दिया।” 


48 पाखी घोड़ा 


“अच्छा!” 

कुछ क्षण चुप रहने के बाद जयन्ती ने कहा, “मगर बहन जी ने इतना अवश्य 
बताया कि उनकी मानसिक पीड़ा जब दूर हो जाएगी तब वे नृत्य-कला फिर 
सीखेंगी। अभी उसी दिन तो” 

“उसी दिन क्या?” 

“अरे हाँ। ण्स्सों ही तो। वे मुझसे नृत्य-कला सीख रही थीं। बहुत ही ललित 
रूप में नाच रही थीं। तभी थोड़ी देर बाद ही अचानक अपराजिता जोर की आवाज 
में रो पडी। नींद से जगी बच्ची तो रोएगी ही। मगर इतने से ही वे एकदम 
परेशान-परेशान हो गईं, मारे घबराहट और चिन्ता के वे वहीं फर्श पर बैठ गई। 
बोल पड़ी-“अब तो मै और अधिक सह नहीं पा रहीं हूँ इस गृहस्थी को। और 
नहीं सह सकूँगी मैं |” 

मैं ने बच्ची को उसका दूध-बिस्कूट वगैरह खिलाया और फिर उसे माता जी के 
पास पहुँचा आई। उधर से लौटकर आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि नृत्य की 
साज-सज्जा बदलकर, बाहर निकलने के परिधान में सजी-सँवरकर वे तैयार बैठी हैं । 
मुझे देखकर बोलीं, “चलो चलें, जरा पिताजी की जगह-जमीं दारी की सैर कर उसे 
देख-समझ आएँ।” मैं भी तैयार हो गई, और उनके साथ चल पड़ी। कार से 
चलते-चलते बेलतला पहुँच गए हम। उधर ग्रामीण इलाक॑ की सड़क थी, रास्ता कुछ 
ठीक तो था नहीं। मगर उसी पर से कार चलाते-चलाते जैसे-तैसे वे सीधे बेठाराम 
मुहर्रिर के घर तक पहुँच हाँ। मुहर्रिर जी उस वक्‍त मकान के पीछे की ओर बँसवारी 
में से बाँस काटने गए हुए थे। उधर ही जो वे बातें कर रहे थे, उसकी आवाज आ 
रही थी। तभी यकायक बहन जी को एक शरारत सूझी। मुझसे बोलीं, “उसकी 
बातें सुन रही हो?” मैंने हामी भरी, “हाँ, सुन रही हूँ।” “आओं चलें, चलो जरा 
और पास में चलकर सुनें ।” इतना कहकर मुझे उन बाँसों के झुरमुट के बीच में से 
छिपते-छिपते लिये चलकर एक बहुत घनी पुरानी बँसवारी की आड़ में जाकर शान्त 
खड़ी हो गईं। वहाँ से हम दोनों बेठाराम की बातें बहुत साफ-साफ सुन सके। जान 
पडा कि उस वक्‍त वह एक नये करील-से छरहरे अभी नवोदित बाँस के सामने आ 
पडे थे। उसी को लक्ष्य कर कह रहे थे, “अरे ओ नये-नये उभरे करील से कोमल 
बाँस ! तुम अभी और बढ़ो, विकसो। तुम्हें काटने का समय अभी नहीं हुआ। तुम्हें 
फिर कभी बाद भें कादूँगा।” थोड़ी देर बाद हम लोगों ने फिर सुना, “ अरे ओ 
दुबले-पतले, जैसे खाने-पीने के बिना मरे-मरे से बाँस। तुझे भी नहीं कादूँगा। तूँ भी 
अभी ख्ा-पीकर मोटा-मजबूत बन।” उसके बाद फिर बिलकुल चुपचाप शान्त रहे। 
थोड़ी देर बाद ही हम लोगों को उनकी आवाज सुनाई पड़ी-“अरे ओ 


पाखी घोड़ा/ 449 


मोटे-तगड़े-बड़े भलूका बाँस ! (मोटे कड़े बाँस की एक विशेष जाति जो असम में 
लकड़ी फूस की सहायता से बनाए जाने वाले मकानों, झोपड़ियों के लिए सुदृढ़ 
आधार खम्भों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।) आज तो तुम्हें ही कादूँगा 
छोडूँगा नहीं। हमारी मालकिन बहन जी अपने यहाँ एक देवधुनी (नाचनेवाली) ले 
आई हैं। उसे रहने के लिए एक छोटा-सा घर तो बनाना पडेगा। अतः उस घर के 
लिए तूँ ही उसके निर्माण का पहला स्तम्भ (खम्भा) बनेगा। मगर अब इस काम में 
तूँ जगा भी आनाकानी मत करना, इधर-उधर मत हिलना।” 

बहन जी अब अपनी हँसी रोक नहीं पायीं। खिल-खिलाकर हँस पड़ी, कुछ 
देर बाद मैं भी हँसने लगी। हमारी हँसी सुनकर वे भी उधर से निकलकर हमारी 
ओर बढ़ आए। हमें देखकर वे भी अट्टहास कर हँसने लगे।”-एक लम्बी साँस 
छोड़कर जयन्ती ने फिर कहा, “बेठाराम फिर बाँस काटने का काम छोडकर हमारे 
स्वागत-सत्कार में, सेवा शुश्रृषा में लग गए। उन्होंने हमें खाना भी खिलाया।” 

“और फिर उसके बाद क्‍या हुआ?”-बड़ी आतुरता से रविचन्द्र जी ने जानना 
चाहा। 

“फिर हम वहाँ से लौट आए। घर पहुँच आने पर बहन जी ने मुझसे पूछा, 
“कहो तो, तुम्हें कैसा लगा?” मैंने जवाब दिया-'और कैसा लगेगा भला ! आदमी 
बस मजाकिया स्वभाव का, हँसी-ठट्ठा-चुहलबाजी करनेवाला है। 

तब उन्होंने कहा, “तो तुम बस उतना ही समझ पायी।” 

मैंने पूछा, “तो फिर उसमें समझने को कया है?” 

वे जैसे कहीं झटका खा गई हों, इस भाव से उन्होंने कहा, “ समझोगी, 
समझोगी कि बाँस में भी प्राण है।” 

रविचन्द्र का मुँह पूरा खुल गया, वे किंकर्त्तव्य-विमूढ़-से जयन्ती की ओर देखते 
रह गए। 

"सुदर्शना के मन का रोग बहुत जटिल हो उठा है क्या?” उन्होंने कहा, 
“बेठाराम आदमी तो बहुत भला है। तुम लोगों का संभवतः बहुत आदर-सत्कार 
किया होगा। इस तरह से बाँसों से बातें करते हुए उसे मैंने भी कई बार देखा-सुना 
है। तो वह बाँस ले आया क्या?” 

हाँ। कल ही दो बाँस लाकर रख गए हैं। दोनों ही-काफी बड़े, मोटे-ताजे 
भलूका बाँस हैं। मुझसे भी कह गए हैं कि तेरे लिए एक घर बना दूँगा। मैंने कहा 
“मुझे क्या? मेरे तो जाने का समय आ गया।” तो वे बोले, “फिर जाओगी कहाँ? 
कामाख्या तक या फिर नवग्रह तक? (मानो जैसे अन्तिम संस्कार हेतु ले जाना हीं) 
मैंने कहा, “क्यों? अभी ले जाएँगें क्या?” वे बोले, “जाना चाह रही हो, यह देख 


50 पाखी घोड़ा 


कर ही ले जाना चाहता हूँ।” 

जयन्ती हँसने लगी। हँसते-हँसते ही उसका मुँह लाल हो गया। वह ये सब 
बातें चाचाजी से क्‍यों कह बैठी, यह सोचकर ही शर्म के मारे उसका चेहरा लाल 
पड़ गया। 

रविचन्द्रजी ने फिर कहा-“बेठाराम बहुत भला आदमी है।” 

ठीक उसी समय उस कामरे में स्वयं राय बहादुर सदानन्द बरुआ जी आ 
पहुँचे। (सभी जानते हैं कि) जब कोई बहुत जरूरी बात न हो, वे किसी के घर 
झाँकने को भी नहीं जाते। रविचन्द्र जी के घर भी ज्यादा नहीं आते-जाते। उनका 
गुरु गम्भीर व्यक्तित्व देखकर जयन्ती अपनी कुर्सी से उठ खडी हुई। बरुआ जी ने 
उसे शिख से लेकर नख तक- आपाद मस्तक-गौर से देखा। 

रविचन्द्र जी ने जयन्ती से कहा, “तूँ जा, जयन्ती। अपना यह परिधान बदल 
डाल।” 

जयन्ती बड़े वेग से दौड़ती-भागती-सी उन लोगों के पास से दूर चली गई। 
रविचन्द्रजी ने सोचा मानो उनका सुनहरा शैशव काल आकर उनके पास कुछ देर 
बैठा रहा हो और फिर अचानक ही दूर चला गया हो। जयन्ती को देखकर उनके 
हृदय में यही भाव जगता है कि मौन, निरीह, निष्पाप, निष्कलुष भावों का यह 
पवित्र परिचय ही मनुष्य का पहला और अन्तिम परिचय है। 

सदानन्द बरुआ ने जयन्ती की बात जरा भी नहीं छेड़ी। जिस विशेष विषय 
पर चर्चा करने के लिए वे यहाँ तक आए थे, उसी पर विचार-विमर्श करके वे 
जितनी जल्दी हो सके यहाँ से विदा ले लेना चाहते हैं। रविचन्द्र जी के स्वास्थ्य और 
उपचार वगैरह के बारे में नर्स से पूछताछ कर अपेक्षित जानकारी पहले ही ले चुके 
थे। 

कुशल समाचार पूछ लेने के बाद मुस्कराते हुए बोले, “मेरा अनुमान है कि 
आप सारी बातें भली-भाँति जानने के लिए मन-ही-मन बहुत व्याकूल हैं, हैं न?” 

रविचन्द्र ने सिर हिलाकर स्वीकृति की सूचना दी। 

कुछ देर ठहरकर बरुआ जी ने माकन की माँ चित्रा की मृत्यु की घटना का 
शुरू से लेकर अन्त तक वर्णन कर सुनाया। 

परसों प्रातःकाल चित्रा जी से माकन की जो बात-चीत हुई, जिसमें माकन के 
साथ रंजीत के विवाह के संबंध में चर्चा हुई, उसके बाद से ही उनके मन में 
अशान्ति की शुरुआत हुई। माकन ने तो खाना-पीना ही छोड़ दिया, इस तरह 
अपनी माँ की चिन्ता और परेशानी ही उसने बढ़ा। दी उसी दिन सौँझ की वेला में 
रंजीत भी वहाँ जा पहुँचा। वैसे वहाँ वह अपने मन से नहीं, बल्कि स्वयं बरुआजी के 


पाखी घोड़ा | 5 


निर्देश के मुताबिक, उनकी सलाह पर ही गया था। माकन के अन्तर्मन की क्‍या 
इच्छा है, इसे रंजीत पहले से ही जानता था। इसी से एक बार माकन से खुले रूप 
में बातचीत कर लेने के लिए वह गया था। 

जब वह उनके घर पहुँचा तब माकन अपने कमरे में [लमटी बैठी थी। जब 
उसकी माताजी ने जाकर रंजीत के आने की सूचना उसे दी तो बस शिष्टाचार 
निभाने की खातिर वह बाहर के बैठकखाने में उससे मिलने आई। वैसे पूरे दिन 
अनाहार रहकर-एक प्रकार से उपवास-सत्याग्रंह करने के कारण वह तब तक काफी 
कमजोर और उदास हो गई थी। रंजीत ने जब अपने और माकन के, दोनों ही 
परिवार के बड़े लोगों द्वारा उन दोनों के विवाह संबंध स्थिर होने की सूचना देते हुए 
उसी संबंध में बात करने के लिए आने का अपना उद्देश्य बतलाया तो पहले वह 
हकबकाकर रो पडी। रंजीत चुपचाप बैठा उसके शान्त-प्रकृतिस्थ होने का इन्तजार 
करता रहा। फिर जब्न वह स्वाभाविक हो गई, तब उतने माकन से कहा, “सुनो 
माकन ! मैं स्वयं ही तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुमसे विवाह ऊरना नही चाहता हूँ। मेरे 
पिताजी चाहे कितना भी जोर दे, तो भी मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह विवाह 
नहीं कहूँगा। अतः तुम पहले अपना मन स्थिर करो। नवीन से भी राय-बात कर 
लो, उससे भी पूछ लो। वह मेरा भाई ही है। हम लोगों के बीच किसी प्रकार का 
दुराव-छिपाव नहीं है, परस्पर किसी से कोई इर्ष्या नहीं है। बस इतना ही कि तुम 
जो भी निर्णय लो, उसकी जानकारी मुझे कृपया जल्दी-से-जल्दी बतला देना। मैं 
तीन दिन बाद ही लड़ाई के अगले मोर्चे पर चला जाऊँगा। जाने के पहले बतला 
देना ठीक रहेगा।” | 

रंजीत की बातें सुनकर माकन को बहुत ढाँठढस बैँधा। उसने कहा, “मेरी 
प्रेम-भावना को आपने उचित महत्त्व दिया, इसके लिए मैं आप की बहुत. आभारी 
हूँ। मेरी माँ ने आप के पिताजी को (हमारे विवाह के लिए बिना मेरी स्वीकृति लिये) 
वचन दे दिया, इसी वजह से मुझे बहुत धक्का लगा, क्रोध आया। परन्तु माँ भी क्या 
करे, वह भी तो असहाय, निरुपाय है। परिवार के सभी लोगों के फैसले का वह 
उल्लंघन भी तो नहीं कर सकती। अब तो हमारे समाज की दृष्टि में मैं आपकी 
वागदत्ता हूँ। परन्तु मेरी निजी दृष्टि में ऐसा नहीं है। 

माकन की बातें सुनकर रंजीत को बुरा लगने की जगह, खुशी ही हुई। उसने; 
कहा, “ठीक यही दशा मेरी भी है। तुम तो जानती ही हो कि एक समय मैं; 
सुदर्शना से विवाह करने के लिए दीवाना हो गया था। परन्तु तुम्हारी बड़ी चाची जी. 
की आपत्ति की वजह से हमारा विवांह नहीं हो सका। तब से मैंने विवाह न करने 
की ही ठान रखी थी। परुन्तु बाद में ऐसी परिस्थिति आ पड़ी कि पिताजी के 


52 पाखी घोड़ा 


अनुरोध को मैं टाल नहीं सका। खासकर तब जब कि पात्री के रूप में तुम्हारा नाम 
सुना। अब मैं अन्तिम रूप से बस यही कहने के लिए यहाँ आया हूँ कि अब अगर 
मेरा विवाह होता है तो बस तुम्हारे साथ ही होगा, अथवा फिर होगा ही नहीं | 
अभी तो मैं तुम्हें अपना मित्र ही समझूँगा, आशा करता हूँ इसमें तुम्हें कोई 
आपत्ति नहीं होगी।” 

अबकी बार माकन ने रंजीत को बहुत ध्यान से पहली बार देखा। उसके 
बात-व्यवहार पर वह मुग्ध हो गई। रंजीत भी बुत प्रसन्न हुआ। 

उसके बाद बहुत देर तक वहाँ रुककर, ढेर सारी बातें, किस्से कह सुन लेने 
के बाद भोजन करके रंजीत वहाँ से घर वापस आया। 

उस दिन की उनकी भेंट-मुलाकात की सारी खबरें सुन लेने के बाद सदानन्द 
बरुआ जी को लगा कि दोनों के बीच एक-दूसरे की समझने-बूझने का क्रम आरंभ 
हो गया है। अगर किन्हीं कारणों से मजबूर होकर नवीन विवाह के लिए माकन 
द्वारा रखी गई शर्त को पूरा नहीं कर पाया, तो वह रंजीत को अपने वर के रूप में 
ग्रहण करने को प्रस्तुत हो ही जाएगी। 

उधर इन्हीं दिनों नवीन भी सदानन्द बरुआ जी के पास आया था। बरुआ 
जी ने उसके पत्रिका प्रकाशित करने का स्वागुत किया और इसके निमित्त उसे तीन 
हजार रुपये का दान देकर पत्रिका प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया। परन्तु 
एक सफल व्यवसायी के अनुभवों की अपनी अभिज्ञता के नाते वे एक बात अच्छी 
तरह जानते हैं। वह यह कि नवीन की वह प्रकाश्य पत्रिका असमीया साहित्य और 
संस्कृति की श्रीवृद्धि तो कर सकती है, परन्तु वह नवीन को धन दिलाकर, 
सम्पत्तिशाली बनाकर माकन की इच्छानुरूप योग्य वर बनने की योग्यता प्रदान नहीं 
कर सकती। और माकन दुखी दरिद्र होकर जीना पसन्द नहीं करती। 

माकन के विवाह का प्रस्ताव जब बरुआ जी के पास आ पहुँचा, तो उन्होंने 
नवीन को अपने पास बुलवाया और सारी परिस्थिति उसे साफ-साफ समझा दिया। 
सब जान-सुनकर पहले तो नवीन बहुत दुः:खी हुआ, परन्तु बाद में धीरे-धीरे वह 
अपनी अवस्था को यथार्थ स्थिति को समझने में सफल हो गया। उसने माकन के 
साथ हुई अपनी सारी बात का सारांश निष्कपट रूप से. साफ-साफ और सही-सही 
कह सुनाया। उसकी इस साफगोई और खुले दिल की खूबी से बरूआ उसके प्रंति 
सहानुभूतिशील हो गए। 

उन्हों ने उससे कहा, “तुम्हारी अवस्था काफी अच्छी हो सकती है, बशत कि 
अभी आगे देश में जो निर्वाचन होने जा रहा है, उसमें तुम्हारा संघ विजयी हो 
जाए। परन्तु, अभी एक वर्ष के अन्दर-अन्दर ही राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक 


पाखी घोडा/ 53 


स्थिति में बदलाव आएगा, ऐसा तुम नहीं कह सकते।” 

नवीन ने हिम्मत बाँधते हुए उत्तर दिया, “मैं उससे विवाह करने में सफल हो 
जाऊँगा। देश की जनता मेरी पत्रिका को ग्रहण करेगी, अपनाएगी ही। 

सदानन्द बरुआ जी ने अनुभव किया कि नवीन के मन में इच्छा और आदर्श 
भावनाओं का भयंकर संघर्ष चल रहा है। उन्होंने नवीन के उत्साह को दबाया नहीं, 
बल्कि उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, “देखो बेटे । अब तो माकन जो निर्णय लेगी 
उसी पर ही सब कुछ निर्भर है। परन्तु अपने परिवार द्वारा लिये गए निर्णय को वह 
ड़िगा पायेगी कि नहीं इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। सभी कुछ तो मनुष्य 
की इच्छा पर ही निर्भर नहीं होता।” 

बरुआ जी चाहे जो भी काम करते हैं, उसे बिलकुल साफ-सुथरे ढंग से, बिना 
किसी लाग-लपेट के, परिष्कृत रूप से करते हैं। रंजीत के विवाह की उन्होंने सभी 
आरंभिक व्यवस्थाएं सुचारु रूप से कर लीं । उन्हों ने मन-ही-मन महसूस किया अगर 
देश में राजनीतिक स्थिति परिवर्त्तित हो जाती है और परिवर्तित राजनीतिक 
परिस्थिति ही नवीन को रातों-रात धनी-सम्रद्ध नहीं बना देती, तो फिर नवीन बहुत 
जल्दी ही दरिद्रता के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकेगा। बहुत संभव है तब माकन 
अविवाहित ही रह जाने की प्रतिज्ञा कर ले। परन्तु उनका विचार है कि माकन के 
रक्त में वैरागिनी-संन्यासिनी होने का कोई लक्षण नहीं है। असमीया समाज के 
उच्च श्रेणी के कुलीन फूकन या बरुआ खानदान की कोई लड़की संन्यासिनी हो 
सकती है, इस बात पर वे विश्वास नहीं करते। 

व्यवसाय-व्यापार की उन्नति के लिए दोनों परिवारों के बीच दृढ़ संबंध 
स्थापित करने की कितनी अधिक आवश्यकता है, इसे बरआ जी और रविचन्द्रजी 
दोनों ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक चाय-बागान तो इस बीच ही खरीदी जा 
चुकी है। और भी एक चाय-बागान खरीदने की बात चल रही है। उनके विचार से 
पारिवारिक संबंधों के आधार पर व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य 
बहुत ही पवित्र है। नौजवान युवक और युवतियों के बीच जो भावप्रवण प्रेम का 
सम्पर्क होता है वह भी पवित्र होता है, परन्तु वह अस्थायी ही होता है, दृढ़ और 
स्थायी बना नहीं रहता। क्योंकि उन युवा हृदयों की परिवार की धारणा पुष्ट और 
परिपक्व नहीं होती, जब कि व्यावसायिक-व्यापारिक सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाकर 
दोनों परिवारों को समृद्ध और खुशहाल बनाना, उन लोगों के परिपक्व अनुभव 
और पुष्ट चिन्तन का परिणाम है। 

बरुआ जी कल दिन भर अपने व्यावसायिक कामों में अतिशय व्यस्त थे। 
पंचानन फूकन की चिट्ठी पाकर उन्होंने दुदू को गुवाहाटी कायलिय में चले आने के 


54/ पासर्त्री घोड़ा 


लिए तुरन्त ऑर्डर भेज दिया। इस स्थानान्तरण को दुदू कुछ अन्यथा न समझे, इसमें 
अपनी अवहेलना किया जाना न अनुभव करे, इसके लिए गुवाहाटी स्थित कार्यालय 
को और उच्चस्थान (अपग्रेड) प्रदान कर दिया गया। दुदू का मासिक वेतन और भत्ते 
वगैरह भी बढ़ा दिये गए। उत्तरी असम के चाय बागान के प्रबन्धक पद को 
विज्ञापित कर देने के लिए उन्होंने कलकत्ता के और असम के समाचार पत्रों में 
विज्ञापन भी भिजवा दिया। 

आज प्रातः काल ही, जब वे रविचन्द्र जी को देखने और उनका कुशल-दक्षेम 
जानने के यहाँ आने के उद्देश्य से साज-पोशाक पहनकर तैयार होकर निकल ही रहे 
थे कि तभी रायबहादुर सिराजुद्दीन हजारिका आ पहुँचे। 

कल रात उनके किराये वाली कोठी पर उनकी बेटी और दामाद के आने की 
खुशी के उपलक्ष्य में जलपान महोत्सव मनाया गया था। उसमें भाग लेने माकन भी 
आई हुई थी। नवीन भी आया हुआ था। दोनों आपस में देर तक बातचीत करते 
रहे थे। परन्तु अचानक ही माकन को जाने क्‍या हो गया। उसने वह रात फिरोजा के 
घर पर ही रुककर बिताने और फिर दूसरे दिन फिरोजा वगैरह के साथ ही कलकत्ता 
चले जाने का निश्चय कर लिया। यह उसका अपना निजी एकपक्षीय फैसला था। 
कलकत्ता जाकर बह शान्तिनिकेतन जाने और वहीं रहकर आगे पढने-सीखने का 
उपाय जुटाएगी। यहाँ तक कि इस संबंध में उसने अपनी माँ से भी अनुमति नहीं 
ली थी। माँ से बिना पूछे-जाँचे ही अपने आप ही उसने यह निर्णय ले लिया। अब 
पह सभी झंझटों से अपने आप को अलग रखना, मुक्त कर लेना चाहती थी। 

“नवीन ने फिर क्या कोई निर्णय नहीं लिया?”-बरुआ ने हजारिका से पूछा। 

“नहीं ! नवीन कोई भी नया निर्णय नहीं ले पाया।” 

आपत्ति-विपत्ति के समय बरुआ जी की बुद्धि और भी सौ गुना तेज हो जाती 
है। थोड़ी देर तक सोचकर वे बोले, “इसमें मैं तो कोई बुराई नहीं देखता। कोई 
चिन्ता की बात नहीं। उसे जाने ही दें। इतना जरूर है कि इस बारे में उसकी माँ 
को और बड़े पिताजी को सूचित कर देना उचित होगा। वहाँ उसके खर्चों वगैरह के 
लिए, मुझे उम्मीद है, कोई असुविधा नहीं होगी। मैं उसकी भी व्यवस्था कर सकता 
हूँ।” 

सिराजुद्दीन अहमद हजारिका के कंधे से एक भारी बोझा उतर गया, उन्होंने 
फुरसत की साँस ली। वे अपने मित्र की पुत्री को लेकर बहुत परेशानी में पड़ गए 
थे। पंचानन तो बाहर प्रवास कर रहा है। रविचन्द्र जी ने खाट पकड़ रखी है। ऐसी 
विकट परिस्थिति में माकन के संबंध में दोनों ही परिवारों के विशेष हितैषी बरूआ 
महाशय से सलाह-परामर्श करने के अलावा उनके लिए और कोई चारा भी तो नहीं 


पाखी.घोड़ा।/ 55 


था। बरुआ जी ने जो राय दी, वह उन्हें पसन्द आई। 

हजारिका ने माकन को अपनी और बड़े पिता जी से परामर्श कर उनकी 
अनुमति लेने को कहा। परन्तु माँ की और बड़े पिताजी की राय क्‍या होगी? इसे वह 
अच्छी तरह समझ रही थी। उन लोगों द्वारा उसे फिरोजा के साथ जाने से मना 
करने की ही संभावना अधिक है। फिर भी सिराजुद्दीन अहमद हजारिका ने माँ और 
बड़े पिताजी के निर्णय को ही अधिक महत्त्व देना उचित बताया। फिरोजा ने भी 
उसे बहुत समझाया। केबल अकेले अपने मन से अकस्मात निर्णय लेकर उसी के 
अनुसार काम कर बैठने पर बाद में पछताना पड़ सकता हैं। 

परन्तु उसके मन में तो उस समय भयानक ऊहापोह चल रहा था। क्या 
करना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? किसलिए घर जाना चाहिए? इन सब प्रश्नों 
पर-गम्भीरता से सोचने-विचारने के औचित्य को वह अस्वीकार नहीं कर सकी। माँ 
को सूचित किए बिना ही क्रोध के आवेश में अपना घर छोड़कर यहाँ चले आने में , 
और अपने प्रेमी की निष्क्रियता से, परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करने के लिए 
उसके तैयार न होने से नाराज होकर अकस्मात्‌ ही अपनी सहेली के साथ कलकत्ता 
जाकर फिर शान्ति-निकेतन में अध्ययन करने के लिए वहाँ की छात्रा बनने के 
उसके संकल्प में, उसका अपना दृठ निश्चयी निजी व्यक्तित्व जरूर ही कुछ 
प्रकाशित हुआ है फिर भी उसके इस क्रियाकलाप में उसकी असहाय-निरुपाय दशा 
भी छिपी नहीं रह सकी, प्रकाश पाने से रुक नहीं सकी। उस समय उसने 
उचित-अनुचित का सहीं ढंग से विचार भी नहीं किया था। और सही बात तो यह 
है कि उस वक्‍त वह स्वयं भी अपने वश में नहीं थी। अपनी प्रकृत दशा में स्वस्थ 
चित्त नहीं थी। उसके अनजाने ही कोई अदृश्य असभ्य पाशविक शक्ति उसे 
धीरे-धीरे उसके घर से दूर, उसके प्रेमी से अलग खींच ले गई थी। परन्तु 
अकेले-अकेले इस संसार में परिवार में डटे रहने की शक्ति भी उसमे नहीं आ 
पायी थी। 

उसे लगा था कि फिरोजा के साथ कलकत्ता चले जाने पर ही वह शान्ति पा 
सकेगी। 

लेकिन जब फिरोजा ने भी उसे माँ से सलाह-परामर्श कर लेने के लिए माँ के 
पास जाने को कहा तब वह असमंजस में पड़ गई। क्‍या करे, क्या न करे कुछ सोच 
पाना ही मुश्किल हो गया। साथ ही फिरोजा ने यह भी बतलाया कि माकन को 
अपने साथ ले जाने पर उसकी अपनी भी परेशानी हो सकती है। बात यह है कि 
वह अब एक व्यक्ति की स्त्री है, और एक पराये घर की वधू है। अपनी ससुराल में 
वह जब माकन का यह परिचय देगी कि वह पंचानन फूकन की सुपुत्री है, तो उसके 


56 पाली घोड़ा 


श्वसुर जी निश्चय ही माकन का बहुत आदर-सत्कार करेंगे। परन्तु जब वे यह 
जानेंगे कि इस समय माकन की मनोदशा उलझनपूर्ण है, शान्तिनिकेतन जाकर पढने 
मी उसकी इच्छा दरअसल केवल मानसिक दन्द्दों-संघर्षों से छुटकारा पाने का एक 
उपाय भर है, और उसके इस प्रकार के निर्णय लेने के संबंध में उसके परिवार के 
लोग रत्ती भर भी कुछ नहीं जानते, तंब उसके प्रति फिरोजा के श्वसुर के मनोभाव 
भी बदल जा सकता है। (अभी, आज के युग में भी) अबला नारी को पूरी तरह 
स्वतन्त्र होकर चल पान सरल काम नहीं है। 

उस समय माकन के मन की दशा बहुत ही करुण हो उठी। उसने अनुभव 
किया कि फिरोजा से भी वह बिलकूल अलग स्थिति में है, उसकी अवस्था किसी से 
भी नहीं मिलती। उस वक्‍त तो वह न अपने घर की ही है, न बाहर की ही, यहाँ 
तक कि अपनी भी नहीं। वह तो मानो आकाश से टूटा एक तारा है-जो गिरता ही 
जा रहा है। वह सोच-विचारकर कोई भी निर्णय नहीं ले पायी। वह जो कोई भी 
निर्णय लेने का निश्चय करती, उसी में भारी बाधा दिखाई पड़ती। अपने द्वारा ही 
रचे गए चक्रव्यूह में वह ऐसी फँस गई कि उसमें से उसका निकल पाना ही 
असंभव हो गया। 

फिरोजा वगैरह रेलवे स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गयीं। परन्तु माकन 
चुपचाप बरामदे में बैठी रही। वहाँ से तनिक भी इधर-उधर नहीं हो रही थी। (वहाँ 
से उठने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था) उधर रेलगाडी के लिए केवल आधे 
घण्टे का समय शेष रह गया था। सभी के चेहरे परेशान-उद्विग्न थे। माकन को तब 
ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिरोजा के लिए एक आफत बन गई है। उसे बड़ी ठेस 
लगी। दुःखी हृदय से उसने (परिस्थिति की नाजुकता को समझकर) फिरोजा और 
उसके पतिदेव को बिना अपनी यात्रा आरंभ कर देने के लिए कहा। और व्यर्थ में 
ही जो उन लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी, उसके लिए उनसे क्षमा-प्रार्थना की। 
उसने अनुनयपूर्वक कहा, “आप लोग खुशी-खुशी जाइए। मैं बाद में जाऊँगी।' 

फिरोजा उसके मन की आन्तरिक परस्थिति की व्याकुलता को समझ रही थी, 
परन्तु उसकी इस उलझ्ननपूर्ण दशा को देखते हुए उसे अपने साथ ले जाने की भी 
कोई सही युक्‍्ति नहीं ढूँढ पा रही थी। माकन की दशा सुस्थिर नहीं है। वह 
विश्ंखल किस्म की और प्रवृत्तिजन्य-सभ्य सोच समझ से भिन्न-हो चली है। इसी 
वजह से उसे अपने पिता जी के पास ही रखकर, सभी से विदा लेकर फिरोजा अपने 
पति के मोटर कार में जा बैठी। 

माकन ने उन्हें हँसमुख चेहरे से विदाई दी। अपनी सहेली की सुखी गृहर्स्थी 
देख उसे भी आन्तरिक आनन्द हुआ। विदाई की वेला में दोनों ने बहुत ही 


पाखी घोड़ा 457 


सहज-स्वाभाविक-ढग से बाते कीं। 

वह दृश्य देख सिराजुद्दीन जी को बहुत खुशी हुई। बाहर से लौटकर माकन 
फिर बैठक-खाने में आ बैठी। तब वह अपने-आप को ही मन-ही-मन धिक्कारने 
नगी। अपना घर छोडकर चले आने का, अपनी माँ पर क्रोध करने का, और नवीन 
की अकर्मण्यता पर नाराज होने का कोई युक्तिसंगत कारण वह बहुत सोच-विचार 
कर भी नहीं पा सकी। परन्तु उसके अन्दर का अहंकार जैसे उससे कह रहा था-“ूँ 
सभी को यह दिखा दे कि तूँ क्या कर सकती है।” 

बिना आगा-पीछा सोचे एक अन्धे-आवेग के वशीभूत होकर वह कलकत्ता 
और फिर शान्तिनिकेतन जाने के लिए निकल पड़ी थी। शान्तिनिकेतन में क्या कुछ 
विशेष है, इसे वह नहीं जानती, वहाँ अध्ययन कर लेने से भी क्‍या होगा, इस संबंध 
में भी वह कुछ नही कह सकती। किन्तु शान्तिनिकेतन का नाम इधर बहुत मशहूर 
है। अत. वह सोचती है कि वहाँ जाने पर वह कोई विशेष प्रकार की असाधारण 
किस्म की, अनजानी और सुन्दर जानकारियाँ पा सकेगी। यदि नवीन से विवाह करके 
वह सहज-स्वाभाविक समाजिक जीवन नहीं बिता पायी तो वह पूरी तरह से सबसे 
विच्छिन्न, बिलकुल अलग विलक्षण हो जाएगी। परन्तु वह विलक्षण किस्म का हो 
जाना दरअसल क्या है” इसे वह खुद नहीं कह सकती। 

अब वह विलक्षण होने की सभावना भी लुप्त हो गई, कम-से-कम सामयिक 
रूप से तो लुप्त हो ही गई। फिरोजा के चले जाने पर सिराजुद्दीन हजारिका का घर 
माकन्‌ के लिए सूना हो गया, उसके लिए उपयोगी नहीं रह गया। अतः उसने उनसे 
अनुरोध किया, “ध॑र्मपिता जी (या चाचा जी) फिर मैं वापस घर चली जाती हूँ। माँ 
जाने क्या सोच रह होंगी।” 

सिराजुद्दीन हजारिका ने उसे समझाया कि नहीं, उसने कहीं कोई गलती नहीं 
की है। एक खास उम्र में, एक खास वक्त पर, एक खास परिस्थिति में सभी लोगों 
को ऐसा हो जाता है। अतः अगर अब तुम घर लौट जाती हो, तो माँ बहुत 
आनन्दित ही होंगी, वे तनिक भी नाराज नहीं होंगी, तुम पर बिगड़ेंगी नहीं। 

परन्तु माकन तो अपनी जन्मदात्री माँ के स्वभाव को खूब अच्छी तरह जानती 
है। सो माँ तो संभवतः उस पर नाराज होंगी ही नहीं, उसका कुछ बुरा नहीं 
मानेंगी, उस पर क्ुद्ध नहीं होगी। वे क्रुद्ध होंगी अपने आप पर ही। माँ का स्वभाव 
है कि घर में जो कोई भी गड़बड़ी, या गलती हो जाती है, जो कुछ भी अनपेक्षित 
घट जाता है, उस सबके लिए वे अपने आप को ही दोषी मानती है। उसी तरह अब 
जो माकन घर छोड़कर चली आई है, तो माँ सोच रही होगी कि उसी के द्वारा 
माकन के प्रति कोई अन्याय-अविचार हो गया होमा, नहीं तो भला माकन क्या 


58/ पाखी घोडा 


उसे छोड़कर कहीं जा सकती है? माँ की मानसिक-दशा वैसे भी आजकल ठीक 
नहीं है, विशेषतः पिताजी द्वारा उनकी की जा रही अवहेलना की वजह से। और 
अब ऊपर से उसने भी उनके हृदय पर एक नयी ठेस लगा दी। फूकन परिवार की 
कोई युवती कन्या इस प्रकार से कभी भी अपने घर से बाहर नहीं गयी थी। एक 
वही है ज़्सने सर्वप्रथम इस प्रकार का अनाचार किया है। 

कुल-परिवार की, वंश-खानदान की मर्यादा-रक्षा की बात जब भी आ उठती 
है, तब फूकन, बरूआ और अहमद हजारिका सभी एक हो जाते है। वे भले ही 
अलग-अलग हों मगर मर्यादा-रक्षा के प्रश्न पर वे सभी एक-दूसरे की दिलोजान से 
सहायता करने का प्रयत्न करते हैं। इसी सन्दर्भ में बरआ और हजारिका ने इस 
दरम्यान ही आपस में सलाह-मशविरा करके एक निर्णय ले लिया था। माकन को 
साथ लेकर एक निश्चित समय पर हजारिका उसके घर पहुँचे, जिस समग्र वे वहाँ 
पहुँचेंगे उस समय वहाँ बरुआ पहले से ही पहुँचे रहे गे, वे उन्हें वहीं बैठा हुआ 
पायें गे। माकन जब तक वहाँ नहीं: लौटती तब तक उसकी माँ चित्रा को बरुआ जी 
समझा-बुझाकर ढॉँढस बँधाकर शान्त बनाए खखेंगे। 

“माँ ! चलो चलें, तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा आएँ। मुझे आज ही अति-आवश्यक 
काम से तेजपुर लौट जाना पड़ेगा।'--हजारिका ने अतिशय लाइ-पयार भरे शब्ट में 
माकन से कहा। 

माकन ने भी बिना कोई आपत्ति किए-बिना किसी ननुनच कं-उनका प्रस्ताव॑ 
स्वीकार कर लिया और उनके साथ मोटर कार में जा यैठी। 

उनकी मोटर कार जब माकन के घर के फाटक पर रुकी, तो हजारिका ने 
देखा कि माकन के घर के बैठक खाने मे बरूआ जी बिलकुल चुपचाप बैठे न जाने 
किस उधेड़-बुन में डूब-उतरा रहे थे। माकन को सग लिये हजारिका जैसे ही बैठके 
में पहुँचे, बरआ जी बड़ी गंभीर मुद्रा बनाए उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर 
हँसी-खुशी का नामोनिशान नहीं। माकन की ओर देखकर उन्होंने कहा, “अच्छा 
हुआ बेटी तूँ आ गई। मैं यही सोच रहा था कि तुम्हें जाकर लिवा लाऊँ। यहाँ 
अभी थोड़ी देर पहले ही आ पाया। आकर देखा तो पाया कि तुम्हारी माँ का 
स्वर्गास हो गया है। बहुत ही आश्चर्यजनक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेटी तूँ अन्दर 
जा, तुम्हारी बड़ी माँ वहीं हैं।” 

माकन की देह से तो जैसे चेतना ही लुप्त हो गई। माँ, माँ, चिल्लाती हुई, वहाँ 
जरा भी रुके बगैर, वह दौड़ती-भागती आकूल-व्याकुल हो माँ के कमरे की ओर 
चली गई। 

“यह क्या हो गया, बरूआ जी? जरा खोलकर तो बतलाएँ।”-उद्विग्न होकर 


पाखी घोड़ा/ 59 


हजारिका ने पूछा। तब हजारिका जी बैठने की भी सुध भूल गए। 

कुछ समय पहले यहाँ आने पर बरुआ जी ने जो कुछ देखा-समझा था, वह 
सब हजारिका से कह सुनाया। 

अभी थोडी देर पहले की ही तो बात है। बरूआ जी अभी माकन के घर में 
प्रवेश कर ही रहे थे कि माली भागता-पराता उनके पास आया और घबराकर 
हाँफते हुए बोला, “बाबूजी, जरा जल्दी चलकर देखें कि माताजी को क्‍या हो गया 
है? उनकी बोलचाल एकदम बन्द हो गई है।” 

माली के पीछे-पीछे बरूआ जी माकन की माँ के शयनकक्ष में जा पहुँचे। 
जाकर देखा तो वे भद्र महिला ऊपर की ओर मुँह किए लेटी पड़ी हैं। छूकर देखा 
तो शरीर में अभी भी गर्मी थी। बरुआ ने तुरन्त ही डॉक्टर को युलवाया। डॉक्टर 
आए-आए कि तब तक वे उनकी देख-रेख करते रहे। एक क्षण उन्होंने भद्र महिला 
को ध्यान से देखा। उनके कमरे की हर एक चीज को बड़े गौर से निरखा-परखा। 
उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे चित्रा जी की देह में प्राण शेष नहीं रहे। इसी वजह से वे 
इस आकस्मिक अकाल मृत्यु के कारणों को ढूँढने लगे। 

उपधान (तकिया) के एक किनारे एक खुली हुई चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसे देखते 
ही बरुआ का सारा शरीर मारे डर के काँप गया। उस समय सामाजिक नैतिक 
शिष्टाचार दिखाने का समय नहीं था। उन्होंने चिट्ठी की लिखावट के अक्षरों को 
पहचान लिया। पंचानन के हस्ताक्षर की लिखावट थी। उस चिट्ठी को लेकर वे तुरन्त 
बाहर की फूलवारी में आ गए। वहीं उन्होंने वह पूरी चिट्ठी पढ़ी। 

चिट्ठी क्राफी लम्बी थी। उस लंबी चिट्ठी को अति संक्षेप रूप देकर, सारांश रूप 
में बता पाना संभव नहीं है। वह चिट्ठी एक ऐसी सामान्य चिट्ठी नहीं थी, जैसी कि 
एक पति अपनी पत्नी को लिखता है। उस चिट्ठी में पंचानन ने अपनी पत्नी के 
साथ व्यतीत किए गए अब तक के अपने दीर्घ वैवाहिक जीवन के पटाक्षेप की 
घोषणा कर दी, है, और अपनी पत्नी को त्यागकर उसकी जगह चम्पा को लेकर एक 
नये पारिवारिक जीवन के आरंभ करने की सूचना अत्यन्त निर्लज्जतापूर्वक दी है। 
उसका यह नया जीवन पुराने जीवन की समाप्ति पर ही आरंभ होगा। उसकी पैतुक 
सम्पत्ति का उत्तराधिकारी दुदू ही होगा। माकन के विवाह के लिए और धर्मपत्नी के 
भरण-पोषण के लिए अलग से व्यवस्था रहेगी। संयुक्त परिवार की मिली- जुली 
जगह-जमीन आदि सम्पत्ति का बँटवारा हो पाने में अभी समय लगेगा। पंचानन 
स्वयं अपने लिए कहीं स्वतन्त्र रूप से अलग रहने की बात सोच रहा है। 

बेचारी चित्रा इस चिट्ठी की सांघातिक खबरों की चोट बर्दाश्त नहीं कर 
पायी। इसके पहले अभी माकन के घर छोड़कर चले जाने से उसने असहनीय डर 


60 पाखी धोड़ा 


पाया ही था। पिछली रात से अब तक उसके मुँह में अन्न का एक दाना भी नहीं 
जाने से उसका स्वास्थ्य बिलकुल कमजोर हो गया था। उनके शरीर का रक्तचाप भी 
काफी बढ गया था। चिट्ठी लेकर डाकिया ठीक साढ़े दस बजे आया था। जान पड़ता 
है कि यह चिट्ठी पढ़कर ही शोकाभिभूत हो मूर्छित होकर वह खाट पर जा गिरीं। 
बहुत संभव है इसी में उनकी हृदय-गति बन्द हो गई हो। और उसके बाद तो सभी 
कुछ समाप्त। 

लगता है कि पूरी तरह हताश हो जाने के कारण उस बेचारी ने अपना जीवन 
ही विसर्जित कर दिया। अपने जीवन के स्वामी पतिदेव के दुर्व्यवहार-अनाचार को 
सहते रहने को मजबूर होने और अन्तः उसके द्वारा परित्याग कर दिए जाने के साथ 
ही उनके पति-पुरुष निर्भशील जीवन का कोई अर्थ ही शेष नहीं रह गया। उनके 
अतिशाय लाइ-प्यार की सन्‍्तान थी -माकन। वह भी अचानक ही घर-द्वार छोड, 
उनसे नाता-रिश्ता तोड़ दूर चली गई, तो फिर उन्होंने तो दिन में ही अँधेरा देखा। 
सर्वत्र निराशा ही निराशा ब्याप गई। 

माली का कहना है कि उसने अचानक ही उनकी चीख सुनी थी। जैसी किसी 
घने जगल में रास्ता भटक गया, डर से आकूल-व्याकुल आदमी चीख-चिल्ला उठता 
है ठीक उसी प्रकार माकन की माँ भी चीख उठीं थीं। बस एक बार या दो बार की 
चीख के बाद ही फिर सब कुछ ठंडा। सब कुछ समाप्त। 

हजारिका के वहाँ रहते-रहते ही डॉक्टर साहब आ पहुँचे। उन्होंने माकन की 
माँ के शरीर का परीक्षण किया और अन्ततः उन्होंने भी बरआ जी के अनुमान को 
सत्य प्रमाणित किया। अचानक ही हृदय गति बन्द हो जानें-हार्ट फेल हो जाने-से 
ही मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने उसे किसी तरह फिर से चालू करने की कोशिश की 
मगर इस कोशिश में वे सफल नहीं हो सके। 

अभी उस समय तक तो माकन रोयी नही थी। परन्तु डॉक्टर के वहाँ से चले 
जाते ही वह फफक-फफककर रोने लगी। रोते-रोते भी उसने अपने व्यक्तित्व के 
वैशिष्टय को भुलाया नहीं था। सुदर्शना और उसकी माता जी दोनों ही उसे 
समझा-बुझाकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। परन्तु उसकी आज जो हानि 
हो चुकी थी उसकी क्षतिपूर्ति असम्भव थी। फिर कभी अपनी माँ को पा सकना 
संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त अभी तक वह उस यथार्थ कारण के संबंध में रंच 
मात्र भी नहीं जान पाई थी, जिसकी वजह से यह भयंकर दुर्घटना घटित हो गई 
थी। वह खबर तो अभी बस बरुआ जी और हजारिका जी को ही थी। इसी से 
संभवत: वह यह समझ रही थी कि माँ की मृत्यु का असली कारण वह स्वयं है। यह 
अपराध-बोध ही उसे तिल-तिल कर सता रहा था। वस्तुतः अपनी माँ की भाँति 


पाखी घोडा / 6 


उसके भी हृदय में अपने आप को ही दोषी ठहराने और आत्मग्लानि से भर उठने 
की प्रवृत्ति ही अधिक प्रबल थी। 

माकन की छटपटाहट, उसकी वह असहनीय पीड़ा बरुआ जी से सही नहीं 
गई। उसका करुण-क्रन्दन वे देख नहीं पा रहे थे। वे उसे वहाँ से अलग ले गए, 
उसके अपने कमरे में ले जाकर उन्होंने नाना प्रकार से उसे समझाया, बुझाया। उसे 
धीरज बँधाते हुए अन्त में उन्होंने कहा, “देखो माँ ! तुम्हारी माता जी तो अब स्वर्ग 
चली ही गईं। परन्तु हम लोग तो अभी मरे नहीं | तुम्हारा विवाह किसके साथ हो, 
यह निर्णय तो तुम्हीं करोगी। जैसा निर्णय तुम लोगी उसी के अनुसार होगा। परन्तु 
इस बीच ही मैंने अपने मन में तुम्हें अपने घर की बहूरानी की पद-मर्यादा पर 
प्रतिष्ठित मान लिया है। मैं तुम्हें वही इज्जत-सम्मान देता हूँ। अतएवं तुम अब पूरी 
तरह से मेरी अतिनिकट आत्मीय हो। मुझे आशा है कि तुम मेरे प्यार-दुलार और 
स्नेह के महत्त्व को समझोगी। इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं छिपा है। क्योंकि 
मैं किसी भी बात के लिए किसी को भी बाध्य नहीं करता। परन्तु एक बात मैं 
सच्चे दिल से तुम्हें बतला देना चाहता हूँ। वह यह कि अपनी माँ की मृत्यु का 
कारण तुम नहीं हो। उस तरह का कोई भी कारण नहीं सिवाय भाग्य के।” 

चिट्ठी की बात खोले बिना ही उनसे जितना संभव हो सका उन्होंने माकन को 
आत्म-दोष-दर्शन और आत्मपीड़न के मिथ्या दोष से पीड़ित रहने से मुक्त करने की 
कोशिश की | 

माकन ने उनकी बातें ध्यान से सुनीं। उसने महसूस किया कि उनके 
एक-एक शब्द में बरआ जी का*सच्चा स्नेह प्रकट हो रहा था। उन्होंने जो उससे 
यह कहा कि अपनी माँ की मृत्यु का कारण वह नहीं है, इसके लिए उसने उनके 
प्रति बहुत-बहुत कृतज्ञता ज्ञापित की। परन्तु वह इतना समझ पा रही थी कि ऐसी 
कोई बात जरूर है जिसे बरआ जी उससे छिपा रहे हैं, परन्तु यह दुराव-छिपाव का 
काम भी वे किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही कर रहे हैं।' उसने उनसे विनयपूर्वक 
कहा, “ऐसी घड़ी में मेरे पिताजी यहाँ हैं नहीं, बडे भैया भी नही है। बडे पिता जी 
अस्पताल में घायल पड़े हुए हैं। मेरा दिमाग भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा 
है। अतः मेरी प्रार्थना है कि, चाचा जी, आप ही हमारा सब कुछ देखें -भालें । मुझे 
आशीर्वाद दें कि मैं अपनी माँ की योग्य पुत्री बन सकूँ। माँ सचमुच ही मेरे लिए 
क्या थीं, इसे मैं किससे कहूँगी, कौन पतियाएगा?”' 

अपनी करुणिक बातें कहने के साथ-ही-साथ माकन सिसक-सिसककर रोतीं 
भी जा रही थी। उसने देखा घर हर प्रकार से मलिन हो गया है। सारी रंगत फीकी 
पड़ गई है। रसोई घर बिलकुल सूना है। माँ के कमरे में, उसके नित्य पाठ-पूजन 


62 पाखी घोड़ा 


करने की रामायण पड़ी है, परन्तु माँ ही नहीं है। 

वह अब बिलकूल अकेली है। इस सुनसान घर का सारा भार अब उसी के सर 
पर है। अब तो चाहे जितना भी दुःख-दर्द हो, सभी कुछ सहना ही पड़ेगा। 

उसने एक बार आँखें उठाकर बरुआ की ओर देखा। पके हुए सफेद बालों 
के नीचे एक शान्त-गम्भीर मुख-मण्डल जिसमें आँसुओं से भरी हुई दो बड़ी-बड़ी 
आँखें । आज के दिन से पहले, बड़े-से-बड़े संकटकाल में भी, कभी उनकी आँखों 
ने आँसू नहीं देखा था। चूँकि उसके प्रति उनका अगाध स्नेह है इसीलिए आज वे 
खुलकर रो ले पा रहे हैं। उसे पूरा विश्वास हो गया कि ऐसे संकट के समय बरुआ 
जी उसे छोड़ें गे नहीं, हर संभव सहायता करें गे। 

बरुआ जी ने भी आज से पहले किसी लड़की के लिए इतनी सहानुभूति नहीं 
दिखाई थी। उनकी यह सहानुभूति स्वतः स्फूर्त थी, बिना किसी कोशिश-यत्न के 
उनका भाव उमड़ पड़ रहा था। और जो सब लडकियाँ हैं, माकन उन सबसे अलग 
एक अतिशय विशिष्ट लड़की है। वैसे उसका रूप सौन्दर्य दीप्तिमय और चमकदार 
तो नहीं है, परन्तु उसके मुखमण्डल पर गाम्भीर्य की एक विशेष आभा है। वह हल्के 
स्वभाव की न होकर गुरु-गम्भीर, कर्त्तव्य-परायण और उत्तदायित्वशील है। उसे उस 
विशेष रूप में उस वेला में भी देखकर, उनके हृदय में सचमुच ही ये भाव उठे कि 
यथार्थतः वह उनकी पुत्र-वधू होने के सर्वथा सुयोग्य है। वह ज्ञान सम्पन्न, हर तरह 
से समझदार युवती है। सामायिक रूप से कल जरूर वह कुछ दिग्भ्रमित हो गई थी, 
फिर भी वह अकारण ही नही, उसका भी सुसंगत आधार है। उसने नवीन को जो 
वचन दिया था, बाद में अगर (वह सुख-स्रम्ृद्धि का सरल मार्ग अपनाने के 
निहित-उद्देश्य से) उसका उल्लंघन कर बैठी होती, तो बरूआ की उसके प्रति श्रद्धा 
और ही घट गई होती। वचन देकर, अपनी वचन की रक्षा न कर, वचन तोड देने 
वाले मनुष्य को बरआ जी तनिक भी पसन्द नहीं करते। नवीन में और उसमें 
(माकन मे) जो परस्पर विचार-विमर्श हुआ और एक सिद्धान्त पर दोनों का 
समझौता हुआ, वह भी किसी निराधार और काल्पनिक बातों पर न होकर यथार्थ 
जगत की वास्तविक धारणाओं पर आधारित है। प्रेम की सीमाबद्धता को उन दोनों 
ने स्वीकार कर लिया है। घर-गृहस्थी के संबंध में दोनों की धारणाओं में भिन्नता 
है। यही कारण है कि आगे चलकर उनका प्रेम और पुष्ट होगा और वह उनके 
विवाह संस्कार के रूप में परिणत हो सकेगा, इस बात की संभावना बहुत कम ही 
है। यह प्रेम बना रहे। उसी प्रेम की मनोभिलाषित परिणति होते न देखकर, और 
अपने कुल-खानदान, परिवार के लोगों द्वारा इस संबंध में लिये गए निर्णय की चोट 
से आघात खाकर वह किकर्त्तव्यविमूढ हो गई जिसकी वजह से वह एक बिलकुल 


पाखी घोडा। 63 


अपरिचित परिस्थिति में जा फैंसी। अपने अन्तरतम के सत्य की रक्षा के लिए वह 
अपने परिवार से और नवीन से, दोनों ही धुवों से परे हटकर दूर शान्तिनिकेतन में 
जाकर रहने-अध्ययन करने में ही उसने अपने लिए छुटकारे का रास्ता 
देखा-विचारा। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि बह रास्ता असम्भव रास्ता है, 
अनुपयुक्त है। और यह बात भी वह बहुत जल्दी ही समझ गई, परन्तु घर लौट 
आने पर भी उसे एक और अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ गया। अपनी 
माँ की रहस्यमय मृत्यु। ऐसी जटिल परिस्थिति में उसकी धारणा बन गई कि उसने 
जो माँ की बात नहीं मानी, उससे विवाद किया और अन्ततः रूठकर चली गई, 
उसके इन उत्पातों ने ही माँ के कोमल हृदय को भारी आघात पहुँचाया, और 
उसके परिणामस्वरूप माँ की मृत्यु इतनी जल्दी हो गई। अब (स्थिति को कुछ सही 
परिप्रेक्ष्य में भाँप लेने से) संभवतः उसे कुछ शान्ति मिली है। उसकी आँखों से, मुँह 
से, समूचे चेहरे से कृतज्ञता का भाव प्रकट हो रहा है। वह अब समझ गई है कि 
बरूआ उसके प्रबल हितैषी हैं। संभवत: वह यह भी समझ गई है वे उसे जो इतना 
स्नेह इतना समादर दे रहे हैं इसके पीछे सचमुच ही उनका कोई संकीर्ण स्वार्थ भी 
नहीं है। यह ठीक है कि उसे अपनी पुत्र-वधू बनाने की अपनी एकान्त अभिलाषा 
को बरुआ जी ने छिपाया नहीं है। उस इच्छा को वे छिपाए रख भी नहीं सकते। 

वह बरुआ जी के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर उठी है, यह बात बरुआ जी 
भी समझ गए। ु 

कुछ देर बाद ही वह बरुआ जी के करीब आई, उसने उनका चरण छूकर 
प्रणाम किया, और फिर माँ के शयन-कक्ष में चली गई। तब बरुआ जी बाहर 
निकल आए। | 

सिराजुद्दीन हजारिका बाहरी बैठक-खाने में ही उनकी बाट जोहते बैठे हुए थे। 
दोनों मित्रों में कुछ देर तक विचार-विमर्श चलता रहा। फिर बातचीत पूरी कर 
हजारिका जी अपने घर वापस चले गए। 

तब वरूआ जी ने माली को बुलाकर उसे रंजीत और नवीन को बुला लाने के 
लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने रतिराम ड्राइवर को बुलाकर उसे दुदू और पंचानन 
फूकन को तार देकर बुलाने के लिए दो अतिशीघ्र वाले तार-समाचार तैयार कर तार 
ऑफिस में दे आने को कहा। उधर से लौटते समय अपने साथ कूल-पुरोहित को 
भी बुला लाने की हिदायत दी। उन्होंने अनुमान करके अन्दाज लगाया कि दुदू के 
यहाँ आ पहुँचते-पहुँचते रात के आठ या नौ बज जाएँगे। अतः रात दस बजे के 
पहले माकन की माँ के शव को श्मशान ले जा पाना संभव नहीं हो सकेगा। इस 
बीच बेठाराम मुहर्रिर को अंत्येष्टि क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे बाँस, सूखी 


64/ पाखी घोड़ा 


लकड़ी-फूस वगैरह का इन्तजाम कर देने के लिए कह दिया गया है। तब तक 
पास-पड़ोस के लोगों की भीड़ का स्रोत माकन के घर की ओर खोज-खबर लेने के 
लिए उमड़ पडा था। 

बरुआ जी बाहर के बरामदे में बैठकर सभी कुछ देख-सँभाल रहे थे। 

आधा घण्टे के बाद माली खाली हाथ लौट आया। उसने बताया कि रंजीत 
बाबू तो आज बहुत भोर में प्रातः:काल ही अपने दो और सैनिक दोस्तों के साथ 
दीप की झील की ओर शिकार खेलने के लिए चले गए हैं। माकन की माँ के मरने 
की खबर वहाँ वह और किसी को बता नहीं सका। दोपहर ढलने के पहले उनके 
लौट आने की उम्मीद नहीं है। 

“नवीन से भी क्या तुम भेंट नहीं कर सके ?”--चिन्तित होकर बरुआ जी ने 
पूछा। 

“नवीन बाबू के कार्यालय में तो पुलिस खाना-तलाशी ले रही है।”-माली ने 
डरे-डरे से स्वर में कहा, “नवीन बाबू वहाँ हैं नहीं। शायद वे गिरफ्तार कर लिये 
गए हैं।” 

बरुआ जी का तो सिर ही चकरा गया। अत्यधिक बेचैनी में उन्होंने घर के 
अन्दर से सुदर्शना को बुलवाया, और उससे बोले, “माँ ! तुम जरा बाहर ही ठहरो 
और यहाँ की देखभाल करती रहना। मैं जरा नवीन के संघ के कार्यालय जाकर 
आता हूँ।' 

“अरे अब नवीन को क्या हो गया?”-आश्चर्यचकित होकर सुदर्शना ने पूछा। 

“गिरफ्तार हो गया है।”-बरुआजी ने उत्तर दिया। संघ से संबंधित 
कार्यकत्ताओं के गिरफ्तार कर लिये जाने की खबर आजकल कोई खबर ही नहीं 
रह गई है। वे तो आये दिन गिरफ्तार होते ही रहते हैं। फिर भी नवीन के गिरफ्तार 
कर लिए जाने की खबर एक सनसनीखेज खबर ही है क्योंकि यहाँ सभी नवीन को 
अत्यन्त सज्जन व्यक्ति के रूप में ही जानते-मानते हैं । 

“मन्मथ को इसकी सूचना दी या नहीं?” बरुआ जी ने पूछा। 

“सूचना दे दी है” सदर्शना की आवाज में एक प्रकार की उदासीनता थी, “वे 
जाने किस वन-जंगल में जा घुसे हुए हैं। तार की खबर भी नहीं पाते। अपने आप 
ही अगर आ जाये, तो आएँ।” 

बरुआ ने उस वक्‍त सुदर्शना के मुँह की ओर निहारा तो अचानक ही उन्हें 
बहुत पुरानी बातें याद आ गईं। सुदर्शना जब निरी बच्ची थी तभी से उसे देखते 
आ रहे हैं। उराकी रंजीत के साथ अत्यन्त घनिष्ठ दोस्ती थी। नाचने-गाने के प्रति 
दोनों के मन में बहुत अधिक अभिरुचि दिखाई पड़ती थी। उनका और 


पाखी घोड़ा / 65 


सुदर्शना-दोनों का ही परिवार, जब कभी भी पर्यटन यात्रा के सिलसिले में अथवा 
किसी अच्छी खेल-प्रतियोगिता को देखने के सिलसिले में कलकत्ता जाता था, दोनों 
ही परिवार एक ही होटल में ठहरते थे। रविचन्द्र जी जिस समय इंग्लैंड में जाकर 
अध्ययन कर रहे थे, उस वक्‍त यहाँ उनके परिवार में अगर कोई आफत-विपद आ 
पड़ती, कैसी भी कोई परेशानी होती तो उनके परिवार की देखभाल, सुरक्षा-व्यवस्था 
वगैरह बरुआ जी ही करते थे। ऐसी ही आत्मीयता के चलते रंजीत और सुदर्शना ने 
मिलकर एक फिल्‍म बनाने की भी योजना बनाई थी। उस फिल्‍म के बनाने में जो 
कुछ भी खर्च होना आवश्यक था, उस सबका जुगाड़ करने की जिम्मेदारी बरआ जी 
ने अपने ऊपर ली थी। दोनों का आपस में विवाह करवा देने के लिए दोनों के ही 
पिता लोगों में सहमति भी हो गई थी। परन्तु यह जो विश्वयुद्ध शुरू हो गया, इस 
विश्वयुद्ध ने ही फिल्म-निर्माण में बाधा-विध्न खड़ा कर दिया। यकायक फिल्मों के 
दाम में बेतहाशा वृद्धि हो गई। और विवाह में विध्न-बाधा डाली सुदर्शना की माता 
जी ने। दरअसल वे अत्यन्त परम्परावादी महिला हैं। पुराने विचारों से पूरी तरह 
प्रभावित। अतएव सुदर्शना का विवाह मन्‍्मथ के साथ हुआ। फलतः दोनों ही 
सुध-बुधहीन हो किंकर्त्तव्यविमूढ हो गए। सुदर्शना अब एकान्त में रहती हुई समय 
गुजारती है और उधर मन्मथ रात-दिन रुपये कमाने की फिराक में ही मग्न रहता 
है। 

रंजीत बेचारा तो आजकल भँगेड़ी (माँग खाकर नशे में मत्त) हो गया है। 
किस मानसिक परिताप से उसने अपनी यह गति कर डाली है। इसे तो वही जाने। 
परन्तु उसे सदा-सर्वदा इसी प्रकार की स्थिति में तो बने रहने नहीं दे सकता हूँ। 

सुदर्शना के प्रति उनमें असीम करुणा जगी। बरुआ जी ने उससे कहा, “सुनो 
सुदर्शना बिटिया ! मैं साँझ की वेला में फिर आऊँगा। अभी जाता हूँ। रंजीत शिकार 
खेलने चला गया है। शिकार से लौटते ही वह जरूर आएगा। तब उसे यहीं रुके 
रहने के लिए कहना ।”-फिर कुछ देर चुप रहकर वे सुदर्शना के मुँह की ओर देखते 
रहे। 

सुदर्शना ने कुछ नाराजगी जताते हुए कहा, “रंजीत जी ने तो इतने दिनों से 
मेरी कोई खोज-खबर ही नहीं ली कि मर गई हूँ या अभी जिन्दा हूँ?” 

बरुआ जी ने हँसकर उत्तर दिया, “उसकी छुड्री अब कल तक ही है। परसों 
ही वह युद्ध के मोर्चे पर इम्फाल चला जाएगा।” थोड़ी देर ठहरकर वे फिर बोले, 
“आज तो वह आएगा ही। बातचीत जो कुछ भी करनी है उसी से कर लेना।” 

सुदर्शना ने मन-ही-मन अनुभव किया कि बरुआ जी का उसके प्रति जो स्नेह 
था उसमें तनिक भी कमी नहीं आई है। 


66 पाखी घोड़ा 


कुछ समय बाद बरुआ जी पंचानन फूकन के घर से चले गए। 

पंचानन फूकन के घर से आते समय दीघली पोखरी तक पहुँचने के पहले संघ 
के कायलिय पहुँच गए। संघ के कार्यालय के सामने खडे होते-होते ही उन्होंने देखा 
कि कायलिय के बाहर ही तमाम सारे कागज-पत्र छींटे-छितराए पड़े हैं। कार्यालय 
के कमरों के सभी दरवाजें भी खुले पड़े हैं। आज के पहले बरुआ जी कभी भी संघ 
के इस कायलिय में नहीं आए थे। कार्यालय का भवन अंग्रेजी के (ई! (६) अक्षर 
के आकार-प्रकार का है। पहले-पहले देखने पर गाँव की प्राथमिक पाठशाला जैसा 
लगता है। बरुआ जी संघ के कार्यालय भवन में भीतर चले गए। अन्दर जाकर 
देखा तो कायलिय के कक्ष में सुमति जी मन मारे परेशान हो बैठी हैं। उनके पास 
में एक लम्बा-चौड़ा, भारी-भरकम शरीर का पुलिस अधिकारी खड़ा हुआ था। 

बरूआ जी को देखकर सुमति जी उनके करीब बाहर निकल आईं। 

“कभी न आने वाले महाशय आए हैं, देखो तो।”-मन्द-मन्द मुस्कराते हुए 
सुमति जी ने कहा, “हमारा हाल-चाल लेने के लिए ही शायद, बादल छँट गए थे 
और मौसम सुहावना हो चला था, कि अचानक ही ऐसा तृफान आ जाएगा, इसे 
कैसे जान सकती थी। मैं तो बाहर गई हुई थी। अभी-अभी यहाँ आई हूँ।' 

बरुआ भी आश्चर्यचकित रह गए थे क्योंकि देश की राजनीतिक परिस्थिति 
तो मूलतः अच्छी ही थी। बरदलै जी से बातचीत करके वे इस स्थिति को समझ गए 
थे। यूरोप में चल रहा विश्वयुद्ध अब समाप्त होने वाला था। चर्चिल (ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री) चाहे कितनी भी उछल-कूद करें, मगर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ही 
विजय होगी और वही शासन की सत्ता संभालेगी, यह बात प्रायः निश्चित ही है। 
परिणामतः भारतवर्ष को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने की ही अधिक सम्भावना है। 
दूसरी ओर संघ का काम-काज भी वैधानिक शासन प्राप्त कर लेने की दिशा में ही 
आगे बढ रहा है। इस अवस्था में संघ कार्यालय में की जा रही खाना-तलाशी का 
फिर क्‍या मतलब है? ह 

बरुआ ने पूछा, “कहीं कुछ बहुत आपत्तिजनक घटना घट गई है क्या?” 

बरुआ जी इस शहर के एक श्रेष्ठ गण्यमान्य व्यक्ति हैं। अतः पुलिस 
अधिकारी भी अपनी कुर्सी छोड़कर उनके पास ही आ गए और वहीं वे भी खडे हो 
गए। 

सुमति जी ने हँसकर पुलिस अधिकारी की ओर देखा और बोली, “बरुआ जी 
के प्रश्न का उत्तर कृपया आप ही दें।” 

पुलिस अधिकारी-शिलहटिया (शिलहट शहर-जो अब बांग्ला देश में हैं-के 
निवासी) थे। उन्होंने अपनी टोपी उतारकर आदरपूर्वक कहा, “परसों सबेरे से ही 


पाखी घोड़ा/ 67 


गुवाहाटी शहर में कई जगह कई बम फटे हैं। परसों रविचन्द्रजी की पढाने की कक्षा 
में ही बम फटा। बेचारे बहुत बुरी तरह घायल हो गए हैं, किसी-किसी तस्ह ही 
बचे हैं। पुलिस के गुप्तचर विभाग ने खोजकर प्रतिवेदन दिया है कि विद्यार्थियों का 
एक ऐसा दल है जो शिक्षा व्यवस्था में गडबडी पैदा करना चाहता है, काटन कॉलेज 
को बन्द करवा देने के लिए ही यह दल यह सब काम कर रहा है। ये बम आखिर 
कहाँ बनाए जाते हैं? इनका भंडारण कहाँ होता है, छिपाकर कहाँ रखे जाते हैं? 
इसी खोज-बीन का काम चल रहा है। कल सायंकाल एक नौजवान लड़के ने 
गुवाहाटी स्टेशन प्लेटफार्म पर ही एक बम का विस्फोट किया था। उस लड़के के 
संबंध में जानकारी प्राप्त हो गई है। वह संघ का ही सदस्य है। आज प्रातःकाल ही 
राजकीय टेलीफोन कार्यालय में एक बम फटा है। पूरे शहर में दहशत फैली हुई है। 
सघ के कुछ विशिष्ट लोगों के घरों की खानातलाशी ली जा रही है। ऐसे कुछ 
लोगों को भारतीय सरकार के प्रतिरक्षा अधिनियमों के तहत गिरफ्तार किया गया 
है।”” 

थोड़ी देर तक तो किसी के मुँह से कोई बोल नहीं फूटा। 

“नवीन को आप लोगों ने ही गिरफ्तार कर लिया है क्या?” आकुल-व्याकुल 
हो बरुआ जी ने पूछा। 

“जी, हाँ।' 

“अरे भाई, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि वह बेचारा तो इधर कई दिनों 
से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करवाने के काम में लगां हुआ था। उसे तो इसी 
भाग-दौड़ से फुरसत नहीं थी। इसमें सहायता करने के लिए मैंने भी रुपये दिए 
हैं। मुझे तो विश्वास है कि आप लोगों ने उसे गलतफहमी में पड़कर ही गिरफ्तार 
कर लिया है।”-- बरुआ जी ने उन लोगों पर आरोप लगाने के सुर में कहा। फिर 
पूछा, “अगर मैं उसे जमानत पर छूड़ा लेना चाहूँ, तब उसे छोड़ तो देंगे?” 

पुलिस अधिकारी ने उनकी बातें ध्यान से सुनीं। उसके बाद वहाँ की गई 
खानातलाशी का विवरण उन्हें बतलाया। नवीन के कमरे में और उसके कायलिय 
में उन लोगों ने खोज-ढूँढ कर भी किसी प्रकार की षडयन्त्रकारी गतिविधि का कोई 
चिह्तन नहीं पाया, न कोई गैर-कानूनी साहित्य या प्रचार मूलक कोई चीज ही पायी 
न कोई बम वगैरह ही। परन्तु गुप्तचर सेवा ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार रेलवे, 
स्टेशन के प्लेटफार्म पर जिस नौजवान लड़के ने बम विस्फोट किया था वह प्रायः ही 
संघ के कार्यालय में आता-जाता रहता है और नवीन के साथ विचार-विमर्श करके 
फिर से जोरदार आन्दोलन चलाने की योजना बनाता है। इसके अलावा एक और 
रिपोर्ट भी उसके खिलाफ सिद्ध हुई है। मणिपुर के हम्फाल क्षेत्र से आजाद हिन्द 


68 पाखी घोड़ा 


फौज के कई एक गुप्तचर गुवाहाटी शहर में गुप्तचरी करने आ पहुँचे हैं। उन्हीं में 
से एक गुप्तचर, जो एक नेपाली युवक है, कल अमीन-गाँव में पकड़ा गया है। 
उसकी डायरी मे भी नवीन बाबू का नाम है। अतः एक दृढ सन्देह मे उसे गिरफ्तार 
किया गया है। इस समय वह सघ के राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप के आरोप में अवरुद्ध 
है। जमानत पर छोड दिए जाने की संभावना कम ही है।' 

अबकी बार बरुआ जी ने सुमति जी की ओर देखा। अत्यन्त भाव-गम्भीर 
होकर सुमति जी ने आकाश की ओर देखा। बरुआ जी ने महसूस किया कि उस 
समय सुमति जी से कोई बात करना सम्भव नही है। 

वे यह भली-भाँति समझ गए कि नवीन पर जो सन्देह किया गया है, इसका 
प्रधान कारण यह है कि आजकल वह संघ के उस पद का उत्तरदायित्व सभाले हुए 
है जो वस्तुत विमल का है। संघ के गर्मदल के लोगो ने अभी स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
लिए हिसा का निष्फल मार्ग छोडा नही है। 

नवीन के कामकाज करने की एक और दिशा आज उन्होंने जानी-पहचानी। 
उसकी राजनीतिक गतिविधियों वाला रूप उसके समाचार संपादकत्व वाले रूप से 
अधिक उग्र और तीक्ष्ण है। उनकी नाकों से एक गहरी निश्वास निकल गई। 

रस्सी जल जाने पर भी ऐठन नहीं छूटती। नवीन उनका दूर के रिश्ते का 
भतीजा लगता है। विमल भी ऐसा ही है। सघ का सदस्य बनकर संघ के लिए 
समर्पित हो जाने के समय से ही वे अपने पारिवारिक परिवेश से दूर हट गए। 
स्वतन्त्रता आन्दोलन जब धीमा पड गया तो जो नवीन वगैरह से कमजोर किस्म के 
कार्यकर्ता थे वे तो निष्क्रिय हो गए। उन्ही मे से कोई-कोई बम मारने, विस्फोट 
करने वगैरह कामों मे जा लगा। उसी के अपराध का भार सभवतः नवीन के सिर 
मढ गया। 

नवीन को उसके पारिवारिक परिवेश में लौटा लाने के लिए वे बहुत पहले से 
ही हर सभव कोशिश करते आ रहे हैं। परन्तु नवीन के लिए संघ के कार्य का 
आकर्षण इतना प्रचण्ड हो उठा था कि नवीन नौकरी-चाकरी, व्यवसाय-वाणिज्य, 
खेती-बारी किसी एक में भी मन नहीं लगा सका। सरकार और समाज में परिवर्तन 
करने के लिए ही उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। परन्तु माकन का प्रेम उसे 
परिवार के सुन्दर सुसज्जित घर में-रम्य घर गृहस्थी में-पुनः खींच ले आना चाहता 
है। नवीन जो पत्रिका प्रकाशित करने में इतना कर्त्तव्य-व्यस्त हो उठा है उसके मूल 
में भी माकन की ही प्रेरणा है। बरआ जी ने उसके इस उद्योग में यथासंभव 
सहायता करने का भार अपने जिम्मे लिया है। मन-ही-मन एक दैनिक समाचार पत्र 
प्रकाशित करने की बात भी सोच रहे है। नवीन की प्रतिभा पर उन्हें दृढ़ विश्वास 


पाखी घोड़ा/ 69 


है। (उसी के चलते उन्हें आशा है कि उसके संपादकत्व में सभी कुछ लाभप्रद 
होगा ।) 

परन्तु आज उन्हें समझ में आया कि नवीन की जड़े राजनीति की गम्भीरतम 
गहराई में पहुँच चुकी हैं। प्रेम की जमीन में हो सकता है दो-एक जड़े फैली हो 
परन्तु वे जडें असली मोटी और प्रमुख जड़ें नहीं है, इतना तो स्पष्ट है। 

देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने पर राजनीति के प्रति हुआ यह आकर्षण 
अर बड़ा होकर एक और बडे पारिवारिक जीवन का आधार बना दे। लेकिन 
स्वतन्त्रता कब प्राप्त होगी? इसके बारे में बस अनुमान भर लगा सकते है, 
निश्चयपूर्वक कुछ भी कह नहीं सकते। 

“नवीन से तुम्हारी भेंट हुई थी क्या, सुमति?”-बरुआ जी ने उत्सुकतापूर्वक 
पूछा | 

"नहीं ” एक दीर्घ श्वास छोड़ते हुए सुमति जी ने कहा, “नवीन को विशेष रूप 
से वे पकड़कर ले जाएँगे, यह बात तो मैंने सपने में भी नही सोची थी। उसे सघ 
में लगाए रखकर मैं एक आश्रम खोलने की योजना बना रहीं थीं। यह समय एक 
रचनात्मक एवं संगठनात्मक निर्माण के काम करने का समय है।” 

बरुआ के मन को यह बात बहुत भायी। उन्होंने उल्लसित होकर अनुरोध 
करते हुए कहा, “कीजिए, कीजिए। अगर इस काम के लिए जमीन की जरूरत पडी 
तो मैं जमीन दूँगा।” फिर उन्होंने संक्षेप में बतलाया कि शरनीया की ओर उनकी 
कुछ जगह-जमीन है। वे जमीन के अपने उस हिस्से को किसी भले काम के लिए 
दान में देना चाहते हैं| 

सुमति जी ने उनकी ओर देखकर आँखों-आँखों से ही कृतजञ्ञता ज्ञापित की। 
उन्होंने मन-ही-मन कस्तूरबा गांधी के नाम पर एक आश्रम स्थापित करने की 
परिकल्पना किए हुए थीं। उसमें उनकी योजना के अनुसार ग्राम सेविकाओं के 
लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र रहेगा। विमल जी भी उसके इस काम का समर्थन करे गे। 

बरुआ जी के साथ सुमति जी की बातचीत बहुत अच्छी तरह कुछ देर तक 
होती रही। इस बीच पुलिस अधिकारी ने वहाँ की गई खानातलाशी के उपरान्त 
कागजों का एक पुलिन्दा ले जाने के लिए बँधवाया, उसमे ले जाने वाली चीजों की 
एक तालिका बनवाकर उसकी एक प्रति सुमति जी को दी, फिर पुलिस सिपाहियों 
के साथ सब कागज-पत्र लिये वे थाने चले गए। 

मशीन की तरह काम कर रहे पुलिस के नौजवान मशीन की तरह ही वहाँ से 
बाहर चले गए। 

सुमति जी ने इस सब कार्यवाही पर कोई आशंका, कोई परेशानी, कोई 


70| पाखी घोडा 


हड़बड़ी या कोई नाराजगी था क्रोध व्यक्त नहीं किया। वे जैसे धीर-गम्भीर रहती है 
वैसे ही बनी रहीं, मानो संघ कार्यालय की खानातलाशी और नवीन की गिरफ्तारी 
बिलकूल साधारण घटनाएँ हों । 

उनके मन की प्रशान्ति को देखकर बरुआ जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। 
परन्तु इसके संबंध में उन्होंने कौतूृहल नहीं दिखाया। क्योंकि वे जानते हैं कि 
इसके मूल में कुछ सात्विक स्थिर मूल्यों के प्रति विश्वास का भाव है। आँधी-तूफान 
या पानी की प्रबल धारा चाहे जितनी भी प्रचण्ड हों मगर ब्रह्मपुत्र के मध्य स्थित 
उर्वशी शिला को कभी बहा नहीं ले जा सकीं और न कभी बहा ले जा पाएँगी। 
सुमति का हृदय भी उर्वशी शिला की भाँति स्थिर, अचल-अटल है। 

बरुआ प्रस्थान करने के लिए उठकर चलने को हुए। तभी सुमति जी ने 
अचानक पूछा, “नवीन को खोजते हुए आप स्वयं अपने आप ही आए थे। कोई 
विशेष जरूरत थी क्‍्या?”' 

थोड़ा-सा हँसकर बरुआ जी ने कहा, “यह प्रश्न तुमने बहुत देर बाद किया। 
पिछले इन कई दिनों में-माने जब तुम यहाँ नहीं रही हो तब-कई घटनाएँ घट गई 
हैं। जैसे कि एक पत्रिका प्रकाशित करने की योजना, जैसे माकन के विवाह-संबंध 
की बात-चीत। उसके बाद बम के विस्फोट से रविचन्द्र जी के पाँव का जख्मी हो 
जाना, और, ” कुछ ठहरकर थूक निगलकर बरुआ ने फिर आगे कहा, “अन्त वाली 
यह घटना बहुत ही कष्टदायक है। माकन की माँ स्वर्गवासी हो गई हैं। संभवतः 
तुम अभी थोड़ी ही देर पहले गुवाहाटी पहुँची हो, इसी से तुम इस सबकी भनक न 
पा सकी। उनके घर पर और कोई नही है। अत. मुझे ही सब देखना-भालना पड 
रहा है। नवीन को इसलिए खोज रहा था, माकन की माँ को श्मशान ले जाकर चिता 
में अग्नि देने के लिए और अन्य सारे कार्य-क्रमों में सलाह-मशविरा देने और 
जरूरी उपाय करने में सहायता देने के लिए। नवीन साथ मे रहता तो कोई चिन्ता 
नही रहती। 

“अब इस समय तो नवीन को पाने का कोई उपाय नहीं है।” सुमति जी ने 
सोच-विचारकर कहा, “भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर ले गए 
हैं।” 

कुछ क्षण मौन रहकर बरुआ जी की ओर उन्मुख होकर सुमति जी ने कहा, 
“चित्रा बहू जी इस तरह अचानक विदा हो जाएँगी, इसका भला कैसे अनुमान लगा 
सकती थी? जरा देर ठहरिए। मैं भी आप के संग आप की गाडी में चलूँगी। 
कम-से-कम माकन को सान्‍्त्वना के दो-एक बोल तो बोल आँऊ।” 

बरुआ जी अपनी मोटर कार ले आए। सुमति जी ने संघ के कार्यालय भवन 


पाखी घोडा। 7 


के मुख्य द्वार को बन्द कर ताला लगाया और फिर बरुआ जी की कार में आ 
बैठी। उनके बैठते ही बरुआ जी ने कहना शुरु किया, “माकन के विवाह के संबंध 
में हुई बातचीत के संबंध में तुम भी कुछ जान लो तो अच्छा रहेगा। हमारे दोनो 
ही परिवारों के बीच अब तक रंजीत और माकन का विवाह आपस में कर देने की 
बात पक्की हो गई है। चित्रा भी अपनी सम्मति दे जा चुकी है। परन्तु माकन और 
नवीन के परस्पर प्रेम की कहानी संभवत: तुमसे छिपी नहीं होगी। इस संदर्भ में 
माकन ने नवीन के सामने एक शर्त रखी है। परन्तु नवीन ने उसे पूरी करने के लिए 
एक निश्चित अवधि माँगी है। अगर उस सीमा के अन्दर वह शर्त पूरी न कर पाया, 
तो फिर माकन नवीन से विवाह नहीं करेगी। तब सम्भवतः वह किसी से भी विवाह 
नहीं कर सकेगी। परन्तु अन्ततः रंजीत को अपने वर के रूप में स्वीकार कर लेना 
भी बिलकुल असम्भव नहीं है। 

सडक के एक मोड़ पर एक दूसरी गाड़ी को पास देने (आगे निकलने के लिए 
जगह देने) के कारण बातचीत का स्रोत बन्द हो गया था। जब उनकी कार सहज 
ढंग से मुख्य सडक पर बढ़ने लगी तब फिर उन्होंने सुमति जी से कहा, “मै 
प्रेम-भावना का अनादर कथापि नहीं करना चाहता। परन्तु शादी-विवाह के लिए तो 
जीवन यथार्थ की वास्तविक अवस्था की जरूरत होती है। इस संघर्ष में कौन-सा पक्ष 
विजयी होता है? मैं कह नहीं सकता। माकन मुझे बहुत पसन्द आई है। रंजीत भी 
(उससे विवाह करने के लिए) सहमत है। परन्तु सब कुछ इस बात पर निर्भर करेग 
कि नवीन एक वर्ष के भीतर क्‍या कर पाता है और फिर माकन क्या निर्णय लेती 
है।”-कुछ क्षण हँसते रहने के कद बरुआ जी ने फिर कहा, “चित्रा ने मरकर 
माकन के लिए एक वर्ष का समय तो यूँ ही ला दिया। अब तो इस एक वर्ष की 
अवधि क॑ भीतर कोई उसके विवाह की बात उठा ही नहीं सकेगा। अच्छा, तुम क्या 
सोचती हो कि इस एक वर्ष की अवधि में नवीन अपनी अवस्था में सुधार कर ले 
सकंगा ?! 

सुमति जी ने मुस्कराते हुए कहा, “देखो बड़े बाबू जी, नवीन और माकन 
दोनो ही परस्पर अपनी-अपनी ओर खींच रहे हैं। नवीन उस संघ की ओर, संघ के 
क्रियाकलापों में योग देने के लिए खींच रहा है, तो माकन उसे खींच रही है 
पारिवारिक गृहस्थ जीवन जीने की ओर। और यदि आप इसमें मुझसे यह जानना 
चाहें कि मैं किस ओर अपना योग देना चाहूँगी तो में स्पष्टतः नवीन की ओर ही 
जोर दूँगी। 

बरुआ जी के मुँह से फिर कोई बोल नहीं फूटा। सुमति जी के समर्थन और 
विरोध-सहमति-असहमति-भावों में कही कोई दुराव-छिपाव नहीं हैं । 


।72 पाखी घोड़ा 


माकन के मकान के सामने पहुँचते-पहुँचते ही बरआ जी ने मोटर कार रोकर 
खडी कर ली। सुमति जी नीचे उतर गईं। बरुआ जी रविचन्द्र जी के घर की ओर 
बढ गए, इन सब बातों से उन्हें अवगत कराने के लिए। 

बरुआ जी से सारी-घटनाओ का विवरण सुन लेने के बाद रविचन्द्र जी को 
ऐसा लगा जैसे वे एक बहुत बड़े चौडे पाट की बढ़ियाई नदी की उत्ताल तरंगों पर 
एक जीर्ण-शीर्ण नैया में बैठे हैं और आँधी-तूफान के थपेड़ों में डगमगाती उस 
नैया में डर के मारे अवश्यम्भावी मृत्यु के क्षण गिन रहे हैं कि नाव के खेवैया 
मललाह के आसन पर बैठकर बरुआजी ने उन्हें अभय दान देकर नैया को उन 
प्रबल लहरों और प्रखर धाराओं से निकालकर किनारे से लगा दिया और उन्हें तट 
पर चढाकर सुरक्षित खड़ा कर दिया। बरुआ के प्रति कृतज्ञता के भार से उनका 
हृदय भर गया। 

परन्तु उन्हे अनुमान हुआ कि पंचानन अभी और विपत्तियाँ ढाएगा। 

“बरुआ जी, आप ने हमारा बहुत उपकार किया है। आप की जगह अगर मैं 
स्वयं भी रहा होता तो इतनी अच्छी तरह से इन कामों को सम्पन्न नहीं कर पाया 
होता ।”-रविचन्द्र जी ने बरुआ की बातें पूरी हो जाने पर अपना मत व्यक्त किया, 
“चित्रा की मृत्यु से उत्पन्न शोक को अपने इस जन्म में भुला पाना संभव नहीं | 
परन्तु चित्रा के बिना उस घर का कया होगा, यह सोचकर मैं बहुत चिन्तित हो गया 
हूँ। यह पंचानन तो अपने पगलाए प्रेम के लिए अपना जीवन, धन-सम्पत्ति, पत्नी 
और पुत्र-कन्या सभी को तिलांजलि देने, सभी कुछ त्याग देने को प्रस्तुत हो गया 
है। उसके इस मतवाले प्रेम के प्रवाह को रोकने के लिए मैं कौन-सा उपाय करूँ, 
कृपया इस संबंध में आप ही मुझे सलाह दें। मैं तो सुध-बुध खो बैठा हूँ। क्‍या 
करूँ, क्या न करूँ, कुछ समझ ही नहीं पा रहा। 

बरुआ जी, अब तक बातें करते-करते काफी थक गए थे। वे धीरे से करर्सी 
के पिछले आधार पर पीठ टेककर बैठ गए, फिर सिर पर हाथ रखकर बोले, “मुक्का 
मारने से केला पक नहीं जाता, फूकन जी ! पंचानन पहले यहां आए तो।” 

रविचन्द्र जी को आभास हुआ कि बरुआ जी का गला सूख गया है। उन्हों ने 
रतिराम को बुलाकर उनके लिए चाए लाकर देने को कहा। 

उस समय बरूआजी ने पंचानन और चम्पा के पारस्परिक सम्पर्क के बारे में 
अच्छी तरह सोचा-विचारा। काफी देर तक सोचते-विचारते रहने के बाद भी उनके 
मस्तिष्क में समस्या के समाधान का कोई उपाय प्रकट नहीं हो सका। 

प्रोफेसर रविचन्द्र फूबन के साथ अब और अधिक बातें करने की उनकी 
इच्छा नहीं हुई। उन्हें फिर शीघ्र ही माकन के घर जाना बहुत जरूरी है। 


पाखी घोडा।/ 73 


रतिराम चाय लेकर आया तो उन्होंने बडे चाव से प्याला अपने हाथ में लिया, 
फिर उन्हों ने रविचन्द्र जी के कमरे का बहुत ध्यान से निरीक्षण किया। कमरे में एक 
ओर पुस्तकों से भरी पड़ी आलमारियों की कतारें हैं, दूसरी ओर प्रसिद्ध यूरोपीय 
विद्वान बेकन का बड़ा-सा चित्र टंगा है। उस चित्र में मानो युग-युगान्तर से चली 
आ रही मनुष्य की ज्ञान-पिपासा ही मूर्त्तिमन्त हो उठी है। असम के परिवेश में ऐसी 
ज्ञान-पिपासा उन्होंने रविचन्द्र जी के अन्दर ही देखी है। इसी वजह से इन महाशय 
को वे विशेष श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, सहानुभूतिपूर्वक समादर करते हैं। 
भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न भाषाओं में संभव है रविचन्द्र जी से भी बडे-बडे विद्वान 
हों, परन्तु अत्यन्त दीनहीन असमीया जाति की ज्ञान-साधना की एक मात्र सहारे 
की लकड़ी-अन्धे की लाठी की भाँति एक मात्र सहारा कहने को बस यह एक 
व्यक्ति हैं। यह बात नहीं कि और लोग इतने विद्वान नहीं हैं, बल्कि बात यह है 
कि इनका ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। बेकन की श्रेणी के ज्ञानी ये नहीं हैं। ये तो जातीय 
संस्कृति के विकास के प्रेरणास्नोत हैं। इसी कारण से बरूआ जी इन्हें बराबर निर्बाध, 
निश्चिन्त रखने की हमेशा कोशिश करते रहे हैं। बरआ जी के लिए रविचन्द्र ज्ञान 
के सहारे की लाठी हैं, और रविचन्द्र जी के लिए बरुआ जी घर-परिवार-संसार- 
चलाने के लिए सहारे की लाठी हैं। अतएव दोनों को ही एक-दूसरे की 
अति-आवश्यकता है। 

विमल की ज्ञान साधना के प्रति भी उनकी विशेष श्रद्धा है। परन्तु विमल तो 
वर्तमान समय में प्रचलित संसार की धारा को ही बदल देना चाहता है। उसके इस 
परिवर्तन कामी कार्य के प्रति बरुआ जी की सहानुभूति नहीं है। अज्ञानी-मूढ-गँवार 
जनता में वह नये जीवन का आधार समझ नहीं पाते। बल्कि प्रोफेसर फूकन के मत 
को ही वे ससम्मान मानते हैं। 

दार्शनिक ज्ञानी-गुणी-विचारक ही समाज और राष्ट्र को अच्छी तरह चला 
सकते हैं, अर्धशिक्षित स्वयंसेवक नहीं । 

नवीन को वे उन्हीं सबकी श्रेणी में रखना चाहते हैं। असम में आदमियों का 
अभाव है। आन्दोलन के चक्कर में पड़कर उसने अपनी पढाई-लिखाई खराब कर 
दी। और तो क्या विधि (ला) की परीक्षा में भी पास होगा कि नहीं, कुछ कहा नहीं 
जा सकता। इसीलिए उसे समाचार पत्र प्रकाशन के काम में लगाने के लिए वे 
प्रोत्साहन दे रहे थे। | 

लेकिन आज के सभी नवयुवकों का मन भटक गया है। जो प्रचलि 
ज्ञान-विज्ञान हैं, नियम-कानून है और मूल्यबोध हैं, उनमें उन सबका विश्वास ही 
नहीं रह गया है। ज्ञान की जिस साधना में कोई राजनीतिक दावपेंच नहीं चल 


74| पाखी घोड़ा 


सकता, वह बात तो नवीन समझता ही नहीं । सच्ची ज्ञान साधना के लिए भीड की 
जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है निद्रा-क्लान्ति से रहित एकान्तनिष्ठ साधना की। 
कवि, पण्डित, विद्वान, वैज्ञानिक और रचनाधर्मी लेखक भीड़ में नहीं उपजते। 
एकान्त-शान्त साधना-कक्ष में ही उन लोगों की सृष्टि और तत्त्व उत्पन्न होता ढे। 
उस संसार की लौकिक जानकारियाँ तो उनकी और दूसरे ग्ुष्यों जैसी ही होती है, 
परन्तु उनकी आध्यात्मिक चेतना पूर्णतः स्वतन्त्र प्रकार की होती है। 

इन्हीं सब कारणों से रविचन्द्र जी के इस निर्जन कमरे को वे नवीन वगैरह के 
संघ और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कार्यालय भवन से उच्चतर स्थान देते रहे 
हैं। उन्हें पूरी आशा है कि इसी एकान्त कमरे में नवीन भावों का जन्म होगा। 

रविचन्द्र जी की अवस्था को अत्यन्त दुर्दशा-ग्रस्त स्थिति में डाल दिया है, एक 
तरफ से संघ के अत्यन्त उग्र स्वभाव वाले नवयुवकों ने, और दूसरी तरफ से उनकं 
बुद्धिहीन लुटुरे भाई ने। इसीलिए रविचन्द्र जी की सहायता करने के लिए वे स्वयं 
आगे बढ आए हैं। 

चाय पी लेने के बाद बरुआ जी न॑ रविचन्द्र जी से कहा, “फूकन महाशय | 
आज तो मुझे जाने की अनुमति दें। आज और फिर भेंट नहीं हो पाएगी। चिता में 

अग्नि-प्रजलित ' दरने और दाह-संस्कार संपन्न होने का काम, जान पड़ता है, दस 

बजे के पहले पूरा नहीं हो सकेगा।”-कुछ क्षण विराम लेकर वे फिर बोले, “पंचानन 
के आचरण को लेकर मै भी आप के समान ही चिन्तित हूँ। उसने चित्रा के नाम जो 
चिट्ठी पढाई थी, उसे आप को दे दूँ या अपने पास ही रखे रहूँ?” 

रविचन्द्र जी ने कहा, “अपने पास ही रहने दें। आप के पास रहना और मेरे 
पास रहना, दोनो एक ही बात है।” 

बरुआ जी विदा लेकर चले गए। 

कमरा फिर निर्जन शान्त हो गया। 

नर्स ने आकर फिर उनके ज्वर का माप लिया और फिर से उन्हें दवाएँ 
खिलाईं। उसने उनकी ओर देखकर हँसते हुए कहा, “अब आप थोड़ा सोकर 
विश्राम कर ले। (काफी थक चुके हैं।। अब और आदमियों को अन्दर आने नहीं 
दे सकती। आप का ज्वर बहुत चढ़ गया है।” 

वह फिर बैठकखाने में चली गई। 

रविचन्द्र जी ने आँखें मूँठ कर सोने की चेष्टा की परन्तु उन्हें नींद नहीं आई। 
बार-बार चित्रा का मुँह ही उनके मन में कौंधने लगा। 

घडी में उस समय दो बज गए थे। 


रंजीत ने उस दिन दीप की झील में दस हंसों का शिकार किया। उसके साथ गए 


पाखी घोडा / 475 


सेना के दो अफसरों में से प्रत्येक ने दो-दो हंस पाए। 

उस दिन शिकार की दृष्टि से रंजीत का भाग्य बहुत अच्छा था, और हाथ भी 
दृढ़ था। झील के पास पहुँचने पर उसने देखा कि पानी के बीच उभरे एक टीले पर 
छोटे हंसों का एक झुण्ड बैठा हुआ है, बस उसने तुरन्त ही निशाना साधकर गोली 
चला दी। एक ही बार में चार हंस घायल हो गिर पडे। शेष डर के मारे चिल्लाते 
हुए आसमान कीं ओर उड़ गए। 

उसके साथ गए हुए सेना के वे दोनों साथी तब जंगल की दूसरी दिशा की 
ओर बढते-बढते काफी दूर चले गए थे, इतनी दूर कि वहाँ से दिखाई तक नही पड़ 
रहे थे। 

उन हसों का करुण-क्रन्दन रंजीत के कलेजे में चुभ गया। 

उड़ते-उडते काफी दूर चले जाने के बाद हंसों की वह पाँत भी अदृश्य हो 
गई। जब तक वे अदृश्य नहीं हो गए थे, तब तक रंजीत उनकी ओर ही टकटकी 
लगाए देखता रहा था। फिर पानी बचा-बचाकर, सँभाल-सेभाल कर कदम रखते 
हुए, एक झटके में वह उस टीले पर पहुँच गया। वहाँ गिरे पड़े हंसों की देह से खून 
बह रहा था। एक ही गोली दागने से चार हंसों का गिर पड़ना, उसके जीवन मे यह 
पहली घटना है। आनन्द के मारे उसका दिल नाचने लगा। उसने मन-ही-मन सोचा, 
उन चारों ही हंसों को आज वह उपहार स्वरूप माकन को भेंट में दे देगा। हंसो 
को उसने अपने थैले में रख लिया और फिर वहाँ से लौट आना चाहा कि तभी 
उसने लक्ष्य किया कि अभी थोडी देर पहले जहाँ से खडे होकर उसने गोली चलाई 
थी उससे थोड़ी ही दूरी पर झील के पानी में हंसों का एक और झुण्ड विचर रहा 
है। उसने फिर निशाना साधा और गोली दाग दी। इस बार विशाल आकारों वाले 
दो जंगली हंस गिर पडे। जिस जगह वे पानी में गिरे, वहाँ पानी कोई गहरा नहीं 
था, छिछली ही जगह थी। रंजीत ने जूते तो जीप में ही उतार दिए थे। पैण्ट 
सिकोड-मरोड़कर पैरों ऊपर जाँघ की ओर चढाकर नीचे पानी में घुसकर पानी में 
तैर रहे उन हँसों को उठा लाया। उन दोनों को भी बैग में भर लेने के बाद उसके 
मन में ऐसा भाव जगा कि अगर वह कुछ और ऊपर की ओर जाये, तो बहुत 
संभव है वह कुछ और हंसों का शिकार कर लेने में सफल हो जाय। 

उसके साथ आए सैनिक अफसर उल्टी ओर के घने जंगल में छिपकर कहीं! 
से गोलियाँ दाग रहे थे। रंजीत उस टीले से लौट आया और फिर मुख्य सडक पर 
आ गया। जहाँ जीप खड़ी थी वहाँ पहुँचकर उसने चालक (ड्राइवर) से कहा, “साथ ह 
आए अफसर लोग अगर लौटकर आएँ तो उन्हें यहीं ठहरे रहने को कहना। चालक 
को समझा रंजीत झील के निर्जन इलाके की ओर से ऊपर की ओर चढते हुए 


76/ पाखी घोड़ा 


ब्रह््मपुत्र की ओर बढने लगा। 

थोडी ही दूर आगे गया होगा कि उसका भाग्य फिर खिल गया। छिछले पानी 
वाली एक किंचित्‌ उठी हुई जमीन पर उसने हंसों का एक और झुण्ड देखा। फिर 
क्या था? उसने फिर से निशाना साधा और गोली दाग दी। इस बार एक ही हंस 
गिरा। इससे उसका मन कुछ उदास हो गया। मगर कुछ देर बाद ही उसका उत्साह 
भी जग गया। काफी कष्ट झेलकर भी पानी में पड़े उस हंस को वह उठा लाया। 

तब तक दोपहर हो चली थी। अब और हंस मिलेंगे या नहीं, सोच-सोचकर 
वह जंगल-झाड़ फलांगता हुआ आगे बढ रहा था कि अचानक ही उसे पानी का 
एक काफी लबा-चौड़ा सोता दिखाई दिया जहाँ बहुत सारे हंस झुण्ड बनाए बैठे हुए 
थे। सभी विशाल आकारों वाले राजहंस। रंजीत के मन में यकायक ही एक अद्भुत 
भावना उत्पन्न हुई। उसने सोचा, 'एक ही साथ अगर कई गोलियाँ छोड दूँ तो क्या 
कुछ विशेष फल नहीं मिलेगा? रजीत को हमेशा ही बिलकूल नया कुछ कर पाने 
में मजा आता है। इसी से उसने पल भर में ही निर्णय ले लिया कि अबकी वह 
एक साथ ही कई गोलियों मारेगा। 

एक के बाद एक करके कई गोलियाँ बड़ी तेजी से हंसों के झुण्ड पर जा 
गिरी। परन्तु रंजीत ने जितनी उम्मीद की थी, उतनी संख्या में हंस गिरे नहीं। 
अधिकाश हस तो उड़ ही गए थे। उस सोते के पास जाकर रंजीत ने तीन हँसों को 
पानी पर बहता पाया। इतना भी उसे कुछ बुरा नहीं लगा। उन हंसों को पकड़ 
लाने के प्रयास में अबकी तो उसका पैण्ट भी भींग गया। फिर भी उसे जरा भी 
बुरा महसूस नहीं हुआ। उसके जैसे कभी-कभार शिकार करने वाले एक शिकारी के 
लिए एक दिन में दस हंसों का शिकार कर लेंना एक बहुत ही तारीफ की बात है। 
तरुण फूकन, नवीन फूकन जैसे कुशल शिकारी भी संभवतः एक दिन में दस हंस 
कभी नहीं मार सके हों गे। 

उन हंसों को यैले में भर लेने के साथ-साथ ही उसे अनुभव हुआ कंधे पर 
लटके थैले का बोझा काफी भारी हो गया है। और फूल भी बहुत गया है। वह 
किसी-किसी तरह जीप की ओर बढ चला। 

जीप के पास पहुँच कर देखा कि दोनों ही अधिकारी हारे-थके निराश-से जीप 
में बैठे हैं। किसी के मुँह से कोई बात नहीं निकल रही। बस दोनों ही एक-एक 
सिगरेट होठों में दबाए हैं। 

उसके थैले को भारी देखकर दोनों ने ही बडी प्रसन्नता से उसका स्वागत 
किया। उनमें से एक ने कहा, “ओ, हो। आप के भाग्य से नहीं तो, आप की इस 
होने वाली बहू नवयुवती के भाग्य से ही इतना अच्छा शिकार हुआ। एक ही दिन 


पाखी घोड़ा / 477 


में दस हंसों का शिकार कोई मामूली बात नहीं हैं।” 

उसकी बातें सुनकर रंजीत के दिल में भी बड़ी खुशी हुई। उसने सभी हंसों 
को यैले से बाहर निकाला और फिर उनका बँटवारा कर दिया। दोनों अधिकारियों 
को दो-दो करके चार हँस दे दिए। अपने लिए भी चार अलग रख लिये। दो हंसों 
को एक दूसरे थैले में रख लिया और जीप की आगे की सीट पर रख दिया। 

“अपनी उस होने वाली पत्नी के लिए रखा है क्या?”-एक अधिकारी ने 
पूछा | 

( हाँ | ९ 

कुछ देर बाद जीप गुवाहाटी की ओर दौड़ने लगी। पूरे रास्ते वह माकन के 
संबंध में ही सोचता-विचारता रहा। उनका विवाह अभी भी निश्चित नहीं हुआ है। 
फिर भी उसने माकन को अपने मन-प्राण से ग्रहण कर लिया है। उसे ऐसा अनुभव 
होता है कि माकन के मुँह पर कुछ ऐसा भाव है, जिसे देखते ही पुरुष का चञ्चल 
और अभिमानी स्वभाव भी शान्त-स्थिर हो जाता है। अब चाहे विवाह हो या न हो 
परन्तु वह उसे अपनी समझ रहा है। 

माकन के मकान के बाहरी फाटक पर जीप के पहुँचते-पहुँचते ही रंजीत को 
लगा कि बाहरी चबूतरे पर बेठाराम मुहर्रिर मृत शरीर-शव-ले जाने के लिए हरे 
बाँस की टिकठी बना रहा है। 

माकन के मकान के बैठकखाने में मन मारे हुए उदास-परेशान-सी बैठी है 
माकन या फिर सुदर्शना। 

क्षण भर में ही उसका शिकार से मिला सारा आनन्द हवा हो गया। उसे 
धक्का-सा लगा। जरूर ही कोई-न-कोई मर गया है। लेकिन वह कौन हो सकता है? 

साथ के वे अधिकारी भी इस विषादपूर्ण विषम परिस्थिति को समझ गए। 
उनमें से एक ने कहा, “हमारा यहाँ इस समय न उतरना ही अच्छा है।” 

वैसे दोनो ही अधिकारी माकन को देखना चाहते थे। रजीत अपने घर जाना 
चाहता था। 

किन्तु तभी घर के मुख्य द्वार पर सुदर्शना आ खडी हुई। उसने जब रजीत को 
शिकार खेलने की पोशाक में देखा तो मन-ही-मन सोचने लगी कि ऐसी दशा में 
उसे बुलाए या न बुलाए। उसके मुँह पर कीचड़ के कुछ छिटके पडे हुए थे। कष्मड़े 
भी भद्दे हो गए थे। थैले में से मरा हुआ एक हंस बाहर लटक आया था। सामने 
भी एक थैले में हंस पडे थे। 

जीप से उतरकर रंजीत सुदर्शना के निकट आ गया। उसकी आँखें धँस गई 
थीं। बाल सब बिखर गए थे। सूखे उलझे बालों से मन की विषादपूर्ण दशा प्रकट 


78/ पाखी घोड़ा 


हो रही थी। उस दिन फेरी के जहाज से उतरते समय उसे देखा था, उसके बाद यह 
पहली ही भेंट है। उसके प्रति उसका पहले जैसा आग्रह भी नहीं था। उसका अब 
पहले जैसा वह सौन्दर्य भी नहीं था और अधिकार भी नहीं था। 

मन को सबल बनाकर उसने पूछा, “क्या हो गया है, सुदर्शना?” 

“काकी माँ स्वर्गगासी हो गईं।'” 

रंजीत का हृदय कुम्भला गया। शिकार से प्राप्त सारा उल्लास-उत्साह जाता 
रहा। इसी बीच जीप से उतरकर वे दोनीं अधिकारी भी उनके पास आ गए थे। 
रंजीत ने उन्हें भी यह दुःखद संवाद बतलाया। 

दोनों ही अधिकारी उसके प्रति समवेदना प्रगट करने लगे। उन्होंने कहा, “हम 
जरा अन्दर जाएँ। तुम्हारी भावी दुल्हन को अपनी समवेदना जता आएँ।” 

“दुल्हन” शब्द सुनकर सुदर्शना को क्षण भर को दिल में आघात महसूस 
हुआ। परन्तु बड़ी शीघ्रता से ही उसने अपने आप को सँभाल लिया। वह समझ गई, 
दोनों अधिकारियो का आचरण सहज-स्वाभाविक है। 

वे चारों जने अन्दर आकर बैठकखाने में बैठ गए। उस समय वहाँ और कोई 
नही था। सुदर्शना ने अन्दर जाकर रंजीत के आने की सूचना माकन को दी। यह 
सूचना सुनते ही पहले तो माकन घबरा गई, परन्तु अन्त में उसने अपने मन को 
प्रकृतिस्थ किया और उसके साथ बाहर निकल आई। उन अधिकारियों को अपना 
अभिवादन कह कर उसने रंजीत की ओर बड़ी करुण दृष्टि से देखा। माकन का मुँह 
सूखकर हो गया था। चेहरा बिलकुल उदास हो गया था। उसके सारे केश 
इधर-उधर फैल गए थे। देह पर अभी कुछ देर पहले ही बदले हुए कपडे-परिधान 
थे। लेंहगा-चोली बिलकुल सफेद चमक रहे थे। 

माकन को देखते ही दोनों अधिकारी मुग्ध हो गए। उन्होंने उसकी माँ की 
अकाल मृत्यु पर हार्दिक समवेदना व्यक्त की। 

रंजीत तो कुछ बोल ही नहीं पाया। काफी देर बाद बोला, “एक बार जरा 
मौसी जी का अन्तिम दर्शन कर लूँ, माकन ! ” 

माकन ने एक बार रंजीत को नीचे-से-ऊपर तकर भली-भाँति निहारा। 
शिकार करने की उसकी पोशाक उसे कुछ बुरी नहीं लगी। उसकी माँ की मृत्यु पर 
जो सचमुच ही उसे हार्दिक दुःख हुआ है, यह अनुभव करके उसे सच ही बहुत 
अच्छा लगा। उसके मौन मुखमण्डल के भाव को देखकर ही माकन उसके हृदय की 
सात्त्तिक भावनाओं को समझ पा रही थी। 

“आइए, चलिए ।”-उसने कहा। 

वे सभी लोग वहाँ से उठकर स्वर्गीया चित्रा फूकन के कमरे में गए। 


पाखी घोड़ा। 79 


रजीत ने जूते खोलकर बरामदे में एक किनारे रख दिये, उसके साथ ही 
सैनिक अधिकारियों ने भी। माकनं उन लोगों को बुलाकर शयन-कक्ष की ओर ले 
गई। उन अधिकारियों ने दरवाजे के बाहर से ही माकन की स्वर्गीया माँ के मृत 
शरीर को प्रणाम किया। उनमे से एक ने धीरे-धीरे संस्कृत श्लोकों का पाठ किया। 
एक ने गहरी निश्वास छोडी। माकन ने दोनों अधिकारियों की ओर अच्छी तरह 
देखा। जान पड़ा कि उनमें से एक दक्षिण भारतीय, सम्भवतः मद्रासी है। उसके 
शरीर का रंग बहुत गहरा काला है। दूसरा कुछ गोरा है, लगता है हिन्दी भाषाभाषी 
है। 

रंजीर कमरे के अन्दर चला गया और माकन की माँ के खुले हुए ठंडे पैरों को 
छुकर घुटने टेककर, मत्था टेककर मौन रूप से प्रणाम निवेदित किया। काफी देर 
तक वड़ उसी अवस्था में खड़ा रहा। 

उस समय कमरे में सुदर्शना की माँ और सुदर्शना भी थीं। माकन अचानक 
ही मिसक-सिसककर रोने लगी। 

रंजीत की आँखों से भी ऑमू बहने लगे। थोड़ी देर बाद वह खडा हुआ। एक 
बार सुदर्शना की माँ की ओर देखकर उसने सर झुका लिया। उसके आने के बाद 
स॒दर्शना की माँ ने यही पहली बार उसे देखा था। वे उससे दो-चार बाते भी करना 
चाहती थी। परन्तु रजीत तो ध्यान-मग्न जाने कहाँ खो गया था। वह अब माकन 
की माँ के मुँह के पास जाकर खडा. हो गया। 

“हाय, मौसी जी!” उसने अस्फुट शब्दों मे विगलित कण्ठ से कॉपते-काँपते 
पुकारा। फिर कुछ देर बाद वह बाहर निकल आया। 

माकन ने. उन लोगों को मकान के बाहर तक पहुँचाया। जीप में बैठ जाने पर 
रंजीत ने चालक को गाडी घर की ओर ले चलने को कहा। गाडी घर पर 
पहुँचते-पहुँचते रजीत झटपट उतर गया। उसने अपने साथी नौजवानों से कहा, “ये 
सारे हंस आप लोग ही ले जाइए। इस वक्त मेरा मन हंसों को लेने को बिलकुल 
राजी नहीं है।” 

अधिकारियों ने उसके मन की अवस्था को गहराई से समझा, अतएव वे हंसों 
को ले जाने के लिए सहमत हो गए। 

जीप जब वहाँ से चली गई, तो रंजीत ने घर में आकर स्नान किया, फिर 
बक्से मे नीचे रखे धोती और कुत्ते को निकालकर पहन लिया। फिर कफ 
चाय-जलपान करके अपने आप ही फिर माकन के घर की ओर जाने के लिए 
निकल पडा। बाहर के बरामदे में बैठे हुए उसके पिताजी बहुत व्यग्र होकर उसी की 
बाट जोह रहे थे। 


80 पाखी घोड़ा 


उसे निकलते देखकर उन्होंने पूछा-“रंजीत ! क्या तुम माकन के घर उन लोगों 
के पास जाओगे?” 

“हाँ, पिताजी।” 

“ठीक है, जाओ। नवीन भी नहीं है। देख-भाल करने के लिए एक नौजवान 
का रहना बहुत जरूरी हैं ।' 

“क्यों, नवीन को क्‍या हो गया?” 

उसके पिताजी ने जब नवीन की गिरफ्तारी की बात बताई तो रंजीत का मन 
और उदास हो गया। उसके पिताजी नवीन को जमानत पर छुड़ा लाने के लिए 
पुलिस डिप्टी कमिश्नर के पास तक गए थे, परन्तु डिप्टी कमिश्नर ने जमानत पर भी 
रिहा करने से मना कर दिया। 

पिता और रंजीत दोनों ही चिता जलवाने की व्यवस्था के संबंध में बड़ी 
गम्भीरता के साथ काफी देर तक विचार-विमर्श करते रहे। अब तो दुदू के आ जाने 
के बाद ही श्मशान घाट जाया जा सकेगा। उसके पहले क्या-क्या काज-कर्म करना 
आवश्यक है, इस सबके संबंध में उसके पिता ने उसे भली प्रकार समझाया। 

अपने घर से पैदल चलकर ही लगभग पन्द्रह मिनट बाद रंजीत फिर माकन के 
घर आ उपस्थित हुआ। वहाँ पहुँचते ही उसने अन्तैष्टि क्रिया करने के लिए सारें 
प्रबन्ध पूरे किए। श्मशान घाट जाकर अन्त्यैष्टि क्रिया में भाग लेने वाले लोगों को 
और चिता सजाने वालों को वह स्वयं ही जाकर कह आया। कामाख्या के श्मशान 
पर चिता के लिए लकड़ी वगैरह की व्यवस्था करने को उसने बेठाराम मुहर्रिर को 
पहले ही भेंज दिया था। 

माकन आदि के घर को उस बेला में शोक-विषाद के बादलों ने घेर लिया 
था। तभी सुदर्शना उसके पास आई और उसके साथ इस संभावना पर 
विचार-विमर्श करने लगी कि पंचानन फूकन घर आ सकेंगे भी या नहीं। रंजीत को 
अचानक ही एक उपाय सूझा। उसने कहा, “अच्छा ठहरो। देखो मैं कुछ कामगर 
उपाय कर पाता हूँ या नहीं ।” 

(इतना कहकर उसने) एक जीप ली और उसे दौड़ाते हुए सीधे सैनिक हेड 
क्वार्टर जा पहुँचा। सौभाग्य से वहाँ तुरन्त ही उसकी भेंट प्रोफेसर स्मिथ साहब से 
हो गई। उसने _सारा समाचार स्मिथ साहब से कह सुनाया तब उन्होंने यह काम 
अपने हाथ में ही ले लिया। उन्होंने कहा, “अगर किसी उपाय से फूकन को हवाई 
जहाज से आज रात ही यहाँ बुलवा ले सका तब तो उसे बुलवा ही लूँगा। वैसे आज 
मौसम बहुत ही खराब है।” स्मिथ साहब ने रंजीत को ढाँढस बँधाकर विदा किया 
और स्वयं ही बेतार-के-तार (वायरलेस) स्टेशन केन्द्र चले गए। 


पाखी घोड़ा। 8॥ 


रंजीत माकन वगैरह के घर लौट आया। तब तक साँझ की वेला हो गई थी। 
उसने देखा कि उसके पिता जी पहले से ही आकर माकन के मकान के बरामदे में 
बैठे हुए हैं। उसने अपनी भाग-दौड के संबंध में जब अपने पिता जी को जानकारी 
दी तो उनके चेहरे पर कुछ परेशानी की लकीरें खिंच आयीं। उनसे उनका कुछ 
ऐसा भाव परिलक्षित हुआ जैसे पंचानन जी नहीं भी आ सकते हैं। उनके मन के 
अन्तरतम की अवस्था का ज्ञान उनके और रविचन्द्र जी के सिवा और किसी को 
नहीं था। परन्तु उन्होंने अपने पुत्र को भी वे सब बातें नहीं बतलायीं। 

उन्होंने मन-ही-मन यह विचार दृढ़ कर लिया कि अगर प्रोफेसर स्मिथ यहाँ 
आते हैं, तो उनके पहुँचने के साथ-ही-साथ तुरन्त ही वे स्वयं आगे बढकर उनसे 
जा मिलेंगे और सबसे पहले ही उनसे बातचीत कर लेंगे। अगर कोई आपत्तिजनक 
बुरी खबर वे पा गए हों, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि कम-से-कम आज के दिन 
भर तो वे उसे छिपाए-दबाए रखें। नहीं तो उसके पापाचरण की बदनामी आज ही 
सर्वत्र फैल जाएगी। 

रात के आठ बजे दुदू मोटरकार से ही सारा सफर करते हुए घर आ पहुँचा। 
उसके वहाँ पहुँचने के साथ रंजीत उसके संग हो लिया, और फिर क्षण भर को भी 
उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। 

सर्वप्रथम वह उसे उसकी माँ के पास ले गया। माँ के शव को देख दुदू ने 
जोर-जोर से रोना-चिल्लाना शुरू .किया तो भी उसने उसके रोने-धोने में कोई 
रोक-टोक नहीं की। उसने सोचा अगर रो लेने से ही उसका असह्य क्लेश कुछ 
कम हो जाय, तो फिर क्‍या हर्ज है? वैसे इतने जोर-जोर से चीख-चिल्लाकर 
सिसक-सिसककर दुदू को रोते देख उसे खुद भी बहुत कष्ट महसूस हो रहा था। 
उसे रोता देख माकन भी रोने लगी। 

और उधर उसी समय प्रोफेसर स्मिथ भी माकन के मकान के सामने आ प्रकट 
हुए। उन्हें बाहर देखते ही सदानन्द बरुआ जी जल्दी-जल्दी आगे बढ गए और 
फाटक के बाहर ही उनसे जा मिले। वहाँ से वे उन्हें सीधे प्रोफेसर रविचन्द्र जी के 
घर ले गए। 

रविचन्द्र जी के बैठकखाने में बैठकर स्मिथ साहब ने इम्फाल से प्राप्त सारी 
सूचनाओं को खोलकर विस्तार से सूचित किया। उन्होंने बतलाया कि वहाँ मौसम 
इतना खराब है कि उस रात हवाई-जहाज उड़ सकना, उड़कर आना कतई संश्नव 
नहीं है। अभी इसी बीच ह एक हवाई जहाज मौसम की खराबी की वजह. से 
दुर्घटना-ग्रस्त भी हो गया है। 

इतनी सब सूचना दे चुकने के बाद प्रोफेसर स्मिथ ने बरुआ जी के मुँह की 


82 पाखी घोड़ा 


आर विशेष दृष्टि से देखकर कहा, “पंचानन फूकन को जाने कया हो गया है। जान 
पड़ता है कि किसी एक विशेष कारण से उसे भयंकर मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा 
है। अपनी नौकरी की इयूटी से भी निलम्बित (ससपैण्ड) कर दिया गया है। मैंने 
बढ़ुत जानने की कोशिश की कि आखिर किस कारण से ऐसा हुआ? मगर सूचना 
देने वाला अधिकारी भी यह नहीं बतला सका।” 

तब बरुआ जी ने प्रोफेसर स्मिथ को अति संक्षेप में बतलाया कि दरअसल 
पचानन फूकन को क्या हो गया है। और उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु भी जिस विशेष 
आघात से हुई है उसे भी सारांशतः बतला दिया। 

“यह एक भारतीय शोकप्रद दुर्घटना है। अपने आप में निराली, एक अद्भुत 
नमूना ।”-स्मिथ साहब ने आह भरते हुए कहा, “अगर ऐसी ही परिस्थिति उनके 
देश में हुई होती तो प्रथम विवाहित दम्पती में तलाक से इस समस्या का समाधान 
कभी का हो गया होता।” 

बरुआ जी भी मुस्कराए। फिर उन्होंने कहा, “परन्तु भारतीय शोकप्रद दुर्घटना 
भी आखिर एक दुर्घटना ही है।” 

स्मिथ साहब एक बार पुनः घनिष्ठ रूप से रविचन्द्र जी से जाकर मिले, उनके 
साथ दो-चार बातें कीं और फिर कुछ देर बाद ही वे अपने क्वोटर चले गए। 
जाते-जाते उन्होंने बरआ जी से कहा कि अगर वे इम्फाल गए तो वहाँ वे प्रयत्न 
करके पंचानन फूकन से मिलेंगें और आवश्यक सारी जानकारी हासिल करके ही 
आएँगे। 

बरुआ जी फिर जब माकन के घर पहुँचे तब तक स्वर्गीया चित्रा जी के शव 
को अर्थी (टिकठी) पर रखकर बाँधने का काम पूरा हो चुका था। वंश-परिवार की 
सभी महिलाएँ माकन की माँ के शव पर फूल अर्पित करके उनके प्रति अपनी 
श्रद्धाउजलि व्यक्त कर रही थीं। दुदू खाली पैर और बस नाममात्र का कपड़ा पहने 
हाथ में एक बाँस की मजबूत लाठी के सहारे अपने शरीर को टिकाए हुए चुपचाप 
टकटकी बाँधे अपनी माँ का मुँह निहार रहा था। 

रंजीत ने जैसे ही अपने साथी तीन और नौजवानों के साथ मिलकर अर्थी को 
अपने-अपने कंधों के सहारे उठवाया, वैसे ही माकन बिलख-बिलखकर रोने लगी। 

बरुआ जी ने एक बार चित्रा जी के मुँह की ओर देखा, फिर उन्होंने अपनी 
आँखें मूँद लीं और वे हृदय के अन्दर-ही-अन्दर निर्गुण-निराकार-अनन्त शक्तिमान 
भगवत्‌ शक्ति का ध्यान करने लगे। 

अर्थी के साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग श्मशान घाट दाह-क्रिया करने के 
लिए गए। परन्तु उस अन्तिम संस्कार को संपन्न करवाने जा रही उस भीड़ के साथ 


पाखी घोड़ा/ 83 


बरुआ जी नहीं गए। माकन के घर पर ही अपनी उपस्थिति की आवश्यकता को 
समझकर, वे माकन के घर पर बहुत समय तक रुके रहें। माकन और सुदर्शना को 
सान्त्वना बँधाते हुए वे उनके साथ मानव जीवन की स्वाभाविक दशाओं के संबंध में 
बातें करते रहे। उन्होंने उन्हें समझाया कि वस्लुतः यह मनुष्य का शरीर तो उस 
शाश्वत आत्मा का एक आवरण भर है, पहनने के कपड़े के समान है। जब इस 
सच्चाई को आदमी जान जाता है, तभी वह आत्मा के अस्तित्व के प्रति सजग होता 
है। और तभी मानव जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है। 

“तो माँ की आत्मा क्‍या नहीं मरी हैं, बड़े चाचा जी! ”-उत्सुकतापूर्वक 
माकन ने पूछा। 

“नहीं, नहीं मरी। आत्मा कभी नहीं मरती।”-बरुआ जी ने पूर्णविश्वास के 
साथ दृढ स्वर में कहा। 

फिर माकन कुछ नहीं बोली। बिलकुल मौन हो गई। 

कुछ देर बाद अचानक ही सुदर्शना के मुँह से बोल फूटा, “ काका जी (पिता 
के छोटे भाई साहब) नहीं आ पाए।” 

“इसके लिए विशेष दुःखी मत होओ, बेटी। पंचानन का भाग्य ही खराब हो 
गया है।”-बरुआ जी ने “भाग्य के खराब' होने की जो बात कही, उसका अर्थ 
कितना व्यापक है? इसका अनुमान सुदर्शना नहीं लगा सकी। 

फिर अकस्मात्‌ बरुआ जी ने माकन की ओर देखा। उसे बहुत प्यार से 
संबोधित करते हुए उन्होंने उसे धीरज बँधाया-“माँ ! तुम निर्भव रहो। किसी भी 
प्रकार की चिन्ता करने की, डरने की जरूरत नहीं है। मनुष्य को जीवन में अगर 
कोई शोक न हो, कोई आघात न लगे, तब तो वह जीवन का सच्चा रूप देख ही 
नहीं पाए। किसी भी चीज से डरना नहीं, किसी भी चीज से बहुत अधिक मोह मत 
रखना। बहुत संभव है, अभी और भी विपत्तियाँ आएँ। परन्तु तुम सभी का सामना 
करने के लिए सदा तैयार रहना। मैं हर आफत-विपद में सदा तुम्हारे साथ रहूँगा।”” 
-थोड़ी देर तक शान्त रहने के बाद उन्होंने फिर कहा, “शायद तुमने अभी सुना 
नहीं कि नवीन का क्‍या हुआ? 

इस बीच माकन ने नवीन के गिरफ्तार कर लिये जाने की खबर सुन ली थी। 

उसके मन में अत्यन्त असहनीय वेदना भरी हुई थी। उसकी माँ की मृत्यु का 
आघात हृदय पर इतना प्रचण्ड वेग से पडा था कि उसकी तुलना में नवीन के जेल 
चले जाने का दुःख बहुत हल्का लगा था। इस दारुण विपत्ति की दुर्दशा में वह स्वयं 
ही नवीन को अपने समीप देखना चाहती थी। सान्त्वना के दो बोल सुनना चाहती 
थी। नवीन जो भी बातें करता है, वे सारी बातें उसके हृदय के अन्तरतम से सीधे 


84/ पाखी घोडा 


निकलती हैं। इसी कारण से औरों की सांसारिक चालबाजियों से भरी बातों की 
अपेक्षा नवीन की सीधी-सरल बातें उसे बहुत ही भली लगती हैं । वे बातें ही उसे 
सदा अपने को नये रूप में समझने में, अपनी कमजोरी, कमी और अपनी ताकत, 
सामर्थ्य को समझने में बल प्रदान करती हैं। सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं की 
दृष्टि से उसकी असमर्थता और उसके सुयोग्य वर के रूप में उसका पाणिग्रहण 
करने योग्य बनकर उसका हाथ माँगने में समर्थ न हो पाने की दशा को देखकर 
उसे भी दुख होता है। अधिक क्लेश यह देखकर ही होता था कि इन्हीं कमजोरियों 
के कारण उसके विवाह हो पाने में अडचनें पड़ रही हैं। परन्तु अकेले-अकेले मात्र 
उसका अपना स्वार्थ जितना उसके लिए मूल्यवान है, जनता के स्वार्थ के साथ अपने 
स्वार्थ को पूरी तरह मिला देने वाले नवीन के लिए वह उतना मूल्यवान नहीं है। 
अगर नवीन चाहता तो अपने स्वार्थ को देश के स्वार्थ से अधिक महत्व देकर, अपने 
आपको अधिक सुखी सम्पन्न बनाकर एक समृद्ध घर-गृहस्थी का निर्माण कर चुका 
होता। परन्तु नहीं वह ऐसा नहीं कर सकेगा। ऐसा करके वह अपने निजी व्यक्तित्व 
को ही खो बैठेगा, और दूसरों की तो क्‍या वह अपनी ही दृष्टि में नीचा हो 
जाएगा। माकन जितना ही अधिक उसे अपनी उच्चकुलीन वैभवशाली समृद्ध श्रेणी 
के लोगों के बीच प्रतिष्ठित करने के लिए संपत्तिशाली बनाने के लिए उत्प्रेरित 
करती रही है, उतनी ही अधिक उसकी आत्मा उसे अपने सिद्धान्तानुसार सुनिश्चित 
सत्य के मार्ग पर खींचती लिये चली जाती रही है। माकन ने फिरोजा के घर पर 
रहकर उसके साथ तर्क-वितर्क करके, उसके संबंध में एक-एक बातें खोद-खोदकर 
जाँची-परखी हैं। उसने अपनी निजी बातें, अपना स्वकीय सिद्धान्त उसके समक्ष 
बिलकुल साफ-साफ प्रत्यक्ष रख दिया है। अब उसके पास कहने को कुछ भी शेष 
नहीं है, और माकन के पास पूछने को भी कुछ शेष नहीं है। अब तो कम-से-कम 
अभी एक वर्ष तक वह उससे कुछ भी नहीं पूछेगी। 

यह एक वर्ष वह कैसे, किस रूप में बिताता है? किस विधि-प्रविधि से वह 
अपनी अवस्था को ऊँचे उठाता है, श्रीसम्पन्न कर उन्नतिशील बनाता है? यह उसके 
अपने सोचने-विचारने की बात है। इस सबमें माकन के परामर्श से काम नहीं चलने 
वाला। 

दूसरी ओर वह अपना यह वर्ष बिलकुल अकेले-अकेले रहकर बिताना चाहती 
है। शान्ति निकेतन जाकर रहने, अध्ययन-अनुशीलन करने की उसमें अत्यन्त प्रबल 
कामना जगी है। वह कला-कौशल के माध्यम से जीवन में सौन्दर्य का अन्वेषण 
करना चाहती है। उसका मन अब उसी दिशा में भाग रहा है। इसी अन्तर्हित 
अभिप्राय की वजह से ही उसने किसी भी व्यक्ति से नवीन के संबंध में कोई 


पाखी घोड़ा / 85 


कौतूहल, कोई जिज्ञासा अभिव्यक्त नहीं की थी। । 

उसने, शान्त निर्लिप्त स्वर में कहा, “सुन चुकी हूँ, बड़े चाचाजी।” 

उसके मुँह की ओर देखकर बरुआजी अवाक्‌ रह गए। इस परिस्थिति में 
उसके मन में क्‍या है? वह क्या सोच-विचार रही है? इसका कोई अनुमान वे नहीं 
लगा सके। 

कुछ देर तक तो किसी के मुँह से कोई बोल नहीं फूटा। 

फिर थोडी देर बाद बरुआ जी ने उन दोनों बहनों से विदा ली और श्मशान 
घाट चले गए। 

बरुआ जी की मोटरकार जब दूर चली गई, उसकी आवाज सुनाई पड़नी भी 
जब बन्द हो गयी, तब सुदर्शना ने माकन की ओर देखकर कहा, “अभी थोड़ी देर 
पहले जब रंजीत माँ के चरणों में घुटने टेके प्रणाम कर रहा था तो कैसा लग रहा 
था, जानती हो?” 

“कैसा?” 

"यही कि आदमी बिल्कुल सच्चा, पवित्र हृदय का है। अगर ऐसा नहीं होता 
तो दूसरे की माँ को अपनी माँ-सा समझ नहीं पाता।” सुदर्शना ने जवाब दिया। 
“तुमने लक्ष्य नहीं किया क्या, कि उसने पल भर के लिए भी दुदू का साथ नहीं 
छोड़ा।” 

माकन ने अपनी बड़ी बहन की ओर एक बार ध्यान से देखा फिर कहा, “इस 
व्यवहार में कोई असाधारण लक्षणीय व्यवहर है क्या?” 

“नहीं, एकदम नहीं। कोई अस्वाभाविक भी नहीं। और यही वह कारण है 
जिससे इस आदमी से प्रेम करने को जी होता है। तुम भी धीरे-धीरे प्रेम करने 
लगोगी। मैं आज ही यह बात कहे रखती हूँ।” सुदर्शना ने कहा, “नवीन असाधारण 
है, जबकि रंजीत भाई साधारण, सामान्य। यह घर-गृहस्थी, संसारिक परिवेश, 
साधारण के लिए ही है। जो लोग असाधारण होते हैं वे घर-गृहस्थी में शान्ति का 
अनुभव नहीं कर पाते। तुम भी गलती मत कर बैठना। अब तो काकी जी भी नहीं 
रहीं, तुम्हें सही मार्ग सुझाने के लिए। तुम तो मन-ही-मन घर-गृहस्थी बनाने की 
सोच रही हो। तुम्हारे मन को मैं तुमसे अधिक समझती हूँ। इसी से मैं तुम्हें पहले 
से ही सजग किए दे रही हूँ, कि कोई भी निर्णय खूब अच्छी तरह सोच-विचार 
करके ही लेना। एक कन्या के जीवन में यही एक निर्णय सबसे महत्त्वपूर्ण होता है। 
मैं तो तभी बहुत प्रसन्नता का अनुभव करूँगी जब तुम रंजीत को अपने पति के रूप 
में ग्रहण कर लोगी।” 

कुछ समय तक शान्त रहकर सुदर्शना ने माकन के मन के भावों को समझने 


86/ पाखी घोड़ा 


की चेष्टा की। सुदर्शना की बातें सुनकर माकन भी एकाग्र चित्त से सोचने-विचारने 
लगी थी। उसे ध्यानमग्न देख सुदर्शना ने फिर कहा, “तुम शान्तिनिकेतन जाना 
चाहती हो न? खुशी से जाओ। परन्तु वह तो संघर्षों से छुटकारा पने का एक 
साधारण-सा उपाय भर है। मनुष्य कभी-कभी जीवन की कठोर वास्तविकताओं का 
सामना करने की जगह उनसे छूट निकलने के उपाय ढूँढता है। परन्तु इससे कोई 
लाभ नहीं ।” | 

माकन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। सुदर्शना की बातों ने उसे 
अन्दर-ही-अन्दर झकझोर दिया, वह आन्दोलित हो उठी, परन्तु शान्त-स्थिर होने का 
कोई भी उपाय वह बहुत सोचकर भी निकाल नहीं सकी। 

ठीक उसी समय अपराजिता को गोदी में उठाए जयन्ती वहाँ आ उपस्थित 
हुई। वह सुदर्शना के पास जाकर खड़ी हो गई। 

“बहन जी।” जयन्ती के सुर में नाराजगी जताने का भाव था, “अपराजिता 
कब से आप को खोज-पूछ रही है। जब उसे बहलाए रखने का कोई उपाय नहीं रह 
गया तो बाध्य होकर उसे यहाँ ले आई हूँ। वह अपनी छोटी दादी माँ के बारे में भी 
बहुत पूछ रही थी।" 

जयन्ती ने अपराजिता को गोदी से उतारकर छोड़ दिया। वह दौडती-दौडती 
सुदर्शना की गोदी में आ चिपटी। उसने एक बार अपनी माँ के मुँह की ओर, फिर 
एक बार माकन के मुँह की ओर देखा। 

अपराजिता हमेशा अपनी माँ को खोजती-पूछती रहती है। परन्तु परेशान नहीं 
करती। नौकर-चाकर जब उसे बहला-फूसलाकर उसका मन किसी और चीज में 
लगाकर प्रसन्न रखना चाहते हैं तो वह उसी में मग्न हो जाती है। परन्तु आज वह 
जिद्द में आ गई, किसी भी तरह सन्तुष्ट नहीं हुई। जब उसे बहलाने-फूसलाने का 
कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तो जयन्ती स्वयं उसे अपने साथ ले आयी। 

उसने आज जब अपनी माँ और मौसी किसी के मुँह से भी कोई बात 
निकलते नहीं सुनी तो नाराज होकर बोली, “मुझे छोड़ो, मैं छोटी दादी माँ के पास 
जाऊँगी।” 

'छोटी दादी माँ" से उसका मतलब चित्रा से था। 

अपनी छोटी दादी माँ को अपराजिता बहुत चाहती थी। अभी तक उसे किसी 
ने भी यह नहीं बतलाया था कि वे अब इस संसार में नहीं रहीं। अगर कोई 
बतलाए भी तो भी उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अपनी ओर किसी को 
ध्यान न देते देख बुरा मानकर वह सुदर्शना की गोदी से छूटकर हट जाना चाहती 
थी। तब उसकी माँ (सुदर्शनां) ने कहा, “अपराजिता ! छोटी दादी माँ घर में नहीं 
हैं।” 


पाखी घोड़ा | 87 


“तो फिश्कहाँ चली गईं? उसने पूछा। अबकी बार अत्यन्त असहाय भाव से 
सुदर्शना ने जयन्ती की ओर देखा। 

फिरजयन्ती ने ही उससे कहा, “स्वर्ग चली गईं।” 

“स्वर्ग कहाँ है?” अपराजिता ने पूछा। 

ऊपर की ओर।” जयन्ती ने उत्तर दिया। 

अपराजिता अवाक्‌ होकर ऊपर की ओर देखने लगीं। तारों से भरे आकाश 
की ओर देखते-देखते वह अपने आप को भूल गई, उसी में मग्न हो गई। 

माकन ने अनुभव किया कि अपराजिता की ही तरह जयन्ती ने भी माँ के 
स्वर्ग चले जाने की बात में विश्वास कर लिया है। जयन्ती का विश्वास अटल है। 
अपराजिता ने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया है। उन दोनों का 
सीधा-सादा सरल मन बिना किसी जटिलता के, बिना किसी झंझट-झअझमेले के 
बिलकुल स्वच्छ-सहज है। 

माकन ने सुदर्शना की ओर देखा। उसके बाद मन-ही-मन कविता का एक 
चरण गुनगुनाया- 


“मरि गै सोन सउ, 
तरा एटि होल अउ, 
तरा ए टि होल। 
(कवि श्री लक्ष्मीनाथ बेज बरूआ की कविता का चरण) 
(मर कर सोना (प्यारे लोग) सब आकाश में जाकर तारा बन गया। एक तारा और 
बन गया) 


88 पाखी घोडा 


चतुर्थ खण्ड 


गिलहरी के लिए घात लगाए हुए वह बुहत देर से जेल की अपनी कोठरी की दीवार के 
झरोखे के पास बैठा हुआ था। परन्तु वह नहीं आई। 

उस गिलहरी ने एक ऐसा बडा अपराध कर डाला था जिसे क्षमा नहीं किया जा 
सकता। माकन द्वारा भेजी गई अन्तिम चिट्ठी का पन्ना खींचकर उसने कहीं बाहर ले जा 
फेंका था। दोपहरी में उसे हल्की-सी नीद आ गई थी, उसी बीच उसने यह अक्षम्य 
अपराध कर डाला था। नींद आने के कुछ पहले लेटे-लेटे जब वह उस चिट्ठी को पढ़ रहा 
था, तभी नींद की खुमारी में न जाने कब वह चिट्ठी हाथ से छूटकर नीचे जमीन पर गिर 
पड़ी थी। पूरी चिट्ठी के तीनों ही पन्ने वह चुरा ले गई थी। 

बीते डेढ सालों में इस गिलहरी ने छोटी-बड़ी बहुत सारी शरारतें कर डाली थी। 
कभी साबुन का टुकडा उठा ले गई, कभी सुपाडी (पुँगीफल) उठा ले गई, कभी पाव रोटी 
का टुकड़ा, तो कभी महीन कागज चुरा ले जाकर उसने नवीन को बार-बार परेशान किया 
है। परन्तु इतने लम्बे कारावास की अवधि का एक मात्र संगी समझकर उसने बराबर ही 
उसे क्षमा किया है। 

परन्तु आज जो उसने बहुत ही बड़ा अपराध कर डाला है, उसके लिए भी उसे क्षमा 
कर पाना नवीन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। 

(उसकी बाट जोहते-जोहते थक जाने पर) उसने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी दूर फेंक 
दी और फिर आकर बिस्तरे पर लम्बी तान पसर गया। करने को तो अब कुछ भी शेष 
नहीं। क्रोध को नियन्त्रित करके वश में कर लेने की तरह ही माकन को पाने की सारी 
आशा-आकांशा को धीरे-धीरे परिपूर्ण त्याग देना ही अब एक मात्र रास्ता शेष है। 

मगर अच्छा ही हुआ। यह अन्तिम चिट्ठी भी गई। उस चिट्ठी के साथ ही माकन के 
हाथ की लिखावट के वे अक्षर जो क्रमशः स्मृति-पटल पर उसकी निशानी के रूप में 
परिपुष्ट होते जा रहे थे, उन अक्षरों की सजीवता भी अब चली गई। 

विगत डेढ़ वर्षों के भीतर ही माकन मानो उसके पास से बहुत दूर हो गई है । इस 
समय वह शान्तिनिकेतन में है, रवीन्द्र-साहित्य से संबंधित किसी पाठ्यक्रम का 
अनुशीलन कर रही है। और इसके अतिरिक्त ऊपर से चित्रकला का भी प्रशिक्षण ले रही 
है। परन्तु इस शिक्षा में उसका मन लग नहीं रहा है। वस्तुतः वह रवीन्द्र-दर्शन की ओर ही 
आकर्षित हो रही है। 


पाखी घोड़ा। 89 


राजनीतिक चेतना के मोह से वह पूरी तरह मुक्त को चुकी है। उसने देखा और 
अनुभव किया है कि राजनीति मनुष्यों को एकत्र तो कर लेती है, एक जुट कर लेती है 
अवश्य, परन्तु उसकी यह एकता किसी-न-किसी के विरुद्ध ही होती है। सो यह एकता 
विरोधी पक्ष की वजह से हौती है। विरोधी पक्ष के हटते ही फिर वही ढाक-के-तीन पात, 
एक चित हुए मनुष्य फिर हिन्दू, मुसलमान, बंगाली, असमिया आदि छोटे-छोटे उप 
विभागें में बँटने शुरू हो जाते हैं। 

राजनीति मनुष्यों को एकत्रित करती है, परन्तु मनुष्य को एकता की डोरी में बांध 
नहीं रख पाती। इसके लिए तो इस सबसे सर्वथा भिन्न, एक स्वतन्त्र प्रकार की गम्भीर 
विश्वानुभूति की आवश्यकता होती है। रवीन्द्र के साहित्य में उसी को वह पा गई है - 
“यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु वात्मानं न ततो विजुगुप्सते।) (जो 
सभी प्राणियों को अपने समान देखता हैं, और सभी प्राणियों को अपने में देखता. है - 
उससे ईर्ष्या, द्वेष, कलह नहीं करते, कभी भी उनकी निन्‍्दा नहीं करते।) किसी विशेष 
कक्षा को उत्तीर्ण कर उसका प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कोई उत्सुकता उसमें नहीं है। वह 
तो बस उसी विश्वानुभूति को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षारत है जो विश्व के सभी मनुष्यों 
को एकात्म कर देती है। 

नवीन इस दौरान यह अनुभव कर पा रहा था कि उसकी राजनीतिक विचारधारा 
पहले की अपेक्षा अधिक कठोर होनी शुरू हो गई है। भयानक कठोर। बरदलै (गोपीनाथ 
बरदलै तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के नेता) की राजनीतिक पार्टी से अब उनका मतैक्य नहीं 
रह गया है, उससे संबध विच्छेद हो गय़ा है। बरदलै ने असम में कांग्रेस की संयुक्त मन्त्र 
परिषद का गठन करके समझौतावादी राजनीति चलाना आरम्भ कर दिया है। दिल्ली में 
कांग्रेस और मुसलिम लीग की ब्रिटेन की सरकार से बातचीत शुरू हो गई है। 

इस बातचीत का अन्तिम परिणाम होगा- देश का विभाजन | दूसरी ओर अब तक 
चल रहा विश्वयुद्ध अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। 

ऐटमबम के वजपात ने जापान की कमर हौ तोड़ दी। फासिज्म (समानाधिकार 
विरोधी सिद्धांत) का खात्मा हो गया है, परन्तु साम्राज्यवाद बचा रह गया है। 'ब्रिटेन फिर 
से शक्तिशाली बन गया है। अब एक ऐसा समय आ गया है जब ब्रिटेन भारतीय 
स्वतन्त्रता आन्दोलन से पहले (जब अभी विश्वयुद्ध छिड़ा हुआ था) जैसा भय महसूस नहीं 
कर रहा है। 

इस समय दिल्‍ली के लालकिले में बन्दी बनाए गए आजाद हिन्द फौज के जवानों के 
देशद्रोह के अपराध का दोषी मानकर उनके दण्ड का न्याय-विचार ब्रिटिश सरकार कर 
रही है। उधर विश्वयुद्ध से लौटकर आई हुई भारतीय सेना वाहिनी के कुछ अंगों में विद्रोह 
की चिनगारी भी सुलगने लगी है। 


90 पाखी घोड़ा 


ऐसे समय में अगर वह आज बाहर रहा होता तो 'भारत छोड़ो” आन्दोलन की आग 
को फिर से प्रचण्ड वेग से धधकाने की कोशिश कर रहा होता। 

पाकिस्तान की मांग को लेकर उठायी गई राजनीति और समझौतावादी बातचीत के 
जरिए देश के विभाजन का जो खतरा मँडरा रहा है। उसे बन्द कर पाने का बस एक मात्र 
वही उपाय है। सर्वथा एक मात्र उपाय। 

ऐसे वक्‍त में अब विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए आन्दोलन चलाने, 
पत्रिका प्रकाशित कर धनागम करने में सर्मथ होकर माकन से विवाह रचाने की जैसी बातें 
वह फिर से सोच ही नहीं सकता। इतने लम्बे कारावास के दौरान ही माकन द्वारा दी गई 
एक वर्ष की अवधि-सीमा कब की बीत गई। और अभी तो वह जेलखाना की सजा से ही 
छुटकारा नहीं पा सका। बल्कि उल्टे उसे बहुत खतरनाक आन्दोलनकारी करार देकर 
सरकार ने एक महीना पहले ही उसकी कारावास की सजा मियाद एक साल और बढी दी 
है। 

जेल में रहते हुए ही उसने एक पत्र गुप्त रूप से सुमति बहन जी के लिए बाहर 
भिजवा दिया था। 

सुमति बहन जी उस वक्त मदनापलली में थी। विमलदा की बीमारी के संबन्ध में 
जाँच-पूछ करने गई हुई थीं। वह पत्र जाने कैसे पुलिस के हाथ जा पड़ा। उस चिट्टी में देश 
को नये आन्दोलन के लिए तैयार करने की योजना बनाकर समझाई गई थी, उसके लिए 
कुछ सिद्धान्त स्थिर किए गए थे। सरकार ने उस पत्र से नवीन के विद्रोही मनोभावों को 
देखते हुए उसके छूटकर बाहर जाने में खतरे की आशंका व्यक्त की, फलतः उसे 
कारावास से मुक्त करने को राजी नहीं हुई। 

बरदलै जी असम के मुख्यमंत्री बनने के उपरान्त जब अनेक राजनीतिक बन्दियों 
को जेल से मुक्ति दिला रहे थे तो औरों के साथ नवीन को भी उन्हों ने मुक्ति देनी चाही 
थी। परन्तु उसे मुक्ति नहीं मिल पायी। क्यों कि स्वयं अंग्रेज चीफ सेक्रेटरी ने ही उसे मुक्त 
किए जाने के प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की। बरदलै जी अभी भी उसे मुक्ति दिलाने के 
लिए प्रयास कर रहे हैं, परन्तु अभी तक उन्हें इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिल सकी है। 

नवीन को अब एक मात्र सुमति बहन जी से ही आशा रह गई है। वे संघ के लड़कों 
को एकत्र संगठित करने की कोशिश कर रही हैं, परन्तु अभी सफल नहीं हो सकी हैं | 
झुकी हुई आरर डाल (कमजोर दुबली-पतली) देखकर सभी उसे काटने के लिए टाँगी 
मारते हैं । मारेंगे ही। सुमति बहन जी अब पहले की भाँति एकान्तनिष्ठ मन से केवल 
राजनीति का काम ही करने की इच्छुक नहीं रहीं। राजनीति के अन्दर वे शक्ति और 
अधिकार क्षमता का खेल देख चुकी हैं। कोई मन्त्री बनना चाह रहा है, तो कोई 
एम.एल.ए. (विधायक-विधानसभा)। अब राजनीति के क्षेत्र में कोई भी सेवा करने के 


पाखी घोड़ा / 9] 


लिए आगे नहीं आता। 

संघ के कुछ लड़कों के मन में तो निराशा घिर आई है। मुस्लिम धर्म माननेवालों के 
मन में तो लीग वाले पाकिस्तान बनवाने का सपना घुसाए दे रहे हैं। लीग असम को 
पाकिस्तान बना देने का दावा कर रही है। पूरा असम आन्दोलित हो उठा है, 
सभा-समिति-प्रदर्शन-जुलूस से किसी-किसी ओर इसके प्रबल विरोध में भी आवाज 
उठने लगी है। परन्तु विरोध की यह ध्वनि अभी व्यापक नहीं हो पा रही है। 

जनता उन्नीस सौ बयालीस के आन्दोलन की भाँति अभी जगी नहीं है। आखिर 
क्यों इसे वह बता नहीं सकता। जेल की इस कोठरी में बैठे-बैठे उसकी ऐसी धारणा बन 
गई है कि इतने दिनों तक स्वतन्त्रता-आन्दोलन और संघ के ऊपर जो विश्वास करता आ 
रहा था वह विश्वास मानो पुष्ट ज्ञान पर प्रतिष्ठित नहीं था। भारत के स्वतन्त्र होने का क्या 
इतना ही मतलब है कि अंग्रेज विदेशी लोगों की जगह अपने देश के कुछ लोगों का शासन 
स्थापित हो जाय? जीवन के उद्देशय की पूर्ति में संभवतः यह स्वतन्त्रता कोई सहायता 
नहीं पहुँचाती? स्वतन्त्रता आन्दोलन में लगे हुए लोगों के मन में कोई उच्च नैतिक चेतना 
तो थी नहीं, अतः वे लोग जैसे-तैसे अधिकार हासिल कर लेने भर की ही बात सोच रहे थे। 
वह स्वयं भी सोच रहा था कि जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य है स्वतन्त्रता की प्राप्ति नेता लोगों 
के ऊपर वह बिना किसी शंका-संकोच के पूरा विश्वास रखे हुए था- मानो कि वे लोग ही 
प्रकाश के धुवतारा हों । परन्तु इन नेता लोगों में से अधिकांश लोग ही किसी आदर्श के 
लिए आत्म-त्याग करने, स्वार्थ का त्याग कर पाने की शक्ति खो चुके थे। इसका मुख्य 
कारण यह है कि उनके लिए जो आदर्श निर्धारित किए गए थे, वे आदर्श उनकी अपनी 
अन्तरात्मा से, अपनी बौद्धिक चेतना से प्रादुर्भूत नहीं हुए थे, बल्कि उत्कृष्ट कोटि के 
मनुष्यों के मानवकद का वे अन्धानुकरण भर करते रहकर आत्मसन्तोष कर रहे थे। उन 
लोगों ने स्वाधीनता को कभी भी उसके परिपूर्ण रूप में नहीं देखा था। उसका वह परिपूर्ण 
निर्धान्त रूप लोगों के हृदय में बसा हुआ नहीं था। इसी कारण वे लोग उलझन और 
भटकाव में पड़े हुए थे। स्वाधीनता के लिए सच्ची भावना से संघर्षशील प्रत्येक कार्यकर्त्ता 
को आज सर्वप्रथम अपने आप को ठोक-बजाकर अपने निजत्व की खोज करने की जरूरत 
है। जीवन का सच्चा अर्थ रहस्यमय है, कोई भी उस रहस्य का भेदन करने में, उसकी 
वास्तविकता को पहचान लेने में समर्थ नहीं हो सका है। इस रहस्य की खोज 
अकेले-अकेले, स्वयं अपने आप में की जा सकती है, अपने अन्तर्लोक में ही उसे ढूँढ 
पाना सम्भव है। 

अकस्मात्‌ ही उसने अनुभव किया कि जिस समय माकन एक विशाल विश्वानुभूति : 
का अनुसरण करती जा रही है, उसी समय वह केवल अपने निजी व्यक्तित्व को ही अपनी 
आँखों के समक्ष प्रत्यक्ष देख पा रहा है। उसकी पार्टी वाली या दलबद्ध चिन्ता-भावना में 


92 पाखी घोड़ा 


संकट उपस्थित हो गया है। उसकी अपनी चिन्ता-भावना के अनुसार स्वाधीनता की 
कामना में जो न्याय, विचार, सामाजिक दायित्वबोध और प्रेम का भाव भरा हुआ है, वह 
भाव साधारण स्तर की राजनीतिक और सामाजिक लाभ उठाना चाहने वाली स्वाधीनता 
की कामना की भावना से ऊँचे स्तर की है। अपने आप को वह जितना कुछ समझ सका है, 
उतने के अनुसार उसकी यह दृढ़ धारणा बन गई है कि साधारण प्रयोजनों के बन्धन से 
छुटकारा पाए बिना मनुष्य सच्ची मुक्ति, सच्ची स्वाधीनता नही पा सकता, क्यों कि सच्ची 
मुक्ति तो ज्ञान में ही है। 

आदमी जब तक पूर्ण रूप से अकेला नहीं होता, जान पडता है तब तक जीवन के 
अर्थ को प्राप्त कर पाना उसके लिए बहुत कठिन है। परन्तु उसके लिए इस समय जरूरत है 
सही मार्ग के अनुसन्धान की, विप्लव के पथ की पहचान की । 

अपनी लम्बी दाढी पर हाथ फेरते-फेरते उसने अपने आपसे अपरिचित एक भिन्न 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व के नवीन की उपस्थिति का अनुभव किया। मानो जेल में आने के पहले 
वाला वह नवीन न रह, एक बिलकुल नया नवीन बन गया हो। 

उसे याद आई, उसके द्वारा माकन को लिखी गई अन्तिम चिट्ठी की। उस चिट्ठी की 
जिसे उसने माकन को सभी प्रकार के सामाजिक स्तरों के प्रेम-बन्धन से मुक्ति प्रदान 
करते हुए पत्र लिखा था। अब वह अच्छी तरह समझ रहा है कि पत्रिका या समाचार पत्र 
प्रकाशित कर पाना और धन-सम्पत्ति इकट्ठा कर पाना उसके द्वारा संभव नहीं हो सकेगा। 
उसने जो विधि (कानून लॉ) की परीक्षा दी थी, वह भी बेकार हो गई। उस प्रकार के कामों 
की ओर अब उसकी सारी अभिरुचि समाप्त हो गई है। अपने आप को जिस हद तक वह 
समझ सका है, उस हद तक वह यह समझने लगा कि वस्तुतः वह एक संगी-साथी हीन 
निस्संग पथिक है। उस रास्ते पर चलते जाना भर ही उसका अपना धर्म है। अगर कहीं 
उसका ब्याह उसकी प्रेमिका के साथ हो भी जाए तो भी अब वह इस पथ का त्याग 
नहीं कर सकता। परन्तु यह पथ, यह रास्ता, तो सर्वस्व न्योछावर कर देने का, सभी 
कुछ त्याग देने का पथ है। अगर इस पथ की संगिनी माकन नहीं हो सकती, 
तो फिर उसे ज़बरदस्ती इस पर खींच लाने का कोई अर्थ ही नहीं है। जीवन के निम्न स्तर 
के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मोह उसमें नहीं रह गया है। बल्कि अब तो वह यह चाहता है 
कि माकन स्वयं ही अपने धर्म का सन्धान कर ले, स्वयमेव अपना धर्म निश्चित कर ले तभी 
उसका अनुसरण करे। (बिना अपनी सोच समझ से निर्धारित किए नहीं) 

उसी पत्र के उत्तर में माकन ने वह चिट्ठी पठाई थी जिसे गिलहरी उठा ले गई है। उस 
चिट्ठी में उसने इसी प्रकार की अपनी मनोकामना प्रकट की थी। उस लम्बी चिट्ठी में उसने 
कही रंजीत भाई के नाम तक का उल्लेख नहीं किया था। परन्तु इतनी बात तो सुनिश्चित 
है, कि अगर वह उनसे विवाह करने का निर्णय करती है, तो उसकी ओर से और कोई 


पाखी घोडा/ 93 


नैतिक बाधा नहीं खडी की जाएगी, बल्कि इसमें तो माकन उसका समर्थन ही पाएगी। 
माकन ने जो शर्त रखी थी, उसे पूर्ण करने में वह पूरी तरह असफल रहा है। 

इन्हीं सब भावनाओं में वह डूबा हुआ था कि तभी खिड़की के चिक के पार आकर 
खड़े हो गए स्वयं जेलर साहब । जेलर साहब बहुत गम्भीर स्वभाव के हैं, परन्तु हैं बड़े ही 
दयालु। उनके मुँह की ओर देखकर नवीन ने पूछा, “साहब आप ! आप खुद ही चले 
आए।” ' 

वे हँसते हुए बोले, “सुमति बहन जी आई हुई हैं। आप को मात दिन के लिए पैरोल 
पर छुटी दी गई है। वे आप को अपने साथ लिवा ले जाने के लिए आई है।' 

क्षणभर के लिए नवीन का हृदय नाच उठा परन्तु दूसरे ही क्षण उसे परिस्थिति की 
यथार्थता का स्मरण हो आया। तब उसने कहा, “नहीं, मै पैरोल (कैदी से लिखित दृढ़ 
प्रतिज्ञा करवा कर छुट्टी देना) पर नहीं जाऊँगा।'” 

जेलर ने बडुत मद्धिम आवाज में धीरे से कहा, “आप लोगों के संघ के विमल 
बरुआ का स्वास्थ्य अत्यन्त चिन्ताजनक हो उठा है। वे सम्प्रति गुवाहाटी में ही हैं । वे आप 
को देखने को लालायित हैं ''। 

नवीन के मन की सारी गर्मी को किसी चीज ने अपने शीतल स्पर्श से भिगोकर ठंडा 
कर दिया। विमल भाई साहब गुवाहाटी में ही हैं, इसे वह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। 
लगता है कि मदनापलली से गुवाहाटी लौट आने के बाद से सुमति बहन जी को लेशमात्र 
अवकाश नहीं मिल पाया कि अपने लौट आने की सूचना दे सके । एक तो वैसे ही संघ की 
दशा बुहत खराब हो गई है, दूसरे विमल भाई साहब की जीवन-यात्रा का यह अन्तिम 
समय है। 

बहुत समय तक नवीन को मौन खड़ा देख जेलर ने पूछा, “मैं जाकर उनसे क्या 

९ 

पैरोल पर छुट्टी पाने की उसकी रंचमात्र भी इच्छा नहीं है। जेल से मुक्ति उसे चाहिए 
परन्तु वह इससे पूर्ण मुक्ति, पूरी तरह छुट्टी पाना चाहता है, सामयिक रूप से नहीं। 

नवीन को फिर भी चुप्पी साधे देख जेलर ने मुस्कराकर कहा, “तो फिर अच्छा हो कि 
आप ही चले आइए। उन्हीं से बात करके देखिए।” 

कोठरी का दरवाजा खुल गया। नवीन और जेलर साहब दोनों ही आगे-पीछे होकर 
जेल कायलिय की ओर बढ चले। कार्यलिय के ही एक किनारे आगन्तुकों से 
भेंट-मुलाकात करने की कोठरी है। नवीन ने देखा-सुमति बहन जी उसी में बैठी हुई हैं । ' 
सुमति जी को देखकर नवीन मारे डर के काँप उठा। क्या हो गया उन्हें ? उनकी देह में तो ; 
कुछ भी नहीं रह गया है। वह उनके और निकट गया और उत्सुकता से पूछ बैठा, “क्या ! 
हो गया, बड़ी बहन जी? आप इतनी कमजोर, रकक्‍्त-मांसहीन, इतनी क्षीण कैसे हो. 


94/ पाखी घोड़ा 


गयी?” 

सुमति जी ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। वे बोलीं, “बहुत-बहुत 
दौड-धूप, कोशिश-प्रयत्न करने के बाद ही तुम्हें पैरोल पर छुड़ाने का आदेश पा सकी हूँ। 
ऐसी हालत में छूटकर चलने से इनकार मत करना। विमल भाई साहब और कितने समय 
तक इस संसार में जिन्दा रह पाएँगे, मैं कह नही सकती। अपनी इस शोचनीय दशा में भी 
उन्हों ने कई बार तुम्हारे बारें में पूछा है, तुम्हें देखना चाहा है।' 

“मेरा विवेक तो इस तरह छूट कर जाने को नहीं कह रहा, लेकिन मन बहुत कह रहा 
है।” नवीन ने धीरे-धीरे उत्तर दिया। 

“विवेक के ऊपर भी ज्ञान है, प्रज्ञा है। उस ज्ञान, उस प्रज्ञा से पूछ देखो |” सुमति जी 
ने क्षीण मुसकान से हँसते हुए कहा। 

नवीन ने कहा, “अगर मृत्यु-काल आः ही गया है तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता। 
विमल भाई साहब जाना चाह रहे हैं (म्रृत्यु का आलिंगन करने को प्रस्तुत हो चुके हैं) तो 
फिर तो वे जायेंगे ही। परन्तु पैरोल पर छूटने की अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करके 
छूटना और तब उनसे भेंट करने, उनका साक्षात्कार करने जाना स्वयं विमल भाई साहब के 
जीवन के प्रति ही अनादर करना होगा। विमल भाई साहब को तो मैं यहीं से देख रहा हूँ। 

अपनी बातें पूरी करते-करते नवीन की दोनों आँखों से आँसुओं की धारा बहने 
लगी। 

सुमति जी ने बहुत स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और उसे ढाढस बँधाते हुए बोली, 
“अगर तुम्हारा अपना विवेक ही जाने को नहीं कह रहा, तो फिर जाने की कोई 
आवश्यकता नहीं | मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। मैं एक बार और सरकार से 
प्रार्थना करूँगी, उन्हें कहूँगी तुम्हे पूरी तरह कारादण्ड से मुक्त कर देने के लिए। और ये 
(विमल जी) और कितनी देर तक रहते हैं, कुछ कह नहीं सकती” अपना अन्तिम वाक्य 
उन्होंने जानबूझ कर दुहराया। 

इतनी बात कहकर ही सुमति बहन जी चुपचाप चली गयीं | तब तक दोपहर ढलक 
आई थी। नवीन जेल की अपनी कोठरी में लौट आया। साँझ की बेला गहराने तक उसका 
मन बहुत आकुल-व्याकुल हो गया। विमल भाई साहब को देखने के लिए वह बहुत 
सरलता से पैरोल पर छूटकर जेल से बाहर जा सका होता, परन्तु उस प्रकार से जाने के लिए 
उसे यह शपथ-पत्र देना होता कि सरकार उस पर जो यह दया कर रही है, उसके लिए उसे 
यह वचन देना है कि वह भागेगा नहीं , फिर इसी जेल की कोठरी में लौट आएगा। ऐसी 
सुविधा पाने की जगह तो वह जेल की यातना भोगना ही अधिक अच्छा समझता है| जेल 
का कष्ट भोगने को ही तैयार है। 

अगर जेल से छुट्टी मिलनो है तो वह तभी स्वीकार है जब वह बिना किसी शर्त के 
मिले, नहीं तो अनन्त कालीन कारावास भी स्वीकार्य है। 


पाखी घोडा / 495 


विमल भाई साहब के साथ उसका नैतिक सम्पर्क प्रगाढ है। अतः उसकी स्थिति को 
विमल भाई साहब अच्छी तरह समझ सकेंगे। उसका मन यह कहता है, उसकी यह 
निश्चित धारणा है कि जितना ही वह नैतिक सदाचरण करेगा, नीति को मानकर जितना 
ही चलेगा, वह उतना ही विमल भाई साहब के निकट होता जाएगा। अतः रही बात 
विमल भाई साहब के प्रति उसके भाव की, भावात्मक सम्पर्क की. श्रद्धा की सो वह भाव 
तो सदा बना रहेगा। 

उस रात वह अच्छी तरह सो नहीं सका। बार-बार सुमति जी का मुँह मन की 
आँखों के भामने कौध जाता। उनका चेहरा इतना क्षीण, इतना दुर्बल, इतना उदास 
क्यो कर हो गया? क्या कारण है इसक पीछे? उन्हें अन्दर-अन्दर ही कोई बीमारी तो नहीं 
खा रही? कहीं विमल भाई साहब की (छूत की बीमारी तपेदिक) राजयक्ष्यमा की बीमारी 
ही तो नहीं हो गई? नही भी हो सकती वह बीमारी। परन्तु कष्ट तो उतना ही हो सकता 
है। लेकिन उनका चेहरा बिलकुल ही जाने कैसा हो गया। आज उन्हों ने अधिक बातें भी 
नहीं कीं । आयी और चली गयीं | उनसे कुछ भी पूछना-जाँचना भी नहीं हो सका। हाँ, 
उनकी आँखें पहले की तरह ही शान्त-सुस्थिर थीं। 

उस रात, सारी रात वह अच्छी नीद नहीं ही मो पाया। 

दूसरे दिन सबेरे एक जोरदार आवाज सुनकर ही उसकी नींद टूटी | जगकर देखा तो 
कोठरी के बाहर से स्वयं जेलर साहब की आवाज सुनाई पडी। 

उठकर वह खिडकी के चिक के पास जा खडा हुआ। जेलर साहब ने उसे देखते ही 
हँसकर कहा, “बहुत सुखद समाचार है। सीधे (प्रान्तीय राजधानी) शिलांग से आदेश की 
सूचना आई है। आप को कारावाप्त से मुक्ति दे दी गई है'”। 

'मुक्ति?'यानी कि जेल की सजा से छुट्टी ?” जेलर के कथन पर विश्वास न कर पाने 
के कारण उसने कहा। 

“हाँ, जी हाँ।” 

जेलर साहब गदगद हो हँसने लगे। 

जेल की उस कोठरी को छोड़कर बाहर निकलते समय अचानक ही उसने लक्ष्य 
किया कि वह गिलहरी कोठरी की दीवार झरोखे के छिद्र के भीतर से छिपकर झाँक कर 
उसी की ओर देख रही है। तो क्या उसने भी कुछ आभास पा लिया है क्या? उसकी ओर 
एक बार स्नेह भरी नजरों से देखकर उसने हाथ में अपनी गठरी-मोटरी उठायी और ए 
दीर्घ निश्वास छोडते हुए, धीरे-धीरे वह जेल के कार्यालय की ओर बढ़ गया। | 

वहाँ उसने दुदू को बैठा हुआ देखा। दुदू के शरीर पर शिकार के लिए पहन कर 
जानेवाली पोशाक थी। नवीन को देखते ही वह बोल उठा, “अरे वाह, तूँ तो देखता हूँ, परी 
तरह ऋषि-मुनि हो गया है। मगर भाई, मैं तो अभी रत्नाकर (ऋषि बनने के पहले का 


96 पाखी घोड़ा 


वाल्मीकि का नाम) ही रह गया। आज बडे तड़के भोर में निकल पडा था शिकार करने 
जाने के लिए। परन्तु तभी जाने कहाँ से सामने आ प्रकट हुई मणिका। आते ही कहा, 
“तुम्हें लिवा ले आने की जरूरत है, सो ले आना पडेगा।”। 

नवीन ने जेल के कायलिय में आवश्यक कागज- पत्रों पर हस्ताक्षर किए फिर दुदू 
के साथ-साथ जेल की चहारदीवारी से बाहर निकल आया। मोटर कार में बैठते-बैठते 
नवीन ने पूछा, “कौन-सी मणिका? तुम किस मणिका की बात कर रहे थे? 

दुदू ने मणिका का परिचय दिया। आजकल गुवाहाटी के बडे सम्भ्रान्त घरानों में 
किसी बीमार के लिए किसी चिकित्सकीय परिचारिका (नर्स) की जरूरत होती है, तो लोग 
मणिका की ही खोज करते हैं | प्रोफेसर रविचन्द्र का जब पाँव टूट गया था तब मणिका ने 
ही उनकी सेवा-शुश्रूषा की थी। इस समय वही विमल भाई साहब की सेवा-शुश्रूषा कर 
रही है। विमल भाई सम्प्रति खारघुलि की ओर नदी के किनारे के एक छोटे से टीले के घर 
में रह रहे हैं | वैसे वह घर सदानन्द बरुआ जी का है। यह घर उनके पिताजी के जमाने का 
ही बनवाया हुआ है। उसी को तेल-चूना लगवाकर, थोड़ी-बहुत मरम्मत करवाकर, 
छा-छोपकर ऐसा चिकना-सुन्दर बना दिया है जिसमें राजयक्ष्मा (क्षय रोग) का रोगी 
आराम से रह सके। 

भोर-भिनसार (प्रातः काल) की गुवाहाटी नगरी। सड़कें -चौरस्ते जगने लगे हैं, 
सजीव हो उठे हैं । नवीन बड़ी उत्कण्ठा से नगरी का दृश्य देख रहा था। युद्धकाल का कहीं 
कोई सकेत नहीं, कोई अफरा-तफरी नहीं | थोडी-थोडी देर पर जहाँ-तहाँ बस दो एक 
सैनिक दिखाई पड़ गए थे। आकाश में भी सैनिक जहाजों की कोई घडघडाहट नहीं | 
केवल जीप गाडिया सडकों पर दौड़ रही हैं। एक दुर्लभ सपना-सा लग रहा है। 

“रंजीत भाई वगैरह लौट आए हैं या नहीं ?” नवीन ने मौन भंग करते हुए पूछा। 

“तुम्हे इसका समाचार नहीं मिला क्या?” आश्चर्यचकित हो दुदू ने पूछा, “रंजीत 
भाई तो लड़ाई के मोर्चे पर घायल हो गए थे। इस समय वे कलकत्ता में हैं।” 

“क्यों? क्या हो गया?" | 

“मैं भी विशेष कुछ नहीं जानता। सदानन्द बरुआ जी सारा विस्तृत समाचार, 
खोज-खबर लेने वहीं गए हुए हैं। अब उनके आने पर ही पूरी जानकारी मिल पाएगी।” 
दुदू ने मोटर-कार को घर के फाटक में प्रवेश कराते-कराते उत्तर दिया। 

माकन और उसके परिवार जनों का यह मकान तो बिलकुल पहचान में ही नही आ 
रहा। मकान का फाटक भी नया बना हुआ है। ईंट के जैसा लाल रंग से रंगा हुआ मकान | 
मकान के सामने के प्रागंण की फुलवारी में नाना प्रकार के रंग-बिरंगे फूलों की 
रमक-झमक सुशोभित है। घर ऊे पुराने माली की साज-पोशाक भी बदली हुई-पूरी खाकी 
वर्दी में सजा-धजा उसे देखकर माली ने उसे झुककर सलाम किया। इसके पहले कभी भी 


पाखी घोड़ा / 97 


उसको सलाम नही किय था, ऐसा उसे तो याद नही आता। 

घर को ध्यान से देख लेने की गरज से नवीन थोडी देर तक बाहर ही ठिठककर खडा 
हो गया। गाडी से उतरकर दुदू हो ठो से सीटी बजाते हुए हाथो की अगुलियों में मोटर 
की ताली का गुच्छा घुमाते-घुमाते मकान के अन्दर चला गया। नवीन ने लक्ष्य किया कि 
अतिथियो के स्टागतार्थ निर्मित बैठक खाना तो ऐसा रमणीय बन गया है कि पहचान मे 
ही नही आता। सारी सज-धज आश्चर्यजनक ढग से सुन्दर सुशोभित है। माकन के कमरे 
के पास की छोटी-सी फूलवारी अब वहाँ नही है, उसकी जगह एक छोटा-सा मकान बन 
गया है। यह घर असम मे बनने वाले सामान्य मकानो जैसा न होकर सीमेन्ट कक्रीट का 
बना हुआ है। 

थोडी देर बाद माली भी उसके पास आ गया और बहुत दिनो से परिचित अपने 
अतिनिकट के थ्यक्ति की तरह उसके करीब खडा हो गया। नवीन ने पूछा, “यह मकान 
किसका है?” 

“अफसर साहब का। बीच-बीच मे कभी-कभार नयी माताजी को साथ मे ले 
आकार इसी मे रहते है ।” माली ने जवाब दिया। 

"इस समय वे यही है क्या?” उत्सुकतापूर्वक नवीन ने पूछा। 

“नही । शिलाग गए हुए हे ।” माली ने हँसकर जवाब दिया, “नयी मों जी को एक 
बेटा पैदा हुआ है।' 

इस पर नवीन ने कोई विशेष कौतूहल नही दिखाया। 

फिर यकायक माली ने कहा, “आप के सघ के कायलिय मे तो अब कुछ भी नही 
है| प्राय ही उसके मैदान मे जानवर घुस जाते है । कई दिन तो मै ही जाकर उन्हे खदेड 
आया हूँ।'' 

इसका भी नवीन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे अनुमान हुआ कि सभवत अभी 
भी उसका सघ गैरकानूनी सगठन ही करार दिया हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने सघ के 
सदस्यों को केवल दमन चक्र मे पीसकर ही छोड नही दिया है बल्कि उनके दिलो-दिमाग 
मे भय-आतक पैदा करने मे भी वह सफल हुई है। लगता है इस भय-आतक से वे लोग 
अभी भी मुक्ति नही पा सके है। 

नवीन अभी घर के अन्दर प्रवेश करने जा ही रहा था कि तभी उस कक्रीट वाले छोटे 
मकान के भीतर से एक दीप्तिमती युवती आँखो मे चकाचौ ध भरती बाहर निकल आई। 
उसके ललाट पर एक तरोताजा चमचमाता रोली का टीका सुशोभित था। देह पर महीन 
मूँगा रेशम का परिधान--साडी चोली-छटा बिखेर रहा था। हाथो मे चाँदी का एक जोष्टी 
वलय (कगन) कान के छिद्रों मे कर्णपफूल की जगह कान का बडा वाला झूल रहा था। 

(जब वह आकर नवीन के) निकट खडी हो गई, तब नवीन ने (उसे पहचानते हुए 


98 पाखी घोडा 


आर्श्चयचकित हो) पूछा, “अरे जयन्ती !तूँ क्या अभी तक यह शहर छोड़कर जा नहीं 
सकी?” 

वह स्तम्भित हो गई.। कुछ देर तक स्तब्ध बनी रहने के बाद उसने सँभलकर कहा, 
“चली तो गई थी। परन्तु उसके बाद ही सुदर्शना बहन जी ने शिलांग में जाकर वहाँ 
नृत्य-प्रदर्शन का एक कार्यक्रम आयोजित कर डाला | फिर कुछ दिन में ही मेरी बुलाहट 
हुई। आदेश को भला कैसे अस्वीकारती। पिता जी को साथ ले भागी-दौडी जा पहुँची। 
वहीं प्रोफेसर साहब भी उपस्थित थे विश्वविद्यालय के काम के लिए (गए हुए थे)। वहाँ 
नाच-गान का अनुष्ठान सम्पन्न कर अब इस समय यहाँ आई हूँ' पिता जी भी आए हुए 
हैं । फिर वह कुछ क्षण मौन ठहर गई। फिर बोली- “यहाँ आकर भी माकन बहन जी से 
भेंट नहीं कर पायी। उस बार अपनी माँ की मृत्यु के बाद माकन बहन जी ने मुझे ऐसा धर 
पकडा कि किसी प्रकार छोड़ ही नहीं रही थीं। उन बेचारी भलेमानस की बात सोचते ही 
मन दुःखी हो जाता है। जैसे चिडिया अपने बच्चे को मारे एगर-दुलार के अपने पंखों से 
घेरे-समेटे रखती है उसी प्रकार माकन को उसकी माता जी ने हर तरफ से अपनी सुरक्षा 
में सँजोए रखा था। अब तो वह अनाथ हो गई, कोई उसे देखने-भालने वाला नहीं । मैं ने 
उन्हें इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने को कहा था। शिव 
की आराधना से मनोकामना पूरी होती है, मनोवांछित वस्तु प्राप्त होकर ही रहेगी। 
“अच्छा आप कुशल से तो थे न?” 

नवीन ने स्वीकृति सूचक सर हिलाया। इसी प्रकार कुछ देरी तक बातचीत करते 
रहने के बाद जयन्ती ने कहा, “दुदू भाई तो बिलकुल छोटे नादान बच्चों की तरह हैं। अब 
जरा चलकर देखें तो कि वे इस समय कर क्या रहे है? मुझे लगता है कि अब तक निश्चय 
ही आग जलाकर वे चाय की केटली चूल्हे पर बैठा चुके हों गे। आइए, आइए। अन्दर 
चलकर ही बैठिए। मैं अभी चाय बना लाती हूँ। 

जयन्ती आगे-आगे चली, नवीन पीछे-पीछे | कुछ दूर चलने के बाद जब वे माकन 
की माँ के शयन-कक्ष में पहुँचे, तब अचानक ही नवीन के मन में जाने कौन-सी चीज 
कौं ध गई। उसे ऐसा लगा जैसे चित्रा मौसी जी वहाँ बैठी-बैठी रामायण का पाठ कर रही 
हैं । उनका वह शयन-कक्ष और अधिक साफ-सुथरा और सुन्दर बन गया था। दुदू ने उस 
शयन-कक्ष को किसी को भी व्यवहार में लाने नहीं दिया था। उसे उसने एक पवित्र 
संग्रहालय की भाँति-सहेज-सँवार रखा था। उसकी माँ का पलंग-बिस्तरा सभी कुछ पहले 
की तरह ही यथावत्‌ सुरक्षित है। केवल कपड़ों की स्वच्छता, लकड़ी वगैरह की पालिश का 
रंग और अधिक स्वच्छ और चटकदार हो गया है। रामायण की पोथी को उसकी माँ जहाँ 
रख गई थीं, वह वहीं पड़ी हुई हैं। उनके बैठने की चौकी भी जैसी उस दिन दिखाई पड़ी 
थी, ठीक वैसी ही आज भी लग रही है। दीवार पर लटकाए हुए चित्र भी अपनी जगह 


पाखी घोड़ा / 99 


यथावत हैं, उनका स्थान भी नहीं बदला है। अपने पिता जी के फोटो को भी दुदू ने 
हटाया नहीं है। माँ के चित्र के पास ही वह भी बडे सुन्दर रूप में प्रकाशित हो रहा है। उन 
लोगों (माता-पिता) के विवाह संस्कार के संपन्न होने के बाद के एक वर्ष के भीतर ही 
खिचवावा हुआ चित्र है। दुदू का जन्म भी तब तक नहीं हुआ था। 

जयन्ती रसोई घर के अन्दर चली गई। उसने दुदू को अलगकर चाय बनाने का भार 
अपने जिम्मे ले लिया। 

नवीन धीरे-धीरे चलकर उस चित्र के नीचे जा खड़ा हुआ। फिर चित्रा (के चित्र) की 
ओर देखने लगा। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मुस्करा रही हों। ठीक मोनोलिसा की 
मुस्कान की भंगिमा की तरह एक रहस्यमयी मुस्कान। उसे ऐसा लगा जैसे पुराने दिन फिर 
से लौट आए हैं। वे ही सुन्दर दिन। चित्रा मौसी जी उसे अपनी सन्तानों-दुदू और 
माकन-की तरह ही बिलकुल अपना समझती थीं। नवीन के घर भी उसका अत्यन्त 
अपना सगा कोई नहीं था। उसके माता-पिता तो उसके बिलकुल बचपन की वेला में ही 
गुजर गए थे। इसी वजह से चित्रा मौसी जी उससे और भी ज्यादा-विशेष रूप से स्नेह 
करती थीं | 

और फिर बाद में तो एक दिन आ गया वह विशेष दिन माकन के विवाह के सम्बन्ध 
में अत्यन्त निर्मम निर्णय लिये जाने वाला दिन। उस दिन भी चित्रा मौसी जी ने तो उसे 
बहुत-बहुत स्नेह और आत्मीयता प्रदान की थी। उन्हों ने अपना कर्त्ततय बहुत ही सुन्दर 
ढंग से निभाया था उस दिन। ह 

फिर उसके बाद आया वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब कि उनका स्वर्गवास हो गया। 
नवीन की दृष्टि बिस्तरे के एक किनारे.क्ी ओर रखी हुई एक बहुत बडी तसवीर की ओर 
गई। उस तसवीर में, उसने देखा-चित्रा मौसी जी अपनी अन्तिम यात्रा की अन्तिम शय्या 
(अर्थी) पर लेटी हुई हैं। उस तसवीर में प्रशान्त रूप में सोयी हुई मौसी जी के मुख पर 
मानों एक कालजयी मधुरभाव विराज रहा है। 

उसी समय दुदू आकर उसके पास खड़ा हो गया। 

नवीन ने कहा, “दुदू भाई !तुमने तो मौसी जी को इस कमरे में जीवन्त बनाए रखा 
है।” 

दुदू ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। वह शान्त-निस्तब्ध होकर अपनी माँ के मुँह की 
ओर निहारने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, “मैं कितनी यन्त्रणाओं में समय गुजार | 
रहा हूँ कि बस क्या समझोगे? चाय-बागान में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों को मैंने ! 
अपनी बराबरी का सम्मान दिया। (मैनेजर होते हुए भी उन्हें कभी अपने से हेठा नहीं | 
समझा) मैं ने उन लोगों की मजदूरी, उनका वेतन बढ़ा देना चाहा। बस इसी बात पर यहाँ ' 
हड़कम्प मच गया, प्रबन्ध तन्त्र सन्देह करने लगा। सदानन्द बरुआ, मेरे बड़े पिताजी, और 


200 पाखी घोड़ा 


स्वयं मेरे पिता जी आदि ने राय बात करके मेरी बदली यहाँ गुवाहाटी कायलिय में करवा 
दी। श्रमिकों -मजदूरों की झों पड़पट्टियों वाली बस्ती में जाकर कौन मैनेजर झूमर नाच 
नाचेगा। हाँ, बोलो तो !परन्तु मैं मैनेजर होते हुए भी नाचता था। परन्तु बरुआ जी वगैरह 
को यही सब व्यवहार पसन्द नहीं आया। सहा नहीं गया। सो वहाँ से मैं यहाँ चला आया। 
यहाँ पहुँचा तो देखता हूँ कि माता जी ही नहीं रहीं। पिता जी भी प्रेम के ऐसे विकट बन्धन 
में बंध गए कि उन्होंने घर-द्वार, जगह-जमीन सभी कुछ की देखरेख चिन्ता करना ही 
त्याग दिया, और इस तरह मेरे ही दुर्बल कंधों पर इतने बडे घर-परिवार का सारा भार 
डाल दिया। माकन शान्ति की तलाश में शान्तिनिकेतन चली गई। परन्तु मेरी तो 
स्वच्छन्दता ही समाप्त हो गई। मैंने इस कोठरी को ही अपना पूजा-स्थल मन्दिर बना 
लिया। एक छोटा-सा सुख-सुविधापूर्वक मकान बनवाकर यहीं रहने के लिए पिता जी को 
बुलाया। पिताजी चम्पा, नयी माँ जी, को साथ लेकर बीच-बीच में रहने के लिए आते 
रहते हैं । कुछ दिन पहले आकर यहाँ कुछ समय ठहरे रहे। परन्तु जाने क्यों यहाँ से जाने के 
लिए नयी माँ जी ने इतना हठ पकड़ लिया कि उन्हें किसी तरह रोका ही नहीं जा सका। वे 
लोग शिलांग चले गए। वहाँ उन्हें एक बच्चा पैदा हुआ है। बहुत ही सुन्दर है वह बच्चा | 
परन्तु वे केवल उस बच्चे को लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हैं। सादरी नाम की उनकी बिटिया 
(पहले पति से) है, उसे भी अपने संग रखने के लिए परेशान हैं, जब कि बिटिया के पिता 
गुणधर जी किसी भी तरह उसे उन्हें दे नहीं रहे है। वैसे गुणघर जी उन्हें भी अभी भूल 
नहीं पाए हैं। उनका तो मन है कि अभी भी अगर चम्पा नयी माँ जी लौटकर उनके घर 
जायें तो वे उनका सारा दोष क्षमा करके (पहले की भाँति ही) अपना लें गे। इस प्रकार का 
व्यवहार करने वाले उस सज्जन को देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ।” 

नवीन बिलकुल अवाक होकर सारी बातें सुन रहा था। अबकी उसने पूछा-“यह 
सब जो गडबड-सडबड हो रहा है, किसी सही निर्णयात्मक स्थिति की ओर न चल कर 
अनाप-शनाप, विधृखल घटनाएँ हो रही हैं, क्या तुम समझते हो कि यह अच्छा हो रहा 
है 

“अच्छे-बुरे को कौन कर छाँट सकता है?” दुदू ने उत्तर दिया, “तुम छाँट सकते 
हो। क्यों कि तुमने काम देवता जैसे फूलकुँवर के वाणों की चोट को बहुत सरलता के साथ 
सह लिया है, काम पर विजय पा ली है। परन्तु इस काम देवता ने किस बुरी तरह से दो 
परिवारों को नष्ट-भ्रष्ट कर जलाकर राख कर दिया, इसे तुमने नही देखा है।' मैं कितनी 
गहन मानसिक यन्त्रणा झेल रहा हूँ, तुम क्या समझ सकोगे पं तो विवाह कहलाने वाले 
संस्कार पर से विवाह-व्यवस्था के ऊपर से, पूरा विश्वास खो चुका हूँ। संभवत. मेरे पिता 


दुदू ने अपनी बात पूरी नहीं की। अपने पिता जी के वैयक्तिक जीवन की बातों की 


पाखी घोडा। 20॥ 


आलोचना करना, उनकी चर्चा करना भी उसने उचित नहीं समझा | परन्तु दुदू ने इस बात 
के संकेत पा लिये हैं कि उसके पिता जी की भी आस्था अब विवाह अनुष्ठान में नहीं रह 
गई है। उन्होंने चम्पा माँजी के नाम बहुत ज्यादा रुपये बैंक में जमा कर दिए हैं और 
अपनी जमीन का भी एक हिस्सा उनके नाम कर दिया है। परन्तु चम्पा नयी माँ जी हैं कि 
धार्मिक अनुष्ठानपूर्वक विवाह सम्पन्न करवाने के लिए पंडित पुरोहित जी से लग्न विचारती 
फिरती विकल हैं| परन्तु गुणधर के साथ जो उनका पहले ही विवाह हो चुका है, उससे 
तलाक मिलने-विवाह विच्छेद हो सकने का कोई उपाय ही नहीं है। गृणधर स्वयं ही 
विवाह-विच्छेद करना नहीं चाहते। और अगर वे चाहें तो भी वह कहाँ हो सकता है 
क्यों कि हिन्दू धर्म का विवाह तो स्वर्गीय है, मनुष्य या कोई कानून उसे तोड़ ही नहीं 


सकता।” 
नवीन ने उसकी इन सब बातों में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। परन्तु इतने सब से 


वह यह तो समझ ही गया कि असली समस्या कहाँ है। इस समस्या का समाधान सहज 
नहीं है। इस समाज में अगर कोई प्रेमिका होनी है तो या तो उसे अहल्या बनकर 
(सम्पूर्णतः उपक्षित हो पत्थर की शिला बन) रहना होगा या फिर उर्वशी बनकर सर्व 
स्वच्छन्द (स्वैरिणी) होकर रहना पड़ेगा। आज के इस जमाने में भी यह समाज अभी 


सीता-सावित्री का ही समाज है। | विशिलिकसि 
कुछ देर बाद जयन्ती उन दोनों को ही भोजनालय के कमरे में बुला ले गई। इस 


भोजनालय के भोजन-जलपान करने के कक्ष को देखकर तो नवीन अवाक्‌ हो गया। यहाँ 
तो पूरी-की-पूरी बिलकुल नयी साज-मज्जा है। कमरे के एक कोने में एक रेफ्रेजिरेटर 
चमचमा रहा है। उसी के पास कप बोर्ड है। चीनी मिट्टी के रंग-बिरंगे कप-प्लेट सजे हुए 
हैं | हाथ-मुँह धोने के लिए चमचमाता वाश-बेसिन, भोजन करने के लिए अत्यन्त सुन्दर 
लकड़ी की विशाल मेज और उसी के अनुरूप सुन्दर-सुन्दर कूर्सियों की कतारें। 

दुदू ने उसके भावों को ताइते हुए कहा, “तूँ सोच रहा है कि मैं अपने आदर्शों को 
भुला बैठा हूँ। हाँ, ठीक ही है, मैं उन्हें भुला चुका हूँ। तुम्हें प्रोफेसर स्मिथ की याद तो है 
न? वे प्राय ही बीच-बीच में आये दिन मेरे यहाँ आकर भोजन पान करते रहे हैं। अपने 
और भी साथी-संगी, अतिथि- अभ्यागतों को ले आते हैं । बीच-बीच में हम सभी नाचते 
भी रहे हैं, समूह-नृत्य, अंग्रेजी शैली का बाल डांस। ये माहब (अंग्रेज) लोग बहुत ही 
विनोदी और आनन्द उठाने वाले स्वभाव के होते हैं । कभी-कभी मैं शराब भी पी लेता हूँ। 
तनिक भी बुरा तो नहीं लगता। इसी में सब कुछ भुलाए रहता हूँ।' 

जयन्ती उनकी मेज पर पूडी-सब्जी और चाय रखने के लिए आकर (जाने कब से) 
दुदू की बातें आश्चर्य विजड़ित होकर सुन रही थी । सुदर्शना के घर पर शराब पीने-पिलाने 
का दृश्य देखते-देखते वह उसे देखने-सहने की अभ्यम्त हो गई थीं। फिर भी वह मन्मथ 
ठीकेदार को हृदय से घृणा करती थी। बहुत नादान शैशव अवस्था से ही उसके हृदय में 


202 | पाखी घोड़ा 


यह भावना दृढ़ता के साथ पैठ गई थी कि शराब पीने वाले मनुष्य चरित्रहीन होते हैं । 
परन्तु दुदू को तो जिस दिन पहली बार उसने देखा था, उसी दिन से ही उसके मन में 
उसके प्रति एक अच्छी धारणा पल रही थी। क्यों कि दुदू अत्यन्त सरल स्वभाव का, 
सत्यवादी, सुन्दर सुशील और करुणापूर्ण हृदय का है। हाँ, यह जरूर है कि अभी आज तक 
उसने दुदू को उसके घरेलू परिवेश में नहीं देखा था। बस इसी बार अपने पिता के साथ 
शिलाग से यहाँ लौटने पर यहाँ ठहरना पड़ा है। क्यों कि अबकी बार सुदर्शना बहन जी यहाँ 
नहीं हैं अतः यहीं ठहरना पड़ा। यहाँ ठहरने पर भी उसने नवीन को कभी शराब पीते हुए 
नहीं देखा। परन्तु अब जो उसकी बातें सुनी तो उसके हृदय पर चोट लगी | मन-ही-मन 
उसने अपने आप ही से कहा-'हे भगवान !तूने एक इतने अच्छे भलेमानुस को जो इतने 
सारे सदगुणों से सुशोभित है. उसके उन सारे सदगुणों को एक इस बुरे दोष से ही नष्ट 
कर दिया। यह तूने क्‍या किया, है प्रभु !' 

नवीन ने भोजन करना आरम्भ करने ही जा रहा था, परन्तु उसने जब जयन्ती की 
ओर दृष्टि फेरी तो उसे एक मूक प्रतिमा की तरह जड़व॒त खड़ा पाया। उसकी ऐसी पत्थर 
की जय्मूत्ति-सीं दशा देखकर उसने उत्सुक हो पूछा, “क्यों , क्या हो गया, जयन्ती? अरे 
देखों-देखो तो वह पत्थर की मूरत-सी जड़ हो एकटक क्‍यों देख रही है?” 

उसे उस रूप मे देखकर दुदू भी हक्‍्का-बक्का रह गया। 

जयन्ती ने तभी सँभलते हुए कहा, “ये सब बातें कहने की नहीं है भगवन्‌ !मन मे 
ही बनी रहे तो अच्छा है।'' 

“आखिर हो क्या गया जयन्ती ?' दुदू ने पूछा। जयन्ती ने मुस्कराकर कहा, “नहीं 
साहब | यह सब बाते कृपया मुझसे मत पूछें, हे भगवान !' 

जयन्ती भोजन-कक्ष से निकलकर दूसरे कमरे मे चली गई और वहाँ सरौते से 
मुपाड़ियाँ काटने लगी! 

दोनों कुछ देर तक चुपवाप भोजन करते रहे थे के दुदू यकायक हँसने लगा। 
हँसते-हँसते बोला, “अरे ओ !मैं अब सब समझ गया। समझ रहे हो न, नवीन। यह जो 
मै ने कहा न कि मै शराब पीता हूँ। बस मेरी यह बात सुनकर ही उसे बहुत दु:ख पहुँचा है। 
वैसे वह मेरे प्रति बहुत प्रेम का भाव रखती है।” 

नवीन ने उत्तर दिया, "शराब पीना वस्तुतः जो बुरा है इस बात को युक्ति से, तक से 
चूंकि वह प्रमाणित कर समझा नहीं सकती, इसीलिए वह मन मसोसकर चुप रह गईं। 
परन्तु मचमुच ही उमका हृदय बहुत सरल है। कभी-कभी सरल हृदय में सत्य अपने आप 
ही प्रकाशित हो जाता है।” 

दुदू ने मुस्कराकर कहा, “प्रोफेसर रविचन्द्र जी भी ठीक यही बात कहते है । वे तो 
जयन्ती का नाम लेते ही पागल हो जाते हैं । उसकी बातों में उन्हों ने पौराणिक बुद्धितत्त्व 
और महापुरुष शंकर देव के महापुरुषीय धर्म की संस्कृति का साक्षात्कार किया है। 


पावी घोडरा ' 203 


संभवतः यह बात सही ही है कि शराब पीना बुरा है। परन्तु मैं तो खाने-पीने, 
हँसने-बोलने, उछलने-कूदने, मौज-मस्ती में खुशी महसूस करता हूँ। यही सब मुझे 
अच्छा लगता है। देवधूनी नाच, या ऐसे लोकनृत्य वगैरह में मेरा मन नहीं लगता, उन्हें मैं 
पसन्द नहीं करता। यूरोप,का बाल-डान्स (नृत्य) बल्कि अच्छा है। संसार की सीमा में , 
लौकिकता की परिधि में रहकर ही पुरुष प्रकृति, मर्द-औरत दोनों ही समुचित आनन्द 
का उपभोग कर सकते हैं | प्रोफेसर स्मिथ, मेरे बड़े पिता (रविचन्द्र) जी इन लोगों की 
विशेष अभिरुचि शास्त्रीय या स्थायी महत्त्व के श्रेष्ठ पारम्परिक एवं लोकतात्त्विक नृत्यों 
में अधिक है, वे इन्हें ही वरीयता देते हैं, ज्यादा अच्छा समझते हैं । प्रोफेसर स्मिथ ने तो 
जयन्ती के इस प्रकार के नाचों की विभिन्‍न मुद्राओं के ढेर सारे फोटो खीं चे हैं । परन्तु मेरी 
अभिरुचि नृत्यकला के अध्ययन-अनुशीलन में नहीं है। नृत्य-नाच तो देखने की चीज है। 
उससे भी बढकर बड़ी चीज है नाच नाचना, नृत्य करना परन्तु प्रोफेसर स्मिथ की तो दृष्टि 
ही भिन्‍न है। वे एक बहुत ही शौकिन-प्रवीण अमरीकी विद्वान हैं | लेकिन मुझे तो चाहिए 
तात्कालिक प्रभाव से प्राप्त होने वाला सामाजिक उत्तेजनात्मक आनन्द | हर्षोल्लास-स्फूर्ति 
आह्लाद मुझे तुरन्त चाहिए। अच्छे-बुरे की पहचान की सीमा-रेखा मैं नहीं देख पास्य। 
चाहे राजनीति की बात लो, चाहे नाच की बात लो, किसी भी क्षेत्र में कही कोई सीमा 
नहीं है। फिर नैतिकता है कहा? जरा बताओ तो !कौन नैतिक है? क्या नेता बरदलै जी 
नैतिक है? मेरे पिताजी क्या नैतिक हैं? 

नवीन ने कहा, “निम्न स्तरों के प्रयोजनों की नैतिकता में एक सकट उपस्थित हो 
गया है परन्तु बस इतने ही कारण से नैतिकता को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। हमें 
उच्च स्तर की नैतिकता का पता लगाच्ना होगा, उत्कृष्ट कोटि की नैतिकता की खोज 
करनी पड़गी।" 

दुदू ने चाय पीना छोट दिया और अपनी कुर्सी से उठकर भयकर मानसिक उत्तेजना 
मे उद्देलित होकर मोजन-कक्ष की एक खिड़की से लेकर दूसरी खिंडकी तक चहल-कदमी 
करना शुरू कर दिया। 

उस समय दुदू के मन में नाना प्रकार के भावों का प्रबल वेग एक तूफान की तरह से 
प्रवाहित हो रहा था। केवल किसी एक ही दिशा से आता हुआ नही , अपितु अनेक 
दिशाओ से अपने समृद्ध घर की अपार सम्पत्ति का मालिक बनकर भी वह सुखी प्रसन्न 
नहीं था। उन्‍्टे मन-ही -मन वह बराबर यही महसूस करता था कि यह सब धन-दौलत 
अनावश्यक थोझा है जो उसके ऊपर जबरन लदा है। उसके जीवन का लक्ष्य केवल 
रुपये- पैसे धन-दौलत इकट्ठा करना भर ही नहीं है। संघ के सम्पर्क में आने से उसका मन 
खेतिहर किसानों -मजदूरों की दुर्दशा क॑ प्रति करुणाभाव से प्रेरित हो उन्हीं की ओर ढल 
गया था। उस वक्त उसने गावों में जाकर ग्रामीण मनुष्यों की सहज-सरल जीवन पद्धति 


204 पारवी घोड़ा 


में शान्ति का अनुभव किया था। जब वह चाय-बागान के मैनेजर जैसे ऊँचे ओहदे का 
अधिकारी था, तब भी वह मजदूरों की बस्ती में गया था। उसने देखा कि वे तमाम-सारे 
गरीब लोग उनकी अपेक्षा बहुत कम चीज़ें लेकर भी, बहुत सीमित साधनों में जीकर भी, 
उसकी अपेक्षा अधिक सुखपूर्वक रह रहे हैं। बिना किसी बाहरी दिखावट-बनावट के 
सहज-स्वाभाविक जीवन है उनका। नवीन और उसके संघ और उसके जैसे सारे लोग 
उनके और मजदूरों -किसानों के जीवन के बीच जो भारी अन्तर है, उसे मिटा देना चाहते 
थे। उसका मन बराबर कहता रहता था-'जो कुछ भी, उनके लिए जितनी भी चीज़ों का 
उत्पादन होता है, जितनी चीजे बनती हैं। तुम्हारे घर मे तो केवल उसी उत्पादन और 
उसी पैदावार से नोचा-खसोटा, चुराया हुआ हिस्सा आ-आकर इकट्ठा होता जा रहा है, 
ढेरी लगती जा रही है। सम्पत्ति का अर्थ है चोरी॥' 

मजदूरों के जीवन को सरल और सहज स्वाभाविक करने के लिए उसने हर संभव 
प्रयत्न किया था। परन्तु कर नहीं पाया, सफल नहीं हो सका। उसके पिता जी ने ही उसके 
ऊपर सम्पत्ति का बोझ लाद दिया। इस बोझे को आसानी से उतार रखना असम्भव है। 
अब तो उसे अपने आप को सचालक की श्रेणी की सीमा-रेखा में ही बाँधे रखना होगा। 
अब वह इस सीमा से निकल नहीं सकता। उसके पिताजी इस बनावटी बाधा-विध्न की 
दीवारों को फलागकर अपने, अन्त. के प्रेम जगत में छुटकारे का €थान समझ रहे हैं । 
परन्तु धनी-मानी व्यक्तियों के प्रेम को भी जीवन्त बनाने के लिए धन की आवश्यकता 
होती है। प्रेम के इस नशे में उनकी नौकरी, पद-प्रतिष्ठा सामाजिक जीवन का 
मान-सम्मान सारा कुछ चला गया। इतना सब हो जाने पर भी धन के बन्धन से वे अभी 
भी मुक्ति नहीं पा सके है। 

दुदू इस घर को ही कृत्रिम सुखो का वास-स्थान बना लेना चाहता है। हर प्रकार के 
भौतिक सुखों से समृद्ध एक विलास भवन। उसी कारण से यह बालडान्स का रंगस्थल, यह 
अच्छे-अच्छे भोजनों , अच्छी-अच्छी शराबों के खाने-पीने की, मौजमस्ती करने का सारा 
आयोजन है। यह सुख वह एक नयी जमीन प९ पाना चाहता है, एक नये प्रकार का 
सुख-भाव, और वही नया भाव वहन करके ले आए हैं पश्चिमी जगत के साहब लोग । वे 
लोग खूब धन-सम्पत्ति कमा रहे हैं, धन-सम्पत्ति खर्च कर, रुपये उड़ाकर वे सुख खरीदना 
चाहते हैं, मौज-मस्ती लूटना चाहते हैं। यह सारा सुख प्रवृत्तियों का, मानवीय 
मूल-भावनाओं का सुख है, भौतिक शारीरिक सुख है। आत्मा का सुख वे लोग अभी भी 
पा नहीं सके। 

अभी कुछ दिनों पहले प्रोफेसर स्मिथ साहब यहाँ से विदा लेने के लिए आए थे। 
उनके संग-संग ही आई थीं वह आस्ट्रैलियन महिला, जो इम्फाल में प्रधान नर्स के रूप में 
उसके पिता की भी पूर्व परिचिता थीं | उन लोगों के साथ ही एक ब्रिटिश सेना का अंग्रेज 


पाखी घोड़ा ।/ 205 


सिपाही भी आया हुआ था। उस दिन अपने देश, अपने घर वापस लौट जाने का अवसर 
पाने की खुशी में वे सभी लोग मस्त होकर झूम-झूमकर नाच रहे थे। खूब शराब पी रहे थे। 

शराब पीकर मदमस्त हो नाच रहे थे। उस महा आनन्द की वेला में -''हे ईश्वर |दया 
करना। अब और अधिक बनावटी जीवन जीना न पड़े, कृपया इतनी दया करना, हे 
ईश्वर ।” वह ब्रिटिश सैनिक विगलित कण्ठ से हिचक-हिचककर कहता जा रहा था 
“मनुष्य को राज्य शासन नहीं चाहिए, राजकपट का मालिक बनने की जरूरत मनुष्य को 
नहीं है, मनुष्य को जरूरत है सहज-स्वाभाविक सच्चे सुख की, मुक्ति की, स्वाधीनता की, 
बन्धनहीनता की। मनुष्यों की हत्या करके क्‍या होगा?” 

उसकी बातें सुनकर उस प्रधान नर्स महोदया ने कहा, “मनुष्य की हत्या कर के 
मनुष्य कभी भी सुख नहीं पाता, सुखी नहीं हो सकता। आज पश्चिमी दुनिया के सुखी 
समृद्ध देश भोगवादी संस्कृति का विकास कर रहे हैं | भोग करने के लिए अपना सब कुछ 
लगाए दे रहे हैं, भोग-सामग्री जुटाने में जुट गए हैं | सुख लूटने में सारी शक्ति लगाते जा 
रहे हैं। परन्तु असली जीवन (जीवन का असली आनन्द) जो कि त्याग में है, उसे तो 
उन्हों ने देखा ही नहीं | 

आज प्रातःकाल वे लोग सिपारझार गए थे। प्रोफेसर स्मिथ ने जयन्ती को उसकी 
नृत्य मुद्राओं की खींची हुई अनेक फोटो भेंट की थी। एक बहुत ही सुन्दर अलबम में 
कई रंगीन तसवीरें बहुत करीने से लगी हुई थीं। 

जयन्ती का निवास स्थान, उसका घर देखकर तो वे लोग अवाक्‌ रह गए थे। बस 
एक छोटी-सी झों पड़ी । बाँस के खूँटों पर बाँस के फट्टों से बने मचान-सी चारपाई पर वे 
लोग सोते हैं। घर में कुल मिलाकर छोटी-छोटी तीन कोठरियाँ बनी हैं । एक जथन्ती के 
रहने को, एक रसोई घर। नवराम बाहर बरामदे में ही सोते हैं। आने वाले लोगों के बैठने 
के लिए बरामदे में कुछ बें त के मोढ़े (डमरूनुमा स्टूल) पड़े हैं, कुछ घासपात की और याँस 
के फट्टों से बनी चटाइयाँ हैं । उन लोगों को बैठने के लिए नवराम ओझा ने पडोस के एक 
धनी व्यक्ति के घर से दो काुर्सियाँ माँग ली थीं। हाँ.' उन पर बैठा कोई नहीं जरूर। 

जयन्ती ने फोटों का अलबम ले तो लिया, लेकर बोलीं , “इसे यहाँ रखूँगी कहाँ?” 

प्रोफेसर स्मिथ तो आश्चवर्यचकित रह गए थे। इस घर में किस सीमा तक अभाव है, 
कितनी भीषण गरीबी है? इसे वे अच्छी तरह समझ गए थे। 

आष्ट्रेलियन नर्स महोदया ने तब तक जयन्ती से नाना प्रकार के प्रश्न पूछ लिये थे। 
जैसे कि अपने नृत्य का अभ्यास कहाँ करती है? देवधुनी लोकनृत्य का मतलब क्या है? 
आदि-आदि। 

परन्तु उसने बस इतना भर कहा था-नृत्य करते-करते नाच में ही भगवान का 
साक्षात्कार करती हूँ। कभी घर के आँगन में , दरवाजे के मैदान में, कभी मन्दिर के मण्डप 
में।” 
206 | पाखी घोडा 


उस दिन वहाँ से लौटकर गुवाहाटी आने पर सभी अतिथियों के चेहरे गम्भीर हो 
गए थे। ऐसी भीषण दरिद्रता उन लोगो ने अपनी सारी जिल्दगी में नहीं देखी थी। 

प्रोफेसर स्मिथ ने कहा, “(इस देश के नेताओं में) एकमात्र गांधी जी ने ही इस 
दरिद्रता को समझा है कि यह दरिद्रता दरअसल है क्या चीज। इस दरिद्रता के होते, इसके 
सामने हम लोगों का धन पाप है, देश-देश के राज्यों को जीतना पाप है।” 

“पाप पाप पाप” के शब्द अभी भी दुदू के कानों में बजते जा रहे हैं | परन्तु अपने 
विचार से तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ भी तो नहीं कर सकता। इसी मानसिक 
यन्त्रणा, मानसिक दन्दरों से परेशान होकर अत्यन्त व्याकूल हो जाने पर ही तो वह शराब 
पीता है, नाचता है, प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए सहज प्राप्य सुखों को प्राप्त करने की 
कोशिश करता है। कभी अपने इस मकान में कभी बेठाराम मुहरिर के घर पर, कभी दीप 
की झील के किनारे वन-जगल में डाले गए शिकार-शिविरों में, तो कभी-कभी शिलांग 
में जाकर। शराब पीकर, नाचकर उछल-कूदकर, नवयुवती लड़कियों के साथ हँसी-ठट्ठा 
करके वह कृत्रिम सुख का अनुभव करता है। 

फूकन के घर की बनावटी संस्कृति की विकृतियाँ किस सीमा तक बढ़ गई हैं? इसे 
जयन्ती नेअपने अब तक के अनुभव से अच्छी तरह समझ लिया है। फूकन के घर के लोग 
सहज-सरल मार्ग से विचलित हो गए हैं | भ्रान्त पथ पर भटक गए हैं । मनुष्य के अन्तर्तम 
में निवास करने वाले भगवान को उन लोगों ने देखा नहीं | 

नवीन ने चुपचाप रहकर चाय पी | फिर दुदू के पास जाकर उससे पूछा, “क्या सोच 
रहे हो?” 

दुदू ने अपने मन की बातें खोलकर कहने की कोशिश की, परन्तु वह कह नहीं 
सका। परन्तु उसके कहे बिना ही, नवीन समझ गया कि यह उसके बनावटी जीवन की 
यन्त्रणा है। 

उसी समय जयन्ती एक छोटी तश्तरी में कटी हुई सुपाड़ियाँ लेकर उनके पास आ 
गई। उसने उन्हें मुखशुद्धि हेतु खाने को दीं। फिर तश्तरी हाथ में लिये-लिये ही बोलीं , 
“शहर में आने से ही मन बहुत दु:खी हो जाता है। भाई साहब !हम लोगों को कब गाँव 
पहुँचा आवें गे? मेरे पिता जी का भी मन यहाँ रहने को नहीं कर रहा है। अगर और कोई 
उपाय न हो तो हम नाव से भी जा सकते हैं। बस ब्रह्मपुत्र नद पार करते ही तो है 
सिपाझार गाँव।” 

दुदू ने हँसकर कहा, “अब थोड़ा-सा धीरज तो धर, जयन्ती। अभी यहाँ बरुआ जी 
हैं नहीं | मेरे ऊपर ही यहाँ के कार्यालय की सारी जिम्मेदारी है। और उससे भी बड़ी बात 
यह है कि इस समय विमल भाई साहब की बीमारी बहुत विकट हो चुकी है। इन्हें पहले 
उनके पास तो पहुँचा आऊँ। मणिका जी के अस्पताल से यहाँ आते ही हम लोग जाएँगे। 


पाखी घोड़ा। 207 


पिताजी भी संभवतः बेलतला से आ गए हैं । क्या तुम जानती हो? कौन जाने मेरे घर पर 
ही तुम्हारे अंगूठी पहनाने का-विवाह-बन्धन की लग्न का-शुभ मुहूर्त सम्पन्न हो जाय !' 

यह सुनते ही जयन्ती का चेहरा लाल हो गया। नवीन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, 
“अपना विवाह करने जा रही हो क्या, जयन्ती?” 

जयन्ती ने तश्तरी को छाती से चिपका लिया फिर बहुत गम्भीर होकर बोली, 
“विवाह तो भगवान ही सम्पन्न करते हैं, भाई साहब।” इतना कहकर उछलती हुई बड़े 
वेग से वह वहाँ से चली गई। 

उसकी इतनी-सी बात ही नवीन के हृदय में गहराई तक पैठ गई।,परन्तु भगवान के 
अस्तित्त्व के संबंध में नवीन को भारी सन्देह है। इसी वजह से वह भगवान की जगह पर 
सामाजिक और मानसिक शक्ति की ही बातें करना पसन्द करता है। बहुत सारे विवाह 
माताओं -पिताओं की मर्जी के मुताबिक ही होते हैं | कुछेक युवक-युवतियो , वर-कन्या 
की इच्छा से भी होते हैं । परन्तु इन तमाम सारे विवाहों में से अधिकांश विवाह संसार की 
रक्षा करने के ही उपाय होते हैं | संसार में परिवर्तन लाने के लिए नही । इसीलिए वह एक 
ऐसे नये यौन-मिलन का मार्ग खोज रहा है जो संसार-परिवार के प्रयोजनों से मुक्त हो। 
इधर पंचानन फूकन ने वैसे ही एक मार्ग अपनाया है। परन्तु उसमें भी वे संसार-परिवार के 
घेरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सुमति बडी बहन जी आदि पुत्र-जन्म कामना का 
अवरोध कर, सनन्‍्तानोत्पत्ति रोककर, एक अस्वाभाविक स्त्री-पुरुष सम्पर्क की रीति चलाने 
में भी समर्थ हुए हैं | परन्तु यह रीति, यह रास्ता अमानवीय त्याग का रास्ता है। उन लोगो 
ने संसार-परिवार का त्याग तो कर दिया है परन्तु संसार-परिवार में कोई परिवर्तन ला पाने 
में वे समर्थ नहीं हो पाए हैं। अभी इस क्षेत्र में यह परीक्षा, यह अनुसंधान चल ही रहा है| 

वह स्वयं भी एक नया मार्ग ढूँढ निकालना चाहता है। विवाह की प्रचलित व्यवस्था 
की जगह उसकी एक दूसरी नयी विकल्प व्यवस्था वह पाना चाहता है। जिसमें आगामी 
काल में स्त्री-पुरुषों को अपनी प्रवृत्तियों का दमन भी करने की जरूरत न पडे और बन्धन 
की यन्त्रणा से भी उन्हें छुटकारा मिले। गैर-सम्पर्क केवल उनमें हो जो यथार्थतः 
एक-दूसरे को प्यार करते हों । प्रेमी मनुष्यों में ही यौन-सम्पर्क बनना चाहिए। जिस भ्ण 
पारस्परिक प्रेम समाप्त हो जाता है, ठीक उसी क्षण वह मिलन अपने आप ही समाप्त हो 
जाता है। तब तो उनका विच्छेद हो ही जाना चाहिए। इतनी उच्चतर स्तर की नैतिकता 
तब होनी ही उचित है। 

परन्तु यह तो एक सच्चाई है, निपट यथार्थ ज्ञान। और इस नग्न सत्य को स्वीकार 
करने के लिए यह धरती, यह संसार अभी तैयार नहीं है। 

दुदू ने बतलाया, “नवराम ओझा ने बेठाराम मुहरिर को पकड़ा है। मेरे बड़े पिता जी 
और सुदर्शना बहन जी दोनों की इच्छा है कि बेठाराम मुहर्रिर के साथ ही जयन्ती का 


208 पाखी घोडा 


विवाह हो जाए। परन्तु अपने विवाह के संबंध में वह अपनी कोई इच्छा प्रकाशित नहीं 
करती। इस संबंध में वह निर्विकार है। अपने पिता की इच्छा के अनुसार ही वे जैसा 
कहें गे उसी के मुताबिक ही वह विवाह कर लेगी, चाहे किसी के साथ हो, वह खहज ढंग से 
विवाह करवा लेगी।” कुछ देर ठहरकर उसने फिर कहा, “क्यों, बताओं तो भला, यह 
आश्चर्यजनक नहीं लगता? पुराने विधाता (बूढ़े ब्राह्मन) के निर्देशानुसार ही (ब्रह्मा 
विवाह) युग-युगान्तर से हमारे गाँवों में इसी आस्थ-विश्वास वाला समाज चल रहा है। 
इस विवाह में प्रेम कोई महत्त्वपूर्ण तत्त्त नहीं है। उनके लिए तो विवाह एक कर्त्तव्य है। हम 
शहरी लोगों के लिए प्रेम एक प्रधान अधिकार है। और प्रत्येक अधिकार का आधिपत्य 
जमाने के लिए आन्दोलन करना पड़ता है, संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। 
इसीलिए होते हैं छोटे-मोटे सत्याग्रह। परन्तु जब स्थिर चित्त से गंभीरतापूर्वक ये शहरी 
लोग विवाह की बात पर विचार करते हैं, तब देखते हैं कि विवाह की असलियत तो है 
अनन्त त्याग। और तब समस्या अत्यन्त गम्भीर हो जाती है। वे लोग तब पिंजडे में बन्द 
पक्षी की तरह बाहर निकलने के लिए छटपटा-छटपटा मरते हैं। वास्तव में क्या जानते 
हो, मैं सोचता हूँ, प्रेम का अर्थ है अखण्ड, अनन्त स्वाधीनता।” 

नवीन ने यह बात स्वीकार की कि दुदू की बातों में शहरी प्रेम का यथार्थ स्वरूप 
स्पष्ट पहचान में आ गया है। उसने कहा, “इस' समय आवश्यकता है, इस 
स्वाधीनता-बोध को और सारी स्वाधीनताओं के साथ मिलाकर एक अखण्ड स्वाधीनता 
संग्राम करने की, सम्पूर्ण स्वतन्त्रता हेतु संघर्ष करने की।” 

दुदू ने अपना सर झटक दिया, “आन्दोलनकारियों के लिए संग्रामकर्त्ताओं के लिए 
तो बस आन्दोलन ही सब कुछ है। परन्तु भाई मेरे, ये सब भावना-कल्पना जगत की चीज़ें 
हैं। यथार्थ स्थिति तो यह है कि व्यक्ति ही असली चीज हैं| समष्टि नहीं | व्यक्ति क्या 
पाता है? यही बड़ी बात है।” 

दुदू उसी रौ में और भी बातें कहता। परन्तु उसी समय सात्रीबारी अस्पताल से 
मणिका आ गई। अभी उस समय भी उसकी देह पर नर्स की सफेद पोशाक थी। 

“म्णिका !”दुदू ने कहा, “ये ही हैं प्रसिद्ध विप्लवी नवीन चन्द्र। और नवीन भाई 
यही हैं प्रसिद्ध फ्लोरेन्स नाईटिंगेल के समान परहित-कातर सेविका मणिका। अब आप 
लोग आपस से कुछ देर तक बातचीत करें , मैं जरा बाहर होकर आता हूँ। ज्यादा नहीं , 
केवल तीन मिनट में ।” 

नवीन ने फिर लक्ष्य किया कि मणिका का मुखमण्डल सुचिक्कण मक्खन की तरह 
मुलायम है। उस पर कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ता या परेशानी की कोई लकीर, कोई 
सिकूडन नहीं है। बिना किसी उलझन के शान्त-मसृण मुखमण्डल पर किसी आन्दोलन, 
उत्तेजना, युद्ध और सांसारिक पारिवारिक दुश्चिन्ताओं का कहीं कोई नामोनिशान नहीं । 


पाखी घोड़ा। 20 


मणिका ने उसकी ओर देखकर कहा, “आप को देखकर जाने कैसा लग रहा है?” 

“कैसा?” 

“ठीक महाप्रभु ईसा मसीह की तरह। मुख की गढन, आकार-प्रकार, बिलकुल 
हू-ब-हू एक ही जैसी। दाढी-मुँछ, सर के केश तक प्रायः वैसे-के-वैसे ही।” कहकर 
मणिक हँसने लगी। 

“यदि ऐसा है तब तो तुम मार्था हो।” थोड़ी देर रूककर नवीन ने फिर कहा, “नहीं 
तो फिर तुम मेरी हो।” 

मणिका हँसने लगी। कुछ देर लगातार हँस लेने के बाद उसने कहा, “यदि मैं मार्था 
होऊँ, तब तो लाजरस को आप को ही जिलाना पड़ेगा। मेरी होने पर पहले आप को सूली 
पर लटकने देना होगा। उसके बाद ही पुनर्जीवन देख सकूंगी। नहीं , मैं मार्था और मेरी में 
से कोई नहीं हूँ। मैं हूँ वही स्मैरिटन वूमन। अस्पृश्य, अछूत महिला।” 

नवीन के मुँह से फिर कोई बोल नहीं फूटा। उसने मन-ही-मन सोचा कि यद्यपि यह 
भद्र महिला हँस-हँसकर मजाक के रूप में बातें कह रही है, फिर भी इसके मन की गहराई 
में कहीं कोई एक विशेष दुःख छिपा हुआ है। यदि ऐसा न होता तो क्या यह अपने को 
स्मेरियेत, अछूत स्त्री कहती, उससे अपनी तुलना करती। प्रभु ईसा मसीह ने अछूत 
महिला के हाथ से पानी पीकर उसे अपनी जाति-बिरादरी में लिया था, उसका उद्धार 
किया था। 

उसी वक्त दुदू आ पहुँचा। उस समय उसके हाथ में मोटर कार की चाभियों का 
गुच्छा था। 

(फिर) तीनों जाकर मोटरकार में बैठ गए। वहाँ से विदा होते समय वहाँ जयन्ती को 
न देख पाने से नवीन का मन दु:खी हुआ। माली ने उसकी गठरी-मोटरी लाकर गाडी में 
सँभालकर रख दी। 

कुछ समय बाद ही वे लोग खारधुली वन के पास पहुँच गए। मोटरकार खड़ी हो 
गई। दुदू ने उन्हें वहीं उतार दिया। (फिर आवश्यक निर्देश देकर) और स्वयं अपने घर 
लौट गया। 

जंगल के टेढे-मेढे, ऊँचे-नीचे रास्ते से मणिका और नवीन दोनों ही चुपचाप, विमल 
भाई साहब जिस घर में रह रहे थे उसे लक्ष्यकर, उसकी ओर बढ़ चले। (यह जिस समय॑ 
की बात है) उस समय उधर की वह जगह आज की तरह आदमियों की जन-बस्ती से भरी 
हुई नहीं थी। सारा का सारा वन का जंगली इलाका था। परन्तु उस घर के उस पार, दूसरे 
छोर पर सदानन्द बरुआ के पिता जी द्वारा लगवाया गया एक चाय-बागान था। वहाँ कुछ 
श्रमिक मजदूरों की झोंपड़ियां भी दिखाई पड़ रही थीं। 

कुछ दूर और आगे बढ़ने पर नवीन ने ज्योतिप्रसाद जी द्वारा फिल्मायी गई फिल्म 


20 पाखी घोड़ा 


'जयमती” में फिल्माए गए सुन्दर विशेष स्थान का अवलोकन किया। कुछ और ऊपर 
चढने पर उसके पास ही लोकप्रिय नेता मानिक चन्द्र बरआ जी की अन्त्येष्टि किए 
जाने-चिताग्नि को उनके शरीर की भेंट दिए जाने-का स्थान भी उसने देखा। (सारा कुछ 
याद आते ही) उसका मन अतिशय गम्भीर हो गया। और बस थोडी देर बाद ही वह उस 
विशेष घर को देख सका। 

यकायक नवीन पूछ बैठा, “विमल भाई साहब अब हैं कैसे?” 

“किस तरह अभी तक जिन्दा हैं? यही मैं नहीं समझ पाती, नहीं बता सकतीं ।” 
मणिका ने भारी आवाज में उत्तर दिया, “कल रात तो बस अब गए, कि तब गए, वाली 
अवस्था हो गई थी। परन्तु आज भिनसारे से ही प्रातः:काल उनकी दशा कुछ सुधरी हुईं, 
अच्छी ही देख रही हूँ। फिर भी अब वे बहुत अधिक समय तक नहीं हहेंगे।” 

नवीन ने फिर कुछ भी नहीं कहा। 


पाखी घोड़ा । 2 


पंचम खण्ड 


उस वेला में ग्रीष्म ऋतु के चढते सूरज की धूप बहुत तेज होने लगी थी। 

वन के उस ऊबड-ख़ाबड रास्ते पर नवीन और मणिका पाँव बढ़ाने लगे। दो-एक 
छोटे-बडे टीलों को चढते-उतरते पार करते ही वे धीरे-धीरे नदी के किनारे पहुँच गए। 

यकायक ही मणिका पृछ बैठी, “क्या आप विल फ्रेड नामक एक नवयुवक व्यक्ति 
को पहचानते हैं?” 

“हाँ, हाँ, अच्छी तरह। मेरे साथ महाविद्यालय (कॉलेज) में साथ-साथ पढ़ा है वह। 
लेकिन तुम्हारा वह क्या लगता है?” अतिशय कौतूहलवश नवीन ने पूछा। 

मणिका का सारा मुँह लाज के मारे लाल पड़ गया। शर्माकर उसने कहा, “मेरे साथ 
उसका विवाह होगा।” 

नवीन ने अबकी बार विशेष आग्रह से मणिका के मुँह की ओर निहारा। (तब उसने 
लक्ष्य किया) विल फ्रेड की होने वाली धर्मपत्नी एक बोडो जाति की नवयुवती का 
दीप्तिमान, चमचमाता, गोलाकार गठन वाला, छोटी-छोटी तेजस्वी आँखों वाला 
मुख-मण्डल, जो कि उसके सामने नर्स की स्वच्छ-शुभ्र पोशाक के भीतर से झलक रहा 
था। विल फ्रेड बोडो जाति का (असम के पर्वतीय इलाके के आदिवासी) एक नवयुवक था, 
जिसने अभी नयां-नया ही ईसाई धर्म अपनाया था। महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त कर 
के धर्मशास्त्र की डिग्री हासिल कर वह गिरजाघर के प्रमुख अधिकारी का पद भार ग्रहण 
करने जा रहा है। इस समय वह रानी बाडी स्थान पर एक नये-नये खुले गिरजाघर (चर्च) 
में रह रहा है। 

विल फ्रेड देश की स्वतन्त्रता हेतु किए जा रहे आन्दोलनों के प्रति विशेष आकृष्ट 
नहीं हुआ था। यह नया धर्म ही उसमें एक नये जीवन की आशा जगा रहा था। विल फ्रेड 
से मिलने के लिए नवीन प्रायः ही उसके निवास स्थल एल. एम. होस्टेल में जाता रहता 
था। उसी होस्टेल में उसने असम की पर्वतीय जन जातियों के बहुत सारे नवयुवकों में 
परिचय प्राप्त किया था। उन आदिवासी जन जातीय युवकों में अधिकांश ईसाई धर्म 
मतावलम्बी थे। धर्मभीरु विल फ्रेड का विश्वास था कि ईसाई धर्म अपनाए बिना कोई भी 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। और जगत के सभी अच्छे आदमियों को 
यूसू-ईसामसीह के क्रिश्वियन धर्म की शरण ले ही लेनी चाहिए। 

उसकी बात सुनकर नवीन ने बहुत प्रसन्‍नता जाहिर की फिर पूछा, “वह सकुशल तो 


22 पाखी घोड़ा 


है?” 

“बहुत अच्छी तरह हैं। खेती-बारी करते, पढते-लिखते और गिरजाघर का 
काम-काज सम्पन्न कराते हुए कार्यव्यस्त रहते हैं | उनके यहाँ मैं बड़े दिनों मे दिसम्बर के 
महीने में गई हुई थी। बिलकुल ही बीहड इलाके में , जहों पहुँच पाना बहुत ही कठिन है, 
एकदम निपट गँवार गाँव है। शहर से वहाँ जाने पर पहले किसी को भी वहाँ अच्छा नहीं 
लगेगा। मगर विल फ्रेंड को तो वहीं पर सब बहुत अच्छा लगता है। उन भलेमानुष का तो 
विचार है कि अनपढ़ गँवार मूर्ख ग्रामीण मनुष्यों के बीच ही भगवान निवास करते हैं। 
मुझसे बडे लाड से बोले, “तुम्हारे यहाँ आ जाने पर हम यहाँ स्वर्ग राज्य की स्थापना कर 
देंगे।” 

इतनी बातें कहते हुए मणिका का कण्ठस्वर अतिशय कोमल और मधुर हो गया। 
नवीन ने मन-ही-मन अनुभव कर लिया कि विल फ्रेड के सरल व्यक्तित्व के प्रभाव के 
कारण ही उसके स्वर मे यह कोमलता-मधुरता आ गई है। वस्तुतः यह प्रेम की गम्भीरता 
की निशानी है। 

“स्वर्ग राज्य, धर्म राज्य की कल्पना बडी ही मधुर है, लुभावनी है, परन्तु है एकदम 
अवास्तविक, असत्य। राज्य सर्वदा वास्तविक वस्तु होता है। यथार्थ जगत का ठोस सत्य 
होता है। उसे मैंने जाने कितनी बार समझाया, कहा कि हमारे साथ आ मिलो। हमारे 
सहयोगी बनो। परन्तु वह हम लोगों का सहचर नहीं बना।” नवीन ने कहा । 

“अच्छा भला बतलाएँ तो आप लोग ईसाई धर्म मानने वालों और इस्लाम धर्म 
मानने वाले मुसलमानों -को अपनी ओर क्यों नही आकर्षित कर सके?” मणिका ने 
बहुत गम्भीर होकर प्रश्न किया। 

नवीन कहना तो चाहता था कि साम्राज्यवादियों की कुटिलताओं और क॒चक्रों की 
वजह से, परन्तु ऐसा उसने कहा नही । उसने यह भी देखा कि मणिका उसका उत्तर पाने 
के लिए रुकी भी नहीं रही। बल्कि इस प्रश्न का उत्तर स्वयं उसके पास पहले से ही तैयार 
धरा है। उसने कहा, “भारत का यह स्वतन्त्रता आन्दोलन अभी भी मुख्यतः हिन्दू 
आन्दोलन ही बना रहा गया है। इसका असली कारण क्या है? इसे झटाक से बता सकना 
मुश्किल है। फिर भी मैं तो समझती हूँ कि इसका कारण है छुआछूत मानने का भाव।” 

नवीन कूछ उत्तेजित हो उठा और कुछ गर्माहट भरी आवाज में दृढतापूर्वक उसने 
कहा, “तब तो तुमने संघ की राजनीति को सही ढंग से समझा ही नहीं। स्वतन्त्रता, 
स्वाधीनता सभी के लिए होती है, यह आन्दोलन सभी के लिए मुक्ति दिलाने को चलाया 
जा रहा है। सभी को परतन्त्रता के बन्धन से छुटकारा दिलाने को। सुमति बड़ी बहन जी तो 
स्वयं एक ईसाई हैं ।” 

मुस्कराते हुए मणिका ने कहा, “सुमति बहन जी बस एक ही भद्र महिला हैं न। 


पाखी घोड़ा/ 23 


परन्तु ईसाई धर्म का जन-साधारण तो आप लोगों के साथ नहीं है।” 

कुछ चिन्तित होते हुए नवीन ने कहा, “तुम इस बात पर विश्वास करो, धर्म भादना 
को लेकर इसमें कोई बात ही नहीं है। केवल जो भिन्न धर्मावलम्बी लोग हैं, जो दूसरे धर्म 
मानते हैं, वे गलतफहमी का शिकार होकर हम लोगों से अलग चले गए हैं या हमारे साथ 
आ नहीं मिले। इस गलतफहमी को हमें दूर करना ही होगा।” 

मणिका ने कहा, “आप लोगों ने पहले इतना विशाल आन्दोलन किया, मगर इसमें 
कितने ईसाई आ सके ? हाँ, कहने को कुछेक मुसलमान जरूर आ गए हैं।” 

अब की बार नवीन अपने आप को वश में नहीं रख सका, बोल पडा, 
“धर्म-पुरोहितों के पास राजनीति सीखने जाने की वजह से ही विल फ्रेड की यह दुर्दशा हुई 
है। मैंने उसे बहुत समझाया था कि अधिकांश क्षेत्रों में धर्म मनुष्यों को शोषण से 
छुटकारा पाने का रास्ता नहीं दिखाता। इसी कारण से धर्म को अन्धा कहा जाता है।” 

दाढी-मुँछ और लम्बी केश राशि समन्वित यीशू-(ईसा-मसीह) क्राइस्ट जैसा चेहरा 
लेकर जेल से बाहर निकले इस भलेमानुष के मुँह से ऐसी धर्मविरोधी अधार्मिक बातें 
सुनकर मणिका के चेहरे की सारी खुशी, उसके प्रति मन में उभरा आदर-आग्रह का सारा 
भाव अचानक ही जैसे लुप्त होने लगा। (धर्म और ईश्वर पर अविश्वास करने वाले) 
नास्तिक से मणिका भयकर रूप से डरती है। गुवाहाटी शहर के उच्च कुलीन संभ्रान्त लोगों 
के अन्त पुरों में उसने सेवाकार्य किया है, क्यों कि वह यह अच्छी तरह जानती है कि उन 
लोगों के समाज के बीच अविश्वास करने वाले नास्तिक किस्म के लोग नहीं है। प्रोफेसर 
रविचन्द्र जी को भी और तो क्या, ईश्वर में ही दृढ विश्वास है। जयन्ती के साथ बातचीत 
करते हुए, उसने इस बात का पूरा आभास पाया है, अच्छी तरह महसूस कर लिया है। 
जयन्ती उन्हें भगवान के समक्ष परिपूर्ण रूप में आत्मसमर्पण करने का उपदेश द रही थी। 
और रविचन्द्र जी उसकी वे बातें सुनकर आन्तरिक बल-भरोसा प्राप्त कर रहे थे। 

परन्तु आज यह नवीन की बात सुनकर तो वह बेहद डर गई। 

बिना एक शब्द भी बोले-गम्भीर चुप्पी साधे-साधे-ही वे लोग उस घर क॑ पास 
पहुँच गए। उसके बहुत निकट मे ही अपनी फेनिल तरगों से बढिया आई ब्रह्मपुत्र नदी 
बह रही है। नवीन को ऐसा अनुभव हुआ कि फूलकुँवर के पक्षीराज घोड़े के प्च आज 
टूटकर खण्ड-खण्ड हो गए हैं । और घोड़ा बिलकुल थककर चकनाचूर हुआ मिट्टी के टीले 
पर गिरा पडा छटपटा रहा है। 

ब्रह्मपुत्र नदी में एक नैया तिरती आ रही थी। बहुत ऊँची-ऊँची उठती तरंगां 
और अत्यन्त प्रखर धारा में नैया डूबने-डूबने को होती जा रही थी। 

नवीन ने अब जाकर एकान्त शान्त पड़े, पुराने लम्बे-चौडे घर की ओर ध्यान से 
देखा। बहुत पुराने समय का घर वैसे यह घर असम प्रदेश में बहुप्रचलित शैली का ही घर 


24 पाखी घोड़ा 


है, फिर भी बहुत सुन्दर है। आज से बहुत समय पहले सदानन्द बरुआ के पिता जी ने 
खारधूलि से बहुत दूर नदी के किनारे पूरब की ओर स्थित पहाड़ी जमीन पर चाय-बागानों 
में रोपने के लिए चाय की पौध उगाने का कारबार चलाया था, परन्तु किसी कारणवश उसे 
फिर बन्द कर दिया था। यह घर तभी बनवाया गया था। उसके बाद सदानन्द बरुआ ने 
इस मकान में एक मुद्रणालय (प्रेस) स्थापित किया था। अब उस मुद्रणालय को वे यहाँ से 
उठाकर शिलपुखुरी (गुवाहाटी का एक भाग) ले गए हैं। 

इस मकान को बरुआ परिवार समय-समय पर आमोद-प्रमोद और मौज-मस्ती 
लूटने के लिए व्यवहार में लाता रहा है। परन्तु अचानक ही इसे राजयक्ष्मा 
(क्षयरोग-तपेदिक) रोग के मरीजों के रहने की जगह के रूप में बदल देने के क्या मूलभूत 
कारण थे, यह तो जानने वाले ही जानते थे। इसी सत्कार्य सम्पादन में बरआ जी की उदार 
दानशीलता का भाव जो था उसे अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है-उसे तो मानना ही 
चाहिए। लेकिन इस दरियादिली के साथ-ही-साथ उनके दिलो-दिमाग में एक 
व्यावसायिक बुद्धि-फितरत भी काम कर रही थी। 

संघ के सदस्य नौजवान लड़कों ने जिस लड़के ने, प्रोफेसर रविचन्द्र की कक्षा में बम 
विस्फोट किया था, उसी को अपना नेता बनाकर, उसी के नेतृत्व में बेलतला इलाके के, 
जमीं दारों के खेतों में, अधिया-बटैया पर खेती करने वाले खेतिहर किसारों को एकत्र 
कर उनका संगठन (यूनियन) बना लिया था। उन लोगों में खेल के मालिक जमीं दार को 
धान का आधा भाग देने की जगह मात्र एक चौथाई (पौवा) भाग धान देने के लिए 
आन्दोलन चला रहा था। दूसरी ओर बरुआ जी ने बेठाराम मुहर्रिर को अन्दर-अन्दर बल 
प्रदान कर, उसके माध्यम से अधिया-बटैया पर खेती करने वाले कुछ किसानों का एक 
अलग ही संगठन (यूनियन) बनवा दिया था। 

संघ के लड़कों ने संगठन का नाम रखा था-“खेतिहर मजदूर संघ!” 

बरुआ ने गांव में एक पाठशाला (स्कूल) खोलने का भार भी अपने जिम्मे लिया था। 

इन कुछ गुजरे समय के दौरान बरुआ जी की फंलतू पड़ी जमीन में सुमति बहन जी 
ने एक आश्रम खोल रखा था। इस आश्रम को भी ये नौजवान लड़के पहले-पहल सन्देह 
की नजर से देखते थे। वर्ग-संघर्ष की अपनी विकसित दृष्टि से इस घटना पर विचार करते 
हुए उनका यह विचार बन गया था कि सुमति बहन जी घुमाफिराकर फें के गए बरुआ जी 
के जाल में फँस गई हैं। वे इसमें उनकी दानशीलता का उदारभाव देख रही हैं परन्तु 
इसके द्वारा बरुआ ने उन्हें अपनी गिरफ्त में कस लिया है। परन्तु सुमति बहन जी को 
अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। वे इसमें कोई दोष नहीं देखतीं | उनका विश्वास 
था कि यह दान स्वीकार करने में उनकी कोई कमजोरी कारण नहीं बनी है बल्कि इसके 
द्वारा तो वे एक शान्तिपूर्ण उपाय से धनकुबेरों -उद्योगतियों -जमीं दारों को उनकी उस 


पाखी घोड़ा/ 25 


सम्पत्ति से, जिनका उपार्जन उन्हों ने खुद नहीं किया है, गैरों के श्रम को गैर मानवीय ढंग 
से हथिया रखा है, उससे और उस सम्पत्ति के कारण जो वे शोषण का चक्र चलाते हैं 
उससे लोगों को मुक्ति दिलाने का ही एक साधन है। इस प्रकार के कामों को लेकर संघ के 
लोगों में जो आन्तरिक मतभेद उभर आए थे, आपसी संघर्ष का वातावरण बन गया था, 
उसकी सूचना नवीन को उसके कारावास काल में ही मिल गई थी। 

विमल भाई साहब की सेवा में पूरी तरह से निरन्तर जुट जाने के समय से काफी 
पहले से ही सुमति बहन जी और उनके आश्रम की स्वयं सेविकाएं आदि ने मिलकर 
बेलतला (और इसके आसपास के पिछड़े इलाके को अपने सेवाकार्य के मुख्य क्षेत्र के रूप 
में चुन लिया था। वहाँ जाकर वे लोग गाँवों में नियमित रूप से कताई-बुनाई के सूत 
बाँटने, सद्य:प्रसृता स्त्रियों की सेवा शुश्रृषा करने, उनके लिए उचित सलाह-मशवरा देने 
और ग्रामीण लोगों को जान-समझकर उनकी सहायता करने, समुचित रास्ता सुझाने 
आदि के कार्य वे लोग निष्ठापूर्वक कर रहीं थीं। 

इन सब कामों के लिए जिस धन-रुपये-पैसे की जरूरत पड़ती थी, उसे सुमति बहन 
जी विभिन्‍न जगहों से चन्दे माँगकर इकट्ठा करती थीं | कुछ समय के लिए वे दूर अलग हो 
गई थीं, अतएव धन के अभाव के कारण बाकी सब सेविकाएँ कुछ दिनों तक काम बन्द 
कर देने को मजबूर हो गई थीं। 

अभी इस समय भी वह सब काम प्रायः बन्द ही है। हाँ, अब जरूर बरदलै जी 
सरकारी बजट के कई मदों से खीं च-खाँचकर कुल बीस हजार रुपये का सरकारी अनुदान 
उन्हें दे रहे हैं। उसी के परिणामस्वरूप ही सेविकाओं के मुँह पर चमक आ गई है। 

कृतज्ञ सेविकाओं ने इसके लिए बरदलै जी को बेलतला में बुलाकर उनका 
अभिनन्दन भी किया है। अपने इस अभिनन्दन के उत्तर में बरदलै जी ने जो भाषण दिया, 
उसमें उन्हों ने जो बातें कहीं, उन बातों ने उन नौजवान लडकों को और जला दिया है। 
बरदलै जी ने जनता के सामने खुले आम एलान कर दिया कि संघ के जो लोग समाज में 
वर्ग-भेद मानकर वर्ग-संघर्ष के मार्ग पर जा रहे हैं उनका यह मार्ग अनुचित है, अशुद्ध है, 
जबकि आश्रम की सेविकाओं का मार्ग उचित है, शुद्ध है। इस घोषणा से बरदलै ने उन 
नौजवान लड़कों के दिल में राष्ट्रीयतावादी सरकार के प्रति भी अरुचि पैदा कर दी है, 
आक्रोश जगा दिया है। 

इसी बीच विमल भाई साहब को शिलांग से गुवाहाटी लाकर एक ऐसे घर में, जहाँ 
किसी प्रकार की छुआछूत का भय न हो, बिलकूल सबसे अलग घर में रखने की एक बड़ी 
भारी समस्या आ पड़ी | संकट की ऐसी घड़ी में बरआ जी की दरियादिली का, सहायता 
करने के लिए अपने आप आगे बढ़कर आने का भाव पूरी तरह से जग गया। उन्हीं ने खुद 
ही कोशिश करके अपने इस घर की मरम्मत करवाकर तेल-चूना सफेदी करवाकर इसे 


26/| पाखी घोडा 


विमेल भाई साहब के रहने के लिए सुमति जी को सौंप दिया। कोई और चारा न होते देख 
सुमति जी एक प्रकार से इसे स्वीकार करने को बाध्य ही हो गयीं। और इस सुविधा को 
स्वीकार कर लेने के कारण भी सुमति जी एक बार फिर उन सभी नौजवान लड़कों की 
आलोचना का विषय बन गईं। 

इसी सबके दरम्यान सुमति बहन जी का शरीर टूट गया, वे स्वास्थ्य गँवा बैठी | 

घर में प्रवेश करने के पहले ही मणिका ने बहुत धीमी आवाज में नवीन से कहा 
“एक बात संभवतः आप नहीं जानते हैं ।” 

“कौन सी बात?” 

“कि सुमति बहन जी को भी क्षय रोग (टी. बी.) ने पकड़ लिया है। (इलाज के लिए) 
उन्हें शिलांग के रीड चेस्ट अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक शय्या मिल भी गई है। 
दरअसल यह रोग उनकी असावधानी की वजह से ही हो गया है। विमल भाई साहब का 
तो यह एकदम अन्तिम समय है। आप जरा उन्हें सावधान रहने के लिए कहें गे।” मणिका 
ने फिर कानों में फूसफुसाते हुए कहा, “मना करने पर भी नहीं मानती । चर्खी की तरह 
हरदम काम के पीछे फिरती रहती हैं | खाने-पीने के समय-कुसमय का कोई ठौर-ठिकाना 
नहीं । (अपने प्रति बिलकुल ही सचेत नहीं हैं) अगर वे अभी अस्पताल चली जाएँ (और 
उपचार करवायें) तो बच सकती हैं | 

नवीन का मन कुम्हला गया | सुमति जी के चेहरे के फीका पड़ जाने का कारण वह 
आज समझ पाया। उसका कलेजा डर के मारे काँपने लगा। 

घर के बाहरी बरामदे में बैठी सुमति बहन जी मणिका को देखते ही हँसकर बोली, 
'मणिका !तुम जरा जल्दी भीतर जाओ । विमल भाई कैसा तो कर रहे हैं | डॉक्टर साहब 
आ गए हैं। एक सुई लगागी पड़ेगी।' 

मणिका दौड़ती-भागती विमल भाई के कमरे की ओर चली गई। नवीन सुमति बहन 
जी के करीब पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। बरामदे की साज-सज्जा बड़ी सुरुचिपूर्ण है। 
बीच में सुन्दर काम की एक बडी-सी गोलाकार मेज है और उसके चारों ओर 
समान-समान दूरी पर कई कुर्सियाँ सजाकर रखी हुई हैं । कमरों की खिड़कियाँ लकड़ी की 
हैं लेकिन उन पर सुन्दर महीन रंग की पालिस चमक रही है। उन पर काफी मूल्यवान बहुत 
पतले कपड़ों के रंगीन पर्दे लटक रहे हैं जो नदी की ओर से बहते आ रहे हवा के झोकों से 
हिल रहे हैं। मेज के नीचे की पक्के फर्श पर एक मोटा कश्मीरी कालीन बिछा हुआ 
सुशोभित हो रहा है। दीवार पर एक काफी बड़ा लम्बा-चौड़ा फोटो टंगा है। सदानन्द 
बरुआ के पिताजी का फोटो, बिलकुल सच्चे अंग्रेज साहबों के लिबास में | (निपट 
अंग्रेजों के परिधान में सजे-सँवरे खडे हैं) फोटो में चित्रित उन भव्य पुरुष महोदय को 
देखने पर मन पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप पड जाती है। अपने बचपन में सड़क के 


पाखी घोडा / 27 


किनारे खड़े होकर नवीन ने उन्हें बग्गी पर चढ़कर सडक से गुजरते हुए कभी चौंधियाई 
नजरों से देखा था, आश्चर्यचकित हो कभी विवाह-शादी में, कभी कीर्तन-भजन के 
आयोजनों में, तो कभी सभा-समारोहों में देखा था। अधिकतर वे जरूरी कामों में बहुत 
व्यस्त रहते थे। खारधूलि के इस मकान में वे प्रायः आराम करने की गरज से आते थे। 
आराम के उन कुछ दिनों में शिकार, गाना-बजाना, नृत्य-महफिल और बहरी अलंग के 
सामूहिक भोज (पिकनिक) की धूम-धाम से सारा-का-सारा जंगल झनझना उठता था। 
उस वंश से संबंधित लडका होने के कारण नवीन ने भी ऐसे भोज-भाज उत्सव-जलसे मे 
यहाँ आने का सुयोग पाया था। हाँ, उसकी माँ या उसके पिता जी कभी ऐसे उत्सवों में 
शरीक होने नहीं आए। उसके पिता जी कचहरी में एक साधारण मुहर्रिर (क्लर्क) की 
नौकरी करते थे। खाली समय में आराम करने की जगह उन्हें असम के पुराने इतिहास के 
अध्ययन अन्वेषण के लिए तथ्यों, उपादानों को एकत्र करने का विशेष शौक थ। उस 
पुराकालीन इतिवृत्त के प्रामाणिक तथ्य गुवाहाटी और इसके आस-पास के इलाकों में 
स्थित मन्दिरों -मठों में, खुदाई वगैरह में पाई गई मूर्त्तियों और जहाँ-तहाँ पड़ी पाई गई 
पुरानी पोधियों (ताइपत्रों, साँची पातों) पट्टों -परवानों आदि में छिपे पड़े थे। ऐसी उन 
तमाम चीजों का विवरण और इतिहास समझाते हुए उन्हों ने कई एक मूल्यवान लेख भी 
लिखे थे। अपनी जिन्दगी के आखिरी क्षण तक उसके पिताजी पढने-लिखने के काम में ही 
व्यस्त रहे थे। उसकी माता जी अत्यन्त कर्त्तव्यपरायणा, उसके पिता जी की सुख-सुविधा 
के प्रति सदा सतर्क रहने वाली गृहिणी थीं। अपने घर की चारदीवारी के बाहर के संसार के 
संबंध में उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती थी। उसके पिता जी मृत्यु के कुछ दिन बाद ही एक 
दिन अचानक ही एक मामूली-सी बीमारी में वे भी चल बसीं। माता-पिता के इस 
निष्ठावान सदाचारी प्राचीन जीवन-यापन का प्रभाव नवीन के व्यक्तित्व पर बहुत गहराई 
से पड़ा। उस प्राचीन जीवन पद्धति का आदर्श था, चुपचाप बिना किसी प्रचार के, बिना 
किसी यश की इच्छा के अपना कर्त्तव्य करते जाना। 

उसके पिता समाज के अन्य धनी-मानी लोगों की सम्पत्ति, सोना-चाँदी सभी कुछ 
को मिट्टी का ढेला भर समझते थे। इतिहास के अध्ययन-अनुशीलन ने उन्हें 
सिखाया-समझाया था कि सांसारिक, धन-सम्पत्ति तो दो दिन की, क्षणस्थायी, है। उसकी 
अपेक्षा यश-कीर्ति-समाज में नाम होना अधिक स्थायी महत्त्व की चीज है परन्तु उससे भी 
अधिक दीर्घजीवी स्थायी वस्तु है, मनुष्यता और ज्ञान (विवेक)। 

उस बरामदे की दीवार पर लटके उभ बडे चित्र में चित्रित उन महान व्यक्तित्व 
धनी पुरुष का रूप नवीन के मन में अधिक देर तक नहीं रह सका। उसकी जगह उसके 
मन में उसके पिता जैसे दीन-दुर्बल, किन्तु निलोंभ सहृदय और ज्ञानी मनुष्यों का चित्र 
जगमगा उठा। 


28 पाली घोडा 


उस बड़ी गोलाकार मेज पर पत्रों की एक ढेरी-सी इकट्टी हो गई थीं । उन्हीं में से 
एक चिट्ठी पढ़ लेने के बाद सुमति जी बोलीं , एक बहुत अशुभ और कष्टदायक समाचार 
है।” 

“वह क्या ?” 

“शेट्टियार जी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पाण्डिचेरी के आश्रम में उन्होंने अपनी 
अन्तिम साँस ली।” इतना कहकर सुमति जी ने वह चिट्ठी नवीन की ओर बढा दी। पढ़कर 
उसे उसी मेज पर फिर नवीन ने रख दिया और तब बोला, “आदमी बहुत ही भले थे। 
परन्तु (आखिरी समय में) पाण्डिचेरी आश्रम में शरण लेकर उन्होंने कोई अच्छा काम 
नहीं किया। (महर्षि) अरविन्द जी की महामन (महाप्रज्ञा) की साधना ज्यादा-से-ज्यादा 
एक दुस्साहसिक काम है। परन्तु इस आध्यात्मिक साधना से मनुष्य की भौतिक मुक्ति हो 
सकेगी, भौतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो पायेगी, इस बात पर मुझे कतई विश्वास नहीं होता।' 

सुमति बहन जी ने हँसते हुए कहा, “तुम्हारी बात को मैं गलत नहीं कह सकती। 
परन्तु मनुष्य की मुक्ति केवल एक ही रास्ते से आएगी, अब इस मान्यता पर मुझे धीरे-धीरे 
सन्देह होने लगा है। और फिर मनुष्य जो केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ही प्राप्त 
हो सकने वाली स्वतन्त्रता या मुक्ति चाहता है, ऐसी भी बात नहीं है, वह आत्मा की मुक्ति 
भी चाहता है। सच्ची आध्यात्मिकता के मूल्य को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। संघ के 
नये नौजवान लड़कों का इस ओर बिलकुल ही ध्यान नहीं जाता, वे इसे बिलकुल ही पसन्द 
नहीं करते। शेट्टियार ने और कुछ किया हो या न किया हो मंगर इस दिशा में तो काम 
किया था। भौतिकवाद (भौतिक दर्शन) हमें मृत्यु को जय करने के उपाय नहीं 
सिखलाता। कम-से-कम मैंने तो (उससे) यह शिक्षा नहीं पायी।” 

नवीन ने उत्तर दिया, “मृत्यु को कोई भी नहीं जीत सकता।” 

सुमति जी की आँखों से आँसू टपकने लगे। चुप रहकर उन्हों ने मेज पर की चिट्टियों 
को समेटकर रखा, फिर अलसाए भाव से बैठते हुए बोलीं , “विमल जी जैसा मनुष्य भी 
मर जा सकता है, यह सोचने भर में भी मुझे बहुत कठिनाई होती है। (हमारे स्वाधीनता 
संग्राम के इस) आन्दोलन के स्वरूप के साथ वे एकमेक हो चुके हैं । हम लोग जब नारा 
लगाते हैं -आन्दोलन अमर रहे, (क्रान्ति-विप्लव दीर्घजीवी हो) तो क्या तुम समझते हो कि 
हम तब अमरता की बात (मृत्यु को जय करने की बात) को मन में नहीं विचारते होते 
हैं?” 

नवीन ने कुछ नहीं कहा। सुमति बहन जी की भावुकता को वह बढावा देना नहीं 
चाहता था। (मनुष्य की या जीव की मृत्यु के बाद भी) आत्मा नाम की कोई चीज अलग से 
जो बची रह जाती है, (देह के नष्ट ही जाने पर भी आत्मा नहीं मरती) इस बात पर वह 
कभी भी विश्वास नहीं कर सका। (मृत्यु के बाद) शेट्टियार की स्मृति-शेष्टियार की 


पाखी घोड़ा। 29 


याद-किसी के मन में या फिर किसी काम में बनी रह सकती हैं -परन्तु यथार्थतः वह 
'स्मृति' शेट्टियार नहीं है, वह 'स्मृति” तो जो व्यक्ति शेट्टियार का स्मरण कर रहा है उस 
व्यक्ति के मन का ही एक विशेष अंश है। और यही बात विमल भाई साहब के पक्ष में भी 
होगी। (पृत्यु को जय करने की अगर कोई बात हो तो) मृत्यु को जीतने का एक मात्र अर्थ 
यही हो सकता कि जीवन की अन्तिम साँस तक, मरने के क्षण तक उसके (मृत्यु) संबंध में 
बिलकुल ही सचेत न होना, उसकी जरा भी चिन्ता न करना और मृत्यु जब सुनिश्चित हो 
जाए तो उसे बिलकुल सहज भाव से स्वीकार कर लेना। यह काम यथार्थ रूप में अत्यन्त 
कठिन काम है। विमल भाई साहब को कभी-किसी वक्त आन्दोलन के-विप्लव के-प्रतीक 
के रूप में सोचना-समझना अपने आप में एक स्वतन्त्र कार्य है, परन्तु यथार्थतः वे 
आन्दोलन या विप्लव नहीं हो सकते। आन्दोलन या विप्लव वस्तुतः प्रथ्वी को दुनिया का 
मनांवांछित रूप में बदलने के कुछ विशेष प्रकार के काम हैं । (महर्षि) अरविन्द का विद्रोही 
और शाश्वत अति मन-महामन-एक व्यक्तिगत उत्कर्ष साधना के अलावा और कुछ 
नहीं है। 

. सुमति जी ने अपने आप को सँभालते हुए कहा, “खैर, ये सब बातें अब छोड़ो। 
बहुत तर्क वितर्क से युक्ति-विश्लेषण पूर्वक देखें तो कुछ भी नहीं है।” 

इतनी बात कहते-कहते ही वे जोर-जोर से खाँसने लगीं | 

(खाँसते-खाँसते) उनके काले पड़ गए मुँह की ओर देखकर नवीन ने अत्यन्त 
समवेदना भरे स्वर से पूछा, “आप शिलांग जाने का कार्यक्रम बना रही हैं ?” 

“ओह, रीड चेस्ट अस्पताल में तो शैय्या बुक हो ही गई है।” सुमति जी ने उत्तर 
दिया। परन्तु इन्हें यहाँ पडा छोड़कर आखिर मैं जाऊँ ही कैसे ?” 

नवीन ने कहा, “आप का वहाँ जाना अच्छा होगा।” 

“तुम भी कितने निष्ठुर हो, नवीन।” सुमति बहन जी ने थोड़ा हँसते हुए कहा, 
“विमल जी भी बस यही एक बात कहते रहते हैं । मगर नहीं, मैं जा नहीं सकती |” कुछ 
देर मौन रहकर वह फिर बोलीं , “यहाँ रहते हुए ही मैं काफी अच्छी हो गई हूँ। खुली हवा, 
सूर्य की किरणें और वनस्थली की सुन्दर प्रकृति-ये सभी मुझे बहुत शक्ति प्रदान कर रहे 
हैं। मैं यहीं अच्छी हो जाऊँगी। मेरी बीमारी भी तो उतनी बढी नहीं है।”” 

दोनों ने कुछ देरी तक देश की राजनीतिक स्थिति के संबंध में विचार-विमर्श 
किया। (दिल्ली के) लाल किले में (अंग्रेज शासक) आजाद हिन्द फौज के बन्दी. बनाए गए 
सैनिक जवानों पर (देशद्रोह का अपराध लगाकर) मुकदमा चलाकर दण्ड-विधान करने का 
अपराधी सिद्ध करते हैं । परन्तु अपने देश की जनता इसे उनका अपराध मानती ही नहीं 
है। और तो क्या ;भारतीय सेना-वाहिनी में भी असन्तोष की लहर उठने लगी है। संघ के 
नौजवान लड़कों को ऐसा आभास हो रहा है कि देश में एक और विशाल आन्दोलन 


220 पाखी घोडा 


होगा। परन्तु देश के जितने भी बडे-बूढे नेता हैं वे आन्दोलन करने की बात नहीं सोचते। 
देश में साम्प्रदायिक ताकतों का मंसूबा बढ़ता जा रहा, देखकर सभी राष्ट्रीयवादी नेता 
बहुत क्षुब्ध और दु:खी हो, इस सबसे अलग हो गए हैं | ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार 
समझौते और बातचीत का दौर चलाकर भारतवर्ष को स्वतन्त्रता दे देनां चाहती है, ऐसा 
विचार उसने अभिव्यक्त किया है। इसीलिए राष्ट्रीयवादी नेताओं का मन उसी ओर दौडने 
लगा है। परन्तु नौजवान लड़कों के मुँह में तो इस समय वर्ग-संघर्ष चलाने की ही बात 
गुलजार है। बेलतला में वे (इसीलिए) किसानों को संगठित कर रहे हैं। उनके मन में 
आश्रम के प्रति कोई श्रद्धा-विश्वास नहीं है। एक और बात ने उन्हें चिन्तित बना दिया 
है। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम जनता के मन में पाकिस्तान बनाने का सपना भर दिया है। वे 
लोग दिग्भ्रमित हैं। (किंकर्त्तव्यविमूढ हो गए हैं) यह भटकाव आया है धर्म के साथ 
राजनीती को मिला देने से, दोनों को एक में मिला देने से, इस भटकाव को हटाने का 
एकमात्र रास्ता है, वर्ग-संघर्ष के माध्यम से हिन्दू-मुसलमान को एक करना, दोनों को 
परस्पर एक-दूसरे में ला मिलाना। 

उन नौजवान लड़को के इस संकल्प-अभियान मे नवीन कोई गलती नहीं देखता 
बल्कि उसका तो अपना ऐसा विचार हो गया है कि वर्त्तमान परिस्थितियों में इसके 
अतिरिक्त और कोई रास्ता है ही नहीं। परन्तु सुमति बहन जी उस रास्ते को 
असली-सही-रास्ता नहीं समझती । उनके विचार से हिन्दू-मुसलमानों के मन को मिलाने 
का एकमात्र उपाय है निर्माणात्मक कर्म उद्योग (ध्वंसात्मक कार्यों से अलगकर सृजनमूलक 
कार्यों में उन्हें लगाना)। वर्ग-संघर्ष की वजह से भारतीय जनगण और अधिक बँट न 
जाय, परस्पर अलग-अलग न हो पडे- इसी का उपाय वे ढूँढ रही हैं | सच्चा निर्माणात्मक 
सृजनात्मक काम मनुष्यों के दिलों को जोड़कर सच्ची राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय एकता 
उत्पन्न करता है और जनता की शक्ति का भी निर्माण करता है। प्रेमधर्मी राजनीति ही 
मनुष्यों के दिलों को मिलाकर उन्हें एक करेगी, संघर्ष या समझौतावादी राजनीति नहीं । 

थोड़ी देर बाद मणिका आकर नवीन को विमल भाई साहब के कमरे में बुला ले गई। 
एक बहुत बड़े पलँँग पर विमल भाई सोए हुए हैं । देह में कुछ भी तो शेष नहीं रह गया है, 
केवल बस मुँह में कुछ सफेद दाँत भर चमक रहे हैं | हँसी भी बहुत दबी हुई, शान्त गम्भीर 
है। वह उनके करीब पहुँचा, तो विमल भाई ने तुरन्त उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया 
और बोले,. “मैं तुमसे मिलने की बाट जोहता रहा हूँ।' 

नवीन का मन भी ग गया, उदास-उत्साहहीन हो गया। उसने लक्ष्य किया कि विमल 
भाई की देह तो अब कोई देह रही ही नहीं, बल्कि देह की जुमुधि (जब किसी मृत व्यक्ति 
का शरीर नहीं मिल पाता तो कास-फूंस पत्तलों वगैरह से उसकी शक्ल जैसा पुतला 
बनाकर दाह-क्रिया सम्पन्न करते हैं, ऐसे ही पुतले को जुमुधि कहा जाता है) भर रह गई 


पाखी घोड़ा / 22] 


है। ह्ठी और चमड़ी का ढाँचा भर। कुछ देर के लिए तो वह गहन भावावेग में अपने 
आपको भूल गया। परन्तु थोडी देर बाद किसी-किसी तरह अपने आप को सँभालकर 
उसने कहा, “जीवन में आपने संभावना से भी बहुत अधिक काम किया है। आप की बात 
सोचते ही गर्व के मारे कलेजा उछलने लगता है। (मानसिक आह्लाद के मारे सिर ऊँचा हो 
जाता है।) 

विमल भाई का चेहरा शान्त-गम्भीर हो गया। उन्होंने कहा, “उस सबकी 
अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना बन्द करो। विश्वविद्यालय बनाने के लिए चलाए गए 
आन्दोलन में मेरा उद्योग मेरा प्रभाव एक प्रकार से नहीं के बराबर ही हो गया। शून्य हो 
गया। शिलांग में प्रोफेसर रविचन्द्र जी मुझसे मिलने आए हुए थे। उनकी परिकल्पना के 
अनुसार ही हम लोगों ने विश्वविद्यालय का पूर्व प्रारूप तैयार किया है। इस प्रारूप के 
अनुरूप अब जो विश्वविद्यालय बनेगा, वह विश्वविद्यालय मेरी अपनी परिकल्पना के 
विश्वविद्यालय से एकदम विरुद्ध होगा, बिलकुल उल्टा। (मेरे विचार से नवयुवकों को) 
केवल ऊँची-ऊँची उपाधियाँ प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय आदर्श मनुष्य को नहीं गढ 
सकता। (मनुष्य नहीं बना सकता) (इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय में भी) शिक्षा-दीक्षा की 
व्यवस्था, बनावट वैसी ही (पहले जैसी ही) रहेगी। इस तरह मेरा स्वप्न भग्न हो गया। इधर 
हम स्वतन्त्रता के मुख्य द्वार (स्वतन्त्रता प्राप्ति की बेला के अति निकट) पर पहुँच गए हैं , 
(परन्तु अफसोस है कि) स्वतन्त्र मन ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा।” कुछ देर तक चुप रहने 
के बाद वे फिर बोले, “अब अपने जाने की इस अन्तिम वेला में बस एक बात कह 
जाऊँ-अपने देखे-समझे सत्य के अनुसार ही चलना और काम करना।” 

बात कहते-कंहते ही उनके मुँह पर पसीना छा गया, उनका चेहरा पीला पड़ गया, 
बिलकूल निस्तेज हो मुरझा गया। उन्होंने अपना मुँह दूसरी ओर घुमा लिया।” 

मणिका ने उसकी (नवीन की) ओर देखकर उसे वहाँ से हट जाने का इशारा किया। 
नवीन उस कमरे से बाहर निकल आया। 

बाहर कई आदमी खोज-खबर लेने, हाल-चाल पूछने आए हुए थे। मगर उन लोगों 
के पास न ठहरकर बड़े उदास मन से नवीन बाहर खुले मैदान में निकल आया। आज 
मौसम मध्यम किस्म का था, सुरज की धूप ज्यादा तेज नहीं थी। ब्रहमपुत्र की ओर से बहुत 
तेज हवा बहती आ रही थी। 

ब्रह्मपुत्र के किनारे जाकर खड़ा हुआ तो नवीन ने देखा कि सुमति जी कपड़े 
धो-धोकर गार-निचोड़कर, झटकार कर उन्हें सूखने के लिए फैलाती जा रही हैं । वह खड़े 
किनारे से नीचे उतरकर उनके पास चला गया और वहाँ पड़े एक पत्थर पर बैठा-बैठा 
उनका कपड़े धोना देखता रहा। सुमति जी बराबर से ही सदा स्वावलम्बी प्रकृति की हैं । 
अपना सारा काम वे अपने हाथों ही करती हैं, दूसरे किसी के सहारे के लिए बाट नहीं 


222 पाखी घोडा 


जोहतीं । 

सूखने के लिए ब्रह्मपुत्र के महीन बालूचर (बालुका राशि) पर फैला देने पर भी आ 
हल्के सफेद बालू के साथ वे मिल नहीं पा रहे थे। सूखने के लिए फैलाई गई एक चादर 
ब्रह्मपुत्र की चलती बयार में , देवता के सिर चढ़ आने पर लोग जैसे झ्यूमते-झामते हैं, उसी 
तरह झूम-झूम झूलने लगी थीं। ऐसा लगा जैसे जयन्ती ही देवधुनी नृत्य नाच रही है। 

बालुका बेला पर रंग-बिरंगी चिडियों के झुण्ड-के-झुण्ड विचर रहे थे। हवा के 
झोंकों से उड-उड़कर बालू ब्रह्मपुत्र की लहरों के ऊपर की हवा में सघनता से बिखरे जा 
रहे थे, लगता था कि जैसे पानी की पर्त्त के ऊपर एक चिकनी पर्त्त बिछ गई हो। 

वहाँ उन लोगों ने जयन्ती, दुदू, रविचन्द्र जी, रंजीत और अनेक लोगों के संबंध में 
बहुत सारी बातें कीं | एक शहरी परिवार के घर में रहकर जयन्ती मानो अपनी ग्रामीण 
जीवन की सरलता गँवाए जा रही है। इसी चिन्ता में वह जल्दी-से-जल्दी अपने गाँव के घर 
लौट जाना चाहती है। परन्तु ऐसा लगता है जैसे दुदू उसे अभी रोके रखना चाह रहा है। 

दुदू के हृदय में दो प्रकार के खिंचाव हैं | रागिनी के मानो दो विपरीत सुर हैं । एक 
शहर का, दूसरा गाँव का। दीवार घड़ी के पैण्डुलम की तरह एक बार वह धनी-सम्पन्न 
वैभव-विलासी जीवन बिताने का सपना देखकर दाहिनी ओर जाता है, और दूमरी बार 
गँवई-गँवार का होकर बिलकुल बायीं तरफ के उस छोर पर चला जाना चाहता है। उसका 
मन स्थिर नहीं है। इस बात का अनुभव दुदू के घर पर थोड़ी देर रह पाने से ही नवीन ने कर 
लिया था। 

सारे कपड़ों को फैला चुकने के बाद सुमति बहन जी आकर उसके पास खड़ी हो 
गईं। फिर उन्हों ने बहुत प्यार से कहा, “इन बडे परिवारों में मैंने केवल एक नवयुवती को 
ही निर्दन्द्द, भ्रम-दुविधा से मुक्त पाया। वह धनी और उच्चकूुलीन परिवारों की दार्शनिक 
चिन्ता को पकड़े हुए है। शान्ति-निकेतन जाकर वह अपनी उसी भावना-विचारधारा को 
संशोधित-परिशोधित कर ले रही है। उसने रवीन्द्रनाथ के साहित्य के अनुशीलन से 
अखण्ड सत्ता का आस्वाद पा लिया है। जब उसकी कलकत्ता में मुझसे भेंट हुई थी तब 
उसने कहा था, “बड़ी बहन जी !सभ्यता, सम्पत्ति और शिक्षा ने मेरे मन को बहुत बड़ा 
(उदार-बहुत विशाल) बनाया है परन्तु उन सबसे मेरी आत्मा की अशान्ति को दूर नहीं 
किया।” इसी कारण से वह शान्ति-निकेतन में रहकर शान्ति पाना चाहती है। 
उपयोगितावाद या प्रयोजन को सिद्ध कर लेने भर के मनोभाव से आदमी जब तक ऊपर 
नहीं उठता, तब तक मनुष्य उस शान्ति को नहीं पाता। सभी के साथ मिल जाने के लिए, 
सबसे समरस हो जाने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रही है। वह सचमुच ही एक 
अत्यन्त कठिन परीक्षा में सफल होने के लिए जुट गई है।” 

नवीन ने विचार व्यक्त किया, “विराग-भाव, अपने आप को अलग रखने की 


पाखी घोड़ा/ 223 


(औरों से अपने को श्रेष्ठ मानकर उनसे अलग एकान्त में रहने की) प्रवृत्ति इतनी आसानी 
से नहीं जाती, बहन जी। धनी-सम्पन्न लोग आरंभ से ही उत्पादन करने और निर्माण 
करने (जैसे खेत-खलिहान में पैदावार बढ़ाने और कल-कारखानों में वस्तुओं का निर्माण 
करने) की आनन्द प्रदायिनी धारा से वंचित रहे हैं। भला वे शान्ति कहाँ पाएँगे?” 

सुमति जी ने जवाब दिया, “वह वैसी शान्ति चाहती भी नहीं | समाजवाद की बातें 
वे अधिक नहीं सोचती। वह तो जीवित रहने के लिए केवल एक आनन्दमय आध्यात्मिक 
प्रेरणा चाहती है।” थोड़ी देर मौन रह लेने के बाद सुमति जी ने फिर कहा, “तुमसे अलग 
होने के साथ-साथ ही वह रंजीत से भी अलग दूर हट गई थी। परन्तु अस्पताल में रंजीत 
की असहनीय पीड़ा को देखकर उसमें अब उसके प्रति एक नयी हमदर्दी जग गई है। ऐसी 
बहुत संभावना है कि अन्ततः रंजीत का एक पैर काटकर अलग कर ही देना पड़े। शायद 
यह तो तुम जान ही चुके हो कि युद्ध के मोर्चे पर लड़ाई में रंजीत को बहुत भयानक चोट 
लग गई थी।” 

नवीन का कलेजा अचानक ही धक्क से रहा गया, जैसे एकान्त कोई बर्छा चुभ गया 
हो। पैर काटकर अलग कर देने से होने वाले कष्ट की कल्पना मात्र से उसे बहुत सदमा 
पहुँचा। उसने दुःखी होकर कहा, “रंजीत भाई का यदि ऐसा हाल हुआ, तो मुझे बहुत 
पीडा होगी।' 

सुमति जी कुछ और कहना ही चाह रही थीं कि तभी एक कपड़ा उड-उड़ जाने को 
हुआ। वे भागकर कपड़ों को समेट लायीं और नवीन से बोलीं, “अच्छा अब चलो। 
भोजन का समय हो रहा है।” 

सुमति जी के पीछे-पीछे नवीन उस घर में आ गया। परन्तु उसका मन यह 
सोच-सोचकर बेहद परेशान और उद्विग्न हो रहा था कि कलकत्ता के अस्पताल में भर्ती 
रंजीत भाई की उस समय क्या दशा हो रही होगी। 

भोजन कर लेने के बाद शयन-कक्ष में पलंग पर लेटकर नवीन एक समाचार-पत्र 
पढ़ रहा था। सुमति बहन जी विमल भाई साहब के कमरे में चली गईं। काम-काज से 
फुरसत पाकर मणिका नवीन के पास आ पहुँची, उसने एक झटके में ही नवीन के हाथों से 
वह समाचार-पत्र छीनकर हटा दिया और बोली, “अब वह समाचार पत्र आप क्यों पढ़ 
रहे हैं? वह तो एक सप्ताह पहले का पुराना, समाचार पत्र है।” 

सच्चाई तो यह है कि नवीन यथार्थतः समाचार पत्र पढ ही नहीं रहा था। उसका मन 
तो तब भी रंजीत की ही चिन्ता में डूबा हुआ था। वह सोच रहा था कि पैर कट जाने पर हो 
सकता है कि रंजीत भाई का दिल दूट जाय। 

नवीन को गम्भीर चिन्ता में मौन पड़ा देख मणिका ने पूछा, “माकन बहन जी की 
चिन्ता मन में बहुत दर्द के साथ उभर आई है क्या?” 


224/ पाखी घोड़ा 


नवीन ने जवाब दिया, “बिलकुल नहीं ।” 

मणिका ने अतिशय आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, “वे तो आप को याद 
करते-करते पागल हुई रहती हैं | अपनी माता जी की मृत्यु हो जाने के बाद के दिनो में 
एक दिन आपकी चिन्ता में वे इतनी अधिक व्याकुल हो गईं थीं कि जयन्ती ने तो कह ही 
दिया, “बहन जी ! भगवान शकर की पूजा-अर्चना कीजिए।” 

माकन जी ने हँसकर पृछा, “क्यों जयन्ती |क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे शकर 
भगवान में इतनी शक्ति है कि वे एक क्रान्तिकारी (आन्दोलनकर्ता) के मन को फिरा 
सकते हैं ?” 

जयन्ती ने कहा, “हाँ, हाँ, हैं। भगवान शकर की शक्ति से क्या नहीं हो सकता? 
उनकी शक्ति से यह काम क्‍यों कर नहीं होगा”! 

परन्तु उसकी बात पर माकन बहन ने विश्वास कर लिया, ऐसा तो कुछ आभास 
नहीं हुआ।" 

नवीन अब बहुत सहज हो गया। उसने पूछा, ''माकन ने तुमसे और भी कुछ कहा 
था क्या” 

'नहीं।'' 

नवीन फिर आन्त-गम्भीर हो गया। कुछ देर तक किसी के मुँह से कोई आवाज नहीं 
निकली। थोड़ा वक्त बीत जाने पर मणिका ने कहा, “परन्तु प्रोफेसर रविचन्द्र जी बराबर ही 
उसे समझाते रहते थे कि वह रजीत साहब के साथ विवाह रचा ले। वे आप को अपना 
जामाता (दामाद) नहीं बनाना चाहते।” 

उस दिन नवीन बहुत देर तक मणिका क॑ साथ बातचीत करता रहा। मणिका जब 
प्रोफेसर रविचन्द्र की सेवा-शुश्रूपा तीमारदारी कर रही थी, उस दौरान उनके अद्भुत 
चरित्र को देखकर तो आश्चर्यचकित रह गई थी। रविचन्द्र जी के दिल में धन-मम्पत्ति के 
लिए बहुत मोह है, जबकि आन्दोलन-क्रान्ति से उन्हें बहुत डर लगता है। और उधर 
अपनी धर्म-पत्नी से भी दवब-डरे रहते हैं | वे ज॑ंब जख्मी होकर रोग-शय्या पर पड़े तो 
शुरू-शुरू में कुछ दिनों तक रोज-रोज जयन्ती के साथ खूब बाते करते रहते थे। 

उनकी उन तातों में कंवल धर्मभीरु धर्मभावना के प्रति आदर के साथ डर का भी 
भाव रखने वाले-रविचन्द्र का ही व्यक्तित्व उजागर हुआ। जयन्ती को तो वे साक्षात्‌ देवी 
की भाँति ही देखते-समझते थे। प्रोफेसर स्मिथ ने उसकी एक फोटो-जो उसकी एक नृत्य 
मुद्रा में थी-उन्हें भेंट की थी। उस नृत्य भंगिमा वाली जयन्ती की तसवीर को फ्रेम में 
बँधवाकर अपने कमरे की दीवार पर टैंगे बेकन के चित्र के पास ही टैंगवा दिया था। उनके 
द्वारा दिए गए इस सम्मान ने जयन्ती को सहज ही विमुग्ध कर दिया था। 

शुरू-शुरू में जयन्ती से बातचीत करने से मणिका ने उन्हें मना किया था, क्यों कि 


पाती घोड़ा। 225 


डॉक्टर का ऐसा ही निर्देश था। परन्तु जयन्ती ने खुद ही डॉक्टर के आदेश को मानने से 
इन्कार कर दिया और उसने सबके सामने बडे गर्व से यह घोषणा कर दी कि डॉक्टर का 
निर्देश अस्वाभाविक है, अतः अनुचित है.। डॉक्टर के निर्देश को तिरस्कृत कर देने के बाद 
तो रविचन्द्र जी का जयन्ती के प्रति झुकाव दुगुना हो गया। उस समय उनके विचार से 
जयन्ती पुरालोक और तत्त्ववाद की जीवन्त-प्रतिमूर्त्ति हो गई थी। हजारों वर्षों मे ग्रामीण 
समाज में बहती चली आ रही प्रसुप्त सहज स्वाभाविक मानवता की प्रतिभा का वह 
जीवन्त उदाहरण थी। उन्हों ने तब जयन्ती को ही केन्द्र बिन्दु बनाकर (आज के जमाने के 
लिए भी) एक नवीन संस्कृति के निर्माण का स्वप्न संजोया था। इसके साथ-ही-साथ 
परमात्मा के सामने अपना सब कुछ न्योछावर देने, अपने आप को सम्पूर्णत समर्पित कर 
देने के भाव से भी वे बहुत विध्वल रहते थे। बीच-बीच मे डॉक्टर के आदेशों -निर्देशो का 
पालन कर पाना जब उनके लिए बहुत कठिन हो जाता था, तब वे जयन्ती के साथ 
लगातार बहुत देर तक बातचीत करते हुए अपने मन के भावों को बड़े घमण्ड क॑ साथ 
व्यक्त करते थे। ऐसी स्थिति में विवश होकर मणिका को अपने मरीज के तमाम मारे 
उत्पातों को डॉक्टर की आज्ञा को अमान्यकर उनके मनमानापन करने को सहना पडता 
था। साथ ही जयन्ती के प्रति उसके मन मे अन्दर-ही-अन्दर ईर्ष्या का भाव भी जगने लगा 
था। 

जयन्ती ने जब सुदर्शना के मन में नृत्य कला सीखने के प्रति विराग होते देखा, 
समझ लिया कि अब उसे नृत्य सीखने मे कोई अभिरुचि नहीं रह गई है, तब उसने उन 
लोगों के घर ठहरे रहने में कोई हित नही समझा, इसी वजह से उसने अपने गाँव के घर 
लौट जाने का निर्णय ले लिया था। इस बीच जब उसे करने को कुछ और नहीं रह गया 
था, वह उन वृद्ध महाशय से बातचीत करके समय भी बिता ले रही थी और इससे आनन्द 
का भी अनुभव- कर रही थी। 

उसने सबसे बड़ा आनन्द पाया था एक विशेष बात से। प्रोफेसर रविचन्द्र जी ने इस 
दरम्यान देवधुनी नाच के संबंध मे बहुत अधिक अध्ययन-अनुशीलन, चर्चा-परिचर्चा की 
थी। और उस पर एक शोध-निबन्ध भी लिखा और प्रकाशित करवाया था। उस निबन्ध 
में उन्हों ने स्पष्ट रूप से बडी दृढ़ता के साथ कहा था कि असम प्रदेश मे बाडों, देउरी. 
सूतिया, बेबेजिया (काछारी लोगों की एक श्रेणी) और राभा जनजातियों के बीच देवधुनी 
नाच नाचने की परम्परा है, परन्तु मंगलदैया देवधुनी नाच सबसे अलग, विलक्षण और! 
अपूर्व है। यह नाच केवल मनसा-पूजा की वेला में ही नाचा जाता है। ढोलक बजाने वाले 
कलागुरु के साथ मिलाकर ताल-लय-गति-मान सभी की तुक लय मिलाकर जयन्ती ने 
जो इतने दिनों तक इस विशिष्ट प्रकार के नृत्य. में दक्षता हासिल की थी, उस 
शिक्षण-प्रशिक्षण की बात का भी विस्तारपूर्वक उल्लेख करके प्रोफेसर साहब ने उस शोध 


226 पाखी घोड़ा 


निबन्ध को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया था। इसी बीच उन्हों ने नवराम ओझा से हाड़ी 
नाच और सुरभि नाच के साथ गाए जाने वाले गीतों का भी मंग्रह कर लिया था, उन्हे भी 
उसी में उन्हों ने प्रकाशित कर दिया था। जयन्ती अपने द्वारा नाचे गए शिवनाच, दुर्गनाच, 
और कार्तिक नाच (शिवपुत्र कार्त्तेकेय षडानन) आदि विभिन्‍न नृत्यों में जो तारकसुर 
बध के अभिनय आयोजन करती है, उसकी नृत्य भंगिमाएँ अभिनयपूर्वक प्रस्तुत 
करती है, उस सबका भी रविचन्द्र जी ने बहुत सुन्दरता से वर्णन किया था। सबसे 
बढचढकर उसे एक बात पसन्द आ गई थी। देवधुनी नाच को यदि उसके समुचित 
शास्त्रीय विधान के अनुरूप समुचित रूप से प्रकाशित किया जाए तो यह सारी पथ्वी पर, 
सारे संसार में , विश्वविख्यात हो जाएगा, यह बात रविचन्द्र जी ने सभी के समक्ष बरी 
दृढता से, सुपुष्ट आधारों पर प्रस्तुत की थी। प्रोफेसर स्मिथ ने भी उनके इन विचारों को 
सादर स्वीकार कर लिया था। 

रविचन्द्र जी ने आशा व्यक्त की थी कि जयन्ती अपना यह दिव्य देवधुनी नाच 
नाचकर एक दिन सारी धरती को आश्चर्यचकित कर देगी, (लोग दाँतों तले उँगली दबाए 
देखते रह जाएँगे।) 

वह उसी के संबंध में रविचन्द्र जी से सलाह-मशवरा, दिशा-निर्देशन आदि समुचित 
सन्दर्भों पर बातचीत करके अत्यन्त आनन्द का अनुभव कर रही थी। 

इस सब बातों को सुनकर भी मणिका ने आरभ मे इस संबध में कोई कृतूहल नहीं 
दिखाया था, इसका कारण यह था कि इन नृत्य-कौशलों मे उसे सर्वप्रथम एक भिन्न धर्म 
की गंध महसूस होती थी, इसे भिन्‍न धर्म का नृत्य मानकर वह इसके संबंध में कुछ जानने 
की इच्छा भी नहीं जगा पाती थी। परन्तु जिस दिन स्वयं प्रोफेसर स्मिथ ने आकर जयन्ती 
के नृत्य निरत भाव-भंगिमाओं वाली मुद्राओं के फोटो उसे भेंट स्वरूप प्रदान किए और 
उसकी नृत्य कला की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की, उस दिन के बाद से उसने जयन्ती को एक 
भिन दृष्टि से, आदरभाव युक्त नजरों से देखना शुरू कर दिया। प्रोफेसर स्मिथ ने 
बतलाया था कि यह नृत्य मनुष्य के आदिम जीवन संग्राम (सभ्यता के आदि काल मे ही 
मनुष्य की जिजीविषा को मजबूती प्रदान करने के लिए विरोधी विध्न-बाधाओं से संघर्ष) 
का प्रत्यक्ष गवाह स्वरूप है। इस नाच के मूल में राक्षस और अन्यान्य जीवनविरोधी 
शक्तियों के खिलाफ किए जाने वाले संघर्ष की प्रेरणा है। एक क्रिश्चियन धर्म के मानने 
वाले महानू विद्वान के मुँह से जयन्ती की इतनी प्रशंसा सुनने के बाद उसके हृदय में 
जयन्ती के प्रति श्रद्धा भी बढ गई। 

एक दिन अपने मरीज प्रोफेसर साहब के पास जब वह पहुँची तो क्या देखती है कि 
प्रोफेसर साहब अपने बिस्त: पर पडे-पड़े भयंकर मानसिक परेशानी में छटपटा रहे हैं । 
उनकी परलँँग के फरीब जयन्ती नहीं थी। 


पाखी घोड़ा। 227 


उस दिन पूरे दिन जयन्ती नही आई। दूसरे दिन भी मणिका ने जयन्ती को वहाँ नहीं 
दखा। रविचन्द्र जी ने उसे देखते ही कहा, ''मणिका !'जाओ जरा जयन्ती को देख आओ। 
उसे कही कोई वीमारी-विमारी तो नहीं हो गई?” 

अपने मरीज की आज्ञा की अवहेलना न कर सकने क॑ कारण वह जयन्ती को देखने 
के निए सुदर्शना के घर गई, वहाँ पूछ-ताछ करने पर अन्तत जयन्ती को पूजा-गृह में 
पुजा - अर्चना करते डुए पाया। 

नये - चोडे पूजा मण्टप में जयन्ती अपने लबे कुचित केशों को फैलाए हुए, उन्हें 
अटका देकर नवा नचाकर हाथ में एक करताल लिये काफी ताकत लगा-लगाकर नाच 
रही थी, और उसऊं नृत्य को ताल देने के लिए नवराम ओझा ढोलक बजा रहे थे। दुदू 
भाव-विभोर होकर उसका नाच देख रहा था। 

नाच करती हुई जयन्ती की देययष्टि पर उस समय सुन्दर-महीन घेरेदार लहगा. 
ऊपर बेलबूट्रेदार चोली, ऊपर की ओढनी (चुन्नी) आगे की ओर लटकी हुई थी। पीठ को 
ओर लटकी करधनी हिलती जा रही थी। हाथ मे जड़ाऊ कगन और बाजूबन्द जैसे सुन्दर 
गहने थे। गले में मोती हार, कानों में झुमके, नाक मे झुलनी और पैरों में पैजनी और 
घुघरू। ललाट पर लाल सिन्दूर की बिन्दी | सब मिलाकर एक चकाचौं ध पैदा कर देने वाला 
रूप-सौन्दर्य 

पुजा-मन्दिर के अन्दर मण्डप में वह नहीं गई। चुपचाप बैठी, जब तक नाच होता 
रहा, एकटक निहारती रही। हिन्दू परिवारों के घरों में वह हमेशा अपने आप को एक 
अछूत स्त्री ही ममझती आ रही है। 

नाच समाप्त हो जाने के बाद दुदू और नवराम ओझा बाहर बरामदे में चले गए और 
आपस में बातचीत में मशगूल हो गए। जयन्ती ने जब मणिका को देखा तो वह उसे 
अपने कमरे में बुला ले गई और उससे पूछ बैठी, “प्रोफेसर साहब कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य 
अब कैसा है?” 

मणिका ने जब मारी बातें खोलकर विस्तार से बतला दीं तब अत्यन्त दुःखी हृदय 
में उसने कहा, "अब तो मैं उनके पास नहीं जा सकूँगी, मणिका !कल से ही उपवास व्रत 
में हूँ। आज मनसा पूजा का पर्व था। इसी वजह से आज नृत्य किया। उम्मीद है कि कल ही 
हम लोग चले जायें गे। उनसे कहना-भगवान शंकर उन्हें शीघ्र स्वस्थ, रोगमक्त बनाकर 
उनका मंगल करें गे।' 

जयन्ती ने उस दिन उसे बडे प्यार से एक मोढे पर बैठाकर चाय पिलायी। फिर 
अन्यान्य विषयों पर ढेर सारी बातें करने के बाद उसे विदा किया। 

वहाँ से आने के बाद जब उसने प्रोफेसर साहब से जयन्ती के आने की असमर्थता 
बतलाई तब मणिका के मुँह की ओर देखकर भारी गले से उदास स्वर में वे बोले, “उसके 


228 पाखी घोड़ा 


न आने का कारण क्या है? इसे मैं समझ गया हूँ।” 

दूसरे दिन फिर प्रोफेसर साहब ने उसे सुदर्शना के घर भेज दिया, जाकर यह पता 
करने के लिए कि उस दिन जयन्ती अपने गाँव चली गई या नही | उसके कमरे में जाकर 
मणिका ने देखा कि जयन्ती सिकुड -सिमटकर घुटनों पर ठुदडी टेके बैठी हुई है। उस दिन 
वहाँ से जाने की कोई तैयारी का सकंत नही दिखाई पड़ रहा था। 

उस दिन मणिका से जयन्ती ने प्रोफेसर साहब के पास न जाने का असली कारण 
खोलकर बताया कि खुद सुदर्शना की माता जी ने ही उसे प्रोफेसर के पास जाने से मना 
कर दिया है। इस तरह का मेल-जोल बढाना उन्हें पसन्द नहीं है। उनके विचार से 
असमीया लोगों की अवनति का मूल कारण हैं यही व्यर्थ के मेल-मिलाप, व्यर्थ की 
बैठकबाजी का उनका स्वभाव ही है। अपने घर में इस प्रकार का मेल- जोल वे पसन्द नहीं 
करती | खासकर एक बूढ़े बीमार पुरुष और एक नौजवान नर्तकी स्त्री का। 

एक बार अगर किसी को मसॉँंप काट देता है, तो फिर वह रस्सी से भी इसने लगता है। 
दूध की जली विल्ली मट्ठा फूककर पीती है। अपनी देवरानी चित्रा की दुर्गति देख चुकने के 
बाद से वह और भी अधिक सजग-सतर्क हो गई है । घर की गृहणियॉ-विवाहित म्त्रियाँ 
अपने पतियों के आचार -आचरण पर अगर हर समय बराव्र पैनी निगाह से सतर्क दृष्टि 
न रखे तो पति देवताओ के चारित्रिक स्खलन का डर हर एक कदम पर है, वे कही भी, 
किसी क्षण भी कर्त्तव्यच्युत हो जा सकते है। इस बात पर सुदर्शना की माता जी पूरे 
दिलो- दिमाग से अटल विश्वास करती थी। 

यह सब बातें कहते समय जयन्ती की आँखों से लगातार आँसू बहते जा रहे थे। 
उसका निष्कलुष पवित्र सरल हृदय इस प्रकार के अधारहीन अनर्गल आरोपों की चोट को 
बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी से उसने रविचन्द्र जी के कमरे की ओर कभी भूल से 
एक बार के लिए भी न झाँकने का दृढ निश्चय कर लिया था। 

जयन्ती और मणिका के बीच उसी दिन गहरी मित्रता का सूत्रपात हुआ। उसके 
यहाँ से लौटकर उसने सारी बाते रविचन्द्र जी को बतलायीं | सुनते ही उनका मुँह एक 
असहनीय पीड़ा से काला पड गया। 

कुछ दिन बाद ही जयन्ती अपने गाँव जाने के लिए रवाना हो गई। 

इसके बाद तो मणिका खुद ही रविचन्द्र जी में बातचीत करने की संगिनी बन गई। 
परन्तु यह स्थिति भी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। एक दिन तो उस पर भी 
निषेधाज्ञा जारी हुई। उसे भी उनसे बातचीत करने को मना कर दिया गया। परन्तु मणिका 
ने उस निषेधाज्ञा को अमान्य कर दिया और उल्टे और ज्यादा खुलकर उनसे बातचीत 
करने लगी। 

परन्तु इसका परिणाम भयानक हुआ, अर्थात्‌ वहाँ से उसका पत्ता ही कट गया। 


पाखी घोडा। 229 


एक दिन जब वह रविचन्द्र जी की देखभाल करने के लिए उनके घर पहुँची तो घर के 
बरामदे में पहुँचते ही उस घर के दामाद श्री मन्‍्मथ ठेकेदार जी ने उसका सारा 
हिसाब-किताब करके जो कुछ भी उसका पारिश्रामिक देय था, वह चुकता करके उसे 
रविचन्द्र जी की देखभाल करने के काम से मुक्त कर दिया। फिर तो उसके हाथ से यह 
सुयोग जाता रहा। 

इन बातों को कहते-कहते मणिका उत्तेजित हो उठी थी। स्त्रियों की इस 
निराधार-बे सिर पैर की ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति को वह बहुत बुरा मानती हुई, इसकी निन्दा 
करती रहीं | सुदर्शना की माँ जो अपने पतिदेव के प्रति असाधारण रूप से क्षण-प्रतिक्षण 
सजग रहती थी , दर असल वह उनके अन्तर्मन में स्थित उनके भयानक डर का ही बाहरी 
लक्षण था। अपने स्वामी पति के ऊपर अगर विश्वास न हो तो फिर किसी भी विवाहित 
स्त्री का प्रेम आनन्दमय और सुन्दर नहीं हो सकता। 

नवीन ने हँसते हुए कहा, “यह शादी-ब्याह का अनुष्ठान (रीति-रिवाज) ही वैसा है । 
यह जरर है कि यह स्त्री और पुरुष के कुछ मूलभूत प्रयोजनों को पूरा करता है, परन्तु यह 
क॒छ बेकार के ऊपरी-फानतृ बोझे भी उन पर लाद देता है। अतः इसमे अब आमूल-चूल 
सस्कार संशोधन की बहुत जरूरत है।” 

“मणिका का मन बहुत हज्का, खुशमिजाज और बैडमिन्टन खेल की चिड़िया 
(कार्क। की भाँति चचल है। उसने मजाक करने के बहाने कहा, ''अच्छा, तो इसी वजह से 
सभवत आपने विवाह नहीं करवाया। पहले इस विवाह-पद्धति में सस्कार-संशोधन हो ले 
लव जाकर उसके बाद करवाएँगे ब्याह। तो इसका मतलब-संन्यास | 

अपनी बात कहकर वह खिलखिलाकर हँसने लगी। हँसी भी ऐसी जैसे पागलों 
की-सी लगातार, खिल-खिलाती हुई 

नदीन को तो गुस्सा चढ आया। वह समझाने जा ही रहा था कि वे कौन से विशेष 
कारण थे जिनकी वजह से वह अब तक विवाह नहीं कर सका कि तभी एक बहुत जोर की 
चीख मुनाई पटी। विमल भाई साहब के गले से निकली चीख। 

दोनो ही विमल भाई साहब के कमरे की ओर दौड़ पडे। 

परन्तु तब तक सभी क॒छ समाप्त हो चुका था। विमल भाई ने चिरशान्ति पा ली थी। 
जीवन की सारी-विध्नबाधाओं से सदा के लिए छुटकारा। उनके चेहरे पर दुःख की पीड़ा 
की कोई निशानी अब नहीं रही। नवीन मन-ही-मन गुनगुनाया ' 

“आलो मइ कि कहबों दुख। 

परान निगरे ने देखिया चाँद मुख ।॥” 
(महापुरुष शंकरदेव के स्वर्गवास की वेला में माधव देव द्वारा अपने उस महान्‌ गुरु से 
बिछुड़ जाने पर गाए गए गीत के चरण-हे बन्धु मैं अपने दु:ख का बखान कहाँ तक करूँ। 


230 पाखी घोड़ा 


उस चन्द्रमुख को न देख पाने से प्राण बाहर हो जाना चाहते हैं |) 

माधव देव द्वारा गुरु के स्वर्गवासी होने पर गाए गए इस गीत की ध्वनियाँ बार-बार 
उसके हृदय में झंकृत होने लगीं। बस केवल ये दो पंक्तियाँ ही। 

सुमति बहन जी तो विमल भाई की छाती में अपना सिर पटक-पटककर 
सिसक-सिसककर जोर-जोर से रो रही थीं। उनकी उस हृदय-विदारक पीड़ा की घड़ी में 
उनसे कुछ भी कहने-सुनने से कोई लाभ नहीं था। अतः नवीन ने मन-ही-मन कहा, 
“ठीक है, रो लें, जितना चाहें रो ले।” 

मणिका ने बाइबिल का एक छन्द पढा :- 

देअर आर श्री किंगूस दैट रिमेन, फेथ, होप ऐण्ड लव 

ऐंण्ड दि ग्रेटेस्ट आव दीज इज लव। 
(केवल तीन चीजे ही ऐसी है जो रह जाती हैं | विश्वास, आशा और प्रेम, और इन तीनों 
में भी महानतम चीज है प्रेम ।) 

नवीन ने अपने जीवन में आज पहली बार मृत्यु को अपनी आँखों से देखा। मृत्यु हो 
चुकने के बाद भी वह यह अनुभव नहीं कर पा रहा था कि विमल भाई साहब अब नहीं 
रहे । सुमति बड़ी बहन जी भी रोते-रोते बेहाल हो अब धीरे-धीरे सुस्थिर, सहज अवस्था में 
भान्त होती जा रही थीं। मणिका थोड़ी देर के लिए बाहर चली गईं, वहाँ से एक टोकरी 
फूल इकट्ठा कर लायी और उन फूलों को उसने विमल भाई की देह पर चढाकर चारों ओर 
सजा दिया। सुमति बहन जी ने अगरबत्ती और धूप जला दी। थोड़ी ही देर में सारा परिवेश 
अति सुवासित हो गया तब नवीन ने अनुभव किया कि मृत्यु कोई भयानक उस्तु नहीं है। 

धीरे-धीरे (मृत्यु संवाद सुनकर) खोज-खबर लेने आने वाले आदमियों से सारा 
घर-चौपाल भर गया। आदमियों की भीड़ जब इतनी अधिक हो गई कि आदमी से 
आदमी की देह रगड़ खाने लगी, तब नवीन को मृत्यु की गम्भीरता समझ पाना कठिन होने 
लगा। फिर वह पर से बाहर निकल आया। (देखा कि) बाहर द्वार पर मृत शरीर को ले जाने 
के लिए टिकठी (अर्थी) बनाने वाले लोगों ने चीख-चील्लाकर करणीय असली-आवश्यक 
काम करना शुरू कर दिया है। अचानक ही नवीन ने देखा कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर 
वह नवयुवक खड़ा है, जिसने प्रोफेसर रविचन्द्र की कक्षा में बम विस्फोट किया धा। आज 
उस लड़के के शरीर पर एक लंबा पायजामा और एक लम्बा कार्त्ता है। नवीन ने उपस्थित 
कुछ लोगों से बातचीत करके आवश्यक निर्देश दिए और फिर वह बड़ी शीघ्रता से उस 
नवयुवक के पास पहुँच गया। उसने अनुभव किया कि उसके मन में बहुत 
हड़बडाहट- घबराहट भरी हुई है। 

उसने नवीन को नमस्कार निवेदित करके कहा, “विमल भाई साहब को एक शुभ 
सूचना देने आया था। अगर वह सूचना वे पा सके होते, तो बहुत आनन्दित हुए होते |” 


पाखी घोड़ा। 23 


“कौन-सी सूचना?” कृतृहलवश नवीन ने पूछा। 

“यही कि क्रान्ति आरंभ हो गई है।” 

“क्या?” अत्यन्त आश्चर्यचकित हो नवीन ने पूछा। 

“"हाँ।” नवयुवक ने उत्तर दिया, “आर. आई एन (रायल इंडियन नेवी-तत्कालीन 
भारतीय नौ सेना) की नौ सेना वाहिनी ने ब्रिटिश साम्राज्य के निशान, यूनियन जैक झण्डे 
को उतारकर फेंक दिया है और उसकी जगह भारतीय राष्ट्रीय झण्ड को ऊँचा कर लहरा 
दिया है। बम्बई में छह घण्टों से ब्रिटिश सेना और विद्रोही भारतीय नौसेना के सैनिको के 
बीच घमासान युद्ध हो रहा है। इसके अलावा उधर विद्रोही सेना के समर्थन मे बम्बई में 
मजदूरों ने हड़ताल कर दी है।'-- यह मूचना अगर विमल भाई पा गए होते तो निश्चय ही 
बहुत आनन्दित हुए होते।'' 

नवीन ने भी यह बात स्वीकार की कि अगर विमल भाई साहब यह सूचना सुन सके 
होते तो निश्चय ही प्रफुल्लित होते। परन्तु अब तो वर्तमान परिस्थिति में जो उचित 
कर्तव्य है, उसी पर विशेष बल देना उन्हों ने उचित समझा। अतएव उसने कहा, “अब 
विमल भाई साहब तो सिधार ही गए। अब तो हमें ही कुछ करना उचित होगा।"' 

नवयुवक ने अत्यन्त श्रद्धा भाव के साथ नवीन की ओर देखा, फिर पूछा, “आप 
क्या करने को कहते हैं? कहिए।' 

'नवयुवकों की एक सभा बुलाकर इस वेला में किए जाने योग्य कार्यों का निर्धरण 
कर एक कार्य सूची स्वीकार करनी पडेगी।” नवीन ने संक्षेप में उत्तर दिया। 

दोनों ने आपस में विचार-विमर्श कर आन्दोलनकर्त्ताओं की एक सभा बुलाने, 
विमल भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक शोक सभा करने, उसी में नौ 
सेना के विद्रोह के उद्देश्यों को ठीक ढंग से समझाने और आज की रात के अन्दर -अन्दर 
ही एक प्रचार-पत्र प्रकाशित करके (गुवाहाटी) के निकट जालुकबारी में जो सैनिक छावनी 
है उसमें उस प्रचार-पत्र को वितरित कर देने का कार्यक्रम निर्धारित किया। उसके बाद 
अपनी नैया धीरे-धीरे चलाते हुए वह नवयुवक ब्रब्म्मपुत्र की लहरो पर अदृश्य हो गया। 

तब तक साँज्न घिर आई थी। 

नवीन जैसे ही लौटकर द्वार पर पहुँचा कि उसे देखते ही सुमति जी ने घबराकर कहा, 
“सभी लोग काफी देर से बहुत उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे है । अर्थी पर शव ले 
जाने का वक्‍त हो गया। आखिर हो क्या गया, तुम कहाँ चले गए थे?” 

अपनी देरी का कारण जब नवीन ने सुमति जी को खोलकर बतलाया तो उसे सुनते 
ही सुमति जी का चेहरा मारे उत्तेजना के भर गया। नवीन ने जब उन्हे विद्रोह का समर्थन 
करने और उसके अनुरूप कार्यक्रम निर्धारित कर उसे कार्यरूप देने की योजना के संबंध में 
बतलाया तब दुःख की ऐसी गंभीर वेला में भी उनके मुँह पर हँसी की रेखा फूट पड़ी वे 


232 पाखी घोड? 


बोली , “बहुत अच्छा, इसी कार्यक्रम के अनुसार ही काम आगे बढ़ना चाहिए।” 

कुछ देर के बाद विमल भाई साहब की अर्थी उठी और शव-यात्रा आरंभ हो गई। 
शव को अन्त्येष्टि के लिए कामाख्या श्मशान घाट ले जाया गया। वहाँ चिताग्नि में 
शव-दाह सम्पन्न कर लेने के बाद वापस लौटने तक रात पहर भर चढ आई थी। नवीन 
आते ही जाकर सो गया। 

दूसरे दिन सबेरे नी द खुली तो नवीन ने पाया कि पूरा घर बिलकुल निस्तब्ध शान्त 
है। दिन एक पहर चढ़ आया है। हाथ-मुँह धोकर चाय पीने के लिए रसोई घर में चाय 
बनाने के लिए गया तो अचानक मणिका दिखाई पडी। उस दिन उसने अपनी नर्स की 
सफेद पोशाक नही पहनी थी। शोक प्रदर्शक कपड़े पहने हुए थीं। रह-रहकर वह 
फफक-फफक कर रो उठती थी। उसने आगे बढकर नवीन के हाथों से केटली ले ली और 
उसे चूल्हे पर चढा दिया। फिर उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, “आज ब्रह्मपुत्र 
किनारे घाट पर तो बहुत आश्चर्यजनक घटना दिखाई पड़ी, जैसा और कभी देखा ही नहीं 
था। मैं भोर मे उधर टहलने गई थी लेकिन विवश हो लौट आई।” 

नवीन वहीं एक मूढे पर बैठ गया। उसने पूछा, “क्यों, क्या हुआ ?” 

“आज काफी रात से ही पुलिस के सिपाहियों का झुण्ड वहाँ पहरा दे रहा था। आप 
लोगों के सघ का वह नवयुवक ज्यों ही आकर घाट पर उतरा कि पुलिस ने चारों ओर से 
उसे घेर लिया। उसे गिरफ्तार कर उसे हथकडी लगाने की कोशिश कर ही रहे थे कि वह 
पलटकर, उछलकर घने जगल में बहुत भीतर जा घुसा। तब से अब तक पुलिस 
जंगल-झाड़ी छानती उसे ढूँढ रही है, मगर अभी पा नहीं सकी है।” 

नवीन सारा कुछ समझ गया कि क्या कुछ घटा है। नौसेना के विद्रोह के समर्थन में 
प्रचार पत्र बाँटने के अपराध में ही संभवतः पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। 
लेकिन वह भागकर बच निकला है। उसने मणिका से पूछा, “बड़ी बहन जी कहाँ है? 

“वे तो शहर चली गई है। शायद वहाँ कोई सभा-समिति होनी है, उसी में ।'' 

नवीन ठीक-ठीक समझ गया कि आज साँझ को नौसेना विद्रोह के समर्थन में जो 
सभा आयोजित हुई है, उसमें भाग लेने क॑ लिए ही वे गई हैं । लेकिन ऐसी भी क्या पड़ी 
थी, क्यो गयीं वे? कम-से-कम आज अगर दे सभा-समिति में न भी जातीं तो कोई 
व्यक्ति कुछ भी एतराज नहीं करता। जान पढ़ता है नौसेना विद्रोह ने उनके मन में बहुत 
अधिक उत्साह भर दिया है। 

चाय तैयार कर मणिका ने एक प्याला चाय लाकर उसे दिया फिर एक प्याला चाय 
खुद भी लेकर वही एक मोढे पर बैठ गई। चूल्हे की आग इसी बीच बुझ गई। चारों ओर 
गम्भीर शान्ति छाई थी। सुमति बहन जी ने विमल भाई साहब के श्राद्ध के निमित्त नवीन 
के लिए एक छोटी-मोटी संस्कार कार्यविधि सम्पन्न करने का निर्देश दिया था। वे सब 


पाखी घोडा। 233 


बातें मणिका ने नवीन को बता दीं। । 

नवीन ने उत्तर में कहा, “विमल भाई साहब कभी सपने में भी परलोक की सत्ता को 
स्वीकार नहीं करते थे, स्वर्गलोक प्राप्ति के संबंध में उन्हों ने कभी कुछ सोचा तक नहीं । 
अब उनकी आत्मा की सदगति के लिए अगर यह श्राद्ध कर्म या और सब संस्कार किए 
जाते हैं, तो इनसे उनकी आत्मा के लिए तो कुछ होना नहीं , केवल सामाजिक व्यवहार की 
रक्षा भर होगी | विशुद्ध श्रेष्ठ भौतिकवादी दृष्टि से देखें , इन दोनों ही दृष्टियों से इस प्रसंग 
में यह सामाजिकता-संस्कार की रक्षा करना फिजूल है, इसका कोई मूल्य ही नही । जब 
यह बात हम अच्छी तरह जानते ही हैं तो फिर हम यह सब परम्परावादी आयोजन क्यों 
करें, मणिका ?'' 

इस नास्तिक-निरीश्वरवादी खतरनाक प्रवृत्ति के आदमी की ओर देखकर मणिका 
तो सिर से पाँव तक डर के मारे काँप गई। उसने अपनी चाय पीकर समाप्त की, फिर 
काफी सोच-विचार करने के बाद उसने साहसपूर्वक कहा, “फिर भी धर्म को मानना ही 
पड़ेगा । सुमति बहन जी आपकी तरह गुरु-गोसाई, धर्म-कर्म आदि का तिरस्कार करने 
वाली नही हैं | कम-से-कम उनका मुँह देखकर, उनके सम्मान, उनकी इच्छा की रक्षा के 
खातिर तो आप को यह सब काम करना ही पडेगा।” 

नवीन ने हँसकर कहा, “ठीक है, तब तो वैसा ही होगा।' 

चाय पीकर जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि कुशल-क्षेम पूछने, आवश्यक 
काम-काज करने के लिए आए हुए आदमियों मे सारा द्वार-चौपाल भर गया है। सुमति 
बहन जी के वहाँ न रहने की वजह से उसे ही घर के मालिक के सारे करणीय कर्मों के लिए 
आगे आना पड़ा। नवीन को तब समझ में आया कि समाज कितना परम्परावादी, अपनी 
मान्यताओं की सुरक्षा करने मे कितना दृढ़निश्चयी और कितना शक्तिशाली है| संकटपूर्ण 
परिस्थितियों में और जीवन की विशेष-विशेष स्थितियों में समाज अपनी रूढ़ि -परम्परा 
और अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्नव्यकर्म सम्पन्न करने के लिए आगे 
बढ़ने को मजबूर कर देता है। समाज के इस जोरदार धक्के देकर काम करवाने की शक्ति 
का उसने भी अनुभव किया। 

दोपहरी की वेला मे नवीन ने यह भी अनुभव कर लिया कि विमल भाई माहब का 
श्राद्ध कर्म अगर मुमति बहन जी न भी करवाएँ तो भी विमल भाई के वंश-खानदान के 
लोग करवाएंगे ही। समाज की साधारण जनता ऐसा अनाचार कर गुजरने का अवसर नहीं 
देगी। अतएव इस ममय श्राद्ध कर्म पर अगर वह रोक लगाना चाहे, व्यधाएँ खड़ी करें, तो 
भी उसकी यह कोशिश कोई काम नहीं देगी। (श्राद्धकर्म होकर रहेगा।) 

भोजन करते समय उसने मणिका से कहा, “मणिका !श्राद्धकर्म के लिए हमें बहुत 
सोचने-विचारने, उसके कार्यक्रम की पूर्वव्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं । सारी 


234| पाखी घोडा 


व्यवस्था जनता खुद ही करेंगी।” 

मणिका ने हँसकर जवाब दिया, “आप तो जनता के ही आदमी हैं, इसीलिए जनता 
ने आप की रक्षा की।” 

नवीन भी हँसने को मजबूर हो गया। भोजन करने के बाद नवीन बाहर बरामदे में 
आकर बैठा। तब तक आदमियों की भीड़ कम हो गई थी। सुमति बहन जी को आने में 
बहुत देर हो गई थी, इसलिए मणिका बहुत चिन्तित हो गई थी। एक तो उनके शरीर को 
वैसे ही एक बहुत बुरे रोग ने पकड़ रखा है, उस पर से अगर खाने-पीने औषधि लेने में 
अनियम हो, बदपरहेजी हो, तब तो सर्वनाश ही हो जाएगा। उसने आकर इस संबंध में 
बहन जी के असावधानी बरतने की शिकायत की। फिर अन्त में नवीन ने विशेष रूप से 
आग्रह किया, “श्राद्ध काम पूरा हो जाने के ठीक दूसरे ही दिन बहन जी शिलांग के रीड 
चेस्ट अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाएँ, इसके लिए जो भी व्यवस्था करनी पडे, आप को 
करनी पडेगी।” 

नवीन ने तुरन्त उत्तर दिया, “निश्चय ही करूँगा। मैं जानता हूँ कि जो काम करना 
उचित है उसे बहन जी बिना किए नहीं रहतीं।” 

ठीक तभी दुदू आ प्रकट हुआ। आज उसने गाढे मोटे खद्दर की धोती और कमीज 
पहन रखी थी। पैरों में साधारण किस्म की चप्पलें पहने था। आकर उसके पास खडे होते 
ही उसने कहा, “यहाँ बैठे-बैठे क्या करोगे? चलो, नदी के किनारे टहलने चलें। कुछ 
विशेष बाते हैं।” 

बाहर तब तक सूरज की धूप की तेजी कम हो गई थी। वे दोनों ही जंगल के 
भीतर- भीतर से होकर नदी के किनारे-किनारे चलते हुए एक बहुत बड़े पेड के नीचे पड़ी 
पत्थर की शिला पर जाकर बैठ गए। पास में ही नीचे ब्रह्मपुत्र नदी की धारा कलकल ध्वनि 
करती बड़ी तेज गति से बह रही थी। 

“घर तो विपत्तियों से भर गया है।” दुदू ने एक सिगरेट सुलगाई, फिर बोला, “एक 
ही साथ तीन-तीन महा विपत्तियाँ।” 

बिना कोई विशेष अभिरुचि दिखाए नवीन ने पूछा, “कौन-कौन सी तीन ?” 

“मेरे पिता जी वापस घर लौट आए हैं। अपनी कमाई का सारा संचित धन उन्हें 
देकर | सन्तरा-नीबू की खेती करें गे। दोनों के बीच तलाक ही हो गया, अब तलाक हुआ 
ही समझो। दूसरी घटना हमारे घर यह घटी कि जयन्ती ने विवाह की मंगनी होने की 
अँगूठी बेठाराम को वापस लौटा दी। उसका कहना है कि वह देवधुनी नर्त्तकी होकर देवता 
के प्रति समर्पित होकर ही रहेगी, देवता के कंगन को नहीं उतारेगी। हम सभी-के-सभी 
दाँत पर उँगली रखे चकित रह गए। उसके पिता ने.उसे देवधुनी नृत्य सिखाया था, परन्तु 
देवता के प्रति उसे न्‍्योच्छावर नहीं किया था, देवता को अर्पित नहीं किया था। उनकी 
बस एक बेटी ही तो थी, अतः उसे देवता को अर्पित न करके उन्हों ने सोचा था कि कोई 


पाखी घोड़ा/ 235 


एक अच्छा-सा वर तलाशकर उसे कन्यादान देकर परिणामस्वरूप अपने नाती-नातिनी 
का मुँह देखेगा। अब जयन्ती के इस निर्णय से बेहाल परेशान उसका पिता सुमति बहन जी 
से आरजू बिनती कर रहा है। सुमति बहन जी इस समय जाने कहाँ से आकर मेरे घर कुछ 
विश्राम कर रही हैं | उनके कहने-सुनने से, उनके समझाने से शायद जयन्ती मान जाएँ। 
और तीसरी अन्तिम बात सबसे अधिक पीडा पहुँचाने वाली है। एक अनुपयुक्त असमर्थ 
व्यक्ति से माकन विवाह करना चाहती है। मेरे पिता जी जैसा आदमी भी-तुम खुद ही 
स्थिति की गंभीरता को समझ लो-उसकी चिट्ठी पढकर बिलख-बिलख कर रो रहा है।' 

“कौन अनुपयुक्त है? वह असमर्थ व्यक्ति है कौन?” -नवीन ने बहुत आश्चर्य से 
पूछा। 

“रंजीत जी।”' सिगरेट का एक लम्बा कश खीं चकर धुआँ छोड़ते हुए दुदू ने कहा। 

“रंजीत। तो रंजीत का पैर काट दिया गया क्या?” 

“इसका मतलब कि तब तुम यह सूचना अभी तक नहीं पा सके। उनकी तो 
दाहिनी टाँग काट दी गई है।' 

नवीन का कलेजा धक्क से हो गया। 

दुदू ने फिर कहा, “बडे पिता रविचन्द्र जी वहीं हैं | उन्हों ने बहुत समझाया -बुझाया 
बहुत मना किया। परन्तु उसने कुछ भी नहीं सुना। नहीं मानी। उसका कहना है कि रंजीत 
की दुर्दशा देखकर वह अपने आप को सँभाल नहीं पा रही। वह उसके प्रति अतिशय 
संवेदनशील हो गई है। और इधर मेरे पिता जी इस विवाह का नाम तक सुनना नहीं 
चाहते। उन्हों ने बहुत साफ-साफ यह बात माकन को लिख भेजी है। मैं ने भी लिखा है।' 

मन-ही-मन बहुत देर तक काफी सोच-विचार लेने के बाद नवीन ने कहा, 
“आखिर क्यों कर माकन ने ऐसा किया? इसे समझना तो बहुत आसान है। जान पड़ता है 
कि उसने रंजीत भाई से विवाह करने का निर्णय उनका पैर कटने के पहले ही कर लिया 
था। अब अपने वर का एक अंग कट जाने से, एक पाँव अलग हो जाने पर उनके पंगु हो 
जाने से, उन्हें छोड़ देना चाहिए, यह बात स्वीकार करना उसके लिए अत्यन्त कठिन हो 
गया था।” 

दुदू ने नवीन के विचार ध्यान से सुने परन्तु उसके अनुमान को सही मानने से उसने 
इनकार कर दिया, उसे नहीं स्वीकारा। माकन ने इस प्रकार का निर्णय लेकर अपने मन की 
दुर्बलता को ही प्रकट किया है। यह एक सच्चाई है कि एक अंगहीन व्यक्ति में सुन्दरता 
बची नहीं रहती। इसके अलावा रंजीत भाई को साथ में लेकर समाज में गुजर करने में भी 
माकन को बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा। वह कहीं भी उसे साथ लेकर जा 
नहीं पाएगी। उसे लेकर कहीं निकलेगी भी तो तमाम दिक्कतों का अनुभव करेगी। 
उसका-घर बार एक अस्पताल के रूप में बदल जाएगा। 


236 पाखी घोड़ा 


दुदू ने नवीन से अनुरोध किया, “तूँ जरा लिखकर देखेगा नहीं क्‍या?” 

नवीन ने सिर हिलाकर ऐसा काम करने से इनकार कर दिया। इस घडी में वह 
माकन से कुछ भी नहीं कह सकता।” 

अपनी जिन्दगी में आज पहली बार दुदू ने नवीन को छटपटाते हुए कहा, “तूने 
अपना भी जीवन नष्ट किया, साथ ही उसकी (माकन की) भी जिन्दगी बरबार कर डाली। 
अब तो यही लगता है कि समाज को नष्ट करना भर बाकी है। मैं खूब अच्छी तरह 
जानता हूँ कि तुमसे कुछ भी नहीं हो सकता।” 

नवीन के मन में भारी क्रोध उभरा मगर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। चेहरे पर जरा 
भी जर्क आए बिना, निर्विकार भाव से वह सामने बहती ब्रह्मपुत्र की ओर एकटक देखता 
रहा। इस अक्स्था में रहते-रहते कुछ देर में ही उसका क्रोध शान्त हो गया। और दुदू के 
मन में भी अपने किए पर भारी पछतावा होने लगा। उसे भी बहुत मानसिक क्लेश होने 
लगा। 

दुदू अब अच्छी तरह समझ गया कि वर्तमान परिस्थितियों में माकन को उसके 
द्वारा लिये गए निर्णय से डिगाना बहुत मुश्किल होगा। परन्तु वह उसके इस निर्णय को 
उचित मानकर स्वयं स्वीकार नहीं कर सका। इस बीच उसने और उसके पिताजी ने यह 
निर्णय ले लिया है कि अगर माकन का यह विवाह होता है तो वे लोग उसमे भाग नही 
लेंगे। अतएवं उसे कुछ एक उपाय तो करना ही होगा। 

इस प्रकार के विपपीत आचरण की अवस्था नवीन को सहन नही हुई। अभी दो दिन 
पहले तक माकन के पिता वगैरह माकन का विवाह नवीन से होने देने की अपेक्षा रंजीत से 
करना अधिक अच्छा बता रहे थे, उसके लिए जोर दे रहे थे किन्तु आज जब स्वयं माकन ने 
रंजीत से विवाह करना स्वीकार कर लिया, तो अब वे ही लोग उसका भयंकर विरोध कर 
रहे हैं। उनके इस विरुद्धाचरण के पीछे रंजीत का एक अंग कटकर अलग हो जाना ही 
एक मात्र प्रधान कारण है। जब ऐसा कारण भी माकन को विवाह करने से रोक नही सका 
तो फिर उसके निर्णय में अब और बाधा खंडी करने से कोई लाभ नहीं | 

नवीन के इस प्रकार से निस्पृह निर्विकार रहने, उसकी बात को गम्भीरता से न लेने 
की वजह से दुदू को मन-ही-मन बहुत दुःख हुआ। दरअसल वह सच्चे दिल से चाहता था 
कि माकन का विवाह नवीन के ही साथ हो। इसी वजह से अब इस अन्तिम निर्णय की घड़ी 
में उसके पास अपने विचार को समर्थन और सहयोग पाने के लिए नवीन के पास आया 
था। परन्तु नवीन की बातें सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे नवीन एक नपुंसक 
क्रान्तिकारी है। एक क्रान्तिकारी व्यक्ति की यह अकर्मण्यता देखकर उसे हार्दिक दुःख 
हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे नवीन रक्त-मांस का बना मनुष्य ही नहीं है। बस कुछ 
काल्पनिक भावों का मिलजुला पुतला भर है। 


पाखी घोड़ा। 237 


उनके मध्य अधिक देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। फिर दुदू उससे विदा लेकर 
अपने घर वापस चला गया। जाते-जाते उसने कहा, “इस सन्दर्भ में मैं कभी समयानुसार 
तुमसे फिर बातें करूंगा।” 

नवीन यह अच्छी तरह समझ रहा था कि दुदू किस कारण से इतना क्षुब्ध हो गया है। 
वह अपनी आँखों के सामने देख रहा है एक टूटा हुआ, छिन्‍न-भिन्‍न हुआ घर-परिवार | 
परन्तु ऐसा हो क्यों रहा है। इसे वह पकड़ नहीं पा रहा है। अतएव वह कभी इसका तो 
कभी उसका इस टूटन का, इस छिन्‍्न-भिन्‍नता का, इस विनाश का मूल कारण समझ ले 
रहा है। कभी सोचता है कि यह भाग्य का खेल है, विधाता के विधान का फल है तो कभी 
सोचता है यह व्यक्ति-व्यक्ति की गलतियों का परिणाम है। घर-परिवार का स्वरूप उसने 
अच्छी तरह देखा ही नहीं है। इसी वजह से दिग्भ्रामित-परेशान-दुदू की कटु 
आलोचनाओं को भी वह चुपचाप सह गया। माकन यदि स्वयं अपने को न बचाए तो 
और कोई उसे नहीं बचा सकता। 

अपने स्थान पर लौट आने के बाद ही नवीन इन सब प्रसंगों को भूल गया। सुमति 
बहन जी के अब तक न लौट आने के कारण मणिका बहुत उद्विग्न हो गई थी। जब नवीन 
ने बताया कि वे दुदू के घर पहुँचकर विश्राम कर रही हैं, तब जाकर उसके सरल मन की 
परेशानी दूर हुई। “समाज के अधिकांश लोग छोटी-मोटी बातों में उलझकर ही समय 
बिता देते हैं।'” नवीन ने गम्भीरता से सोचा, “दुदू माकन के विवाह के निर्णय को लेकर 
चिन्तित हो गया है। मणिका चिन्तित थीं सुमति जी के समय पर भोजन न कर पाने से ।"' 
यह छ्ुद्र स्वार्थों से पूर्ण संसार उसका संसार नहीं है। उसे हमेशा ही महान्‌ भावों और बडी 
समस्याओं को लेकर बराबर व्यस्त रहना पड़ा है। 

सन्ध्या समय सभा में जाने के लिए कपडे पहनकर तैयार हो वह मणिका के कमरे मे 
गया। 

मणिका उस समय अपने भावी पति के लिए पत्र लिखने में तन्‍्मय थी। अचानक ही 
नवीन को अपने सामने खड़ा देख वह शर्म से लाल पड़ गई, फिर पत्र को एक किताब से 
ढँककर उसने कहा, “आप जा तो रहे हैं परन्तु मैं अकेली-अकंली इस सुनसान घर मे 
नहीं रहूँगी। मैं भी आप के साथ सभा में चलूँगी।” 

“तहुत अच्छा। तब फिर निकल पड़ो। परन्तु इससे तो पत्र अधलिखा ही रह 
जाएगा। इससे विल फ्रेड के साथ ज्यादती क्या नहीं हो जाएगी ? मजाक करते हुए नवीन 
ने उत्तर दिया। 

“भावों का जो झरना मन में फूट पडा था उसकी धार तो आपने रोक दी। अब तो 
कोई गला भी दबाए तो वह भाव-धारा तो फिर से आने से रही। मेरे साथ ऐसा क्यों हो 
जाता है, कह नहीं सकती!” इतना कहकर मणिका ने वह अध लिखा पत्र अपने बक्से में 


238 पाखी घोडा 


रख दिया। थोड़ी देर बाद वह पुनः बोली, “इस प्रकार के ढेर सारे पत्र अधलिखे पढे हैं । 
पूरा बकसा ही उनसे भर गया है। एक बार लिखने का जो भाव बनता है वह एक बार टूट 
जाने पर बाद में वें पत्र एक अतिशय भावुकता के खेल-से महसूस होते हैं | फिर उन्हें रख 
देती हूँ। विल फ्रेड के नाम लिखे गए मेरे अधिकांश पत्रों की यह दुर्दशा हुई है। मेरा बक्सा 
इसी प्रकार के पत्रों से भर गया है। परन्तु वे सब अपने आप से भी अधिक 
अपने-अतिशय आत्मीय लगते हैं। परन्तु संसार की कठोर वास्तविकताओं का स्पर्श 
पाकर वे फिर अजनबी हो जाते हैं।” 

नवीन ने कहा, “अब पत्र लिखकर पूरा करके ही उठना। संसार की बातें सोचकर 
अपने प्राणों और अपने नवयौवन को अभिव्यक्त करने से बिना वजह रुक मत जाना।” 

मणिका ने कहा, “अगर ऐसा हो सके तो निश्चय ही ऐसा करना ही उचित है। 
परन्तु उचित होने से ही अन्तरतम के सत्य को कोई सदा अभिव्यक्त कर सकता है, ऐसा 
नहीं है। विल फ्रेड अधिक भावुकता पसन्द नहीं करता। वह अगर पत्र लिखता भी है तो 
बहुत सावधान संयत होकर लिखता है। उसके पत्रों को पढने के बाद मेरा भी लंबा पत्र 
लिखने का उत्साह ठंडा पड जाता है। उसके पत्र कभी तो सरमन (उपदेश) होते हैं या फिर 
कभी नीति वाक्यों -लोकोक्तियों के संग्रह। वह मेरे सामने दिल खोलकर बात करने में 
बहुत कठिनाई महसूस करता है। परन्तु भाई मुझमें इतना संयम नहीं हैं | पत्र लिखते 
समय भावावेगों की भीड़ ही आ चाँपती है।” 

नवीन ने लक्ष्य किया कि ऐसी बातें कहते हुए मणिका की आँखें, मुखम.त का 
तेज मानो किसी वस्तु के संस्पर्श से नाचने लगा है। उसका अन्तःकरण अभी भी 
आदिकालीन जनजातीय उन्मुक्त हृदय-खुले दिल वाला अन्तःकरण ही रह गया है। 
आदिकालीन सहज आवेग कितना जीवन्त होता है, इसे उसने अपने जीवन में आज 
पहली बार देखा | सभ्यता ने और जीवन की जटिलता ने माकन को संकुचित बना दिया है 
इसी कारण से उसका अपने हृदय को अभिव्यक्त करने का भाव भी कुछ निर्दिष्ट धारा में , 
नदी के किनारों से बन्धनों के भीतर से ही होता है। परन्तु मणिका की आत्माभिव्यक्ति 
अपने हृदय की भावनाओं को खोलने का तरीका, किसी बँधी-बँधाई पद्धति में न होकर 
बिलकुल उन्मुक्त है, सर्वथा बाधा-बन्धन हीन। 

नवीन ने कहा, “मणिका !तुम अपने आप को जितना प्रकाशित कर सको, करो। 
किसी भी संकोच में मत बँधो।” 

इतनी बात कहकर वह वहाँ से हट गया। 

मणिका सभा में जाने के लिए तैयार हो गई। अपने कमरे में जाकर साज-पोशाक 
पहनकर जाने के लिए जब बाहर आई तो देखती है कि नवीन बरामदे में एक कुर्सी पर 
बैठकर मेज पर हत्था टिकाए एक कागज पर कुछ नोट कर रहा है। 


पाख्ी घोड़ा। 239 


“यह आप क्या लिख रहे हैं ?” - उसने पूछा। 

“सभा में जो भाषण देना है, उसके खास-खास बिन्दु” -नवीन ने कागज के उस 
टुकड़े को अपनी जेब में रखते हुए उत्तर दिया। फिर खड़े होकर उसने कहा, “आज हमें 
जनता के सामने अपने कार्यक्रमों की घोषणा करनी पड़ेगी।” 

किस बात का कार्यक्रम ?! 

नवीन एक-एक करके सब बतलाता गया। अंग्रेज शासको को भारतवर्ष छोड़कर 
चले जाने के लिए बाध्य करना। साम्प्रदायिकता की भावना को दूर करने के लिए 
हिन्दू-मुसलमान और ईसाई किसानों को एक-दूसरे के अधिक करीब लाकर उन्हें 
संगठित करना और एक क्रान्तिकारी स्वयं सेवक सेना का गठन करना। 

मंणिका अवाक्‌ होकर नवीन की ओर कुछ देर तक देखती रह गई, फिर उसने पूछा, 
“माकन बहन जी यह सब सुनकर क्या कहेंगी ?” 

एक ऊर्ध्व साँस छोड़कर नवीन ने कहा, “कहेगी क्‍या ? वह तो जानती ही है, मैं 
आन्दोलन का, विप्लव का काम करता हूँ। 

इस बार नवीन को ध्यान से देखते हुए मणिका ने बिलकुल बेवकूफ की तरह पूछा, 

“ यह सब करने से क्‍या होगा ?” 

'क्या' शब्द का अर्थ कितना विस्तृत, गहरा और सारगर्भित है, इसे नवीन पहवी 
बार उसी दिन समझ सका। 'कुछ' माने आदमी द्वारा मनोवांछित सभी कुछ। 

यह प्रश्न सुनकर वह अपने .आपसे अपने अन्तस की गहराई में खोजबीन 
कर-जाँच-परखकर भी आज तक कोई निश्चित उत्तर नहीं पा सका। उसने कहा, 
“भविष्य में भविष्यवाणी करने भी देवधुनी नहीं हूँ, मणिका। फिर भविष्य में होने वाली 
घटना के संबंध में कुछ कैसे कहूँ। मेरे लिए तो वर्तमान में जो कूछ करना है उसकी 
कार्यसूची ही पर्याप्त है।” 

आप इन तमाम सारे आदमियों जैसे नहीं हैं!” मणिका ने जवाब दिया। यकायक 
उसंकी आँखों में पानी भर आया। फिर उसने सुँआसे स्वर में पूछा, “तो फिर क्या आप 
माकन बहन जी से विवाह नहीं करें गे ?” 

तंब नवीन ने बहुत सरल-शान्त भाव से वह सारा किस्सा सुना डाला कि किस तरह 
माकन के साथ उसका सम्बंध-विच्छेद हो चुका है और माकन ने रंजीत जी के साथ विवाह 
कर लेने का निश्चय कर लिया है। सारा कुछ बखान चुकने के बाद उसने अन्त में कहा 
“परन्तु मैं अभी भी माकन से प्यार करता हूँ। 

मणिका ने फिर खोद-खोदकर छोटी-छोटी बहुत सारी बातें पूछी | नवीन ने भी 
खुले दिल से उसे सभी कुछ सच-सच बतला दिया। 

उसकी बातें सुनकर मणिका के दिल में आया कि नवीन सचमुच ही एक बहुत ही 


240 पाखी घोड़ा 


भला आदमी है। उसी क्षण से उसके साथ उसका सम्पर्क बहुत गाढ़ा हो गया। 

सभा में भाग लेने जाने के लिए दोनों ही घर के बाहर निकल आए और बाहरी 
फाटक बन्द कर ताला लगाने जा रहे थे, कि तभी सुमति बडी बहन जी, जयन्ती और 
नवराम ओझा वहाँ आ पहुँचे। 

आश्चर्यचकित होकर सुमति जी की ओर देखते हुए नवीन ने पूछा, “अरे आप तो 
लौट आई?” 

सुमति बहन जी ने उत्तर दिया, “हाँ, विद्रोह अब नहीं रहा। (सब ठंडा पड़ गया) नौ 
सेना वाहिनी ने वल्लभ भाई पटेल के समक्ष समर्पण कर दिया है। इधर जार्ज फील्ड मैदान 
में सरकार ने धारा 44लागू कर दी है। अतएवं (वहाँ आयोजित) सभा-समिति अब 
नहीं होगी। फाटक खोलो, अन्दर चलें, और भी बहुत-सी बातें करनी हैं।” 

नवीन ने फाटक खोल दिया, परन्तु स्वयं संज्ञाहीन व्यक्ति की तरह, काठमारे-सा 
बाहर ही खडा रह गया। नौसेना के समर्पण कर देने के समाचार पर वह विश्वास ही नहीं 
कर पा रहा था। वह सोच रहा था कि इतिहास कभी भी इस तरह मनुष्य को धोखा नहीं दे 
सकता। इतिहास का मौन निर्देश पाकर ही तो नौसेना वाहिनी ने विद्रोह किया था। फिर 
क्या वही विद्रोह इस तरह से असफल हो सकता है? 

उसके हृदय में एक तेज तूफान उमड़ने लगा। यह तूफान कुछ देर बाद शान्त हुआ। 
तब नवीन घर के अन्दर गया। वह सीधे सुमति जी के कमरे में जा पहुँचा। सुमति बहन जी 
उस समय पलंग पर लेटकर आराम कर रही थीं। उसे देखते ही उठ बैठीं,. फिर पूछा, 
“यह समाचार सुनकर तुम्हारे हृदय को ठेस पहुँची है क्या? मुझे भी बहुत दुःख हुआ। 
परन्तु घटना पूर्णतः सत्य है। “विद्रोह करें गे” कह देने मात्र से ही तो विद्रोह किया नहीं जा 
सकता। अच्छा हुआ, हमें एक सही शिक्षा मिली।” 

“रष्ट्रीयतावादी कांग्रेसी नेताओं ने ही विश्वासघात कर दिया।” नवीन ने अपना 
विचार ध्यक्त किया। । 

सुमति जी ने मुस्कराकर कहा, “इसके लिए दोष तो किसी के सर मढ सकते हो 
परन्तु थप्पड़ी (ताली) बजाने से तो बादल नहीं छँट जाते। दोष तो हमारा ही है। हमारी ही 
गणना (अनुमान) गलत हो गई। राष्ट्रीयतावादी कांग्रेसी नेताओं के प्रभाव की बात तो 
हम भूल ही गए थे। दरअसल विद्रोह के योग्य जमीन तैयार होने-विप्लव के बिलकुल 
अनुकूल समय होने के पहले ही नौसेना वाहिनी ने विद्रोह कर दिया। अब इस वक्त हमें 
धैर्य धारण करना चाहिए। काम ....” 

नवीन ने समझा क़ि सुमति बहन जी ने जो 'काम' शब्द कहा उसका अर्थ आश्रम के 
निर्माणात्मक काम को चलाने से है और वे उसी संबंध में कह रही हैं, अतः 'वह काम तो 
संस्कारों का, रूढ़ियों-परम्पराओं का ही सहायक है, विद्रोह का वह कोई सहायक नहीं 


पाखी घोड़ा। 24] 


है।' यह बात अचानक ही उसके मन में ध्वनित-प्रतिध्वनित होने लगी। परन्तु विद्रोह फिर 
से कैसे उत्पन्न किया जाए, इसे वह कह नहीं सकता। आज से पहले, अतीतकाल में जो 
भी विद्रोह हुए वे हमें एक ही शिक्षा देते हैं-विद्रोह के लिए अपेक्षित शक्ति पैदा करनी 
चाहिए फिर उस शंक्ति का संचय-संरक्षण करिए रखना चाहिए, विद्रोह का समुचित 
समय-निर्दिष्ट क्षण क्या है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाष्ठिए, विद्रोह का एकनिष्ठ ध्यान 
करना चाहिए। 

उसके ललाट पर बेमौसम ही पसीना आ गया। सुमति बहन जी अचानक ही बहुत 
कठोर हो गईं, उन्होंने कर्कशस्वर में पूछा, “इतनी-सी बात पर इतनी आसानी से 
घबड़ाकर अगर परेशान हो जाओगे तो फिर विद्रोह करोगे कैसे ? तुम्हारे ऊपर समूचे संघ 
का भार आ पड़ा है।” थोड़ा ठहरकर वे फिर बोलीं, “जिस नवयुवक ने बम विस्फोट किया 
था, उसने तुम्हारे लिए सूचना दी है। आज रात में वे विद्रोह्ठ के लिए कार्यक्रम तैयार करने 
की कार्यसूची बनाने के लिए यहाँ आयें गे। वे भूमिगत (अण्डर ग्राउण्ड) हो जाएँगे। इसमें 
तुम्हारी क्या राय है?” 

नवीन ने देखा कि एक रास्ता साफ खुल रहा है, इस गहन अगम जंगल और दुर्गम 
पहाड़ों के भीतर से भी, घोड़े का सवार अपने घोड़े पर चढा उसी रास्ते पर चला जा रहा है। 
रास्ता अनन्त है, जिसका कोई अन्तिम छोर नहीं | बहुत ही लम्बा रास्ता है यह, और 
घुडसवार योद्धा बहुत ही कच्ची उम्र का, घोड़े की शक्ति भी बहुत क्षीण हो चुकी है। 

इस अश्वारोही (घुड़सवार) योद्धा को कितनी दूर जाना पड़ेगा? किस तरह समय का 
स॒द्व्यवहार करना होगा ? उसकी मंजिल, उसका अन्तिम लक्ष्य स्थान अभी कितनी दूर है 

संबंध में कुछ भी कह नहीं सकता। एक गति है, चलने की प्रक्रिया है, केवल गति। 
यह गति (चलते रहने की दशा) ही सब कुछ है। 

गति के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। नवीन ने उत्तर दिया, “तो फिर इसका 
मतलब यह कि उन्होंने अपना गन्तव्य मार्ग स्वयं ही चुन लिया। मेरी राय जानने की 
प्रतीक्षा में वे ठहरे नहीं रहे।”” 

“हाँ, यह बात सब है।”' सुमति जी ने कहा, “वे सब किसी जगह पर जमी दारों के 
खिलाफ आन्दोलन करें गे। और वे सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अख्तियार करें गे। रूस देश में 
हुए विद्रोह का रास्ता।” वे कुछ देर चुप रही , फिर बोलीं , “यह रास्ता सही रास्ता है ऐसा 
मेरा मन नहीं मानता।” | 

नवीन ने कहा, “मैं जब तक जनसाधारण की राय नहीं समझ लेता, तब तक कुछ 
नहीं कह सकता।” तभी एकाएक उसने फिर कहा, “कम-से-कम खेतिहर किसानों कौ 
सय तो समझनी ही होगी। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे विचार में वर्ग-संघर्ष के अलावा और 
कोई दूसरा उपाय नही है कि जिससे हिन्दू-मुसलमानों की एकता की रक्षा करते हुए 


242 पाखी घोड़ा 


सच्ची स्वतन्त्रता पाई जा सके। परन्तु इस वर्ग-संघर्ष का स्वरूप किस प्रकार का होगा, यह 
कह नहीं पा रहा हूँ।” 

सुमति बहन जी ने कहा, “तब फिर इस पर गहन सोच-विचार करो।” 

उसी समय मणिका उन लोगों के लिए जलपान और चाय ले आई। उसने. 
चाय-जलपान वगैरह वहीं मेज पर रख दिया, फिर सुमति बहन जी की ओर देखकर पूछा, 
“आपने अपने शिलांग जाने के संबंध में क्या किया ? इसी तरह रहने पर तो स्वास्थ्य के 
खराब हो जाने का खतरा है।” 

सुमति बहन जी कुछ देर तो चुप रहीं फिर उन्हों ने जवाब दिया, “श्राद्ध सम्पन्न हो 
जाते ही मैं चली जाऊँगी। बस यही कि आश्रम का काम देखने-भालने सँभालने के लिए 
कोई आदमी नहीं पा सकी। क्‍यों भाई नवीन ! क्या तुम सँभाल सकोगे यह काम?” 

नवीन ने सुमति बहन जी के निस्तेज फीके, पीले पड़े और मुरझाए मुँह की ओर 
निहारकर कहा, “सकूँगा, क्‍यों नहीं सँमाल सकूँगा ?”' 

“अगर तुम्हें कहीं भूमिगत (अण्डर ग्राउण्ड) होने की नौबत आ पड़े।” 

इस प्रश्न का नवीन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस इतना भर कहा, “जब 
देखूँगा कि मैं सैभालने की स्थिति में नहीं रह गया हूँ तो आप को सूचित करूँगा। परन्तु 
आप अपनी चिकित्सा (दवा-दारू) करवाने में कोई कमी मत आने दीजिएगा।” 

सुमति बहन ने फिर नवीन को आश्रम के काम-काज का संक्षेप में विवरण 
समझाया-बुझाया। आश्रम की सेविकाओं ने आजकल बेलतला इलाके के गँवई-गँवार 
लोगों में जाकर उनकी सेवा-परिचर्या करने का काम हाथ में लिया है। कपड़ा बुनने, 
कपड़ों में बेलबूटे काढने में निपुण महिलाओं को सूत देना, गर्भिणी महिलाओं और सद्यः 
बच्चा जनने वाली प्रसूता स्त्रियों की सेवा शुशूषा करना, स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद जल पाने के 
लिए अच्छे कुएँ खोदने में सहायता करना, स्वच्छ पाखानों के निर्माण का प्रचलन करना 
और प्राथमिक पाठशाला स्तर की शिक्षा प्रदान करने के काम में सहयोग देने जैसे कामों 
में वे व्यस्त हैं। यह सब काम कभी-कभार ही बीच-बीच में क्रम टूट जा जाकर ही हो पा 
रहा है। जैसे भी हो, साधारण जन-समुदाय की सेवा करना ही उनका एकमात्र धर्म है। इस 
सेवाधर्म को बनाए रखने से ही साधारण जनता के लोगों को मनुष्य बनाया जा सकेगा | 
हमारे गाँव में अभी भी लोगों के दिलों में नाना प्रकार के डर समाए हुए हैं। जब तक 
सच्ची मनुष्यता की भावना का विकास इनमें नहीं हो जाता तब तक उनका यह डर कभी 
दूर नहीं हो सकंगा। 

सुमति जी की इन बातों ने नवीन की अपेक्षा मणिका को अधिक मुग्ध कर लिया। 
उस पर इनका अधिक असर हुआ। ईसाई धर्म की मिशनरी के लोग भी इसी प्रकार की 
सेवा-भावना में विश्वास करते हैं। रानी बारी के गिरजाघर में काम करने वाला उसका 


पाखी घोड़ा / 243 


होने वाला पति भी तो इसी प्रकार के कई सेवा-भाव परायण कामों का नायक है। 
(मणिका ने मन-ही-मन यह सब महसूस किया) परन्तु उसने मुँह से कुछ कहा नहीं। 
सुमति जी की बातें खत्म होने तक उसने सब कुछ बडे ध्यान से सुना, तदनन्तर वह रसोई 
घर में चली गई। 

सुमति बहन जी ने भी नवीन के साथ संक्षेप में श्राद्ध कर्म के संबंध में विचार-विमर्श 
किया, उसके बाद वे भी अन्दर के कमरे में चली गईं। 

उस समय बाहर साँझ घिरने लगी थी। नवराम ओझा ने सुमति ब्हन जी से विदा ली 
और वे शहर जाने के लिए बाहर निकल पड़े। वे चाहते थे कि जयन्ती को भी अपने 
संग-संग ही लिवाये ले जाएँ परन्तु सुमति जी ने उसे ठहर सके ; क्‍योंकि उनका 
भोजन-छाजन जहाँ-तहाँ ही हो सकना संभव नहीं है। (वे हर कहीं अपना भोजन अपने 
हाथ भी नहीं पकाकर खा सकते |) जयन्ती के लिए अपने आचार-व्यवहार में कुछ ढील 
देने को वे अवश्य ही बाध्य हो गए थे, क्यों कि उतनी ढील न देने से तो शहर में गुजारा 
मुश्किल है। 

हाथ में चोर बत्ती (टार्) लेकर नवीन भी उनके साथ निकला उन्हें कूछ दूर आगे 
तक पहुँचा आने के लिए। जब वे चल पडे तो जयन्ती फाटक पर आकर खड़ी हो गई थी, 
मुमति बहन जी और मणिका अन्दर ही किसी काम में व्यस्त थीं, अतः वे न आ सकी | 

“आप के साथ-साथ मैं भी चल सकती हूँ या नहीं? नवीन की ओर देखकर जयन्ती 
ने पूछा। ह 

नवीन नवराम ओझा की ओर देखने लगा। नवराम जी ने हँसकर कहा, “ठीक है, 
आओ चलो। बाबू जी बेशी दूर तक नहीं जाएँगे। जंगल शुरू होने की जगह तक ही छोड़ 
आने से हो जाएगा।” 

फिर तीनों साथ-साथ कदम बढ़ाने लगे। उस मकान के सामने का जंगली इलाका 
चाँदनी से नहा रहा था, सर्वत्र चाँदनी लहरा रही थी। जब तक वे जंगल को पार कर वहाँ 
नहीं पहुँच गए, जहाँ से जंगल शुरू होता था, तब तक तीनों ही चुप-चुप थे, किसी के मुँह 
से कोई बात नहीं निकल रही थी। जंगल शुरू होने की जगह पहुँच जाने पर नवराम ओझा 
रुक गए। उसके बाद एक लंबी उसाँस छोड़ते हुए उन्हों ने कहा, “दुदू बाबू की-बीच-बीच 
में कुशल-क्षेम लेते रहिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनकी शनि की दशा चल रही है। 
ऐसी संकट की वेला में किसी हितैषी मित्र की हद से ज्यादा जरूरत होती है।” 

नवीन ने कहा, “अभी थोड़ी देर पहले ही तो वह आया था। इस समय उसके मन; 
की हालत बहुत खराब है। उससे कहिएगा कि बहुत ज्यादा चिन्तित होने से कोई लाभ. 
नहीं |” 

नवराम ओझा ने उत्तर दिया, “हे भगवान [उस परिवार में धर्म नहीं रह गया है। 


८२क्‍०#४- नऊड2 2. >> 


244 पाख्री घोड़ा 


परिवार के प्रत्येक सदस्य का अपना-अपना अलग मन है। किसी का किसी से कोई मेल 
नहीं। जब से उस घर की माँ लक्ष्मी का स्वर्गवास हुआ, तभी से धर्म समाप्त हो गया। 
लेकिन अभी बाबू जी के अच्छे दिन आने-आने का समय है।” 

नवीन ने यकायक ही (जयन्ती की ओर इशाराकर) पूछा, “इसका विवाह हो पाएगा 
या नहीं ?” 

नवराम ओझा ने हँसकर उत्तर दिया, “यह तो आप उसी से पूछिए। जो करता है, 
वही करेगा। मैं तो बस एक निमित्त मात्र, माध्यम भर हूँ। मुझे तो अब महसूस होता है कि 
मेरे माया-मोह को दूर करने के लिए स्वयं भगवान ने इसे अपना माध्यम बनाकर इसके 
द्वारा उस विवाह संबन्ध को तुड़वा दिया।” 

उन दोनों से विदाई लेकर ओझा आगे जाते-जाते ओझल हो गए। जाते-जाते 
जयन्ती से विशेषरूप से कह गए दूसरे दिन जाने के लिए बहुत जल्दी निकल पड़ने के लिए। 
उन दोनों को साथ लेकर दुदू अपनी जीप से सिपाझार तक पहुँचा आएगा, ऐसी बात 
पहले से तय हो चुकी है। 

ओझा को विदा करके नवीन और जयन्ती वापस घर लौट आए। आते समय 
जयन्ती बहुत सँभाल-सँभालकर दृढ़ कदम बढाती आ रही थी। उसकी मुख मुद्रा भी बहुत 
गंभीर हो गई थी। नवीन के साथ आते-आते भी वह सर नीचे झुकाए जाने क्या-क्या 
सोचती-विचारती आ रही थी। नवीन ने लक्ष्य कर महसूस किया कि जयन्ती अपने ढंग की 
एक विलक्षण प्रकार की औरों से सवथा घ्वतन्त्र प्रकार की, नवयुवती है। उसके साथ चलते 
हुए उसकी देह-गंध, उसका सातन्नध्य ही नवीन के मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न किए दे 
रहा था, जैसा भाव किसी देव मन्दिर में दर्शन करने जाते समय ही मनुष्य के मन में 
प्रादर्भूत होता है। 

अचानक ही नवीन पूछ बैठा, “अच्छा जयन्ती, जरा बतलाओ तो कि आखिर तुमने 
ऐसा क्‍यों किया ? क्‍या तुम समझती हो कि सदा-सर्वदा तुम देवधुनी बनकर ही रहोगी ? 
(शादी-ब्याह कर के गृहस्थी नहीं बसाओगी ?”) 

“मेरे पिताजी यह अच्छी तरह जानते हैं कि देवता के समक्ष उत्सर्ग करने का, उन्हें 
अपने को समर्पित करने का मतलब क्या होता है?” 

जयन्ती ने अत्यन्त गम्भीरता से कहा, “पिताजी ने जिस समय मुझसे एक पुरुष 
(मर्द) को अपना स्वामी (पति) बना लेने के लिए कहा था, उस समय भी मैं ने अच्छी तरह 
सोचा नहीं था। बेठाराम मुहर्रिर को देखकर कलेजा ठंडा हो गया। लेकिन उसके बाद एक 
और आदमी मन में आ समाया। थोडी-मोडी कमी भी रही हो सकती है। इस प्रकार की 
चकाचौं ध-सी लग गई, कुछ भी निर्णय ले पाने में मुश्किल होने लगी। मगर उसके बाद 
एक और पुरुष ने मन मोह लिया। अब निर्णर्य न ले पाने की कठिनाई भयानक अशान्ति 


पाखी घोडा। 245, 


में बदल गई। जिस दिन बेठा राम मुहर्रिर विवाह संबंध निश्चित हो जाने की प्रतीक अंगूठी 
पहनाने आए उसके अगले दिन रात में मैंने सपने में माँ मनसा देवी को देखा। उन्हों ने 
मुझसे पूछा, “कुछ समझ पायी या नहीं ?” मैंने उत्तर दिया, “नहीं माँ !कुछ नहीं समझ 
सकी |” उन्हों ने कहा, “समझेगी, समझेगी। आदमी में चित्त लगा देने पर देवता को खो 
बैठेगी।” 

यह सपना मैंने रात के अन्तिम पहरों में देखा था। नींद खुलते ही इस सपने की 
बातों को सोचती रही थी। अन्त में सब कुछ साफ हो गया, सारा भ्रम दूर हो गया। देवता 
ही असली है, सत्य है, मनुष्य नहीं । बेठाराम मुहर्रिर के आने पर उनसे सब कह सुनाया। 
सुनकर वह तो अवाक्‌ रह गए। पिता जी ने सर झुका लिया। दुदू साहब के हाथों में चाय 
का प्याला था उस वक्त सो हाथ से गिर पड़ा। 

“जयन्ती ! क्या यह सब सच है?” -अचम्भे में भरकर नवीन ने पूछा। 

“चन्द्रमा और सूरज की ठरह सच है, हे प्रभु !”सहज भाव से जयन्ती ने उत्तर दिया। 

जयन्ती का सहज-सरल विश्वास देख नवीन आश्चर्यवकित हो गया। आज पहली 
बार वह यह समझ पाया कि आदिम और ग्रामीण मन के इसी ईश्वर के आत्मसमर्पण 
करने की भावना ने क्‍यों एक युग में एक बहुत विशाल धार्मिक भक्ति साहित्य और 
संस्कृति का निर्माण करने के लिए मनुष्य को बल प्रदान किया था। फिर भी वह प्रोफेसर 
रविचन्द्र की भाँति उसकी सहज-स्वाभाविक प्रज्ञा (इण्ट्शन) को इतनी आसानी से सजह 
ही स्वीकार नहीं सका। उसने कहा, “एक नवयुवती जब तीन पुरुषों को प्यार कर बैठने 
के कारण भ्रम में पड़ जाय, कोई निर्णय न ले पाने की दुविधा में पड़ जाय, तो भी वह 
उनमें से किसी एक को सर्वोत्तम चुनकर उससे विवाह नहीं कर सकती, ऐसा मैं हरगिज 
नहीं मान सकता; कया तुम समझती हो देवता में तुम रक्त-मांस (का मूर्त्त-रूप) पा 
सकोगी?”' 

यह बात कहते-कहते ही उसे एक असमीया कविता का छन्द याद हो आया : 

“आमार करने हेरा, आमार कारने काँदे, गाभरू ओठर लालिमा।” 

(मेरे कारण ही देखो जी, मेरे कारण ही रोती रहती है नवयौवना के होठों की लाली।) 

जयन्ती ने वैज्ञानिक युग के पहले की आध्यात्मिकता के नाम पर इस 
भौतिक-लौकिक-जगत और शरीर को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। यद्यपि यह 
ठीक है कि उसने देवधुनी नृत्य को जिला रखा है, परन्तु वह जीवन तो एक प्रकार की मृत्यु 
ही है। 

जयन्ती ने हाथ जोड़कर कहा, “हे प्रभु [इन सब शहरी दावपें च तर्क-वितर्क के माया 
के जाल में और मुझे मत फें को। शहर के अधिकांश नागरिक बस, देह के ऊँचे उठे, नीचे 
दबे हिस्सों की चिकनाई में फिसलकर पानी में गिरते है और डूबने से बचने के लिए 
चीखते-चिल्लाते हाथ-पाँव मारते हैं। हम गँवई-गँवार लोग वैसा नहीं कर सकते।” 
248 पाली घोड़ा 


नवीन ने फिर कुछ नहीं कहा। 

पुराने समाज की जड़ें कितनी गहराई तक थधँसी हुई हैं, इसे आज वह पहली बार 
समझ सका। अभी भी ईश्वर गाँव के लोगों के जीवन को कदम-कदम पर अपने नियन्त्रण 
में किए हुए हैं, अपने निर्देशानुसार चला रहे हैं और जबकि स्थिति यह है कि यही 
गँवई-गँवार का ईश्वर क्रान्ति का विरोधी है। 

जब वे दोनों उस्त मकान तक पहुँच गए, तो नवीन और जयन्ती दोनों ही थोडी देर 
के लिए बाहर बंरामदे में कुर्सियों पर बैठ गए। नवीन ने जयन्ती से पूछा, “अच्छा जयन्ती ! 
यह तो बताओ कि विवाह करके भी समझती हो कि यह नृत्य-कला का अपना काम कर 
नहीं सकोगी ?” 

“देवधुनी नाच नहीं कर सकती।” जयन्ती ने उत्तर दिया। मैंने यहाँ या फिर 
शिलांग में चाहे जितन नृत्य किए, कहीं भी नाच में देवता को नहीं पा सकी। यहाँ तो 
दर्शक बस नर्तकी की देह को ही, जैसे फल से उसका बोकला उतार देते हैं-उसी तरह 
शरीर की छेदती निगाहों से खोद-खोदकर देखना चाहते हैं । इस तरह का माँस का लोभ 
क्या कोई नाच है? ऐसा आप समझते हो? रुप॑यों की खनखनाहट, भाषणें को सुनने से 
शरीर पर उभरती सरसराहट और मन के कष्टों के बीच नृत्य अधिक-से-अधिक एक 
प्रकार का प्रशिक्षण शिल्प (विद्या) या फिर एक खेल-तमाशा ही होकर रह जाता है। उससे 
देवता नहीं जगते। दुदू साहब ने या सुदर्शना बहन जी ने मेरा नाच कितने दिनों तक देखा, 
परन्तु उन लोगों ने भी केवल बाहर का ही रूप देखा, अन्तर का दर्शन नहीं कर सके।” 

“जयन्ती !तुमने सच्चे शहरी-असली नागरिक को देखा ही नहीं ।” नवीन ने कहा। 

“देखा है, प्रभु !प्रोफेसर रविचन्द्र जी नागरिकों में उत्तम हैं। वे ज्ञान के विशाल 
भाण्डार हैं, महाज्ञानी हैं, परन्तु वे भी इसी संसार की लौकिकता में मग्न॑ हैं। उन्हों ने 
मुझमे कोई एक वस्तु देखी जरूर, लेकिन वह वस्तु क्या है, इसे पकड़ नहीं सके। बहाग 
बिहू (वैशाख मास में मनाया जाने वाला असम का श्रेष्ठ त्यौहार) के बाद अंग्रेज विद्वान 
प्रोफेसर साहब मेरे गाँव, मेरे घर गए थे, उन्होंने भी मेरे नृत्य में कोई एक वस्तु 
देखी-परखी। उन लोगों को विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। मैं देवधुनी (नर्त्तकी) भला क्या 
विद्या जानती हूँ? इस देह में ही तो सब कुछ है, उसे देवता को अर्पित करना भूलकर फिर 
मनुष्य में मन लगा रही थी। नगर के लोग शहरी चतुर प्रवीण, इस तत्त्व को नहीं समझते। 

“मन मोर मतलीया, येनि-तेनि जाय। 
ज्ञान गुरू गरखिया आनिब घुराय।।” 

(मेरा बावरा मन बहकी गाय की तरह इधर-उधर भटकता फिरता है। ज्ञानवान गुरु 
रूपी गाँयों का रखवाला-ग्वाला उसे सही जगह पर फिर लौटा लाएँगे।) 

नवीन ने अनुभव किया कि जयन्ती बातें कर-करके किसी अत्यन्त भयानक 


पाखी घोड़ा। 247 


मानसिक दन्द्र से अपने आप को बचाना चाह रही है। इस आध्यात्मिक तत्त्व में ही उसकी 
घायल दुः:खी आत्मा आश्रय-स्थल, सान्त्वना पाने की जगह, समझ रही है। दुःखी, दरिद्र, 
घायल, बेसहारे को बहुत पुराने जमाने से धर्म ही सान्त्वना देता रहा है। इस दुख-कष्ट 
पीड़ा का मूल कारण वह शरीर और पदार्थों की नश्वरता में दिखा देता रहा है। सनातन 
और शाश्वत मोह को अन्तरतम में प्रवेश करवाकर धर्म मन को ईश्वर की ओर खीं च लेता 
है। फलतः जिन मूल कारणों से संसार और समाज के कष्ट-दु:ख या पीड़ा के अधिकांश 
भाग की उत्पत्ति होती है, मनुष्य उसे नहीं देख पाता। ऐसी दशा में समाज के संस्कार 
करने, उसको संशोधित करने या उसे बदल डालने का काम फिर नीचे दब जाता है, 
व्यक्तिगत मोक्ष-प्राप्ति या मुक्ति की भावना ही प्रमुख जगह पा लेती है। राजनीतिक 
संगठन और संघर्ष फिर व्यर्थ का कोलाहल भर होकर रह जाता है। जयन्ती इस समय 
संसार से छुटकारा पा लेना चाहती है। 

उसने कहा, “तू देवधुनी होकर क्या करेगी जयन्ती ? जब कि देवता है ही नहीं । 
(देवता का कोई अस्तित्व ही नहीं है) हाँ, देवधुनी नृत्य बना रहे, यह ठीक है। तूँ नृत्य 
करती रहेगी, परन्तु जो वस्तु है ही नहीं, ऐसी अस्तित्वहीन वस्तु के समक्ष यह देह समर्पित 
करके क्या करेगी? देह तो एक यन्त्र है। यन्त्र मे प्रकृति (भौतिक तत्त्वों) के बाहर का कुछ 
भी नहीं है। देवता कुछ भी नहीं करता। केवल पूजा लेता है। मनुष्य ही सब कुछ करता है 
क्रान्तियों के माध्यम से | क्रान्ति या आन्दोलन क्या हैं ? क्रान्ति कूछ बुद्धिमान मनुष्यों की 
परिकल्पना के अनुसार किया जाने वाला संग्राम है। उसमें जनसाधारण की शक्ति निहित 
होती है। हम जो आन्दोलन कर रहे हैं, इस आन्दोलन की समाप्ति पर हमें एक राष्ट्र 
मिलेगा, एक ऐसा राष्ट्र जो हमें शान्ति, समता, सुख, पारस्परिक भाई-चारा और प्रेम 
भाव प्रदान करेगा,। देवता नहीं है, है राष्ट्र। राष्ट्र का संरक्षक है यह आन्दोलन। यह 
आन्दोलन ही असली मोक्ष का मार्ग है।” 

जयन्ती अवाक्‌ होकर नवीन का मुँह निहारती रह गई। वह कुछ भी समझ नहीं 
स्रकी। परन्तु एक बात वह अच्छी तरह समझ गई, वह यह कि नवीन ने आन्दोलन में ही 
उसके देवता को देखा है। 

जयन्ती ने माथा हिलाकर कहा, “मुझे बिलकुल ही विश्वास नहीं हुआ, प्रभु !मनुष्य 
कभी भी क्या कल्पनावृक्ष का निर्माण कर सकता है? यह तो देवता का काम है।” 

ठीक उसी समय घर के अन्दर से सुमति बहन जी उनके पास आकर बैठ गईं, “किस 
बात का तर्क-वितर्क कर रहे हो तुम लोग, नवीन ? 

नवीन ने जब संक्षेप में तर्क-वितर्क का सब कुछ बतला दिया तब सुमति जी 
अचानक ही बोल पड़ी , “विमल जी ने एक बात कही थी, गणतन्‍्त्रीय राजनीति के दोष 
की बात कही थी, गणराजनीति के अवगुण की बात !गणतन्‍्त्रीय राजनीति बहुमत को 


248 पाखी घोड़ा 


अधिक संख्या को, हमेशा ऊँचा आसन देती है, गुण को, गुणवत्ता को नहीं देती। 
धन-सम्पत्ति और अधिकार क्षमता के लोभ की बढती हुई प्यास-ललक को नियन्त्रित 
करने का कोई नैतिक उपाय क्रान्ति-आन्दोलन या राष्ट्र में नहीं है। इसी वजह से उसे 
नियन्त्रण में रखने के लिए मनुष्य को आत्म-संयम के किसी एक आधार की बहुत जरूरत 
है। और वह होना चाहिए मानव-धर्म |" 

“विमल भाई साहब ने कहा था?” 

“हॉ।” 

फिर कुछ समय तक नवीन और सुमति बहन जी के बीच 'आत्म सयम' के प्रयोजन 
के संबंध में तर्क-वितर्क होता रहा। संघ के नौजवान लडक॑ उसके सदस्यों की व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को छीन लेने की चेष्टा कर रहे हैं। वर्त्तमान समय मे वे जो खेतिहर 
किसानों -मजदूरों का आन्दोलन चलाने जा रहे हैं, उसमें भी वे सुमति बहन जी पर सन्देह 
करते हुए उन्हे अलग-थलग किए हुए है । सुमति जी का एकमात्र सबसे बडा अपराध है, 
सदानन्द बरुआ से आश्रम के लिए जमीन दान में ले लेना। इन लड़कों ने आन्दोलन करने 
के लिए कार्यक्रम की जो सूची तैयार की है, वह भी अत्यन्त उग्रवाद पर आधारित है। वे 
अन्दर-ही-अन्दर अस्त्र-शस्त्र भी इकट्ठे कर रहे है । बेलतला गाँव के आश्रम मे रहनेवाली 
स्वयं-सेविका ओ के प्रति भी उनका कोई सद्भाव नही है। देश के राष्ट्रीयतावादी नेताओं 
को तो वे अब वर्ग सघर्ष चाहने वालो का प्रमुख शत्रु मानने लगे है । वे आपस मे जो भी 
बातचीत, विचार-विमर्श, आलोचना-प्रत्यालोचना आदि करते है और जो कुछ भी निर्णय 
लेते है, वह सभी कुछ गुपचुप रूप में छिपे-छिपे ही होता है। 

सुमति बहन जी की बातें सुनकर नवीन को लगा कि इस प्रकार तो संघ धीरे-धीरे 
उनके नेतृत्व से बाहर चला गया है। उसे हार्दिक दुःख हुआ। फिर उसने धीरे गम्भीर सुर 
में कहा, “इसका मतलब तो यह हुआ कि संघ मे नैतिकता का अभाव हो गया है। फिर 
एक दीर्घ निश्वास छोड़कर उसने कहा--''परन्तु नैतिक सयम ले आने का तो एक मात्र 
रास्ता है आदर्शों की उचित शिक्षा।" 

“आदर्श तो वे भी मानते हैं।” सुमति जी ने उत्तर दिया।” वे नियमित रूप से 
पढते-लिखते हैं, विचार-विमर्श करते हैं | दरअसल उनका आदर्श ही उन्हें शिक्षा दे रहा 
है। इस सबकी जड़ में है प्रोलेतैरिएत- (शोषित श्रेणी का पक्षधर) उनकी नैतिकता का 
आधार भी वही प्रोलेतैरिएत, सिद्धान्त ही हो गया है।” 

नवीन इस पर एक दम मौन हो गया। उसने बस इतना भर देखा कि जयन्ती 
मन्त्र-मुग्ध, अवाकू हो उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही है। 

एक ओर ईश्वर है, आध्यात्मिकता की भावना है तो दूसरी ओर है प्रोलेतैरिएत"', 
शोषितों का साम्यवाद। और वह इन दोनों विरुद्ध छोरों के बीच राष्ट्र को, राष्ट्रीय भावना 


पाखी घोडा। 249 


को पकड़े हुए इस गहरे अथाह जल में डूबने से अपने को बचा लेने-की कोशिशें करता जा 
रहा है। इन प्रोलेतैरिएतों के लिए भी एक दर्शन की आवश्यकता है। 

उस दर्शन में वर्ग-संघर्ष के साथ-साथ ही पूर्ण मानवता को भी सम्भानजनक 
आसन देना पडेगा। प्रोलेतैरिएत को वर्ग संघर्ष के माध्यम से वर्गहौन समाज की स्थापना, 
श्रेणी विभाजन या वर्गविभाजन से मुक्ति प्रदान करने के साथ-ही-साथ व्यक्ति को उसके 
विकास का रास्ता भी प्रदान करना होगा। इस तरह सभी मनुष्यों को होना चाहिए 
लियोनार्ड दि विन्ची अथवा फिर महापुरुष शंकर देव | धर्म का आज जो स्थान है उसे कला 
द्वारा ही भरा जाना चाहिए। मनुष्य को होना पडेगा विश्वकर्मा, विश्व का निर्माण करने 
वाला विश्वशिल्पी। तभी जाकर नृत्य मनुष्य की सर्वथा स्वतन्त्र, मुक्त रचना बन सकेगा। 

अन्तरतम ने या किसी एक वस्तु ने नवीन को बडी गम्भीरता से झकझोर दिया। वह 
उठकर खडा हो गया और फिर बाहर की ओर निकल गया। 

जयन्ती डर के मारे कॉपती हुई पूछ बैठी, “क्या हो गया बडी बहन जी? नवीन 
साहब को बहुत दुःख पहुँचा क्या?”' 

“नहीं ” सुमति जी ने उत्तर दिया, “दरअसल वह ईश्वर के बदले किसी अन्य चीज 
को प्रतिष्ठित करना चाहता है। उसकी अन्तरात्मा डगमगा गई है, जड से हिल उठी है।”' 

“तो क्‍या वे ईश्वर के बदले कोई और चीज पा जाएँगे?” 

“यह मैं नहीं जानती।” 

सुमति बहन जी फिर कुछ देर तक मौन साधे रहीं । उसके बाद उन्हों ने जयन्ती से 
पूछा, “तुमने जो देवधुनी होकर (देवता को अर्पित ब्रह्चारिणी) रहने का ही निश्चय कर 
लिया है, तो क्या तुम समझती हो कि इसमें तुम सफल हो सकोगी?” 

“जरूर सफल हो जाऊँगी।” जयन्ती ने उत्तर दिया। फिर अपने आप ही एकाएक 
उसकी दोनों आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी। 

क्यों, रोती क्‍यों हो? 
बेठाराम के लिए मन में बहुत दुःख होने लगा है। उस बेचारे आदमी ने मुझे पाने 

की बडी लौ लगा ली थी, परन्तु मैं क्या करूँ? आजकल तो मैं उसे कभी अकेले-अकेले 
देख ही नहीं पाती, उसके साथ-साथ ही देखती हूँ, प्रोफेसर रविचन्द्र जी को। उन्हों ने मेरे 
हृदय की सर्वाधिक गहराई तक देख लिया था। उनकी मूर्त्ति याद आने पर ऐसा लगता है 
जैसे मैं अपने आप को ही देख समझ रही हूँ, आत्म दर्शन कर रही हूँ। मानो मेरा ही दूसरा 
रूप हो। मानो मैं युगल मूर्त्तिमयी हूँ। आजकल फिर से दुदू साहब का तेजस्वी सुन्दर' 
मुखमण्डल बराबर ही थका-थका देता है, परेशान कर देता है। पूरा शरौर जैसे तीखी मिर्च 
लग जाने पर जलन करने लगता है। उन्हें जैसे गले में हार की तरह पहनूँगी, हृदय स्थल पर 
चोली की तरह धारण करूँगी।” जयन्ती क्षण भर के लिए शान्त हुई। अपनी आँखों के 


250 पाली घोड़ा 


आँसू पोंछकर वह फिर बोली-“भगवती माता ने स्वप्न दिखाकर मार्ग सुझा समझा 
दिया। यह प्रेम तो पानी में खड़े कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बुँद जैसा है, जो 
पड़-पड़कर सरक-सरक गिर-गिर पड़ता है। वस्तुतः उनमें ही मैं सभी को पा लुँगी। स्वयं 
देवता ने कहा है, इसे तुच्छ मानकर तिरस्कृत या अमान्य नहीं किया जा सकता | हे प्रभु ।' 

जयन्ती क॑ मुँह की ओर निहार-निहार कर सुमति जी अवाक्‌ रह गईं। इस मैँह में तो 
सचमुच ही सरस्वती का वास है। 

“तो क्या तुम्हें विश्वास है कि देह की अन्तर से रक्षा कर सकोगी?” बहन जी ने 
पूछा। 

“मैं तो रक्षा करूँगी नही | देवी भगवती ही रक्षा करेगी।” जयन्ती ने उत्तर दिया। 
“बेठाराम अपने आप को सँभाल लें गे। खेती-बारी करने वाले परिश्रमी आदमी हैं । परन्तु 
दुदू साहब क्‍या करेंगे, इसी का कोई ठीक नहीं। आप देखिएगा।” 

सुमति जी को ऐसा अनुमान हुआ जैसे जयन्ती स्वयं अपने आप में सम्पूर्ण नारी है। 

नवीन बहुत देर तक नदी के किनारे-किनारे टहलता रहा, फिर भोजन करने के 
समय घर वापस आया। तब तक उसका चित्त शान्त हो गया था। उसे अनुभूत हुआ कि 
क्रान्ति होना अनिवार्य है। गति भी अनिवार्य है। अतएव सभी क्रान्तिकारियों को चाहिए 
कि अपने प्राप्य लक्ष्य के लिए परस्पर मिल जुलकर प्रत्येक कार्य को स्वयं नियन्त्रित करें | 
अब एकमात्र यही मार्ग बचा हुआ है। मनुष्य को अपनी आन्तरिक शक्ति से ही स्वयं 
अपने आप को संयमित किए रखना होगा। मनुष्यों का आपसी संबंध-सम्पर्क तर्क, 
युक्ति, विचार के साथ-साथ समता की भांवना, प्रेम-भावना, सत्य और सुन्दर के 
अनुशासन में रखना पड़ेगा। नौजवान लड़कों को वह समझाएगा। 

उस रात भोजन करके बिस्तरे पर सोने जाकर भी वह सो नहीं सका। उसके मन में 
ससार में एक ऋतु-परिवर्तन उपस्थित हो गया था। अत्यन्त अधीरतापूर्वक वह नौजवान 
लड़कों के आने की राह जोहता रहा। 

ठीक आधी रात को खिड़की पर बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज सुनकर 
उसने खिड़की खोली तो देखा कि संघ के तीन नौजवान लड़के बगल के बरामदे में खड़े 
हैं। उसने पूछा, “तुम लोग अन्दर आओगे या कि मैं ही बाहर आऊँ?” 

बम विस्फोट करने वाले लड़के ने कहा, “जी, आप ही बाहर आ जाएँ।” 

बिना कोई आवाज किए ही धीरे से दरवाजा खोलकर नवीन बाहर चला आया। 
उसके बाद फिर वे चारों चलते हुए नदी के किनारे घाट जा पहुँचे। उसे बरसात की 
बढ़ियाई नदी में ही वहाँ पास बंधी हुई नैया पर सभी जा बैठे, फिर नाव खोलकर खेते हुए 
उत्तर की ओर चल पड़े। 

“कहाँ के लिए जा रहे हो ?” चिन्तित”होकर नवीन ने पूछा। उसे पहले यह अनुमान 


पाखी घोड़ा/ 25 


भी नहीं था कि इस प्रकार से आना पड़ेगा। 

“उस पार।” 

कुछ देर और बीत जाने पर नवीन ने बम-विस्फोट करने वाले उस लड़के से पूछा, 
“मैंने जो सुना है कि मुझसे बिना कोई सलाह-मशविरा लिए ही तुम लोग खेतिहार 
किसानों का आन्दोलन चलाने जा रहे हो, तो क्या यह खबर सही है?” 

“जी सही है।” लड़के ने जवाब दिया। आप तो अभी कल ही बाहर प्रकट हुए है। 
आप से राय-सलाह लेने के लिए हम लोग आज आ ही गए हैं । सुमति बड़ी बहन जी के 
साथ हम लोग घनिष्ठ संबंध क्‍यों नहीं रखे हुए हैं, यह बात आप जानते ही हैं। इसी 
कारण इस संबंध में उनसे कुछ कहकर हमनें व्यर्थ में समय नष्ट करना चाहा। अब इस 
वक्त हम आप को अपने साथ लिवा ले जाने के लिए आए हुए हैं | और हमें ऐसा जान 
पड़ता है कि अब लौटकर वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप को भूमिगत होकर 
रहना पडेगा | विद्रोह करने वाली नौ सेनावाहिनी ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो भी कोई 
बात नहीं | हमें तो अपना संग्राम चलाए रखना होगा। हम आत्मसमर्पण नहीं करें गे। 

अब यह पहली बार नवीन की समझ में आया कि सुमति बहन जी के विचारों में 
कितनी खरी सच्चाई थी। वे सब एक भिन्‍न ऐतिहासिक विद्रोह का अन्धानुकरण कर रहे 
हैं। और ये लड़के उसे भी अपना अनुगामी (पिछलग्गू) बना लेना चाहते हैं । 

नवीन ने कहा-“आज तो तुम लोगों से विचार-विमर्श करने के बाद मुझे लौट ही 
जाना चाहिए। पहले तो मैं तुम लोगों के प्रस्तावित कार्यक्रम की मूची को अच्छी तरह 
देखना-परखना चाहूँगा। उसके बाद ही अपना निर्णय बतलाऊँगा। दूसरे, विमल भाई 
साहब के श्राद्ध-कर्म में मेरा रहना बहुत जरूरी है। 

बम विस्फोट करने वाले लडके ने शेष दो लड़कों से गुपचुप विचार-विमर्श किया, 
फिर उसने स्पष्ट रूप से सुनाकर कहा-“'ठीक है, आप अच्छी तरह सोच-समझ लीजिए। 
लेकिन हम लोगों ने तो दृढ निश्चय कर लिया है। 

एक पहर रात चढते-चढते वे लोग गुवाहाटी के उत्तरी छोर पर जाकर-ब्रह्मपुत्र के 
उस पार उतरे। उसके बादू चलते चलते रंगमहल के एक आदमी के घर जा पहुँचे। घर का 
मालिक उस ममय घर पर था नहीं। एक दूसरे ही व्यक्ति ने दरवाजा खोला। बम विस्फोट 
करने वाले लड़के ने उन लीगों को पीछे की ओर के एक गुप्त कमरे में पहुँचा दिया, फिर 
स्वयं कुछ देर के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस आ गया तब उन लोगों के बीच 
क्रान्ति-आन्दोलन के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। 

उन तीनों ही नौजवान लड़कों के लिए गिरफ्तारी का वारण्ट जारी हो बुका है। इसी 
वजह से उन सबने बेलतला में रहना छोड़ दिया है। वे कल से ही यहाँ आकर रह रहे हैं । 
आगामी परसों से उन्होंने बेलशशर और दूसरी-दूसरी जगहों को जाने का निश्चय कर 


252 | पाखी घोडा 


लिया है। उसके बाद तो फिर उनका कार्य-द्षेत्र पूरे असम प्रदेश में फैल जाएगा। इन 
नौजवानों पर आवश्यक अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद इकट्ठा करने का उत्तरदायित्व सौंपा 
गया है। कुछ लोगों पर हथियारों के प्रयोग करने का प्रशिक्षण देने का भार पड़ा है। और 
कुछ और लोगों के ऊपर खेतिहर मजदूर किसानों को संगठित करके जमीं दारों को 
फसल का केवल पाँचवाँ हिस्सा गल्ला देने का आन्दोलन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई 
है। 


उन लोगों द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम परिकल्पना सूची का अध्ययन कर लेने के बाद 
नवीन को लगा कि जैसे वे सब एक सपना देख रहे हों। अपनी कल्पना-शक्ति या 
इच्छा-शक्ति के भरोसे ही वे असम्भव कार्य को भी संभव बना डालना चाह रहे हैं। 

वह मकान बिलकुल एकान्त निर्जन स्थान में है। रात के अन्तिम पहरों में मुर्गे की 
बाँग की आवाज सुनकर ही नवीन को महसूस हुआ कि काफी समय हो गया है। उसे ऐसा 
ही आभास हुआ जैसे खारधूलि का वह मकान यहाँ से सौ योजन दूर हो। देखने में तो 
लड़को की इस कार्यक्रम-परिकल्पना में कहीं कोई खोट या गड़बड़ी नहीं दिखाई पडती। 
काफी दीर्घकानीन योजना है। दो वर्षों तक या तीन वर्षों तक वे कहीं भी, किसी के ऊपर 
भी मारपीट या हिंसात्मक आक्रमण नहीं करें गे। परन्तु जो कोई भी उनकी परिकल्पना के 
अनुरूप चलने वाले आन्दोलन में बाधा-विध्न डालेगा, उसे कठोर दण्ड देंगे, उसे नहीं 
बक्‍्शे गे। संघ के क॒छ चुने हुए सदस्यों को लेकर एक गुप्त संचालन समिति बनाई गई है। 
जिस पर आन्दोलन चलाने वाली सभी शाखाओं के समन्वय करने, समयानुसार उन्हें 
उचित दिशा और गति प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौं पा गया है। (उन्हों ने पहले से ही 
निर्णय कर लिया है कि) उक्त संचालन समिति के सभापति का पद नवीन को और सचिव 
का पदभार उस बम विस्फोट करने वाले नौजवान को सेँभालना होगा। 

आपस मे विचार-विमर्श करते-करते रात समाप्त होकर सबेरा हो गया। चाय 
पीकर उन्हों ने आपस में फिर विचार-विमर्श किया। वार्ता की समाप्ति जनता स्वीकार 
करती है या नहीं, यही हमारे विचार-विमर्श का सर्वप्रमुख विषय है।' 

बम विस्फोट करने वाले लड़के ने कहा, “जन साधारण को तो इसे स्वीकार करना 
पड़ेगा । अन्यथा फिर और कोई रास्ता ही नहीं है। ब्रिटेन की यह अंग्रेज सरकार तो कांग्रेस 
पार्टी और मुसलिम लीग के हाथ शासन सौंप कर चली जाना चाहती है। ऐसी परिस्थिति 
में अब और अधिक प्रश्रय-और अधिक बढावा नहीं दे सकते।” 

“जब तक शासन सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो जाता, तब तक रुके रहकर उनकी 
गतिविधियों पर नजर रखे रहें तो कैसा हो ?” नवीन ने पूछा। 

“जहीं उनकी राह जोहते रहने से काम नहीं चलेगा।” उस लड़के ने उत्तर दिया। 

“इस तरह उनकी राह देखते रहने से तो यह बुर्जुवा गणतन्त्र और लहलहाकर 


पाखी घोड़ा। 253 


बढकर फैल जाएगा, और दृढ़ है, जाएगा।” 

नवीन विस्मय विमुग्ध होकर बोला, “मैं तो किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा 
हूँ।” 

“हमें आप की जरूरत है।” लड़के ने कहा, “हम सब आप को ही अपना नेता 
मानें गे। आप का इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है, जानकारी है। परन्तु।” 

नवीन ने लक्ष्य किया कि लड़के की बातों का स्वर काफी कठोर हो उठा है। 

धीरे-धीरे करके सूर्य ऊपर की ओर चढ़ने लगा। दिन चढ आया। साथ आए हुए 
नौजवान लड़के फिर वहाँ से चले गए। जाने के पहले नवीन से कहते गए कि वे सब शाम 
को फिर आएँगे।” 

उनके जाने के बाद बहुत देर तक नवीन नाना प्रकार का सोच-विचार करता हुआ 
उसी कमरे में बैठा रहा। फिर उसने शौच-स्नानादि किया और उस घर के रसोइए ने जो 
भोजन दिया उसे खा-पीकर उसने एक बार खारधूलि गाँव जाने का निश्चय किया। 
साज-पोशाक पहनकर जब बाहर निकलने को हुआ, तभी एक नौजवान लड़के ने आकर 
पूछा, “कहीं जाने का इरादा है क्या?” 

नवीन ने जवाब दिया “हाँ।” 

“आप को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।” 

लड़के की बात कहने का लहजा तो बहुत मुलायम था, परन्तु स्वर में कठोरता थी। 

तब जाकर नवीन को यह पूरा अहसास हो गया कि इतने समय के अन्दर ही वह 
अपने चलने फिरने, कही भी आने जाने की स्वतन्त्रता को संघ के इन लडकों के हाथों 
गँँवा चुका है। हे 

उसने पूछा, “क्यों जी मेरे कहीं आने-जाने में तुम रोक क्‍यों लगा रहे हो ?” 

लड़के ने मुस्कूराते हुए उत्तर दिया, “आप हमारे संघ के नेता हैं। जहॉ-तहाँ 
घूमना-फिरना आप के लिए खतरनाक हो सकता है।” 

फिर बिना एक शब्द बोले ही नवीन बिस्तर पर पड़ रहा। 

उस रात फिर वे लड़के आये ही नहीं । उनकी जगह पर एक अधिसूचना आयी, 
जिसे एक दूसरा लड़का ले आया था। संघ के दिन के काम-काज क्रियाकलापों पूरे 
विवरण-पत्र को पढ़ लेने के बाद वह अब अच्छी तरह समझ गया कि वस्तुतः वह उन 
नौजवान लड़कों द्वारा अवरुद्ध किया हुआ बन्दी भर नहीं है, बल्कि उन सबका सम्मानित 
अतिथि है। उस एक दिन के लिए उसी मकान में रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसे वहाँ 
से हटाकर कहीं अन्यत्र पहुँचाया जाएगा।” 

नवीन ने बिना किसी ननु-नच के इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। उसने उस 
लड़के से बस इतना भर कहा, “ठीक है। सुमति बहन जी को कम-से-कम इसकी सूचना 
तो भेज देना।” 


254| पाली घोड़ा 


उस लड़के ने उत्तर दिया, “इसकी सूचना पहले ही वे पा चुकी हैं ।” 

उस नौजवान छोकरों की संगठन शक्ति को देखकर अबकी पहली-पहली बार 
नवीन सचमुच ही उनकी ओर आकृष्ट हुआ। उसने कहा, “देखो भाई ! मैं इस तरह 
फालतू, बिना किसी कामकाज के बैठे रहना नहीं चाहता। मैं गाँव-कस्बा, खेत खलिहान 
घूम-फिरकर अपने देश की साधारण जनता की इच्छाओं अभिलाषाओं को 
जानना-समझाना चाहता हूँ।” 

लड़के ने मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए पूछा, “क्यों बेलतला की ओर जाएँगे क्‍या? 
लेकिन आपका वहाँ रहना यहाँ की तरह निरापद नहीं है।” 

“फिर भी जाऊँगा।” 

उसी दिन शाम के वक्त वह बम-विस्फोट करने वाला नौजवान अंग्रेज अफसर की 
पोशाक में जाने कहाँ से आ उपस्थित हुआ। घर में आकर चेहरे से नकली दाढी मूँछ 
वगैरह हटाकर अपने असली रूप में आकर उसने नवीन से कहा, “कल मैं ही नहीं आ 
पाया। बेलशर इलाके में अपनी एक बहुत अच्छी इकाई गठित हो गई है। चन्दे में कुछ 
धन भी प्राप्त हो गया है और कुछ हथियार-बन्दूकें भी इकट्ठी भी कर सका हूँ। लेकिन 
इसकी गंध पुलिस पा गई है। अतः लुकता-छिपता, भागता-फिरता यहाँ आ पहुँचा हूँ। 
अब हमें आज ही यहाँ और उत्तर की ओर जाना पडेगा। आप बेलतला को जाना चाहते 
हैं ? ठीक है, लड़के आप को वहाँ लिवा ले जाएँगे। परन्तु इस दौरान ही आप को गिरफ्तार 
करने के लिए पुलिस वारण्ट जारी हो चुका है। अगर विमल भाई साहब के श्राद्ध के दिन 
खारधूलि जाएँ ही, तो कृपया छद्मरूप मे छिपकर ही जाएँ।” 

कुछ समय बाद ही नौजवान वहाँ से चला गया। नवीन ने मन-ही-मन अनुभव 
किया कि उसका मन चाहे जितना साफ हो, उसके मन में चाहे जो भी भावना क्‍यों न हो, 
बाहर से तो वह अब एक भगोडा क्रान्तिकारी ही है। उसका तो भाग्य ही ख़राब है। अब 
तो जाने की इच्छा होने मात्र से ही वह स्वतन्त्रता से, अपने मन के अनुसार कहीं घूम-फिर 
नहीं सकता। कुछ समय के लिए उसका मन खट्टा हो गया। इन लड़कों ने तो उये उसी 
तरह एक संकीर्ण फन्दे में कस दिया है, जैसे कि किसी चुहिया को चूहियादानी में फंसा 
रखते हैं। 

उस रात में काफी रात गए वह अपना साज-पोशाक पहनकर उस आगन्तुक लड़के 
के साथ नैया से विशाल ब्रह््मपुत्र नद को पार कर रातों रात ही उजान बाजार के घाट पर 
आ उतरा। वहाँ से बेलतला जाने के लिए पैदल-पैदल बाँग लगाई। वशिष्ठ के पास के एक 
मकान के सामने जाकर वे जैसे-ही खडे हुए कि किसी आदमी ने आवाज दी, “कौन है?” 

प्रत्युत्तर में जब उस लड़के ने अपना परिचय दिया तो उस आदमी ने दरवाजे के 
किवाड खोल दिए, परन्तु नवीन को देखते ही आश्चर्य से पूछा, “ये कौन सज्जन हैं ?” 


पाखी घोड़ा। 255 


फिर लड़के ने नवीन का परिचय देकर वहाँ आने का उद्देश्य बतलाया तब उस आदमी ने 
कहा, “ठीक है, अन्दर आ जाइए।” 

अन्दर जाने पर जिस कास-मूँज (घास-फूस) के बिछौने पर वे स्वयं सोए हुए थे, उसे 
छोड़ते हुए उन्हों ने नवीन से कहा, “सो रहिए। अभी एक नींद अच्छी तरह सो सकते 
हैं।” नवीन भी थकान से चूर था। सो पड़ा, और सोते ही उसे गहरी नींद आ गई। साथ में 
आया वह लड़का और उस घर में रहने वाले वे सज्जन जगे रहकर आपस में बातें करते 
रहे, फिर नीचे जमीन पर ही सो गए। 

दूसरे दिन सबेरे नींद टूटने पर नवीन किवाड खोलकर बाहर द्वार के चौपाल पर 
निकल आया। (तब उसने स्थान को गौर से देखा) वह मकान पहाड़ी की उतराई की घाटी 
में स्थित है। उसके आस-पास थोडे से घर हैं, जिनमें रहने वाले लोग तब तक वहाँ आ 
इकट्ठे हो चुके थे, उन घरों के अलावा और कोई घर-मकान वहाँ दूर-दूर तक नहीं है। 
इकट्ठे हुए वे आदमी लोग द्वार पर सूखी लकड़ियाँ फाड़ रहे थे। देखने में ऊँचे कद के 
तगड़े बोडो खेतिहर किसानों जैसे लग रहे थे। परन्तु कुछ और ध्यान से लक्ष्य करने पर 
उसकी समझ में आया कि वस्तुतः वे खेतिहर किसान नही हैं। 

“नींद तो आई न ?” उस सज्जन ने पूछा, उनके पूछने का सुर शहराती जान पड़ा। 
नवीन ने जवाब दिया, “हाँ, आप क्या यहीं के रहने वाले हैं ?' 

“नहीं ”उन्हों ने हँसते हुए उत्तर दिया। “आप हाथ-मुँह धोकर तरोताजा हो लें, मै 
तब तक चाय बनाता हूँ।' | 

“आप का शुभ नाम क्या है?” 

“सुन्दर राभा।” इतना कहकर वै तुरन्त मकान के अन्दर प्रवेश कर गए। नवीन का 
तो रोया-रोयाँ भरभरा आया। पूरी देह रोमांचित हो उठी। असम प्रदेश में पढा लिखा 
शिक्षित एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुन्दर राभा का नाम न जानता हो। नवीन का 
दिल अचानक ही पश्चात्ताप से भर उठा। अपने आप पर उसे क्रोध आने लगा। तो कल 
रात इन्हीं सुन्दर राभा ने उसके सोने के लिए अपना बिछौना उसके लिए छोड़ दिया और 
स्वयं खाली जमीन पर जा सोए थे। उसे बहुत पछतावा हुआ। प्रोफेसर रविचन्द्र जी की 
तर ँची परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने की पदवियाँ नहीं है। फिर भी चित्रकला, गान, . 
नृत्य, अध्ययन-अनुशीलन सभी क्षेत्रों में वे पारंगत पण्डित हैं | हाथ-मुँह धोकर वह जब 
अन्दर गया नो देखता है कि राभा जी ने चाय और दो पीठा (असम में पिसे चावलों से 
बना विशिष्ट व्यज्जन) एक पीढे पर सजाकर रख दिया है, और फिर निश्चिन्त ध्यान मग्न 
हो एक चित्र आँक रहे हैं। 

नवीन एक पीढ़े पर बैठकर पीठा खाते और चाय पीते हुए उनका चित्र आँकना 
देखता रहा। चित्र के लिए सजाई गई कुँची और रंग सभी साधारण किस्म के ही थे। 


256 पाली घोडा 


चाय-जलपान कर लेने के बाद नवीन गाँव की ओर चला गया। चलते-चलते वह 
खेती की जमीनों की ओर जा पहुँचा। खेतों में जाकर नवीन ने देखा कि कुछ किसान 
बैलों को दौड़ा-दौडा कर तेजी से हल जोत रहे थे। प्ररय: सभी-के-सभी किसान बोडो 
खेतिहर किसान हैं। उसने उनमें से कई किसानों से बातचीत शुरू कर दी। उसने पाया 
कि वे सारे-के-सारे लोग सदानन्द बरुआ जी की जमीनों में ही खेती करते हैं । उनके पास 
के खेतों की जमीनें दुदू और उसके परिवार की थीं | उनमें धान रोपने का काम पूरा हो 
चुका है। वह बहुत देर तक किसानों को हल जोतते हुए देखता रहा। इसी प्रकार की 
आत्मविभोर अवस्था में वह पड़ा था कि किसी के तेज स्वर में पुकारने की आवाज सुनकर 
उसे होश आया। उसने घूमकर जो देखा तो पाया कि जो लड़का उसे अपने साथ कल रात 
ले आया था, वही उसे बुला रहा है और घर लौट आने के लिए कह रहा है। 

उन कुछ किसान लोगों से विदा लेकर नवीन उसी लड़के के साथ घर लौट आया। 
उस समय घर बिलकुल सुनसान था। हाँ राभा जी का चित्र आँकने का काम पूरा हो चुका 
था। वह चित्र अब एक टूटी कुर्सी पर आडे-तिरछे सहारा देकर रखा हुआ है। नवीन उस 
चित्र की ओर देखने लगा। प्रकाश-पुँज से एक गोरे रंग के महान्‌ व्यक्ति पद्मासन की मुद्रा 
में बैठे हुए हैं। उनके सामने पूजा-नैवेद्ध चढ़ाने की एक थाली और एक बड़ा सा 
वाद्य-यन्त्र रखा हुआ है। उनकी देह के पीछे के भाग में एक सूर्यबिम्ब अंकित है, जिसकी 
कच्चे, पिघले सोने सी सुनहली किरणों के प्रकाश में सारा परिवेश ही बहुत ही भव्य रूप में 
देदीप्यमान हो रहा है। उस चित्र को निहारते-निहारते नवीन का हृदय जुड़ा गया, (सारा 
अवसाद जाता रहा और दिव्य आनन्द की अनुभूति जागरित हो गई।) 

“ये महाशय गए कहाँ?” नवीन ने पूछा। 

“सूटिंग (सिनेमा के वृत्त चित्र की) देखने के लिए। सिनेमा का वृत्तचित्र बनाने वाले 
लोगों का एक दल आया हुआ है। वे ही लोग इन्हें बुलाकर लिवा ले गए हैं ।” उस लड़के 
ने जवाब दिया “उस वृत्त चित्र में अभिनय करने व्राले अभिनेता और फोटो खीं चने वाले 
केमरामैन वगैरह अभी-अभी यहाँ से गए हैं।” 

लड़का भोजन करने के लिए भोजन परोसे कि इतनी ही देर में नवीन पास ही स्थित 
वशिष्ठ घाट पार जाकर नदी में स्नान कर आया। भोजन कर चुकने के बाद नवीन ने उस 
लड़के से पूछा, “क्यों भाई ! यहाँ कोई ऐसी जगह है कि नहीं जहाँ आदमी लोग इकट्ठे 
होते हों, आपस में बातचीत करते, विचार-विमर्श करते हों ?” 

“जरूर है। परन्तु उसके लिए आप को अभी रात होने तक प्रतीक्षा करनी पडेगी। 
दिन में तो आप इसकी जरा-सी गन्ध भी नहीं पा सके गे।” लड़के ने उत्तर दिया। “अभी 
आप यहीं पर विश्राम कीजिए। मैं आप के लिए कुछ पुस्तकें ला देता हूँ। पढ़िए। आज 
रात को हमारे कार्यकर्ताओं के समक्ष आप को भाषण भी देना उचित होगा, (उन्हें उचित 
मार्ग निर्देश देना पडेगा। ” 


पाखी घोड़ा। 257 


इतनी बात कहकर वह लड़का बाहर चला गया। जाते-जाते उस कमरे के दरवाजों 
को बन्द कर बाहर से ही सिकड़ी चढा गया। (जिसमें कि किवाड़ अन्दर से न खुल 
सके ।)बिस्तर पर पड़कर नवीन उन पुस्तकों के पन्‍ने पलटने लगा। उनमें से एक विशेष 
पुस्तक को वह इतना दत्तचित्त होकर पढने लगा कि उसके पढते-पढते ही दुपहर ढल गई। 
वह विशेष पुस्तक थी-'राष्ट्र और क्रान्ति।' (नेशन ऐण्ड रिवोल्यूशन)। 

तभी सुन्दर राभा दल-बल के साथ वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बाहर से किवाड़ 
खोल दिया। नवीन बिस्तर पर उठ बैठा। उसने जब आने वाले दल के लोगों की ओर ध्यान 
से देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, विशेषतः उसमें चम्पा को देखकर वह 
अवाक्‌ रह गया। शेष लोगों को वह पहचान नहीं सका। 

देखते ही चम्पा ने उसे नमस्ते की। उसने भी चम्पा को अपने पास बुला लिया, फिर 
दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। उस दल के अन्यान्य सदस्य 
अपने-अपने कामों में व्यस्त थे, अतएव चम्पा और नवीन को अपनी निजी घरेलू बातें 
करने में भी कोई असुविधा नहीं हो रही थी। 

“आप यहाँ कहाँ ठहरी हैं ? ” नवीन ने पूछा। 

“होटल में ठहरी हूँ।'” बिना किसी संकोच के चम्पा ने कहा । परन्तु एक बार फूकन 
जी के यहाँ भी गई थी। वे बेचारे सज्जन तो पूरी तरह से टूट गए हैं । उन्हों ने मुझे अपने घर 
पर ही रुकने का अनुरोध किया था। मैं भी उन्हीं के यहाँ ठहरने की सोचकर आई थी। 
परन्तु फिल्म दल के लोग इस पर राजी नहीं हुए, उन्हों ने मुझे नहीं छोड़ा। उनका कहना 
था कि दल के मभी सदस्यों को एक ही होटल में एक साथ रहना होगा। इस समय फूकन 
जी भी खानापाऱा की अपनी जमीं दारी की खेती देखने गए हुए हैं। अभी और दो दिन 
तक वहाँ से लौट नहीं सकें गे। और ऐसी हालत में उनके घर पर अकेली-अकेली रहना 
मुझे अच्छा नहीं लगता। दुदू के मन की थाह भी मैं नहीं लगा पाती, शायद उसका भी 
मन मेरे वहाँ ठहरने के अनुकूल न हो।” 

“यदि आप ऐसा समझें गी तो यह गलत समझ होगी।” नवीन ने कहा, “दुदू इतने 
छोटे दिल का आदमी नहीं है। आप लोगों के लिए एक अलग मकान उसी ने तो 
बना-सजा दिया है।” | 

चम्पा के मन की अन्दरूनी परेशानियाँ बाहर निकलने को अकुलाने लगीं। उसने 
कहा, “हाँ मेरे समझने में गलती हो सकती है। दुदू का मन छोटा या संकुचित नहीं है। 
परन्तु समाज ने तो मुझे अभी तक स्वीकार नहीं किया। सादरी के पिता जी (चम्पा कै 
पूर्वपति) ने तो तलाक देने से मना कर दिया है। और जब तक उनसे तलाक नहीं मिले 
जाता, हमारा विवाह नहीं हो सकेगा।” फिर एकाएक आवेश में आकर चम्पा ने कहा, 
“और इधर फूकन जी भी मेरे ऊपर बात-बात में बिगड़ उठते हैं। बड़ी जल्दी 


258 पाखी घोड़ा 


क्रोधित-उत्तेजित हो पड़ते हैं। सादरी को न पाकर मैं उसके लिए पगली सी हो गई हूँ। 
फिर भी उसके बाबा सादरी को मेरे पास आने नहीं दे रहे हैं । एक दिन उसके स्कूल में 
उससे मिलने गई थी, उस दिन मुलाकात हो गई थी। मुझसे लिपटकर वह खूब रोई थी। 
मगर फिर जब दूसरे दिन उससे भेंट करने गई तो स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने मुझे उससे 
मिलने नहीं दिया, दिखाने तक को मना कर दिया। उनका कहना है कि लड़की के पिता ने 
ऐसा करने से मना कर दिया है। भाग्य का खेल भी देखो कितना कठोर है, एक नन्‍हीं 
कन्या को उसकी माँ से अलग कर देता है।” 


उसकी बातें सुन लेने के बाद नवीन ने कहा, “अब तो उसे भूल जाने का प्रयत्न 
करना ही आप के हित में होगा। उसे लेकर ही तो आप लोगो में मन-मुटाव हो गया है। 
अब शिलांग छोड़कर आप गुवाहाटी में ही आकर रहिए। और फिर सादरी के अलावा 
आप का एक सुन्दर बेटा भी तो है न !” 


चम्पा न जाने किस रहस्यमय यन्त्रणा से छटपटाने लगी। उसे यथा तथ्य रूप में 
समझ पाना नवीन के लिए कठिन हो गया। फिर उन्हों ने नवीन से कहा, “अगर तुम स्वयं 
माँ हुए होते तब मेरी उस पीड़ा को समझ सके होते, जो अपनी पहली सनन्‍्तान के प्रति एक 
माँ के कलेजे में होती है।”” 

कहते-कहते चम्पा की आँखों में आँसू भर आए। 


उधर सुन्दर राभा अब तक उस दल के सदस्यों के साथ वृत्तचित्र (फिल्म) की बाहरी 
दृश्यों की सूटिंग लेने के संबंध में बातचीत करने मे इतने मग्न हो गए थे कि चम्पा और 
नवीन की बातें किसी के कान में जा ही नहीं रही थी। 


चम्प। ने (नवीन की बातों के क्रम को बढाते हुए) कहा, “हाँ, सो तो ठीक है। मेरा 
बेटा बहुत ही सुन्दर है। परन्तु उस नन्‍हीं जान को आया के हाथों में छोड़कर इधर आने मे 
भी मुझे तकलीफ नहीं होती है। अगर होती तो मैं क्या इस तरह फिल्मों की सूटिंगें करने 
आती क्या? यही बात मन में रह-रहकर उभरती-कचोटती रहती है। उसकी उम्र की 
लड़कियों के देखते ही-मन जाने कैसा हो जाता है। 


नवीन ने कुछ देर तक और बातचीत की। आये हुए कलाकार दलबल के साथ फिर 
बाहर चले गए। कहीं पास में ही खेराय पूजा होने की सूचना थी, उसे ही देखने गए हैं वे 
लोग। चम्पा भी उस दल के साथ गई है। उनके जाने के बाद नवीन अपने बिस्तरे पर 
लेटे-लेटे लेनिन की वह पुस्तक फिर पढने लगा। मगर अब की बार पुस्तक पढ़ पाने में 
सफल नहीं हुआ। चम्पा की बातों ने उसे अन्दर-अन्दर से झकझोर दिया था। चम्पा के 


पाखी घोड़ा। 259 


बात-व्यवहार में कोई युक्ति संगत-तर्क पूर्ण विवेचित व्यवस्था नहीं थी ;थी केवल हृदय 
की तीव्र आवेगपूर्ण मनस्थिति। वह अपने हृदय को पूरी तरह उसके आगे खोलकर रख 
नहीं सकी। दरअसल उसका यह स्वरूप तो उसे खुद भी ज्ञात नहीं | उसका चरित्र पूरी 
तरह रहस्यमय है। जयन्ती की तरह प्रेम का या भविष्य का पूर्वज्ञान उसे नहीं है। वह एक 
विशेष क्षण में एक प्रकार का रूप धारण करती है, तो ठीक दूसरे ही क्षण उससे एकदम 
भिन्‍न दूसरा रूप धारण कर लेती है। अपने आप को सही-सही अच्छी तरह न समझ पाने 
के कारण ही वह कुछ समय के लिए फूकन के प्रेम में निमग्न हो गई। मगर उसके बाद 
उसके अधीर मन में सादरी को पा लेने के लिए पुनः तीव्र कामना मचल उठी। सामाजिक 
दृष्टि से यह एक अनमेल-अनुपयुक्त कामना है। संभवतः फूकन की अपनी सामाजिक 
मर्यादा भावना को भी इससे चोट पहुँची। उन्हों ने इस समय चम्पा को अपनी मन-मर्जी के 
मुताबिक चलने के लिए खुला छोड़ दिया है। और तब अबकी बार चम्पा फिल्मों में 
वृत्तचित्र बनाने आदि में आ जुटी है। 

वह इसी प्रकार चम्पा की बातें सोचने-विचारने में ही मशगूल था कि वही नौजवान 
लडका जाने कहाँ से आ टपका। उसके साथ-साथ वह उस रात की चाँदनी के उजाले में 
पैदल चलता-चलता गाँव की गलियों से गुजरता हुआ एक छोटी-सी झों पडी वाले घर पर 
पहुँचा। चाँदनी के उजाले में ही उसकी नजर पास ही एक सें हुड (नागफनी जाति चतुर्मुखी 
पौधा) के नीचे जल रहे मिट्टी के दीये पर पड़ी, जो टिमटिमाता जल रहा था। झों पडी के 
अन्दर एक ढिबरी का दीया जल रहा था। उसने देखा झो पडी के सामने के द्वार के मैदान 
में एक चटाई बिछाकर उसी पर एक आदमी बैठा हुआ है। वे दोनों जैसे ही उसके करीब 
पहुँचे, वह उठकर खड़ा हो गया। घुटने के ऊपर तक धोती लपेटे हुए, कंधे पर एक 
अंगो छा (गमछा) रखने के अलावा बाकी पूरा शरीर नंगा। 

“बैठिए ”-बिना कोई औपचारिक भूमिका बाँधे ही उस आदमी ने कहा, “बाकी 
आदमी लोग अभी आएँगे।” 

नवीन भी उसी चटाई पर घुटने ऊपर कर बैठ गया। उस नौजवान लडके ने कहा, 
“मैं अभी जा रहा हूँ। रात में फिर आकर अपने साथ लिवा ले जाऊँगा।” नवीन ने बिना 
कुछ कहे ही, सर हिलाकर स्वीकृति सूचित की। 

लड़के के चले जाने के बाद उस आदमी ने कहा, “इस बार वर्षा बहुत कम हुई है| 
फसल अच्छी होने की कोई आशा नहीं । 

वर्षा की कमी को वह रोयें-रोयें से महसूस कर रहा था। वे दोनों फिर खेती-बारी' 
के बारे में ही बातचीत करते रहे। वह आदमी दुदू के परिवार की जमीन में खेती करता है। 
फूकन या दुदू तो अब अपनी जगह-जमीन की देखरेख करने आते नहीं अगहन महीने का 
अगहनियाँ धान कट जाने पर बेठाराम मुहर्रिर कभी बैलगाडी या फिर कभी ट्रक ले आकर 


26/ पास्यी घोडा 


उनके हिस्से का धान ले जाता है। इस खेती की उपज से वह आदमी जितना भाग खुद 
पाता है, उससे तो पेट भर खाने को ही नही जुटता। अतएव उधार-बाढी लेकर किसी 
तरह काम चलाना पड़ता है। इस बार संघ के (.गों के कहने पर, उनसे बल-भरोसा मिल 
जाने पर, वह खेत मालिक को उपज का आधा भाग देने की जगह पर पाँचवाँ भाग ही 
देगा। संघ की व्यवस्था संघ की नीति उन लोगों ने मान ली है। वस्तुत- जो खेतों में हल 
जोतता है, खेती करता है, धान (उपज) उसी की होनी चाहिए। और केवल उपज ही 
नहीं, खेत की जमीन भी उसी की होनी चाहिए। 

बेठाराम उन किसानों को संघ का स ;स्य बन सहयोग देने के लिए प्रेरित कर रहा 

है। मगर सघ का सदस्य बन उसके काम-काज में सहयोग देने वाले किसान को अन्ततः 
अपने खेत की जमीन गेँवा बैठने का डर पैदा हो गया है। इसी डर के कारण बहुत से 
खेतिहर किसान संघ के साथ सहयोग करने नहीं आए। परन्तु उसे इस सबका कोई डर 
नहीं है। संघ के शिक्षित नौजवान लड़के खेत के सभी मालिकों को भत्रु समझते हैं। 
भीतर-ही-भीतर वे एक युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं । परन्तु वह आदमी खेत की 
जमीन के सभी मालिकों -जमी दारों को शत्रु नहीं समझता। 

उसकी बातें सुनने के बाद नवीन ने अनुभव किया कि अनपढ-गँवार सीधे-सादें 
खेतिहर किसान खेती की जमीन पा लेने की आशा में सघ में आ रहे हैं | लेकिन उन्हों ने 
शिक्षित नौजवान लडकों के विद्रोह-संघर्ष के तत्त्तों को अच्छी तरह समझा नहीं है। उन 
तत्वों को समझने में उनकी कोई अभिरुचि नहीं है। 

थोड़ी देर बाद प्रोफेसर और मध्यम आयु के कई खेतिहर किसान वहाँ आ गए। वे 
लोग, खेराय में जहाँ पूजा हो रही है, वहाँ से सीधे चले आए थे। वे सभी वहाँ मिट्टी के 
साफ-सुथरे चबूतरे पर बैठ गए। चबूतरे पर जो चाँदनी का क्षीण प्रकाश फैला था, उसमें 
आदमियों को किसी-किसी तरह ही पहचानना संभव था। 

“किसलिए बुलवाया है रति।” नाटे कद के एक आदमी ने जोरदार स्पष्ट आवाज में 
पूछा, “शहर से कोई नागरिक आदमी आए हैं क्या ?” उसने एक बार नवीन को ध्यान से 
देखा, फिर उस झों पड़ी के मालिक गृह्स्थ की ओर मुँह करके कहा, “दौबी ने मन्त्र पढकर 
अभी बाथौ पूजा आरंभ ही की थी कि उठना पड़ गया। दौदीनी कोकराझार से आई है।' 
उस बूढी औरत के बालों को देखते ही डर लगने लगता है। कया है, जल्दी ले आओ। 
खा-पीकर बात करें गे, अभी फिर वहीं जाना पड़ेगा। नाच देखना होगा। सिर्फ बाजा 
बजाना पडेगा वहाँ जाकर। दौदीनी कया भविष्यवाणी करती है, सब सुनना होगा।” 

रति ने कहा, “ओ अहाली !जऊ (घर पर बनाई गई एक प्रकार की देशी मदिरा) ले 
आओ।” 

उसके कहने के साथ-साथ ही झों पड़ी के अन्दर से एक औरत एक कलशा (बड़ा 


पाखी घोड़ा। 26॥ 


घडा) और कई बड़े-बड़े कटोरे बाहर ले आई और वहाँ बैठे आदमियों के सामने एक-एक 
कटोरा रख दिया फिर उसने पूछा, “बाहर से आए अतिथि जी इसे पियें गे या फिर उनके 
लिए चाय बनाऊँ?” 

रति ने नवीन से पूछा तो उसने पीने से मना कर दिया। तब उस आदमी ने झिडकते 
हुए कहा, “बोडो लोगों के बीच काम करने आए हो, फिर न पीने से कैसे चलेगा? 
थोडा-सा ही पी लो।'' इतना कहकर वह कुछ कटोरों में 'जऊ' मदिरा डालने लगा। जब 
सभी कटोरों मे डात चुका तो पहला कटोरा उसने नवीन के सामने परसा। उसके बाद वहाँ 
उपस्थिति शेष लोग अपने-अपने कटोरों में खुद ही कलशे से 'जऊ' उडेलने लगे। सभी 
पीने में जुट गए, परन्तु नवीन ने कटोरे में हाथ तक नही लगाया। 

अहाली नवीन को चुपचाप एक ही आसन में बैठे हुए देर तक निहारती रही। 
उसकी ऐसी दशा देख उसे बडी ममता हो आई। उसने मुस्कराकर कहा, “अतिथि जी 
'जऊ' नहीं पीते। अच्छा, मै चाय बना लाती हूँ। संभवत. महात्मा गांधी के पक्के शिष्य 
हों गे।' 

नवयुवक आदमी ने कहा, “पहली परीक्षा मे तो फेल हो गए। ठीक है न ?”' 

अहाली ने तब नवीन के मामने के कटोरे को उठाकर उसी नवयुवक के मामने रख 
दिया और बोली, “यह कटोरा भी तुम ही पी जाओ। तुम्हारी जो भयकर प्यास है, एक 
कटोरा तो उसे पूरी नही कर सकता।” उसकी बातों मे बडी आत्मीयता का स्वर 
अनुगुंजित हो रहा था। 

खेराय मे जो पूजा हो रही थी, वहाँ पूजा-मण्डप मे बज रहे ढोल, सिफू, और गगौना 
(विभिन प्रकार के बाजे) के शब्द हवा में तैरते हुए यहाँ तक चले आ रहे थे। नवीन ने देखा 
कि आज रात की इस चाँदनी मे एक अलग ही प्रकार की पृथ्वी की रचना हो रही है। 
बिलकल आदिम प्रकृति की पथ्वी। 

“अच्छा ! अब कहो।'' मुँह पर लगे जऊ के फेनो को अंगोछे से पो छ- पों छकर 
साफ करके उस नवयुवक आदमी ने कहा, “अब इस समय मैं बास्ीराम हो गया हूँ। 
किसी को काटने को कहोगे तो काट फेकूँगा, मारने को कहोगे तो मार डालूँगा।' 

नवीन ने पूछा, “तो क्या तुम लोग युद्ध करने को, लड़ाई लडने को तैयार हो गए हो? 
मगर यह अच्छी तरह जान लो यह युद्ध कोई मामूली किस्म का छोटा-मोटा युद्ध नही 
होगा।” 

इतना कहकर उसने देश की वर्तमान अवस्था और दुर्दशा समझाने की कोशिश की। 
(इसी समय जो संघर्ष चल रहा है उसे चलाते हुए सबसे पहले तो देश को स्वतन्त्र बनाना 
होगा। फिर देश को स्वतन्त्र करा लेने के तुरन्त बाद ही जमीं दारों पूँजीपतियो के 
अधिकारों का विनाश करना होगा। यह बात खेतिहर किसानों को अच्छी तरह से मन में 


262! पाखी घोड़ा 


समझे रखना ही उचित होगा।” 

उस नवयुवक ने उसकी बात काटते हुए कहा, “हम आदिवासी लोग हैं। एक ही 
साथ दो बात हमसे मत बोलिए। ये लोग कहते हैं कि जमीं दारों से लड़ाई लड लेने भर से 
ही इनकी लड़ाई पूरी हो जाएगी। और अब तुम कह रहे हो कि एक लड़ाई अभी बाद में 
भी होंगी। यह सब क्या बातें हैं? 

उसकी बातों का सुर कर्कश हो गया। 

इसके उत्तर में नवीन ने कुछ नहीं कहा। बल्कि उसने अपनी पहली बात को ही 
साफ करते हुए कहा, “दरअसल युद्ध तो एक ही है। दो लग रहा है। लेकिन एक इसका 
पहला हिस्सा है, तो दूसरा इसका ही पिछला हिस्सा है, एक ही क॑ दो पहलू।” अपनी बात 
को समझाकर उसने कहा, “विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना पहला कर्त्तव्य है।' 

वहाँ बैठे वे कुछ थोड़े-से लोग बहुत ध्यान देकर उसकी बात सुनते रहे। उसके बाद 
उस नवयुवक ने कहा, “धरती की, माटी के लड़ाई ही हम समझते हैं | तुम पढे-लिखे 
लोगों ने पड-लिखकर एक ही युद्ध को दो युद्ध बना लिया है। उस तरह नहीं होगा, समझ 
हे हैं न। गोरे साहब लोग जैसे हैं, काले साहब लोग भी वैसे ही हैं | कोई भी हमें धरती 
या माटी यूँ ही नही दे देगा।' 

उसकी बात पर नवीन ने कुछ भी नहीं कहा। 

फिर काफी देर तक उन लोगो के बीच बातचीत होती रही। अन्त में नवीन समझ 
पाया कि गाँव का रहने वाला आदमी क्या कुछ सोच-विचार रहा है। माटी, खेती की 
धरती, जगह-जमीन। उनके लिए माटी ही मुक्ति है। बातें समाप्त हो जाने के बाद कई 
आदमी खेराय पूजा देखने के लिए चले गए। रति भी उन्हीं लोगों के साथ चला गया। 
वहीं चबूतरे पर बैठा-बैठा नवीन उस नौजवान लडके के आने की राह देखता रहा। 

झो पडी में से बाहर निकलकर अहाली उसके करीब आई और उसने नवीन के घर 
परिवार के संबंध में उससे पूछताछ की। जब उसने सुना कि संघ के अतिरिक्त उसका 
और कोई घर-परिवार आश्रय-स्थल नहीं है, तब उसे नवीन के प्रति बहुत ही हमदर्दी 
अनुभव होने लगी। फिर यकायक उसने आश्रम की सेविकाओं की बात उठा दी। अहाली 
उन लोगों को अच्छी तरह पहचानती है। सुमति बडी बहन जी को भी उसने देखा है। 
कभी-कभार बीच-बीच में दुदू और सुदर्शना को भी देख चुकी है। 

इस तरह कुछ समय सेविकाओं की बातें करते-करते ही बीत गया। थोड़े-थोड़े 
समय पर वे लोग गाँवों की औरतों की सभा में भाषण भी देती हैं। उसके बाद निरक्षर 
महिलाओं को अ, आ, क,.ख, ग, का ककहरा सिखाती हैं। अहाली ने भी उनके यहाँ 
जाकर पढना-लिखना सीखा है। 

नवीन को उसकी बातें सुनकर बहुत आनन्द मिला। उसने पूछा, “पढने-लिखने के 


पाख्ली घोडा/ 263 


लिए समय निकाल पाती हो?” 

“कहाँ निकाल पाती हूँ? सारा दिन तो कामों में खटते-खटते ही बीत जाता है।'' 
उसने उत्तर दिया, “पहले सोचा था आज खेराय पूजा देखने जाऊँगी। परन्तु बाद में 
निर्णय बदल दिया, वहाँ जाने की बात छोड़ दी। आज पढ५ँगी।” 

नवीन फिर बीच में ही बोल पड़ा, “एक बात है सुनो अहाली।” इतने मार्मिक स्वर 
में कहा, क्योंकि उसे अहाली बहुत आत्मीय-सी जान पड़ी थी, “आश्रम की सेविकाओं 
से भेंट हो, तो उनसे कहना 'नवीन यहीं पर है।' (भूलना नहीं |)” 

ठीक तभी उसका साथी वह नौजवान लड़का जाने कहाँ से आ प्रकट हुआ। अहाली 
से विदा लेकर दोनों साथ-साथ चलकर पहाड़ी के किनारे की उस झों पड़ी वाले घर पर पुनः 
गए। वह लड़का उसे वहीं ठहरने को कहकर क्षणभर में ही कहीं अदृश्य हो गया। यह 
लड़का आता है और चला जाता है। इसका व्यवहार तो बहुत अद्भुत है। 

थोडी देर के बाद बाहर किसी मोटर कार की आवाज सुनाई पडी। उसके साथ ही 
साथ कुछ मर्दों और औरतों की हँसी किलकारी की भी आवाज सुनाई पडी। यह सब 
सुनकर भी नवीन ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की। उसके मन में तो उस समय उस बोडो 
नवयुवक की बातें और अहाली की कही गई बाते ही उमड-घुमड़ रही थीं | वे लोग खेती 
की माटी, जमीन पाना चाह रहे हैं। परन्तु उनके चेहरों पर मासूमियत का पवित्रता का 
भाव स्पष्ट है। उन लोगों पर किसी ने कोई अन्याय-अत्याचार किया है, ऐसा कोई भाव 
चेहरों पर नहीं है। उनके चेहरों से तो बस यही भाव फूटा पड़ रहा है कि शोषक 
(अत्याचारी) भी मनुष्य के रूप में बना रहे, शोषित (अत्याचार सहने वाले) भी बने रहें 
मनुष्य रूप में, बैस इतना हो कि शोषितों की दशा कुछ अच्छी हो जाय। बम विस्फोट 
करने वाले उस युवक और उसके अन्यान्य साथी नौजवान लड़कों ने जो सशस्त्र गोरिल्ला 
युद्ध करने की योजना बनाई है, उसे इन लोगों ने स्वीकार किया है या नहीं यह वह 
निश्चित रूप से पकड़ नहीं पाया है। 

अन्य सारे लोग खेराय के उत्सव में व्यस्त हो गए हैं। चम्पा और उसके दल के लोग 
सिनेमा का वृत्तचित्र बनाने में व्यस्त हैं। परन्तु इस विप्लव के लिए, क्रान्ति के लिए बस 
कुछ थोडे से नवयुवक॑ ही व्यस्त हैं, चिन्तित हैं । भला ऐसी अवस्था में कोई विप्लव, कोई 
क्रान्ति संभव है क्या? इस प्रश्न का उत्तर उसे स्वयं ही देना पड़ेगा। कुल से ही वह भूमिगत 
होकर, लुक-छिपकर रह रहा है। सम्पूर्ण अगस्त क्रान्ति को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व, 
अपने जिम्मे लेकर, अपने सुख-दुःख को तुच्छ समझ, सुख-सुविधाओं का परित्याग! 
करके एक नया आन्दोलन करने का संकल्प लेकर वह जेल से बाहर आया था। परन्तु इस 
समय तो वह एक दूसरे ही आन्दोलन के चक्रव्यूह में अचानक ही जा पड़ा है। इन 
नौजवानों छोकरों ने बड़े कला-कौशल से, बड़ी बुद्धिमानी से उसे इधर ले आकर अपना 


264/ पाली घोड़ा 


सहभागी बना लिया है। 

परन्तु विप्लव करने या क्रान्ति करने की योजना का कहीं कोई चहन ही नहीं, 
उसकी शुरुआत करने की कोई पूर्वपीठिका ही दिखाई नहीं देती। बस उसके भूत की 
छाया भर कुछ नौजवानों के दिमाग में चक्कर काट रही है। उन्हों ने उसके विचार-विवेक, 
उसकी तर्क-विवेचना, उसकी सहमति-असहमति, किसी भी चीज की ओर ध्यान दिए 
बगैर उसे एक भावुक कल्पित विप्लव के पक्ष में खींच लिया है। उसके मन में एक विचार 
यह आया कि यह सब झंझट छोड़ वह फिर अपने रास्ते लौट जाए, परन्तु ठीक दूसरे ही 
क्षण उसे ज्ञान हुआ कि ऐसी अवस्था में उधर लौटने का मतलब है फिर से जेल-यात्रा 
करना। अतएव अब तो, उसे कुछ दिनों तक इसी स्थिति में इसी तरह बने रहना होगा, 
यहाँ की जनता की मन-स्थिति को, उनके विचारों के जानने के लिए, इन नौजवान लड़कों 
से विचार-विमर्श करने के लिए। 

जब वह इसी प्रकार के सोच-विचार में उलझा था तभी उस झो पड़ी के अन्दर सुन्दर 
राभा जी आ गए। उनके मुँह से 'जऊ' मदिरा की खट्टी-खट्टी गंध आ रही थी। उन्हों ने 
अपनी कमीज खोलकर उतार दी, फिर अपने बिस्तरे पर बैठ जाने के बाद वे हँसकर बोले, 
“आज तो खेराय पूजा में मानो स्वर्ग के सारे देवी-देवता उतरकर धरती पर आ गए। मैंने 
भी खूब गाने गाए। खूब नाचा। आप वहाँ नहीं गए कया?” 

नवीन एक दूसरे बिस्तरे पर लेटा हुआ था, करवट लेकर उसने कहा, “मेरे नाम से 
तो गिरफ्तारी का वारण्ट जारी है, संभवतः आप को इसकी सूचना न हो ?” 

सुन्दर राभा तब तक कैनवास और रंग-कूँची लेकर चित्र बनाने बैठ गए थे। उन्हों ने 
एक कूँची रंग में दुबोई फिर उसे झटककर हिला-हिलाकर व्यवस्थित कर लेने के बाद 
कैनवास की ओर नजरे किए हुए ही उन्हों ने कहा, “वारण्ट अकेले-अकेले केवल आप ही 
के नाम तो जारी नही है न, मेरे नाम भी वारण्ट है। तो क्या इसी वजह से हँसी-मजाक, 
उत्सव आनन्द की वेला में हम आनन्द नहीं लेंगे, नाचने के वक्त नाचें गे नंहीं, चित्र बनाने 
के उचित समय पर चित्र नहीं बनाएँगे? समाजवाद का तो लक्ष्य ही है मनुष्य को बुलाकर, 
शिल्पी बना देना।” 

“तो क्या आप यहाँ सिनेमा का वृत्तचित्र तैयार करने, उसकी सूटिंग करवाने नहीं 
आए है?” नवीन ने उत्सुक हो पूछा। 

“नहीं। फिल्‍म में तो मैं केवल परामर्शदाता, सलाहकार के रूप में हूँ।' 

इतना कहकर फिर नवीन की ओर देखे बिना दूसरी ओर मुँह फेरकर वे चित्र बनाने 
में व्यस्त हो गए। नवीन ने लक्ष्य किया कि राभा जी पूरी तरह मौन हो गए हैं। उनके 
साँवले मुख-मण्डल पर कहीं कोई भावावेग, उद्वेग नहीं है। उधर कैनवास पर एक स्त्री का 
मुखमण्डल धीरे-धीरे उद्भासित (चित्रित) होने लगता है। 


पाखी घोड़ा | 265 


नवीन कुछ देर तक लगातार उस चित्र को देखता रहा। परन्तु निर्माता पुरुष (सुन्दर 
राभा) एकदम मौन रहे, केवल चित्रण में भाव-तल्लीन चित्र बनाते रहे। 

नवीन को थकान महसूस होने लगी। उसने तकिये का सहारा लेकर सोने की 
कोशिश की। फिर धीरे-धीरे उसकी पलकें अपने आप ही मुँद गईं। वह गहरी नीं द में सो 
गयां। 

उसकी नींद खुली तब बाहर काफी उजाला फैल चुका था। नवीन ने आँखें मली 
और बिस्तरे से उठ गया। उसने लक्ष्य किया कि सुन्दर राभा झों पड़ी के बाहर किसी से 
बातें कर रहे हैं। जिससे बातें कर रहे हैं वह कोई भद्र महिला हैं। उधर अन्दर रसोई में 
चूल्हे पर पानी उबल रहा है। नवीन झों पड़ी के पीछे की ओर बाहर चला गया। हाथ- मुँह 
धोकर फिर जब लौटकर अन्दर आया तो देखता है कि राभा जी चाय बना हहे हैं। 

उसे देखकर उन्होंने पूछा, “तुम्हारे लिए चाय डालूँ न?” 

“डालिए।” 

उबाले हुए चार अण्डे, साथ में आलू की भुजिया और कुछ केले एक शीशे की 
तश्तरी में सजाकर रखे हुए थे। चाय के प्याले के साथ ही उसे भी नवीन की ओर आगे 
बढाकर, राभा जी ने चाय का एक प्याला स्वयं भी उठा लिया। फिर बोले, “अहाली दे गई 
है। उसके घर आप कल गए हुए थे। मैंने उसका नाम रखा है सैरन्धी। उसका मन खुले 
साफ-सुथरे चटकदार मौसम की तरह है।” 

चाय पीते-पीते नवीन अहाली के मुखमण्डल को मन-ही-मन याद करने की 
कोशिश करने लगा। परन्तु अच्छी तरह याद नहीं कर पाया। उसके दरवाजे के चबूतरे पर 
पड़ रही क्षीण चाँदनी की रोशनी में देखा हुआ उसका मुँह बहुत स्पष्ट याद नहीं आ पा 
रहा था। 

राभा ने उसकी ओर देखकर कहा, “वह प्रायः ही रोज सबेरे-सबेरे खाने-पीने की 
चीजें ले आती है। और वे ही क्षण मेरे लिए अति उत्तम अनुपमेय होते हैं । उसे देखते ही 
पेरे हृदय में इन्द्रियातीत लोकोत्तर कल्पना जग पड़ती है। और तब मैं चित्र बनाने लगता 
हूँ। मैंने उसका एक और नाम रखा है-चित्रिणी। उसे देख लेने पर मन में ऐसा भाव 
उठता है जैसे यह सारा जड़ चेतनामय संसार ही पूरा-का-पुरा एक चित्रशाला है, एक 
चित्रकला-वीथी है।'”” चाय पीकर अपने बिछौने पर जाकर लेटकर बदन सीधा करके 
उन्हों ने फिर कहा, “परन्तु कल. जब चम्पा को देखा तो उसे देखते-देखते ही मुझे ऐसा 
लगा कि इस पृथ्वी के अंग-अंग में कोमल सौन्दर्य विराजमान है। एक स्त्री में इतना 
अधिक रूप-सौन्दर्य हो सकता है, इसकी कल्पना मैंने इसके पहले कभी नहीं की थी। 
अतएव वहाँ से आते ही रंग-कूंची कैनवास लेकर बैठ गया। सबेरा हो जाने पर ही चित्र 
आंकना छोड़कर उठा।” | 

फिर अचानक ही राभा जी एकदम चुप हो गए।.उसके कुछ क्षणों के बाद ही वे 


266 पाखी घोझ़ा 


बिस्तरे पर सो गए। और कुछ और समय बीतते ही उनकी गाढ़ निद्रा की सूचक नाक 
धर-धर बजने लगी। उनका भारी-भरकम शरीर मिट्टी पर काठ की तरह पड़ा था। 
यकायक उनकी दृष्टि कल चित्रित किए गए चित्र पर पड़ी। 


उसकी एक-एक रेखा में सौन्दर्य छलक रहा था। काले रंग, राख जैसे हल्के 

काले-सफेद रंग से चित्रित स्वच्छ परिधान में सजी-सँवरी नम्र मुखी, सिर झुकाए हुए एक 
दिव्य नारी, जिसकी दाहिनी काँख में एक जल से भरा हुआ घड़ा है, अत्यन्त मनोरम ढंग 
से चित्रित है। 

नवीन उस चित्र की ओर एकटक निहारता रहा। चित्र में यह चम्पा नहीं है, कोई 
दूसरी ही एक स्त्री है। राभा के कल्पना-प्रवण हृदय से सर्जित तिल-तिल उत्तम कोई 
तिलोत्तमा रमणी। परन्तु कुछ और देर तक विशेष ध्यान से देखने पर उसे जान पड़ा कि 
इस चित्र में चम्पा ने ही मानो पुनर्जन्म लिया है (चित्र का मुख्य आधार चम्पा ही है, शेष 
चित्रकार की कला सर्जना का कमाल) वह मनुष्य की अनात्मीय होकर भी अतिशय 
आत्मीय है। 

उस चित्र के आसपास कुछ लिखे हुए कागज भी पड़े हुए थे। 

तभी हवा का एक झों का आया जिसने कागजों को तितर-बितर कर उडा ले जाना 
चाहा। नवीन ने दौड़-भाग झपट्टा मार-मारकर कागज के पन्नों को समेटा। उसने उन 
पन्‍नों को जब ध्यान से देखा तो पाया कि उनके ऊपरी हिस्से में कुछ नृत्यों के ताल लय, 
गीतों के स्वग्राम वगैरह लिखे हुए हैं। 

राभा जैसे सरल हृदय व्यक्ति में कहीं , रंच मात्र राजनीति की गंध भी नहीं है, फिर 
भी आखिर उनके नाम गिरफ्तारी का वारण्ट क्‍यों जारी किया गया है? उनके लिखे 
कागजों पर नवीन की दृष्टि फिर पड़ी। किसी पन्‍ने पर किसी गीत का आधा भाग ही 
लिखा जा सका है। किसी पर अधूरी कहानी लिखी पड़ी है। तो किसी अन्य पर आधा लेख 
या निबन्ध लिखा पड़ा है। जिस व्यक्ति की प्रतिभा सभी दिशाओं में प्रवाहित होती है, जो 
अनेक कलाओं में सुदक्ष होता है, उसका कोई भी काम पूरा नहीं होता। बस, केवल 
उसके हृदय के अन्तःप्रदेश में सम्पूर्णता की कामना भी प्रज्वलित होती रहती है। 

फिर भी उन्हों ने एक परिपूर्ण पूरे मनुष्य का एक चित्र बना लिया है। वह चित्र किसी 
महापुरुष का ही चित्र है, इसमें सन्देह नहीं | उस दिव्य नारी के चित्र के सहारे ही उसकी 
बगल में वह भी रखा हुआ था। नवीन कुछ देर तक दोनों ही चित्रों को अपलक निहारता 
रहा। देखते-देखते उसका हृदय परमशान्ति से शीतल हो गया, परितृष्त हो गया। 

स्नान करने के लिए वसिष्ठ (गुवाहाटी नगर के दक्षिणी भाग में पहाड़ी के किनारे 
स्थित तीर्थ स्थान, यहाँ प्रक्नढित धारा वस्निष्ठ गंगा, या दिखों नदी कहलाती है) के घाट 
पर गया। उस दिन वसिष्ठ का घाट एकदम सुनसान, जन-मानवहीन था। कहीं से भी 


पाखी घोडा। 267 


कोई आदमी आ-जा नहीं रहा था। 

स्नान करने के उपरान्त कपड़े बदलकर नवीन फिर उस छोटी-सी झों पडी वाले घर 
चला आया। उसने पाया कि राभा जी अभी तक भी गहरी नींद में सो रहे हैं । उनकी देह 
_ जरा भी हिल-डुल नहीं रही है। नवीन के लिए भी उस समय करने को कोई काम-धाम 
नहीं था। वह फिर से चटाई पर लुढक गया। कुछ देर बाद ही जोर-शोर से हडकम्प मचाता 
हरहराता तेज पानी आ गया। वर्षा के साथ-साथ ही बिजली की तेज चकाचौं ध और 
बादलों की भयानक गड़गड़ाहट उमड़ने-घुमड़ने लगी। हवा भी बहुत तेज गति से बहने 
लगी। झड़-तूफान का वह पानी इतने प्रबल वेग से आ धमका था कि कुछ क्षणों के अन्दर 
ही सारी धरती और हवा गीली हो ठंडी हो गईं। ठंड के मारे नवीन का शरीर काँपने लगा। 

झों पडी के अन्दर भी जब तेज बारिश के थपेडे आने लगे और उन चित्रों , रंगों और 
लिखे हुए कागजों के ऊपर पडने-पड़ने को हुए तो नवीन ने झटपट उठकर उन सभी को 
सहेजा-समेटा और अपने बिस्तर से सटाकर रख लिया। भाग्य अच्छा था कि दोनों ही 
चित्र भी गने से बच गए। नवीन एक बार उस महापुरुष के चित्र को, तो दूसरी बार उस 
दिव्य स्त्री के चित्र को बारी-बारी से देखने लगा। उसे अन्दर-अन्दर ही अनुभूति हुई कि 
वह इन दोनों ही वस्तुओं से बहुत दूर है। प्रकट रूप में यथार्थ रूप में भी वह दूर ही है। वे 
जिसे विप्लव या क्रान्ति कहते हैं, दरअसल वह जीवित रहने देने के जीविका-निर्वाह के 
समान्य प्रयोजनों को पूरा करने का एक साधन भर, एक उपाय अवलम्ब भर है। आत्पा के 
श्रेष्ठ प्रयोजनो की पूर्ति के लिए कोई भी साधन, कोई उपाय, अवलम्ब ये विप्लव 
आन्दोलन नहीं प्रदान करते। 

राभा जी के प्रति उसके मन में ईर्ष्या होने लगी। उन्हों ने इन दोनों ही चीजों को 
अपनी निजी वस्तु बना लिया है। नवीन के अन्दर कला नहीं है। कला के सात्विक आनन्द 
का उपभोग भी वह नहीं कर सका है। मनुष्य को गढने बनाने की कला की साधना वह कर 
रहा है, परन्तु मनुष्य की सृष्टि करना वह जानता नहीं। उसके अन्दर किस एक 
अनजानी-अनपहचानी विश्ष्टि चीज का अभाव है। परन्तु राभा जी कला के माध्यम से ही 
अपने अन्त-करण को आनन्दित कर ले रहे हैं और साथ-ही-साथ उसी आनन्द को इस 
पुरे घर में फैला दे रहे हैं। 

ठीक उसी समय सर पर छोपी (बांस की सींकों और एक जंगली हल्की चौडी पत्ती 
वाले पौधे की पत्ती से बना छाते के आकार का छोटा छाता जो प्रायः चाय-पत्ती तोड़ने' 
वाले, हल जोतने वाले किसान हैट की तरह लगाए रखते हैं) लगाए हाथ में एक बडे. 
कसोरे में खाने की चीजें लिये हुए अहाली वहाँ आ प्रकट हुई। उसके पीछे-पीछे रती भी' 
था। रती अपने हाथ में 'जऊ' मदिरा की मटकी ले आया है। अन्दर घुसते ही जब उन्हों ने 
राभा को घोर निद्रा में सोए देखा तो अहाली खिल-खिलाकर हँस पड़ी और बोली, “अरे 


268/ पाखी घोडा 


ओ दादा उठो, उठो। पुलिस आ गई है। जल्दी से खाना खा लो। जेल जाना पड़ेगा अब।” 

राभा आवाज सुनकर उठ बैठे और हँसकर बोल पड़े, “अरे हाँ ।बहुत देर तक सो 
गया। आज तो मुझे बेलशर जाना पडेगा। अरे ओ रती कल दौदिनी (देवधुनी नाच नाचने 
वाली, भविष्यवक्ता ने क्या बतलाया, खेती-बारी अच्छी तो होगी ?” 

“हाँ, अच्छी होगी।” रती ने मटकी उनके सामने रखते हुए कहा, “कल उसने 
बतलाया कि इस बार रणचण्डी उठेगी-भयंकर आंधी-तृफान आएगा, सब तहस-नहस 
होगा। तुम तो संभवतः बासीराम हो न!” 

राभा, अहाली और रती, जोर-जोर से हँसने लगे। नवीन उनकी ओर 
अचकचाया-सा अनजान बना देखता रहा। राभा ने उसकी ओर उन्मुख होकर कहा, 
“संभवत: आप कुछ समझ नहीं पाए? कल अपने नाच में देवधुनी ने बतलाया है कि इस 
बार गाँव में रणचण्डी उठेगी-भयानक स्थिति आएगी। और मैं बासीराम वीर बनूँगा।” 

“यह बासीराम कौन है?” नवीन ने कूतूहलपूर्वक पूछा। 

“ओ !बासीराम? तो सुनिए बतलाता हूँ।'” इतना कहकर सुन्दर राभा ने एक गीत 
गुनगुनाना शुरू किया : 


“दानहाँ सुहाँ आदा बासीराम सानमोखोँ 

आखाबारीनि आखि बुग्दाओं आदा आखि-बुग्दाओ। 
हाजो खरायाओ दाउहा नांनो गराया मारार जो ग्दाओ, 
दानहाँ सुहाँ आदा बासीराम सानमोखों। 

धया दाँलायगोन हाजो खरायाओ दाउहा नॉनो। 

खोया थोलायगोन गंगार थेब्रानि आखयाओ, 

दानहाँ सुहाँ आदा बासीराम भ्रानमोखाँ।” 


(बोड़ो भाषा के इस गीत का भाव है:- सूर्य मण्डल की तरह तेजस्वी मुखवाले 
महावीर भाई बासीराम आक्रमण करो, काटकर फेंक दो, मार डालो। सामने के घनघोर 
जंगल के संकट को लाँध जाओ। आगे बढो। पहाड़ की चोटी पर युद्ध करने के लिए अपने 
घोड़ों को तेजी से कुदाओं -बढाओ । सूर्यमण्डल से तेजस्वी मुखमण्डल वाले महावीर भाई 
वासीराम, काटो-मारो। वे भाई सूर्यमण्डल से मुखमण्डल वाले पहाड़ की ऊँची चोटी पर 
युद्ध करने के लिए जा रहे हैं । अबध्य बासीराम वीर मूर्ख भूटिया सैनिक के हाथों मारे भी 
जा सकते हैं। ( उनके स्वर्गवासी हो जाने का भी डर है)। 

गीत के एक-एक बोल, पर उसके सुर-ताल पर केवल सुन्दर राभा ही नहीं बल्कि 
रती और अहाली भी थिरक-थिरककर नाचने लगे। गीत गा लेने के बाद राभा जी ने 
उसमें वर्णित कहानी को नवीन को समझाया। बोडो कछारी जनजाति के वंश में एक 
रूपकुँवर वीर था। उसका नाम था बासीराम। उसका रूप शरदूकाल में प्रातः उदित होने 


पाखी घोड़ा / 269 


वाले सूर्य की अरुण रश्मियों जैसा तेजस्वी था। परन्तु अब बाद में क्या होगा ? वह उतना 
तेजस्वी वीर भूटान की भूटिया पहाड़ी युद्ध में लड़ते-लडते निहत्था, असहाय होकर वीर 
गति को प्राप्त हो गया, मर गया। 

नवीन ने उस गीत के बोलों को लिख लिया। 

अहाली ने कटोरा लेकर सुन्दर राभा को एक कटोरा भर 'जऊ' मदिरा परोसी। रती 
और अपने लिए भी एक-एक कटोरा 'जऊ' भरकर अलग रख लिया। नवीन को पीने के 
लिए परसने को कुछ भी नहीं है, यह देखकर अहाली का मन मसोस उठा। उसने कहा, 
“तुम बोडो लोगों के बीच रहने के लिए आए हुए हो, अतः एक बार चख कर तो देखो। 
इस तरह हमेशा कैसे रह सकोगे ? दुदू दादा तो खूब छककर पीते हैं। पीने में उनके 
सामने तो बोडो मर्द भी नहीं ठहर पाते।' 

नवीन ने आँख उठाकर एक बार राभा की ओर देखा, फिर एक बार रती की ओर 
देखा। 

राभा ने कहा, “पिओ जी, पिओ। चावल से बनी हुई चीज है। दे रे अहाली !एक 
कटोरा इन्हें भी परस दे।" 

अब इस आग्रह पर नवीन इनकार नहीं कर सका। अहाली ने एक कटोरे में 
'जऊ'ढालकर दिया तो उसने उसे अपने करीब खी च लिया। 

'जऊ' पीते-पीते ही अहाली ने बतलाया, “तुम्हारी खोज-खबर लेने, पता-ठिकाना 
लगाने के लिए आज बेठाराम मुहर्रिर आया हुआ था। मैंने उसे कुछ भी नही बतलाया। 
मगर बाद में सुमति बहन जी के चाहने पर उन्हे बतला दिया। श्राद्ध का काम पूरा हो जाने 
पर वे शिलांग जाएँगी। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। अरे हाँ !तुम्हारे लिए एक 
पत्र भी था” इतना कहकर मदिरा पीना छोड़कर उसने अपनी कमर की गाँठ मे खो से हुए 
मुडे-सिकूड़े कागज को निकाला और उसे अपने बाएँ हाथ से नवीन को दे दिया। 
पीते-पीते ही पत्र खोलकर नवीन ने ध्यान से पढना आरंभ कर दिया। उधर रतिकान्त 
(रती) और सुन्दर राभा इस बात पर चर्चा करने लगे कि आज जो पानी बरस रहा है, इससे 
खेती कितनी अच्छी होगी, आदि-आदि। 

नवीन ने पत्र पढकर उसे अपनी कमीज की जेब में रख दिया, फिर भोजन करते 
लगा। ! 
अहाली और रती जब चले गए तब सुन्दर जी ने पूछा, “कोई चिन्ताजनक समाचार 
प्राप्त हुआ है क्‍या? मैं देख रहा हूँ कि पत्र पढ़ते ही तुम्हारा मन कुम्हला गया है।” 

“सुमति बड़ी बहन जी को क्या आप जानते हैं? उन्हें यक्ष्मा (टी. बी.) का भीषण 
रोग हो गया है। अब उनकी यह बीमारी कुछ अधिक ही बढ़ गई है।' 

“हाँ, पहचानता हूँ। आह माँ, रक्षा करो।'” भोजन करते-करते ही नवीन राभा जी से 


270 पाखी घोडा 


सुमति बहन जी की जीवन-कथा कहने लगा। 

उसकी बातें सुन लेने के बाद सुन्दर जी ने कहा, “विमल बरुआ के साथ मेरी 
बचपन से ही मित्रता थी। इस सूत्र से वह मेरे मित्र की पत्नी है। और अगर ऐसा कहे कि 
कोई ऐसा असमवासी नहीं है जो सुमति जी का नाम न जानता हो, तो बी कोई 
अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे हमारी मूला गाभरूरानी और फ्लोरेन्स नाइटिंगल हैं ।” 

भोजन कर चुकने के बाद सुन्दर राभा ने अपने बिस्तरे के तकिये के अंदर छिपकर 
रखे हुए एक जोड़ी खाकी पैन्ट-कमीज को निकालकर पहन लिया। और तकिये के रूप में 
प्रयोग में ला रहे किट थैले मे धोती-कुर्त्ता जाकेट और दूसरी आलतू फालतू सामान्य 
प्रयोग की चीजों को भर लिया। उसके बाद एक बार फिर घासफूँस की ढेरी पर बैठकर 
मटकी में जो भी 'जऊ' मदिरा बच रही थी, वह सब की सब पी गए। 

उधर वर्षा तब तक कम होने की जगह और जोरदार ही तो गई थी। धारा-सार पानी 
बरसने लगा था। 

सुन्दर राभा ने कहा, “मैं आज ही चला जाऊँगा। मुझे अफसोस है कि मैं आपके 
साथ अच्छी तरह बातचीत नहीं कर सका। बेलतला में अभी आन्दोलन शुरू होने में देर 
है। वसिष्ठ के घाट से ठीक एक मील दूर घने जंगल के भीतर नौजवान लड़कों ने अपना 
प्रशिक्षण शिविर लगा रखा है। वस्तुतः मैं वहीं के लिए आया था। एक कार्यसूची (प्रोग्राम) 
तैयार हुआ है। यहाँ जब हथियार चलाने का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तब बेलतला से भय 
नामक जगह से होते हुए पहाड़ पर चढ़कर शिलांग के राजमार्ग पर आने-जाने वाली 
सरकारी गाड़ियों और पुलिस के यान-वाहन पर नजर रखने के लिए एक सतर्कता शिविर 
स्थापित करना होगा। मैं बेलशला जा रहा हूँ। वहाँ भूमिहीन खेतिहर मजदूर संगठित हो 
गए हैं। मैं वहां से कुछ चुने हुए आदमियों को लेकर भूटान जाऊँगा। वहीं एक शिविर 
की स्थापना कर रहूँगा। यदि संभव हुआ तो बन्दूक गोला-बारूद भी इकट्ठा करूँगा।” 

नवीन ने पूछा, “अपने इन कार्यक्रमों में आप लोग साधारण जनता का समर्थन पा 
सके हैं ?” 

राभा थोडी देर तक हँसते रहे, उसके बाद बोले, “मानसिक वातावरण अभी 
अनुकूल नहीं हुआ है। ब्रिटिश सरकार तो अब इस देश से विदा होने जा रही है। जिन्‍ना 
को पाकिस्तान चाहिए। वह पाकिस्तान में असम को भी हडप लेना चाह रहे हैं । हमें हर 
तरह से तैयार रहना होगा। जब हमारी ताकत बढ़ जाएगी तब साधारण जनता अपने 
आप ही हमारे करीब आ जाएगी।” 

उन दोनों के बीच आपस में लगभग दो घण्टे तक तर्क-वितर्क होता रहा। नवीन ने 
गोरिल्ला युद्ध करने के कार्यक्रम को समय से पहले ही स्वीकार कर लेने की शिकायत की। 
परन्तु सभा ने उसकी इस शिकायत का समर्थन नहीं किया।” समय बहुत जल्दी ही आ 


पाखी घोडा | 27 


जाएगा। परन्तु यदि हम लोग पहले से ही तैयार न रहे तो वह सुसमय शीघ्र ही नष्ट हो 
जाएगा। असम प्रदेश को पाकिस्तान अपने उदर में निगल जाएगा। इसके अतिरिक्त 
पूँजीवाद का विनाश करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो 
संविधान अनुपालन का रास्ता पकड़ा है वह तो निष्फल मार्ग है।” सुन्दर राभा ने उत्तर 
दिया। उसके बाद एक लम्बी साँस छोड़कर उन्हों ने कहा, “समाज को सुन्दर बनाने के 
लिए क्रान्ति को भी सुन्दर होना चाहिए। परन्तु ऐसा हुआ नहीं ।” 

उस दिन रात भर जोरदार बारिश होती रही। 

राभा जी रात में ही चले गए। जाते समय वे अपना सारा लिखा हुआ कागज-पत्र 
समेटकर ले गए। परन्तु उन दोनों चित्रों को उन्हों ने नवीन को सौं पकर कहा कि वह उन्हें 
चम्पा को दे दे, 'चम्पा उनका दाम दे सकती है। परन्तु दाम चुकाकर लेने की जगह अगर 
दान के रूप में स्वीकार करे तो अच्छा होगा।” राभा जी ने कहा, “चम्पा के पास इस समय 
पर्याप्त रुपये है । उसका हृदय भी बहुत उदार है। परन्तु सभी कलाकार या शिल्पी अभी 
समाज-सचेतन नहीं हो सके हैं। वे लोग यह नहीं समझ पाए हैं कि कला कोई 
बाजारू-बिकाऊ चीज नहीं है। कला हमारे दैनन्दिन जीवन को सौन्दर्य से रंगीन बनाकर 
कला के रूप में रूपान्तरित करेगी। मैं संघ का सदस्य नहीं बना हूँ, उसमें भर्ती नहीं हुआ 
हूँ, परन्तु संघ के काम में सहयोग कर दे रहा हूँ। इन लड़कों का रूख़ा समाजवाद जिसमे 
कला के सौन्दर्य से विभूषित हो सके, .वैसा ही उपाय कर रहा हूँ।” 

राभा के साथ बातचीत करने के उपरान्त नवीन ने समाजवाद के एक नये रूप का 
दर्शन किया। रे 

राभा के चले जाने पर नवीन का मन सूना-सूना उदास-उदास लगने लगा। लगातार 
की बरसात मे सभी कुछ को धूसर (श्रीहीन-सा) सा-बना दिया था। उस समय यदि उसके 
पास वे दोनों चित्र न रहे होते तो संभवतः यह उदास-श्रीहीन निर्जनता-अकेलापन वह 
सहन कर पाया होता भी या नहीं। इस प्रकार किसी भी आदमी के न आने-जाने से, 
बिलकुल निपट अकेलापन उसे कचोटने लगा, उसके हृदय को निचोडकर खाली-खाली 
कर देने लगा। मूसलाधार वर्षा के प्रहार से घास-फूँस की झोंपडी की छाजन में 
जगह-जगह छेद हो गए, जिनसे होकर भी गी हुई फर्श पर पानी की बूँदें टपक रही थीं ।' 

ठीक ऐसी ही बेला में उस बारिस के पानी में भी गते-भाँगते जाने कहाँ से वह! 
लड़का आ पहुँचा। अन्दर घुसते ही वह बोला, “नवीन भाई साहब !हमें अभी इसी वक्तः' 
यहाँ से चल पड़ना होगा। गाँव में पुलिस का दल धर-पकड़ करने घुस आया है। शिविर का' 
उच्छेद करके लड़के सब इधर-उधर भाग गए हैं। मैं किसी-किसी तरह वहाँ से 
बचते-बचाते यहाँ पहुँच पाया हूँ। अब जरा सा भी देरी मत कीजिए। तुरन्त निकल पड़िए। 

नवीन ने कुछ क्षणों तक उस लड़के की ओर ध्यान से देखा। उसके बाद उसने पूछा, 


272 पाखी घोड़ा 


“पुलिस भला कैसे आ गयी?” 

“वह सब बहुत लम्बी कहानी है।” 

“राभा जी जो यहाँ रह रहे थे, तो उसकी तो कोई सूचना पुलिस नहीं पा सकी थी। 
परन्तु आप को यहाँ ले आने की बात की गन्ध पुलिस को मिल गई।” लडका 
बोलता-बोलता हॉँफ रहा था, “बेठाराम मुहर्रिर ने जाने किस सूत्र से इसकी जानकारी पा 
ली। बस वही काल हो गया।” थोड़ी देर रूककर उसने फिर कहा-'कल रात खेराय पूजा 
में राभा के जाने का संवाद तो सर्वत्र फैल गया है। अब तो हमें इस समय शहर की ओर 
चले जाना ही हितकर होगा।” 

नवीन जाने के लिए तैयार हो गया। राझा के बनाए उन दो चित्रों को उसने पुआल 
और कागज से अच्छी तरह लपेटकर बाँध लिया। फिर उसने पूछा, "इन दोनों चित्रों को 
अहाली के यहाँ रख जाऊँ? तुम्हारी क्या राय है?” 

लड़के ने सर हिलाया। लड़का कॉलेज में पढ़ने वाला तेज-तरार और कुछ चालू 
किस्म का था। नवीन के पूछने पर उसने जो विशेष प्रकार की उत्कंठित मुद्रा बनाई तो 
उसके चेहरे के भावों को देखकर नवीन को बहुत बुरा महसूस हुआ। 

वे अभी चलने को खड़े हुए थे ही कि तभी जाने कहाँ से अहाली सर पर छोपी रखे 
भी गती-भाँगती वहाँ आ पहुँची। आज की बारिश की दशा देखकर वह नवीन को अपने 
घर खाना खिलाने के लिए बुला ले जाने के लिए आई थी। मगर उसे इस तरह कहीं बाहर 
जाने के लिए तैयार देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ, सो पूछ बैठी, “अरे आज आप जाएँगे 
कहाँ ? आज तो मैंने खासकर आपके लिए दो मुर्गे मारे हैं, और उनका माँस पकाया है। 
(आज तो आप मेरे यहाँ चलें, वहीं खाना खाइएगा और आज वहीं रुक जाइएगा।” 

नवीन ने जवाब दिया, “अब तो मेरा रुक पाना संभव नहीं रह गया, अहाली। जाना 
ही पड़ेगा।” ु 

अबकी बार अहाली ने उस नौजवान लंडके की ओर देखा। लड़का भी अहाली की 
ओर देखने लगा। अहाली सभी कुछ समझ गई। तब उसने उस लड़के से ही पूछा, “इधर 
पुलिस आ गई क्‍या, गोपाल ?” 

| हैं. ४ १ 

अहाली ने फिर पूछा, “कितनी पुलिस आई है?” 

गोपाल ने जदाब में कहा, “दो ट्रक” 

उसके बाद अहाली ने फिर बाहर मौसम की ओर देखा। धारासार बारिश को 
देखकर उसने कहा, “ऐसी मूसलाधार बारिश में पुलिस भी घर से बाहर नहीं निकलेगी। 
अतः तुम्हें भी इसमें बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो मेरे यहाँ। श्रीकृष्ण की 
रक्षा (उनकी माँ यशोदा करती थीं) की तरह मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। राभा दादा को भी 


पाखी घोडा | 273 


कई दिनो तक छिपाकर रखे हुए थीं।" 

तब नवीन ने उस लडके की ओर साभिप्राय देखा। लड़के ने सहमति जताते हुए सर 
हिलाया। 

नवीन फिर अहाली के पीछे-पीछे चल पड़ा। गोपाल फिर एक दूसरे ही रास्ते पर बढ़ 
चला, और थोडी देर बाद ही उस भारी बरसात में कहीं अदृश्य हो गया। 

बारिश से चित्रों को बचाने के लिए उसने चित्रों को कपड़ों के भीतर छुपा लिया 
था। रास्ता चलते-चलते अहाली ने कहा, “देवधुनी ने तब ठीक ही कहा था कि अबकी 
बार रणचण्डी (महाभयानक स्थिति) प्रकट होगी।” 

उसकी इस बात पर नवीन ने कुछ नहीं कहा। अहाली के घर पहुँच जाने पर नवीन ने 
देखा कि उसके घर के अन्दर कल की तरह ही एक ढेबरी का चिराग जल रहा है। अहाली 
नवीन को अपने घर के एकदम भीतर अपने सोने के कमरे में ले गई। उसने कहा, “सुनिए 
जी, शहरी मेहमान साहब !आप यहीं रहें गे। आज से मैं अलग कमरे मे सोऊँगी। और 
पुलिस के बाप की भी इतनी औकात नहीं जो तुम्हें यहाँ से खोजकर पकड़ ले जाय।” 

विपल भाई साहब के श्राद्ध कर्म के दिन तक नवीन अहाली के घर में ही छिपा रहा। 
उन कुछ दिनो तक गाँव में पुलिस सदल पड़ी रही, परन्तु उनमें से कोई भी अहाली के घर 
उसके करीब तक नहीं आयी। उन कुछ दिनो में ही बेलतला गाँव में वहाँ के रहने वाले 
लोग पुलिस की जोड-तोड के उत्तर में उसी प्रकार का जोड-तोड करने की कला सीख गए 
थे। श्राद्ध कर्म के दिन सबेरे जब पुलिस फिर शहर लौट गई, कहीं कोई डर नहीं रह गया, 
तो फिर अहाली ने नवीन को बाहर निकलने कही जाने-आने की अनुमति दे दी। उन्ही 
कुछ दिनों के अन्दर ही नवीन के साथ बहुत सारे खेतिहर किसानों का अति घनिष्ठ 
सम्पर्क स्थापित हो गया था। वे बेचारे ग्रामीण किसान उसे बिलकुल अपना मान गए थे 
और पहली-पहली बार दिल खोलकर उससे बातें करने लगे थे। 

असम प्रदेश की अनेक जगहों पर जहाँ आदिवासियों का निवास स्थान है, वहाँ झूम 
की खेती (जंगल झाड़ काट साफ कर अस्थायी खेती करना) करने वाले आ बसे थे और 
जिन्हों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया था। उन जमीनों के जमीं दार जो स्वयं शहरों में रह 
रहे थे, उन्हों ने उन जमीनों को बहुत सस्ते दामों में झूम खेती करने वालों को बेच दिया 
था। इस तरह बेलतला के खेतिहर किसानों जमीनों की चोरी हो रही थी। उस जमीन की. 
रक्षा करने, उसे गैरों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए गाँव के सारे खेतिहर कसारन॑ 
कमरकस कर तैयार थे और उसे मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। इसी सिलसिले में. 
उन्हों ने धान की खेती की फसल में उपजे धान की पाँचवाँ हिस्सा ही जमीं दारों को देने का' 
निर्णय भी कर लिया था। 

उन्हीं कुछ दिनों में कभी लुका-छिपाकर तो कभी साफ-साफ खुले रूप में नवीन ने 


274 पाखी घोड़ा 


बहुत से लोगों से होने वाले आन्दोलन के बारे में भी बातचीत की थी। ये सारी बाते गुप्त 
रूप से अहाली के घर के उस भीतरी शयन-कक्ष में ही हुई थीं। इन सब 
चर्चाओं -परिचर्चाओं से लाभ यह हुआ था कि इसके पहले जो बहुत-सी बातें वह अच्छी 
तरह नहीं समझ सका था, अब वह सभी उसके सामने सहज प्रत्यक्ष हो, उसे अच्छी तरह 
समझ में आ गई थीं । गाँव के लोग यह सोचने लगे थे कि जिस शहर के लोग उन ग्रामीणों 
को मनुष्य भी मानने को तैयार नहीं हैं, उनके साथ मनुष्य जैसा व्यवहार भी नहीं करते 
थे, उसी शहर से आया हुआ यह सच्चा नागरिक व्यक्ति उनसे घुल-मिलकर बातें कर रहा 
है, उनके हित की बातें सोच रहा है और उनसे कह रहा है कि “इन गाँवों, 
खेतों -खलियानों की यह सारी धरती, यह माटी तुम्हीं लोगों की है, यह देश तुम्हारा है, 
अब तुम लोग रणचण्डी बनकर जगो, अपने हक की रक्षा के लिए भयानक क्रोध में भरकर 
'पूरी ताकत से उठो।”-- यह बात अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। अतएव यह 
साफ दिखाई दे रहा है कि अब समय अच्छा ही आ रहा है। 

जिस दिन श्राद्ध-कर्म सम्पन्न होना है, उस दिन बारिश थम गई थी, बादल छँट गए 
थे और स्वच्छ आसमान में धूप खिल जाने से मौसम सुहावना हो गया था। उस दिन 
सबेरे-सबेरे ही नवीन कृषक-सभा और॑ महिला-समिति के कामों को चलाने वाले लोगों 
से मिला। कृषक-सभा का संचालक बना रती और महिला समिति की संचालिका बनी 
अहाली। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में क्या-क्या काम, कैसे-कैसे करने हों गे, यह सब 
नवीन ने उन्हें समझा दिया-- अपनी-अपनी सभा समिति में अधिक से अधिक सदस्यों 
की भर्ती करने का समय-समय पर सभाएँ आयोजित करते रहने का और आगामी 
अगहन के महीने में जोरदार आन्दोलन करने का काम। वैसे अहाली ने इस सब कामों को 
करने का कौशल पहले से ही अपने आप सीख लिया था, इनका अभ्यास कर लिया थ। 

शाम के वक्त अहाली गाँव के एक घर में एक लडके को अधिक दस्त होने की 
बीमारी हो जाने का समाचार पाकर उसकी खोज-खबर लेने बाहर गई थी। वहाँ जाकर 
देखा कि बीमारी के प्रकोप से लड़का मरने-मरने को है। घर का मालिक सबसे बड़ा चाचा 
नये खेराय का एक हिस्सा करने के लिए मदिरा के मसाले आदि युक्त दवा-दारू का प्रबन्ध 
कर रहा था। घर की बूढी माँ आवश्यक चीजों को जुटा रही थी। अहाली वहाँ से झटपट 
कूदती-भागती हुई आई और नवीन को अपने साथ वहाँ लिवा ले गई। नवीन ने वहाँ 
पहुँचकर जैसे ही उस लड़के की दशा देखी, वह फौरन समझ गया कि गाँव में छूत की 
बीमारी हैजा (कालरा) आ गई है। 


वहाँ से घर वापस आकर फिर वह एक क्षण भी शान्ति से नहीं बैठ सका। वह 
दौड़ता-दौड़ता खेतों की ओर गया और वहाँ काम कर रहे रती को खोज-दूँढ 
लाया। रवी को साथ लेकर वह गाँव में ऐसे ही बीमारों के कई घरों में चक्कर लगा 


पाखी घोड़ा / 275 


आया। उसने पाया कि इसी बीच हैजा कई घरों में फैल गया है। लौटकर उसने 
कृषक-सभा और महिला समिति के सदस्यों को इकट्ठा किया, उस समय जितने भी 
सदस्य मिल सके, उन्हें उसने इस भंयकर बीमारी से रक्षा पाने के लिए बीमारों की 
सेवा-शुश्रूषा कैसे करने होगी, चिकित्सा की क्या व्यवस्था करनी होगी और इससे 
बचने, इसके फैलने देने से रोक-थाम के लिए कैसी-कैसी सावधानी बरतनी होगी, 
इस सबके संबध में सभी को विस्तार से समझाया। उसने बताया कि गाँव के सभी 
लोगों को समझाया जाए कि पानी को उबाल करके ही पीना होगा, साग-सब्जी को 
पोटाश के पानी से धोकर प्रयोग में लाना होगा। इस सबके साथ ही गाँव भर में, 
सभी लागों को हैजे की निरोधक दवा की सूई लगवानी पड़ेगी। बस केवल 'न नि 
खेराय' से काम नहीं चलेगा। गाँव भर में सूइयां दिलवाने के लिए गाँव के मुखिया 
को अभी तुरन्त शहर भिजवाना होगा- छूत रोगों के चिकित्सालय- कालरा 
हस्पताल को। 

रती दौड़ता-भागता गाँव के मुखिया से भेंट करने गया। तब तक इस घातक 
बीमारी की सूचना मुखिया को भी हो गई थी। परन्तु ऐसी संकट की घड़ी में क्‍या 
करना उचित होगा? यह वे नहीं जानते थे। रती के मुहँ से उन्होंने जब 
रोक-थाम-उपचार की सारी बातें सुनीं तो उन्होंने पूछा, “यह सब कुछ करने के 
लिए तुमसे कहा किसने? यह सब तो तुम्हारें अपने दिमाग से निकली हुई बातें 
नहीं हैं।” 

रती ने हँसकर जवाब दिया, “इस सब के संबंध में अभी मुझसे कुछ न पूछो। 
शॉँव के रक्षक देवी-देवता सभी को इस संकट की घड़ी में सोचने समझने की शक्ति 
४ रहे हैं। बस अब तुम और देर मत करो। नहीं तो सारा गाँव उजड़कर समूल नष्ट 
दो जाएगा।” 

तब बहुत गम्भीर होकर गाँव के मुखिया ने कहा, “यह सब तो ठीक है मगर 
तुम जरा सँभलकर रहना। पुलिस तुम पर और अहाली पर शक-शुबहा कर रही है। 
उसकी नजर तुम लोगों पर है। वह देख-भालकर, सोच-समझ कर चलना। आजकल 
घर की दीवारों के भी कान हो गए हैं। ठीक है, मैं अब शहर के लिए प्रस्थान 
करता हूँ।” ' 

गाँव के मुखिया के चले जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही रती-नवीन वगैराह को 
सूचना मिली कि जिस लड़के को हैजा हो या था, उसकी अन्ततः मृत्यु हो गई।' 
कृषक सभा और महिला समिति के स्वयं सेवक अब गाँव में घर-घर जाकर लोगों 
को सावधान करने लगे। आवश्यक सावधानी बरतने के उपाय बतलाने लगे। 

सायंकाल गाँव के मुखिया जी शहर से हैजे की बीमारी में लगाने वाली कुछ 


276 पाखी घोड़ा 


सृइयों की दवाएँ लेकर लौट आए और बताया कि सुई लगाने वाला आदमी 
(कम्पाउण्डर] कल ही आ सकेगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर नवीन को बहुत 
अफसोस हुआ (जिस काम में तनिक भी देरी नहीं होनी चाहिए, उसे कल तक के 
लिए टाल दिया गया था।) अतएवं उसने रती से कहा, “चलो, मेरे साथ निकल 
पड़ो। कोशिश करके देखूँ तो कि इस काम लायक कोई आदमी पा सकता हूँ, या 
नही ?” 

“अब कहाँ तक जाओगे?” रती ने पूछा। 

नवीन ने बताया, “खार धूलि तक। वे दोनों उसी क्षण कदम बढा चले। उस 
दिन बारिश फिर शुरू हो गई थी। लगभग दो घण्टे तक लगातार चलते रहने के 
बाद वे दोनों खारधुली पहुँचे। उस समय तक श्राद्ध-कर्म के लिए एकत्रित हुए 
आदमी वहाँ से जा चुके थे। सुमति बहन जी को तेज बुखार चढ आया था (अतः वे 
अन्दर सो रही थीं) मणिका और जयन्ती बाहर ही बैठकर बातें कर रही थीं और 
थकान मिटा रही थीं। 

नवीन को देखते ही मणिका तालियाँ बजा-बजाकर खिलखिलाकर हँसने लगी। 
वह उछल-कूदकर किलकारियाँ भरते चिल्लाकर बोल पड़ी, “सुमति बहन जी । 
नवीन भाई साहब आ गए-नवीन भाई साहब आ गए।” 

आवाज सुनकर सुमति बहन जी जरग्रस्त शरीर होने पर भी उठकर बाहर 
निकाल आयीं। नवीन ने देखा कि उनका शरीर और भी टूट गया है। जब सभी 
लोग बैठ गए तब नवीन ने श्राद्ध-कर्म के बारें में पूछताछ की। अपने 
भूमिगत-गुप्त-निकास- के बारें में संक्षेप में लोगों को जानकारी दी। और अन्त 
में जो तात्कालिक समस्या आ पड़ी थी उसे भी संक्षेप में बतलाकर ऐसी स्थिति में 
सहायता करने के लिए मणिका को बेलतला ले जाने का प्रस्ताव किया। 

सुमति बहन जी ने मणिका की ओर देखकर पूछा, “क्यों मणिका !तूँ वहाँ 
जा सकेगी ? 

मणिका ने उत्तर दिया, “हाँ, जाऊँगी।” 

नवीन ने उसकी ओर अतिशय कृतज्ञताभरी निगाह से देखा, मानो उसने डूबते 
से उसे बच्चा लिया हो। 

मणिका ने कहा, “आप से बस इतना अनुरोध है कि आप कम-से-कम आज 
रात भर यहीं रूक जाँय। आप के लापता हो जाने के कारण यहाँ सभी कुछ गड़बड़ा 
गया। यहाँ खोजबीन करने के लिए रोज ही पुलिस दिन में भी आती रही, रात में 
भी आती रही। जयन्ती को मैने जोर देकर किसी-किसी तरह यहीं रोक लिया। 
फलतः ओझा (जयन्ती के पिता) जी के साथ नहीं गई। अब आप समझ लें कि वह 


पाखी घोड़ा/ 277 


रह ही गई। आप आज आराम करें। सुमति बडी बहन जी कल ही शिलांग 
(अस्पताल में भर्ती होने) चली जाएँगी।”' 

नवीन को अनुभव हुआ कि इस बीच मणिका हर तरफ से काफी सावधान, 
कर्म-तत्पर हो गई। उसने हर और से साज-संभाल की है। उसने कहा, “ठीक है, मैं 
यहाँ कुछ देर रुकूँगा। तुम जाओ ! तुम्हारी देख-रेख के लिए वहाँ अहाली है अतः 
तुम्हे कोई भी असुविधा नहीं होगी।” 

यह अहाली कौन है? इसे समझा देने के बाद मणिका पूरी तरह आश्वस्त हो 
गई। जाने के लिए कपडे पहनने को वह घर के अन्दर चली गई। जयन्ती ने उन 
दोनो को चाय-जलपान दिया। 

रतिकान्त (रती) को जाड़ा महसूस हो रहा था। उसने एक बीडी सुलगाई और 
उसे पीते हुए जयन्ती से बातचीत शुरू कर दी। जब उसने जाना कि जयन्ती देवधुनी 
नृत्य करने वाली देवी है, तो वह उसके प्रति श्रद्धा से भः गया। अब तक बेलतला 
में हुई खेराय पूजा और सुन्दर राभा द्वारा नाचे गए नृत्य की बातें फि म के 
वृत्तचित्र के लिए फोटो वगैरह लेने वाले दल के सदस्यों ने शहर में जाकर प्रचारित 
कर दी थीं। मुन्दर राभा द्वारा वृत्तचित्र की कहानी और उसकी फिल्म स्क्रिप्ट को 
देख लेने, अपने मुझावों से सुधार देने की कहानी भी इस समय सबकी जबान पर 
फैल रही है। खेराय पूजा में देवधुनी नाच नाचने वाली नर्तकी फिल्म बनाने वाले दल 
के किसी सदस्य को पसन्द नहीं आई थी। इसी से उन लोगो ने जयन्ती से 
बार-बार अनुरोध किया था कि एक बार वह नृत्य कर दे तो वह अलग से उसके 
नृत्य का दृश्यांकन कर ले। परन्तु जयन्ती नृत्य करने को किसी भी तरह तैयार नहीं 
हुई। अब तो वह अपने गाँव-घर लौट जाने के लिए ही सर्वाधिक विकल हे, 
उत्कण्ठित है। 

ये सब छी टी-छटकी सूचनाएँ है । (जो उन दोनों की बातों से उभर रही थीं) 
थोड़ी देर बाद मणिका अपनी साज-पोशाक पहनकर बाहर निकल आई। उसने कहा 
कि कल सुमति बहन जी के यहाँ से जाने के समय से पहले ही वह लौट आएगी। 
ऐसा अनुरोध करके वह रतिकान्त के साथ-साथ बिला किसी हिचक के चली गई। 

उस रात को भोजन-छाजन के बाद बहुत देर तक नवीन सुमति को एकान्त' 
में अपने भूमिगत होने की अवधि में हुए अनुभवों के बारे में बतलाता रहा।._ 

सब कुछ सुन-समझकर सुमति जी ने हँसकर कहा, “यह तो वामपन्थी 
विचारधारा का सम्प्रदायवाद है। अत्यन्त कठिन साहसपूर्ण हिंसात्मक काम कर 
गुजरने में कष्ट उठाने का खतरा और रोमांचक (रोमांस) स्वाच्छन्ध का भाव तो है, 
परन्तु अभी हमारे देश में सशस्त्र क्रान्ति करने का अथवा उसे चलाने का वातावरण 


278 पाखी घोडा 


नहीं उपस्थित हुआ है। उसके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है। पढने वाले विद्यार्थी, 
किसान, मजदूर सभी देश की सर्वसाधारण जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने 
वाली सरकार की कार्यवाही-देश को बाँटने की कार्यवाही के विरुद्ध जुट होगा। और 
इसके अलावा भी मैं इस क्रान्ति के पूरे तत्त्व में ही एक कमी (दोष) देख रही हूँ। 
वह यह है कि इस क्रान्ति के लिए देश की साधारण जनता नहीं, बल्कि मुट्ठी भर 
कुछ आदमी ही आगे वढ रहे हैं। यह पुँजीवाद को समाप्त नहीं कर सकता। ऐसी 
क्रान्ति अगर सफल भी हो जाती है, तो भी यह व्यक्ति की जगह राष्ट्र को 
प्रतिष्ठित कर देती है। बरदलै स्वयं ही असम के सभी बडे उद्योगों को राष्ट्र के 
अधिकार में ले लेने, उनका राष्ट्रीयकरण कर देने की बात सोच रहे है। ये नौजवान 
लड़के सरकारी नौकरशाही को समाप्त करना चाहते हैं, परन्तु इसके लिए साधारण 
जनता को सचेतन नहीं बनाया है, उसके अनुरूप शिक्षा दीक्षा से उन्हें योग्य नहीं 
बनाया है। इसी कारण से तुम जो इस क्रान्ति की प्रक्रिया से जुड़ गये हो, तो मुझे 
यह देखकर आघात पहुँचा है, दुख हुआ है।'' 

नवीन ने उत्तर दिया, “बहन जी। आपने समझने में भूल की है। ये नौजवान 
लड़के दुःखी-दरिद्र खेतिहर किसानो -मजदूरों को सगठित करके वर्ग-सघर्ष छेडना 
चाहते हैं, शोषको के खिलाफ सग्राम करने की मोच रहे हैं। परन्तु उसे वे राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता सग्राम के साथ मिला नहीं पाए है।' इसीलिए मैं (नवीन) उन नौजवान 
लड़कों का साथ पकडकर उनके द्वारा स्वीकृत वर्तमान कार्यसूची (प्रोगाम) को अभी 
कुछ और आगे टाल देने का अनुरोध करने की कोशिश कर रहा हूँ। परन्तु अभी 
इसका सुयोग नहीं पा सका हूँ।'' 

सुमति जी ने मुस्करा कर कहा, “मुझे जितनी ख़बर मिली है उसके अनुसार 
उन सबने श्रेणी शत्रु (अर्थात शोषित समाज से भिन्‍न लोगों को अपना शत्रु 
मानकर) को समाप्त कर देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। परन्तु इस प्रकार के 
कामो में उग्रता या प्रचण्डता का भाव तो है लेकिन दूर-दृष्टि नही है। 

नवीन ने इस पर फिर कुछ नहीं कहा। उसके ललाट पर चिन्ता की रेखाएँ 
उभर आयीं। 

उस रात खारघुली की कोमल शय्या उसके लिए काँटों भरी सेज सिद्ध हुई। 
बहुत तड़के सबेरे ही वह जाने के लिए तैयार हो गया। 

चाय-पान करके ही नवीन जाने का आयोजन करने लगा। यहाँ से चल पड़ने 
के पहले वह एक बार बाहर नदी के किनारे टहलने की गरज से जाकर एक जगह 


खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद कन्धे पर बन्दूक और हाथ में दो चिड़ियों को लटकाए 
हुए खारघुली के घने जंगल के भीतर से दुदू निकला। नवीन को देखते ही कहा, 


पाखी घोडा/ 279 


“यही तो श्रेणी-शत्रु है न? दोनों हाथ ऊपर कर खड़े हो जाओ।” 

उसकी यह मुद्रा देख नवीन हँसने लगा। फिर दुदू ने अपनी बन्दूक हटा ली 
और उसे बगल में दाबकर कहा, “तुम्हें खोजते-ढूँढते मैं कई दिन बेलतला की 
ओर गया। परन्तु कहीं कोई पता ठिकाना नहीं पा सका। यह एक प्रकार की 
अर्थहीन-व्यर्थ की गोपनीयता रखने की कोशिश, एक प्रकार की अछूतपन है। 
पता-ठिकाना पा लेने पर मैं तुम्हें पुलिस के हाथों पकड़वा दूँगा, यह बात तो तुम 
भूलकर भी सोच नहीं सकते न? अतएव मैं निश्चयपूर्वक समझ गया हूँ कि 
फिलहाल तुम कुछ लोगों के बन्दी हो, उनकी मर्जी के मुताबिक ही तुम्हें रहना पड़ 
रहा है।” 

नवीन इस संबध में मौन ही रहा। उसने बात को दूसरी दिशा देते हुए कहा, 
“वे सब बातें अभी छोडो। ऐसे विषय को लेकर तुम्हें माथा खराब करने की कोई 
जरूरत नहीं ।” - थोड़ा रूुककर उसने कहा, “पहले यह तो बताओ कि तुम कहाँ 
से आ रहे हो? और फिर जाओगे कहाँ? 

दुदू ने जवाब दिया, “मन तो बस जयन्ती को ही ढूँढता फिर रहा है।' 

“ये लोग क्‍या कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि जयन्ती .....” नवीन ने पूछा। 

दुदू ने हँसकर उत्तर दिया, “देखता हूँ कि तुम भी नासमझ-गँवार की तरह 
बात कर रहे हो। मनुष्य को प्रैं चेतन प्राणी (बुद्धि-विचार संपन्न) नहीं समझ पाता। 
मैं जयन्ती को प्यार करता हूँ। और प्यार करने का अर्थ ही है, पाने की इच्छा, प्राप्त 
करना चाहना। तुम्हारी तरह मैं परित्याग करने वाला- निवृत्तिमार्गी-नहीं हूँ। मैने 
उसे बहुत-बहुत समझाया कि ईश्वर तो नपुंसक है। ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर को 
चाहना तो मनुष्य की विलासिता भर है। मनुष्य को मनुष्य से ही विवाह करना 
चाहिए।” 

“उसके सहज-सरल हृदय को तुम नष्ट मत कर देना।” नवीन ने कहा, 
“अगर वह तुमसे विवाह करा भी ले तो भी एक छुटपन का, हीनमन्यता का भाव 
कि “मैं छोटा हूँ' मन में रह ही जाएगा। शहर में वह शान्ति का अनुभव नहीं 
करती। नगर में सुखी नहीं होगी। 

दुदू हँसने लगा, “तुम उसे बिलकुल ही नहीं जानते। उसमें हीनता का- 'मैं 
छोटी हूँ' का प्लाव नहीं है। वह तो बस एक विशुद्धता, सच्चाई, सुशीलता और 
सरलता भर चाहती है। अतएव मैं सरल होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं एक 
साधारण खेतिहर किसान बनना चाहता हूँ, भूमिपति जमीं दार नहीं |” 

नवीन दुदू की ओर निहारने लगा। उसकी बात के उत्तर में उसने कुछ नहीं 
कहा। बल्कि उसकी जगह नवीन ही बोला, “मुझे अभी बेलतला जाना है। वहाँ हैजे 


280 पाखी घोड़ा 


की महामारी फैल गई है।” 

“हैजा, कालरा?” 

! हा! १ 

"तब तो मैं भी चलूँगा, चलो। चिकित्सक (डॉक्टर) और दवाएँ भी लेता 
जाऊँ।” - दुदू ने उत्तर दिया। 

ठीक उसी वक्‍त दौड़ते-भागते जल्दी-जल्दी रती और मणिका जगल के अन्दर 
से निकल उन दोनों के पास खडे हो गए। 

मणिका की पलकें भारी होती जा रही थीं। सारी-की-सारी रात वह सो नहीं 
पायी थी। अतः आँखे धँसी जा रही थी। उसने कहा, “बहुत दुःख हुआ” नवीन 
भाई साहब ! अब तक तीन आदमी मर चुके हैं। हैजे की बीमारी में आवश्यक 
ऐम्पोल-दवा बहुत थोड़ी है। अभी और बहुत सारी चाहिए। एक परिचारक वाहन 
(ऐम्बुलेन्स) भी चाहिए, चिन्ताजनक हाल वाले बीमारों को अस्पताल ले जाने के 
लिए। डॉक्टर और नर्सों की भी बेहद जरुरत है। मैने सोचा था कि सुमति बड़ी 
बहन जी को विदा करके मै फिर वहीं सेवा करने चली जाऊँगी। परन्तु मेरे 
अस्पताल से आदेश आया है कि आज वहाँ अपना काम करने जाना ही पडेगा।” 

नवीन ने अपने को असहाय पाया। परेशान होकर उसने रतिकान्त (रती) से 
पूछा, “डॉक्टर को सूचना दी थी?”' 

“हाँ। आते समय बहन जी के साथ वहाँ से होता आ रहा हूँ, उन लोगों के 
लिए कोई सवारी गाडी का प्रबन्ध हो जाने पर वे लोग जाएँगे।” रतिकान्त ने उत्तर 
दिया। 

दुदू अब तक मौन रहकर उन लोगों की बातें सुन रहा था। इतना सुनने के 
बाद उसने कहा, “अपनी श्रेणी का तो तुम लोग मुझे शत्रु समझते हो मगर मेरे जैसे 
श्रेणी-शत्रु की सहायता यदि तुम लोग स्वीकार कर सको, तो गाड़ी का प्रबन्ध करने 
की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ।' 

नवीन ने हँसकर कहा, “जीवन के सभी क्षेत्रों में वर्ग-संघर्ष (श्रेणी-संग्राम) के 
भाव को फैलाना एक भूल है। पारस्परिक सडगोग करने का भी क्षेत्र है।” 

दुदू ने उत्तर दिया, “तब तो चलो। मैं स्वयं तुम लोगों को ले चलूँगा।” 

नवीन ने मुस्कराकर कहा, “मैं तो, भाई, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मेरे 
नाम तो वारण्ट जारी है, तुम यह बात भूल गए क्या?” 

मणिका इस बीच मकान के अन्दर चली गई थी। रतिकान्त ने हड़बड़ाकर 
कहा, “नवीन बाबू, आप का इस समय वहाँ न जाना ही अच्छा है। पुलिस आप की 
तलाश में फिर आई हुई है।' 


'पाखी घोड़ा। 28 


रती के साथ अच्छी तरह सलाह-परामर्श कर लेने के बाद नवीन ने बेलतला न 
जाने का ही निर्णय किया। अपनी जगह उसने दुदू से ही रतीकान्त के साथ जाने का 
अनुरोध किया। 

दुदू और रती अभी नवीन के साथ बातचीत कर ही रहे थे कि जयन्ती आकर 
उन लोगों के पास निश्चल खडी हो गई। 

“जयन्ती” दुदू ने पूछा, “नवराम ओझा ने तुझे बुला भेजा है। यदि उनके यहाँ 
जाना हो तो चलो। तुम लोगों को कल ही जाना होगा। मैं स्वयं पहुँचा आऊँगा।'' 

“मैं सुमति बडी बहन जी के साथ जाऊँगी। पिताजी को जाकर बतला 
दीजिएगा।”- इतना उत्तर देकर जयन्ती वहाँ से चली गई। दुदू उसके पीछे-पीछे 
सुमति बहन जी से बातचीत करने के लिए चला गया। 

नवीन को अकेले में पाकर रती ने कहा, “अहाली ने उन दोनो चित्रों को 
पढा दिया है। ऐसी सुन्दर चीज वहाँ रहना ठीक नहीं लगता। इसके अतिरिक्त भी 
समस्या यह है कि उन दोनों चित्रों को जो ही देखता है, वही राभा के सबंध में 
पूछताछ करने लगता है।” 

इतना कहकर उसने कन्धे में लटका रखे थैले को उतारकर नवीन को दे 
दिया। रतिकान्त ने आगे फिर कहा, “आन्दोलन का हालचाल भी बहुत अच्छा नही 
है। मैने सुना है कि इसी बीच बेलशर के धनी महाजन सेठ की हत्या कर दी गयी 
है, यह कहकर कि सेठ बहुत अत्याचारी था। परन्तु अब उसके बाद तो पुलिस का 
अत्याचार शुरू हो गया है।” 

थोड़ी देर रूककर उसने पुनः कहा, “उस गोपाल नामक लड़के का तो कहीं 
पता ही नहीं लग पा रहा है। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार ही न कर लिया 
हो। 

नवीन ने कहा, “ज्यादा चिन्ता करने की जरूरत नहीं। काम करते जाना ही 
हमारा कर्त्तव्य है।” 

कुछ देर बाद दुदू और रतिकान्त दोनों चले गए। तब नवीन घर की ओर 
लौटा। 

साँझ की बेला में सुमति बडी बहन जी को यहाँ से ले जाने के लिए एक 
नौका आई। उनके साथ जाने के लिए उसी नौका से जाने के लिए मणिका और 
जयन्ती भी निकल पडीं। विदा की उस बेला में नवीन को हार्दिक वेदना हुई। परन्तु 
वह असहाय था। 

औरों के लिए जो दिन था, वही उसके लिए रात थी। अब तो जब तक रात 
नहीं हो जाती तब तक उसे इसी मकान के अन्दर छिपे रहना होगा। 


282 पाखी घोडा 


सुमति जी के चले जाने के बाद नवीन ने राभा के उन दोनों चित्रों को अपने 
पास रखा, फिर बिस्तरे पर करवट लेट कर घटित हो चुकीं, विगत घटनाओं के बारे 
में सोचना-विचारना आरंभ कर दिया। 

जो घटनाएँ घट गयीं उनकी गति की दिशा स्पष्ट नहीं है। संघ के ऊपर 
उसका या सुमति जी का अब कोई नियन्त्रण नहीं है। नौजवान सदस्य लडकों ने 
एक उग्रवादी रास्ता अपनाकर अच्छा नहीं किया। उनके सोचने-विचारने की दिशा 
भी स्थिर नहीं है। बूर्जागा गणतन्त्र को वे पसन्द नहीं करते, उसे देखना नहीं चाहते, 
फिर भी गाँवों -देहातो में बुर्जुवा गणतन्त्र का प्रभाव प्रबल है। बरदलै का जनता पर 
जो प्रभाव है उसे समाप्त करने और मुसलिम का जो प्रभाव है उसे रोकने के लिए 
जिस प्रकार की राजनीतिक क्रियात्मक प्रचेष्टा की आवश्यकता है, वह तो कहीं है 
नहीं । इसी बीच समूचे असम क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी आन्दोलन, देश को 
दो खण्डों में बाँदने के, असम को अलग वर्ग में रखने के विरुद्ध आन्दोलन में 
परिवर्तित हो गया है। बच्चे-बूढें, मर्द-औरत सभी के सभी असम को 
अन्याय-पूर्वक 'ग” सूची में रखने के खिलाफ हो गए हैं, और इसका विरोध करने 
के लिए सभी बरदलै को अपना नेता मान उनके पीछे कटिबद्ध हो खडे हो गए हैं। 
ऐसी वेला मे केवल खेतिहर किसानों के आन्दोलन में संलग्न हो रहने का मतलब 
है असम का राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से कट जाना। और केवल इतनी ही बात 
नहीं है, हैजा-कालरा जैसे छूत रोग के फैलने पर भी सेवा-शुश्रूषा करने के लिए 
स्वयं सेवक तो गाँवों में तैयार नहीं हो सके हैं, तो फिर क्रान्ति करके गाँव चलाने 
वाले आदमी कहाँ मिलेंगे? पूँजीवाद को केवल बन्दूक की गोली या संघर्षशील 
क्रान्तिकारी सघ की सहायता से ही समाप्त नहीं किया जा सकता। चाहे गुरिल्ला 
युद्ध लड़ना हो, चाहे सविनय अवज्ञा आन्दोलन-सत्याग्रह-करना हो, सभी के लिए 
सबसे पहली आवश्यकता होती है जनमत तैयार करने की और सामाजिक चेतना 
जगाने की। 

सायंकाल दुदू उसके पास मिलने आया। 

उसने बतलाया कि गाँवों में हैजे की सुई लगाने का काम बहुत तेजी से चल 
रहा है। फिर भी अभी आदमियों का मरना बन्द नहीं हुआ है। 

एक कुर्सी पर बैठ जाने के बाद वह वहाँ रखे उन दोनों चित्रों को ध्यान से 
देखने लगा, फिर बोला, “मै कल प्रातः काल ही फिर उधर जाऊँगा। तुम्हारे जाने 
की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जाना ठीक भी नहीं है। (सी. आई. डी.) गुप्तचर 
पुलिस जगह-जगह फैल गई है।” 

उन दोनों चित्रों को भाव-विभोर हो देखते-देखते उसने फिर कहा, “अहाली 


पाखी घोडा। 283 


ने बतलाया है कि तुम कुछ दिनों तक सभा के साथ-साथ रह रहे थे। उस भले 
मानस ने तो संघ को ही नष्ट कर दिया।” 

नवीन ने हँसकर कहा, “इस समाज ने किसे नष्ट नहीं किया? सभा तो 
कम-से-कम इस समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु आप लोग तो 
समाज की सारी सुख-सुविधा का उपभोग करते हुए भी अपने आप को खुद ही 
नष्ट कर रहे हैं। दरअसल इस सबका मूल कारण पूँजी (धन-सम्पति) ही है।' 

“ तुम्हारे कार्ल मार्वस, हमारे बड़े पिताजी की उदारपंथी राजनीतिक 
विचारधारा, जयन्ती का भगवान, अहाली वगैरह ग्रामीणों की खेराय पूजा, राभा जी 
का मानवतावाद-ये सभी-के-सभी तुम्हारे इस समाज के ही भिन्न-भिन्न दर्शन हैं, 
भिन्न-भिन्न विचारधाराएँ हैं। मनुष्य अपने आप को खोजता फिर रहा है, परन्तु पा 
नहीं सका है। तुम सभी लोगों की सारी चिन्ताओं-सोच-विचारों का बस एक ही 
उद्देशय है- घटना का एक रूप खड़ा कर देने की कोशिश करना। दूसरी ओर तुम 
सभी वस्तुतः देवधुनी-भविष्यवक्ता या भविष्य स्वष-द्रष्टा भर हो। वर्तमान को जाने 
बिना वास्तविकताओं को समझे बिना ही तुम सब भविष्य की बातें करते हो। जब 
कि मैं चाहता हूँ सत्य। यथार्थ की खोज है मुझे। तुम्हारे ये नौजवान छोकरे देश की 
साधारण जनता की अज्ञानता, भोलेपन और कृूपमण्डूकता का लाभ उठाकर उनके 
सामने एक ऐसे स्वप्नमय सुन्दर भविष्य की तसवीर रखते हैं जिसे वे खुद भी अच्छी 
तरह नहीं जाते-बूझते, परन्तु उसी स्वर्गीय सुन्दर तसवीर का लोभ दिखाकर उसे 
वर्ग-संघर्ष की ओर खींचे ले जा रहे हैं। इस तरह तुम लोग एक नौकरशाही को 
हटा करके हमारे ऊपर एक दूसरी नौकरशाही का बोझ लाद देना चाहते हो। यह 
क्रान्ति कभी भी विशुद्ध क्रान्ति नहीं हो सकती। विशुद्ध क्रान्ति में मनुष्य नेता न 
बनकर अन्याय अत्याचार के विरुद्ध जगता है, खड़ा होता है। पहले तुम लोग खुद 
तो विशुद्ध होओ। दुहरे व्यक्त्वि के, दाँव-पेंच वाले मत रहो। उसके बाद और 
लोग-बाकी जनता - तो अपने आप रास्ता देख लेगी।” - दुदू ने उत्तर दिया, 
“सम्पत्ति (पुँजी) वस्तुतः एक धारणा है। सर्वप्रथम इस धारणा को मन से निकालना 
पड़ेगा। और सम्पत्ति ही सभी अन्यायों-अत्याचारों का मूल कारण नहीं है। 
उदाहरण के लिए माकन की ही अवस्था को लो। माकन की दुरवस्था-दुर्गति का 
कारण तुम खुद हो।” 

नवीन ने कहा, “ तुम्हारी बातों में बहुमूल्य रत्न मोती-मुक़्ता भी है और 
गोबर भी है। अच्छा अब वह सब तर्क-विर्तक छोड़ो भी। माकन की अपनी 
निजी-स्वयं की धारणाओं के कारण ही यह विवाह नहीं हो सका। फिर मुझे दोष 
क्यों कर दे रहे हो?” 


284/ पाखी घोड़ा 


“आत्मप्रताइना-अपने आप को ही छलने की क्रिया-को एक क्रान्तिकारी 
आवरण से ढँक तो दोगे मगर उससे वह पूरी तरह छिप नहीं जाएगी, निश्चिह्न तो 
नहीं जाएगी। इन सभी चीजों की असली जड़ है तुम लोगों की खोखली- 
अवास्तव-काल्पनिक वर्ग-संघर्ष की भावना। समाज को निराधार ही वर्गों में बाँटने 
और उनमें कलह-संघर्ष करवाने की भावना।” दुदू ने उत्तेजित होकर कहा, “तुम 
जो अपने आप को धन-सम्पत्ति उपार्जन करने में असमर्थ मान बैठे हो, वह भी 
तुम्हारी एक क्रान्तिकारी आत्महीनता की भावना है। माकन की दशा सोचने पर तो 
मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है।” 

“माकन का कोई और नया समाचार है क्या?” -नवीन न पूछा। 

दुदू ने उत्तर दिया, “यही तो मै तुम्हें बतलाने आया हूँ। माकन ने कभी सपने 
में भी रंजीत जी से प्यार नहीं किया, उन्हें अपना बनाना नहीं चाहा। और अभी 
आज भी वह उसे प्यार नहीं करती। बस केवल सामाजिकता की रक्षा करने की 
उसकी भावना की दुर्बलता ही उसे रंजीत जी के साथ घर-गृहस्थी बसाने को बाध्य 
कर रही है। इस तरह वह भी आत्म-छलना ही कर रही है। अब तो सभी कुछ 
तितर-बिंतर, नष्ट-भ्रष्ट हो गया है। अब बरुआ जी उसे नया पैरा लगवा देने के 
लिए लदन ले जाना चाहते हैं। यह भी एक चिकित्सा संबंधी विलासिता ही है। 
रंजीत जी के सारे सपने चूर-चूर हो गए, उनकी सारी इच्छाएं टूट गई हैं। रंजीत ने ' 
तो अब विवाह न करवाने का ही निर्णय ले लिया है। माकन का हृदय भी. 
आकूल-व्याकुल है, कोई एक निर्णय ले पाने में असमर्थ हो गया है। उसका मन 
डावाडोल है। अब सदानन्द उसके पीछे पडे हैं, उसे लन्‍्दन लिवा ले जाने के लिए 
पकड़े हुए है। उसे अपनी पुत्र-वधू (रंजीत की पत्नी) बनाने के लिए दृढप्रतिज्ञ हैं। 
मैने तो माकन को पत्र लिख दिया है कि तुम्हें लन्दन जाने की कोई जरूरत नहीं, 
तुम सीधी घर लौट आओ।” 

नवीन ने कहा, “इस बात में तो कोई सन्देह ही नहीं है कि माकन को एक 
बहुत ही कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु ऐसी दशा में अतिशय 
भावुक होने से तो काम नहीं चलेगा। दुदू, तुम माकन को साफ-साफ लिख दो यदि 
अभी भी वह बिना किसी शर्त पर अड़े हुए लौट आए, तो अभी भी मैं उसे अपना 
बनाने को तैयार हूँ, उसे अपना सकता हूँ।” 

दुदू का मन अब कुछ प्रफुल्लित हुआ। उसने खुश होकर कहा, “यह सब बिना 
शर्त-वर्त' की बात छोड़ो। प्रेम के क्षेत्र में यह शर्त-वर्त की झंझटे मुझे अच्छी नहीं 
लगती । मैं उसकी समस्या का समाधान कर दूँगा। मेरी जितनी सारी सम्पत्ति है 
उसका आधा भाग वह अपने आप पा लेगी।” 


पाखी घोडा | 285 


नवीन ने उत्तर में कहा, “देखो दुदू! तुम्हारी सम्पत्ति में (तुम्हारीं बहन होते 
हुए भी) हिस्सा पाने ७, तुम्हारी सम्पत्ति के प्रति किसी भी प्रकार का लोभ माकन 
को नहीं है। मैं यह बात भलीभाँति जानता हूँ। मैं स्वयं भी अपने आप ही अपनी 
आलोचना करने की, आत्म-निरीक्षण करने की दशा से गुजर रहा हूँ। मुझमें कहाँ 
क्या कमी है, इसे खोज-दढूँढ रहा हूँ। अतः यह धन-सम्पत्ति का लोभ तो तुम मुझे 
मत दिखलाओ।” 

दुदू के चेहरे पर पसीना आ रहा था। रुमाल से ललाट का पसीना पोंछकर 
उसने कहा, “ठीक है तुम भी सोचो। वह भी सोच-विचार ले। मैं उसे कितना 
अधिक प्यार करता हूँ कि बस क्या कहूँ? अगर उसकी जिन्दगी तबाह होती है तो 
मेरी जिन्दगी में भी खलल पड़ जाएगा।” 

नवीन ने हँसकर कहा, “माकन की जिन्दगी खराब नहीं हुई है। शान्तिनिकेतन 
में रहकर उसने निश्चय ही किसी-न-किसी नये रास्ते का सन्धान कर लिया होगा।' 

“वह क्रमशः अपने काल्पनिक--अयथार्थ-भाव-जगत की ओर ही बढती चली 
गई है। उसमें वह स्वयं को खोज कर भी नहीं पाती।” - दुदू ने उत्तर दिया। 
समझ रहे हो न नवीन !मैं भी एक दमन-उत्पीडन से मुक्त समाज पाना चाहता हूँ। 
उस समाज में यौन-इच्छा या प्यार करने की भावना को भी दमन से मुक्ति मिलनी 
होगी, इन पर भी दमन-चक्र नहीं चलना चाहिए। हमें बिलकूल ही नये प्रकार के 
यौन-संबंध स्थापित करने की व्यवस्था पर विचार करना होगा। नये संम्पर्कों की 
स्थापना की परीक्षा अभी से आरम्भु हो जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर हमें परिवार 
के घेरे से भी बाहर निकलना पडेगा। घर से बाहर जाकर भी नये सम्पर्कों की 
स्थापना करनी होगी। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मानव-समाज में 
सामाजिक क्रान्ति हो पाना असम्भव है। हमें अब एक नये प्रकार की नैतिकता की 
आवश्यकता है। मेरे पिताजी ने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। परन्तु पिताजी में 
भी अभी कुछ पुरानी संरक्षणशील-परम्परावादी धारणाएँ शेष बची रह गई हैं। इसी 
से माकन को वे प्रेम-यौन-मुक्ति देने को प्रस्तुत नहीं हैं। चम्पा-नयी माँ-भी जो 
फिल्‍म बनानेवाले दल के साथ घुल-मिलकर गुवाहाटी शहर में स्वच्छन्द रूप से 
घूम-फिर रही हैं, इसे भी वे सहन नहीं कर पा रहे हैं, इससे भी उन्हें ईर्ष्या होती 
है। तुम लोग भी इसी प्रकार के रक्षणशील क्रान्तिकारी हो, कुछ क्षेत्रों मे क्रान्ति : 
चाहते हो, तो कुछ क्षेत्रों को ज्यों-का-त्यों बने रहने देना चाहते हो। जब आज 
मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में क्रान्ति की आवश्यकता है, ज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र 
में, संस्कृति के और यौन-सम्पर्कों के क्षेत्र में भी। पूँजी-धन-सम्पत्ति में तो क्रान्ति 
की आवश्यकता है ही, परन्तु सबसे पहले क्रान्ति की जरूरत है मन में | मन-मस्तिक 


286 पाखी घोड़ा 


की क्रान्ति ही पहले चाहिए।” 

उसकी बातें सुनकर नवीन चुप ही रहा। परन्तु उसे मन-ही-मन महसूस हुआ 
कि दुदू' ने जो चिन्तेन-मनन कर परिणाम निकाला है, जो अनुभव प्रकाशित किया है 
वह सबका सब गलत नहीं है। परम्परावादी, रूढियों से चिपके हुए, संरक्षणशील 
समाज में क्रान्ति ला पाना बहुत ही मुश्किल है। गुवाहाटी. शहर में हो, बेलतला 
गाँव में हो, या कहीं भी हो, सर्वांगीण विप्लव पूरी समूची क्रान्ति की बात और तो 
क्या स्वयं क्रान्तिकारियों ने भी नहीं सोची है। वे जो क्रान्ति कर रहे हैं वह किसी 
अन्य देश में, किन्हीं अन्य क्रान्तिकारियों द्वारा की गई क्रान्ति की ही एक 
कमजोर-सी नकल भर है। 

फिर उसने मुँह खोलकर कहा, “इस बिन्दु पर मैंने विचार नहीं किया है। यदि 
इस क्षेत्र मे तुम्हारे कुछ नये विचार हैं, तो उन्हें क्रमबद्ध करके एक कार्यक्रम 
निर्धारण सूची मुझे दे दो, मै उसे गम्भीरतापूर्वक समझने-बूझने की कोशिश करूँगा। 
और आज तुमने माकन के प्रति मेरे व्यवहारों की जो आलोचना की, उसकी सच्चाई 
से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। परन्तु हमारे समाज में परम्परागत 
से जो विवाह प्रथा चली आ रही है, क्या तुम समझते हो कि उसका कोई और सही 
विकल्प है?” 

दुदू ने उत्तर दिया, “आज तक तो बस एक ही विकल्प है। और वह है 
ब्रह्मचर्य। एक और भी है जिसे समाज नैतिक नहीं समझता- वह है वेश्यावृत्ति 
अथवा कोई भेदभाव न रखना, सम्मिश्रण। असली समस्या यह है कि नारी जाति ने 
आज पर्यन्त विवाह-व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यवस्था में अपने को 
सुरक्षित अनुभव नहीं किया है। परन्तु विवाह का मतलब ही है, घर-परिवार, 
सामाजिकता, दिखावटी जीवन। इसमें प्रेम बचा नहीं रहता। फलस्वरूप माकन ने 
शान्तिनिकेतन में अध्ययन अनुशीलन करके भी जयन्ती की अपेक्षा कुछ विशेष नहीं 
पाया है केवल बस एक श्रेष्ठता की भावना के सिवा। जयन्ती ने एक अवास्तविक 
परम परमेश्वर पति के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया है। और माकन एक विराट 
मानव-प्रेम या आध्यात्मिक प्रेम की खोज कर रही है। केवल एक रहस्यमय प्रेम, 
उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। उससे तो अच्छा है कि जयन्ती और माकन 
दोनों ही अपनी-अपनी शक्ति-क्षमता से उपार्जन करने में, आय बढाने में समर्थ 
बनें | कोई एक काम करें। अगर वे इस रास्ते आ गई तब वे भलीभाँति देख लेंगी 
कि प्रेम रहस्यमय नहीं है, कामनामय, वासनामय है। तुम्हारे समाजवाद में मैंने 
विमल भाई साहब वगैरह की ब्रह्मचर्य की गन्ध महसूस की है। मुझे या जयन्ती को, 
तुझे या माकन को स्वयं अपना निजी-निजी अधिकार है कि प्रेम की आधारशिला 


पाखी घोड़ा । 287 


पर अपना सीधा-सरल-सहज एक-एक सम्पर्क स्थापित कर लें। और वह होगा पूरी 
तरह नैतिक सम्पर्क।” थोडी देर विश्राम कर वह फिर कहने लगा, “इस प्रकार के 
सम्पर्क में रुपये-पैसे या सुविधावाद का सम्पर्क नहीं रहता, जबकि विवाह-संबंध या 
वेश्यावृत्ति सम्पर्कों में यह रह जाता है। अतएव मैं सोच रहा हूँ कि जयन्ती अपने 
आप को उपार्जन कर पाने में शक्ति-समर्थ बनाए। उसे एक नृत्य शिल्पी, नर्तक 
कलाकार बनना पड़ेगा। देवधुनी बने रहने से काम नहीं चलेगा। और माकन भी 
यहाँ लौट आकर कहीं कोई नौकरी-चाकरी या काम करे। ” 

नवीन ने लक्ष्य किया कि दुदू की बातों में एक अकाट्य तर्क-युक्ति है। यह 
युग नाना प्रकार की परीक्षा-निरीक्षा का युग है। प्रत्येक क्षेत्र में परीक्षा हो रही है। 
क्रान्ति भी एक परीक्षा ही है। सुन्दर राभा की जीवन-कला भी एक परीक्षा है। 
बादलै द्वारा मन्त्रि पद ग्रहण करना भी एक परीक्षा है। यह काल ही संक्रान्ति का 
काल है। फलतः विवाह-व्यवस्था का एक विकल्प खोजने-ढूँढने का विचार भी एक 
परीक्षा हो सकती है।“उसने प्रकट रूप में कहा, “समाज में और मनुष्य के 
व्यक्तिगत जीवन में एक परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है। गायों के झुण्ड में 
जो गाय सबसे आगे-आगे बढती चलती है, जंगल का राजा बाघ हमेशा उसे ही 
मार खाता है। अतएव खतरा तो मोल लेना ही होगा, इस क्षेत्र परीक्षा करने में- 
सबसे आगे बढ़, जीवन में सबसे पहले इसका प्रयोग करने में डरने से काम नहीं 
चलेगा। मैं भी इस बात का अनुभव करता हूँ कि माकन के साथ सद्व्यवहार करके 
अलग हट जाने मात्र से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। मैं आज तक भी उसे 
भुला नहीं सका. हूँ। जीवन की मूल प्रवृत्तियों को, सहजात प्रकृति को दबाकर रखना 
भी हानिकारक है। अतः यदि माकन सदानन्द बरुआ जैसे व्यक्ति को अपना 
अभिभावक-संरक्षक बनाने की स्थिति और अपने पारिवारिक दायित्वों से छुटकारा 
लेकर, मुक्त होकर रहने के लिए आगे बढ़कर आए, तब मैं भी एक सच्चे प्रेमी की 
भाँति उसके पास लौट जाऊँगा। हम दोनों स्वतन्त्र होकर अपने-अपने मार्ग पर 
आगे बढते जाएँगे।” 

दुदू ने हँसकर कहा, “तुम जिसे पारिवारिक दायित्व कह रहे तो, उससे तो वह 
मुक्त हो ही चुकी है। पिताजी ने ही उसे मुक्त कर दिया है। जहाँ तक सदानन्द 
बरुआ की बात है तो सदानन्द बरुआ तो असली आदमी नहीं हैं। असली आदमी 
हैं रंजीत भाई। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया है कि प्रेम-विहीन, जिसमें 
यथार्थतः प्रेम-बन्धन का आधार न हो ऐसा, विवाह पारस्परिक समझ-बूझ, 
समझौता, के आधार पर कभी-कभार ही सफल हो पाता है, शायद ही सफल हो 
सकता है। परन्तु उस समझ-बूझ का भी एक मुख्य आधार अब नष्ट हो चुका है। 


288 पाली घोड़ा 


एक विकलांग पति को अपनाकर माकन सुखी नहीं हो सकेगी। यह बात उस 
फिरोजा ने भी समझाई है।” 

“फिरोजा ने?” नवीन ने उत्सुकतापूर्व पूछा। 

“उसने कलकत्ता से एक पत्र सुदर्शना बहन को भेजा है। बहुत लम्बा-चौड़ा 
पत्र। उसने अने पत्र का आरम्भ बहुत दिन पहले घटी एक घटना का उल्लेख करते 
हुए किया है। रंजीत भाई ने जब सेना की नौकरी ग्रहण की, सेना में भर्ती हो गए, 
तो जिस बात की इर से बड़ी माँ ने उनके साथ सुदर्शना का विवाह करना नहीं 
चाहा, उनसे विवाह करने के पूर्व प्रस्ताव से पीछे हट गईं, वही डर अब जाकर प्रत्यक्ष 
हो गया है, उन्होंने जैसी दुर्भाग्यजनक स्थिति की कल्पना की थी, वही स्थिति घट 
गई है। रजीत भाई एक पैर से हीन हो गए, विकलाग हो गए। उनके शरीर की 
दुर्दशा देखकर माकन को उनके प्रति सहज करुणा उपजी है। करुणा भावना के 
कारण भी बहुत से लोग बहुत-बहुत-सा काम कर गुजरते है। परन्तु विवाह 
शारीरिक सुष्ठता-अंगों को यथायोग्य स्वस्थ-सुगठित होने-के बिना सुखमय नहीं 
हो सकती। और कोई उपाय न देखकर ही माकन रंजीत के साथ लदन जाने के 
सदानन्द बरुआ के प्रस्ताव पर सहमत हो गई है, अपने व्यक्तित्व की महानता की 
रक्षा करने के उद्देशय से ही। बरआ जी भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि रजीत 
अब विवाह करने, करवाने के एकदम खिलाफ है। परन्तु संदानन्द बरुआ ने माकन 
को अपनी पुत्र-वधू के रूप में पाने का मोह अभी त्यागा नही है। उन्हों ने दुदू को 
पत्र लिखा है, रुपये भिजवाने के लिए। पचास हजार रुपये। कल ही सिराजुद्दीन 
हजारिका कलकत्ता जाएँगे। वे ही ये रुपये ले जाएँगे। रुपये देगा, बरआ जी को 
बराबर उधार देते रहनेवाला, फैन्सी बाजार (गुवाहाटी की एक मशहूर जगह) का 
व्यापारी सेठ लालचाँद। इस महायुद्ध की वेला मे मौके का फायदा उठाते हुए नाना 
प्रकार के व्यवसाय करके आज वह करोड़पति बन चुका है। उससे रुपये ले आने के 
लिए हमारे मन्मथ जीजा जी, बरुआ जी के अत्यन्त विश्वसनीय सहयोगी....।" 

आश्चर्यचकित होकर नवीन ने पूछा, “इतने ज्यादा रुपये नकद रूप में बरआ 
जी क्यो ले रहे हैं। ऐसा करने में तो गम्भीर खतरा है।” 

दुदू ने हँंसकर कहा, “ये सब तो काला रुपया है कालेबाजार की कमाई का। 
लालबाँद के पास तो काले रुपयों का खजाना ही है। और काले धन को नकद रूप 
में न ले, तो और कोई रास्ता ही नहीं है।''- कुछ क्षण ठहरकर उसने फिर कहा, 
“यह काला रुपया-कालाधन-सभ्यता भर संस्कृति को भी काला किए दे रहा है। 
बेलतला में सिनेमा का वृत्तचित्र बनाने के लिए, फिल्मांकन के लिए गए हुए जिस 
दल को तुमने देखा था, उस दल को वृत्तचित्र बनाने के लिए धन कौन दे रहा है? 


पाखी घोडा। 289 


कौन फाइनेन्स कर रहा है उन्हें ? ये हमारे मन्मथ जीजा जी ही। कालेधन की 
संस्कृति है यह | मैं अपनी सामर्थ्य भर धन-सम्पत्ति के पाप से उद्धार पाने की 
कोशिश भर ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने माकन को भी इसके लिए लिखा है। 
वह जिस आर्थिक सुरक्षा, आपदू-विपद्‌ से सर्वथा मुक्ति की सच्छल-सम्पन्न स्थिति 
की बात सोच रही है उस सम्पन्नता का आधार है यही काली कमाई का कालाधन। 
ये सब बातें कहते हुए भी मुझे घृणा होती है। धनी होने की अपेक्षा गरीब होना 
कहीं अधिक अच्छा है। जमींदार और मालिक-सेठ-धनाढ़्य होने की अपेक्षा खेतिहर 
किसान-मजदूर होना अधिक भला है। पहले मैं भी इस मर्म को नहीं समझता था। 
परन्तु अब जान गया हूँ। 

“मन्मथ जीजा जी उन्हीं रुपयो को ले आने के लिए पलाशबाडी (मुहल्ले) गए 
हुए हैं। सेठ लालचंद इस समय वहीं रह रहा है। वहीं एक मिल की स्थापना कर 
रहा है।” 

नवीन को लगा जैसे वह उपदेश प्रधान पौराणिक कहानियों की तरह ही 
कहानी सुन रहा है। काले संसार से जुड़ी हुई पापाचार-दुराचार की कहानी। उसने, 
कहा, “वे सब बातें अब रोको भी। यह तो बताओ कि अब माकन करेगी क्या? 
फिरोजा ने इस संबध में कुछ लिखा है?" 

वह सोच-विचार कर रही है। सम्भवत अब वह विवाह तो नही हो 
सकेगा? 
अच्छा ! और तुम? क्‍या तुम समझते हो कि तुम जयन्ती से विवाह कर 
सकोगे?” 
सम्भवत: नहीं ही करा पाऊँगा, अगर वह ऐसी ही मूर्ति धारण किए रह 
गई तो। उसे मैं बिलकुल नये रूप में गढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नृत्यकला 
प्रण्डल स्थापित करने की सोच रहा हूँ।” - दुदू ने उत्तर दिया, “यह बात कहने पर 
जयन्ती बहुत गहरी उत्सुकता प्रकट करती है। परन्तु धीरे-धीरे फिर बहुत डर जाती 
है। वह किसे अधिक प्यार करती है यह तो मैं बता नहीं सकता। यदि ऐसा कोई 
मनुष्य प्रकट हो जो उसके प्राणों को पूरी तरह अपनी ओर खीच ले जाय, उसके 
हृदय को हर लेने में सक्षम-समर्थ हो, तब संभवतः वह उसके सामने ही अपने आप 
को समर्पित करेगी। परन्तु मैं? मैं क्या करूँगा? मुझे तो उसे पा लेना ही होगा। उसे 
पाने के लिए मैं सभी कुछ करसँंगा।” 

नवीन ने देखा दुदू की आँखों में आँसू उमड़ आए हैं। उसकी आँखों में 
मुख़ मण्डल पर परेशानी का एक अत्यन्त सुन्दर कोमल भाव उभर आया है। 

दोनो ही खारघुलि के उस घर में बाहर से ताला बन्द कर बाहर आ गए। 


290 पाली घोड़ा 


फिर उस सुनसान घने जंगल के भीतर-भीतर पैदल चलते हुए जंगल पार कर बाहर 
निकल आए और फिर दुदू क॑ घर पहुँच गए। दुदू के मकान में प्रवेश करते ही 
माली ने दुदू से आकर कहा, ”साहब ! आप के पिता जी काफी देर से आप की 
पूछताछ कर रहे हैं, आप से तुरन्त मिलना चाहते हैं।” 

“क्यो ?” 

यकायक बगल के कमरे से दौड़ती-भागती जयन्ती आ पहुँची। “सर्वनाश ही 
हो गया, दुदू साहब !कहने का साहस नहीं हो पा रहा, हे भगवान !! 

“क्या हुआ?” 

“मन्मथ जीजा जी को किसी ने मार दिया है। 

दुदू अचानक अतिशय गम्भीर हो गया, बोला, “जयन्ती घर के अन्दर चलो। 
मेरे साथ मे नवीन है, पहले उसे सुरक्षित स्थान पर पहुँचा आऊँ।” 

तीनों ही दुदू के शयन-कक्ष मे जा पहुँचे। नवीन ने अपने कन्धे से थैला 
उतारा और फिर पलग पर बैठ गया। दुदू ने खडे होकर जयन्ती की ओर देखा और 
कहा- “अब बतलाओं, क्या हुआ था?” 

होगा क्या और? रुपये ले आने के लिए गए हुए थे वे। रुपये हाथ में लेते ही 
डकैतो से छीना-झपटी, मार-पीट शुरू हो गई। उन लोगों ने सेठ लालचाँद को 
गोली मार दी और उनके रुपये छीनकर भाग गए।” मारे डर और घबराहट के 
जयन्ती भीतर-ही-भीतर सासे -उसासें खींच रही थी। 

“पिताजी घर पर है या नहीं?” 

“वे खानापारा से घर लौट कर गए थे। पुलिस बुला ले गई है। उनके साथ 
पिताजी भी गए हुए हैं। जाने के पहले बड़े पिताजी को शिलांग फोन कर गए हैं। 
वे लोग भी आ जाएँगें।” जयन्ती रो पड़ी थी। 

दुदू ने दराज खोलकर तालियों का गुच्छा हाथ मे लिया। उसके बाद नवीन 
की और देखकर बोला-“तुम रात भर यही ठहरना। सबेरा होने पर चले जाना। 
कही भी मत निकलना। और जयन्ती तुम।'' 

जयन्ती विकल नेत्रों से दुदू की ओर देखती रही। 

“तुम्हारे ऊपर इसकी सेवा-सुश्रषा का भार है।” उसने कहा-मैं अब जा रहा 
हूँ। मुझे कितनी रात हो जाएगी, कोई ठीक नहीं ।” 

नवीन की ओर देखकर दुदू ने कहा-“तुम कुछ समझ पाए या नहीं?” 

“नहीं, कुछ भी नहीं।” नवीन ने उत्तर दिया। “अपरिपक्व-कच्ची- 
नासमझ-वर्ग संघर्ष। वर्ग-विद्वेष की लडाई। यह सब निश्चय ही तुम लोगों के संघ 
क॑ नौजवान छोकरों का काम है।” दुदू ने कहा, “सबेरा ही बता देता है कि दिन 


पाखी घोड़ा। 29 


कैसा होगा।” 

नवीन अवाक्‌ होकर दुदू की ओर निहारता रह गया। दुदू अपनी चाभियों का 
गुच्छा लेकर बाहर निकल गया। थीड़ी देर बाद ही बाहर जीप गाडी के चल पड़ने 
की आवाज सुनाई पड़ी। 

“कुछ समझ पा रहे हैं, भगवन्‌?” जयन्ती ने पूछा, “इनका ऐसे ही चले जाना 
देखकर मेरा तो कलेजा काँप रहा है।”-जयन्ती की आँखों से आँसुओं की झड़ी 
गिरने लगी। 

नवीन ने जयन्ती के चेहरे को गौर से निरखा-परखा तो पाया कि उसकी 
आँखों मे, उसके मुखमण्डल पर प्रेम भाव प्रकाशित हो रहा है। 

“अब तुम मुझे और अधिक सोचने-विचारने को मजबूर मत करना। (मुझसे 
कुछ मत छिपाना) बतलाओ। तुम सबसे अधिक दुदू को ही प्यार नहीं करती तो 
इस प्रकार से विकल हो रो नहीं पाती, क्यों ठीक है न?” --नवीन ने झटके से 
पूछा। 

“हां, मै उन्हें प्यार करती हूँ। उनके प्रति प्यार अनुभव करती हूँ। ईश्वर के 
बाद उन्हें ही। अब इस समय जब उनकी बात सोचकर मेरा कलेजा अचानक 
कॉपने लगा है, तो मैंने इसका संकेत पा लिया है। इसके पहले किसी और के 
खातिर देवधुनी नर्तकी का कलेजा प्रकम्पित नहीं हुआ, ईश्वर। अपने साथ बन्दूक 
भी नहीं ले गए।” जयन्ती ने कहा। उसके बाद फिर यकायक बोल पडी, “आप को 
ईश्वर की शपथ है, मेरी यह सब आन्तरिक बातें दुदू साहब से कभी मत कहिएगा। 
कह देने पर वे जाने कैसे हो जाएँगे। मैं उनके पास से दूर चली जाना चाहती हूँ। 
उनका मुँह ईश्वर जैसा ही लगता है।” थोडी देर वह चुप हो गई। शान्त और सुस्थिर 
हो जाने पर उसने फिर कहा, “माँ महामहेश्वरी ने आज दिन में ही मुझसे कहा है, 
'तूँ चली जा यहाँ से। जहाँ से आई थी, वहीं चली जा।' शपथ खाकर कह रही हूँ, 
मैं कल ही चली जाऊँगी। हे ईश्वर! इतनी भारी यन्त्रणा, इतना दर्द, इतनी 
छटपटाहट |” 

नवीन ने कहा, “ठीक है, चले जाना। परन्तु अपने आष को ही धोखा मत 
देना। दुदू ने आज सारी बातें साफ-साफ खोलकर बतला दी हैं। वह तुम्हें अपनी 
कल्पना के अनुरूप गढ लेग्ग। देवता के हाथ से तुम्हें लौटा ले आएगा। फिर तुम 
होगी पार्वती और वह होगा महादेव शिव।" 

जयन्ती काठमारी-सीं अवाकू होकर नवीन की ओर देखती रह गई। कुछ देर 
ठहरकर उसने कहा-“तोता-मैना की काल्पनिक कहानियों में और विवाह के 
संस्कार-गीतों वगैरह में, आधारहीन कपोलकल्पित संवादों में इस तरह की बातें 


292 पाखी घोड़ा 


सभव होती हैं, ईश्वर ! मानव-जगत में यह सब नहीं घटती |” 

नवीन ने उत्तर दिया, "होगा जी, होगा। इस प्रथ्वी पर असम्भव भी संभव हो 
रहा है |” 

जयन्ती को ढाढस बँधाती हुए उसने अभय दान दिया। उसे उसने साहस के 
साथ प्रेम का सामना करने को प्रोत्साहित किया। नवीन की अभयवाणी सुनकर इस 
महासंकट की वेला में भी उसने यकायक अपने आप का सही साक्षात्कार पा लिया। 
वह दुदू साहब को चरम सीमा तक प्यार करती है। दुदू को प्यार करने का अर्थ है 
शरीर और मिट्टी को प्यार करना। 

जयन्नी कुछ देर चुपचाप ऑसू बहाती रही। बोली कुछ नहीं। नवीन को 
भोजन करवाकर वह अपने रहने के कमरे मे जाने लगी। तभी यकायक नवीन बोल 
पड़ा, “जयन्ती ! मेरा थैला उठा ले जाओ। इस थैले मे दो चित्र हैं। इसे चम्पा माँ 
जी को दे देना। उनसे कहना कि इन चित्रों के लिए वे जो रुपये देना चाहें, उसे 
बेलतला गाँव मे अहाली के नाम भिजवा दें। दुदू को देने से भी काम हो जाएगा, 
रूपये सही जगह पहुँच जाएँगे। 

उन दोनों चित्रों को देखकर जयन्ती तो बिलकुल स्तब्ध हो गई। पूछ बैठी- 
ये किसने बनाये, हे ईश्वर?” 

नवीन ने बतालाया, “और भला कौन बनाएगे? सुन्दर राभा जी ने बनाया 
है | 

उन चित्रों की ओर जयन्ती कुछ देर तक एकटक निहारती रही।. उसे ध्यान से 
देखकर उसने कहा, “बहुत सुन्दर चित्र बनाया है। पुरुष जब अपनी ओर देखता है, 
तो महापुरुष के समान देखता है, हे ईश्वर ! शान्त, स्थिर। परन्तु जब प्रकृति को, 
स्त्री को देखता है तो बस श्रृंगार 'ही देखता है, मात्र सौन्दर्य। सिन्दूर और हल्दी के 
संयोग से नवों रसों का मूर्त रूप प्रकट हो जाना चाहिए, हे ईश्वर ! स्त्री की 
करुण-आर्त पुकार को जो ही, सो ही नहीं सुन पाता।” 

जयन्ती के चले जाने के बाद नवीन उसके द्वारा कही गई बातों पर 
गम्भीरता-पूर्वक मनन करने लगा। उसे अनुभव हुआ कि इस नारी में एक 
आश्चर्यजनक बोध शक्ति है, जो चीजों को बड़ी गहराई तक समझ लेती है। 

गहरी रात में उसे बाहर से दुदू के पुकारने की आवाज सुनाई पडी तो नवीन 
ने बिजली जला दी और दरवाजा खोलकर दुदू को अन्दर आ जाने दिया। दुदू ने 
कमरे में प्रवेश करते ही कहा, “यह निश्चय ही एक असभ्य, अपरिपक्व और ओछे 
दर्ज की वर्गीय लड़ाई ही है। तुम लोगों के संघ का पतन हो गया है। सरकार ने 
व्यापक रूप से धर-पकड़ करने का अभियान चलाने का निर्णय ले लिया है। 


पाखी घोड़ा/ 293 


गिरफ्तारियां शुरू हों गई हैं और सबसे बुरी खबर क्या है, जानते हो? उसी बम 
विस्फोट करने वाले लड़के ने ही यह डकैती डाली है। मन्मथ जीजा जी मरने से कुछ 
क्षण पहले मजिस्ट्रेट के सामने अपना साफ-साफ बयान दर्ज करवा गए हैं। अतएव 
उसको फॉसी की सजा होना तो निश्चित ही है। हमारे बडे पिताजी और सुदर्शना 
जी शिलाग से आ पहुँचे हैं। वहाँ का दृश्य देखा नही गया अत मैं वहाँ से चला 
आया। ऐसा करुण दृश्य है कि कोई भी किसी के मुँह की ओर देख तक नही पा 
रहा।” 

नवीन ने कहा, “तुम्हारा भोजन रखा है। पहले भोजन कर लो फिर बाते 
करना। मैं जयन्ती को बुला दे रहा हैं।” 

“कोई जरूरत नहीं। तुम जाकर सो रहो। मै अब थोडी शराब पिऊँगा।” 
हाल-बेहाल परेशान हो दुदू ने कहना शुरू किया, “धन-सम्पत्ति ही काल है। जब 
तक इस धन-सम्पत्ति के नाग-फाँस से मुझे छुटकारा नहीं मिल जाता, तब तक मुझे 
शान्ति नही मिलेगी। अब तो कुछ-न-कुछ अवश्य ही करना होगा। ये सब काला 
धन, सफेद धन या ईमान की कमाई, जगह-जमीन-जमीं दारी, बाग-बगीचे, 
चाय-बागान वगैरह सभी-के-सभी आज निरर्थक जान पड़ रहे हैं। जीवन की 
सार्थवता आखिर किसमे है? रुपये-पैसे, धन-सम्पत्ति जुगाड़ने में तो नहीं ही है। 
तुम लोगों के इस घटिया दर्जे के वर्ग-सघर्ष में भी नहीं हैं। तुम लोग भी तो उसी 
रुपये-पैसे, धन-सम्पत्ति के इकट्ठा करने की ही फिराक में हो। फिर इस पागलपन 
की कार्यवाही के मूल में कौन-सी बिशेष धारणा है? एक आदमी का रुपया-पैसा, 
धन-सम्पत्ति पाप है, और वही धन-सम्पत्ति डकैती करके संघ वाले लूटकर हथिया लें 
तो पुण्य है। मैं थूकता हूँ ऐसी धारणा पर। भाड़ में जाए ऐसी भावना।” 

नवीन दुदू के इन सब असंबद्ध, विश्वृंघल और अतार्किक विचारों को बस 
सुनता भर रहा, उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक दुदू ने शयन-कक्ष की 
अलमारी खोली और टिक्की की एक बड़ी बोतल निकालकर मेज पर रख ली। फिर 
गिलास लेकर पानी मिलाकर पीने लगा। फिर शराब पीते-पीते ही वह अपना भाषण 
झाडता जा रहा था। इतने जोशो-खरोश से जैसे गुवाहाटी के उच्चन्यायलय के 
विशाल मैदान में पं. जवाहर लाल नेहरू भाषण दे रहे हों। नवीन शान्त रहकर सब 
सुनता रहा। वह समझ गया था कि इस दुर्घटना से दुदू के हृदय पर जो भयानक 
आघात लगा है, उस दु:ख-दर्द को जब तक वह उजाड़कर बाहर फेंक नहीं लेता, 
तब तक उसका चित्त शान्त-स्थिर नहीं हो सकता। इस दु:ख-दर्द का उद्दात्तीकरण, 
इसका उपशमन अत्यन्त आवश्यक है। जी खोलकर तड़प लेने से ही शान्ति 
मिलेगी।” 


294/ पाखी घोडा 


पूरी एक बोतल शराब खत्म कर नशे में चूर दुदू थकावट से भरकर नवीन की 
बगल के पलँँग पर लुढ़ककर गिर पड़ा। नवीन ने उठकर गिलास और बोतल उठाकर 
आलमारी में रखा, फिर दुदू के पास आकर बैठ गया। दुदू के चेहरे पर, सर पर 
अपना हाथ फेरते-फेरते नवीन ने अनुनय के स्वर में कहा, “मुझे एक वचन दो, 
दृद ॥ 

' कान सा।' 

“यही कि, कि इस तरह से शराब नहीं पिऊँगा। इस तरह तो तुम शराब 
नहीं पी रहे हो, बल्कि शराब ही तुम्हें पी रही है।” - नवीन ने बड़े प्यार से उसके 
चेहरे पर हाथ फेरते सिफारिश की। 

“एकदम असम्भव। इतने दिनों तक उसके मुँह की ओर देखकर मैने शराब 
पीना छोड ही दिया था। मगर आज अपने आप को रोक नहीं सका। उस 
भूतिनी-पिशाचिनी ने तो मुझे खाया ही, अब यह सम्पत्ति भी मुझे खाएगी। मै यह 
सारी सम्पत्ति छोडछाडकर एक साधारण खेतिहर किसान बनना चाहता हैँ।”-दुदू ने 
बडे हताश मन से कहा। 

“मगर तुमने एक बात का तो अन्दाज भी नहीं पाया।” 

कौन-सी?” 

“तूँ निश्चय ही बड़ा भाग्यशाली है। जयन्ती ने आज हृदय से अनुभव किया है 
कि ईश्वर के बाद यदि कोई उसे सर्वाधिक प्रिय है तो वह तुम हो। (उसका हृदय 
तुम्हारे प्रति हल गया है) अब अगर तुम इस तरह शराब पिओगे तो उसे बहुत 
बुरा लगेगा।”-नवीन ने उत्तर दिया। 

नवीन के मुँह की ओर एकटक देखकर दुदू यकायक बिलकूल चुप हो गया। 
उसकी इस चूप्पी का मूल अर्थ क्या है? इसे नवीन भलीभाँति समझ गया। 

उसके कुछ देर थाद से फिर पूरी रात भर उन दोनों के बीच प्रेम और क्रान्ति 
के संबध में चर्चा होती रही। 

दूसरे दिन सबेरा होने से काफी पहले ही बड़े तड़के ही, जयन्ती ने आकर ज्यों 
ही आवाज लगायी दोनों उठ बैठे। दुदू ने नवीन से कहा, “आओ चलो, तुम्हें 
बेलतला तक छोड़ आऊँ। वस्तुतः तुम और मैं दोनों ही दो भिन्न-भिन्न शिविरों से 
संबद्ध हैं। मैं एक शोक-संतप्त मालिक हूँ और तुम भी संभवतः ओछे स्तर के 
कच्चे क्रान्तिकारी नहीं होओगे। ठीक कह रहा हूँ न? ” 

“मैं असभ्य, रुखी और ओछे किस्म की क्रान्ति में विश्वास नहीं करता। 
परन्तु तुम्हारे विचारों से मेरे विचारों में निश्चय ही भारी मतभेद है। तुम मेरा 
विश्वास करो, मैं नौजवान लड़कों को भटकने नहीं दूँगा, मैं उन्हें सच्ची क्रान्ति की 


पाखी घोडा / 295 


राह पर खींच लाने के लिए दृ्प्रतिज्ञ हूँ। मुझे आशा है कि क्रान्ति का जो यह 
जंगली, रूखा और असभ्य प्रकार का रूप अभी दिखाई पड़ रहा है वह धीरे-धीरे 
मिट जाएगा। परन्तु एक बात याद रखना कि क्रान्ति करने, विप्लव लाने की बात 
मैं सोचता हूँ।' 

दुदू ने उसका ललाट चूम लिया। फिर बोला, “मैं भी क्या कर सकूँगा, देखता 
हूँ। हाँ, देखना माकन की बात भूल मत जाना।” 

दरवाजे का किवाड खोलते ही नवीन ने लक्ष्य किया कि जयन्ती के हाथ में 
चाय-जलपान रखी हुई तश्तरी काँप रही है। संभवतः दुदू को देखकर ही उसकी देह 
में कम्पन उमड़ आया था। आज से बहुत दिन पहले ऐसे ही एक दिन माकन के 
हाथों में थमी हुई तश्तरी भी काँप गई थी। वह झटपट आगे बढा और तश्तरी को 
अपने हाथों में सम्हाल लिया। 

नवीन ने फिर जयन्ती की ओर उन्मुख होकर कहा-“ जयन्ती !तुम कुछ गलत 
मत समझ बैठना। मैंने दुदू से सब कुछ खोलकर बता दिया है। अकेले-अकेले 
केवल वही तुम्हें गढेगा, ऐसा नहीं है, तुम भी इसे गढोगी। तुम लोगों का विवाह 
हो या न हो, वह तो एक अलग बात है। प्रेम मत त्यागना। प्रेम ही असली चीज 
है।' 

उसकी बातें सुनकर दुदू यकायक बीच में ही बोल पड़ा, “तुम्हारी बातें 
सुनकर मुझे माँ की याद हो आई है। इस तरह की बातें करनेवाला आजकल कोई 
नहीं है।” 5 
जयन्ती की आखों से आँसू झरने लगे थे। उसने कहा, “मेरी माता जी तो मेरे 
निरे बचपन में ही मर गयीं। आप सचमुच ही माँ की तरह की बातें कह रहे हैं। 


गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी आकर खड़ी हो गई। 

रंजीत बैसाखियों के सहारे एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे उतरा। सामान 
उतारने के लिए कूली ढूँढने के लिए उतरा था कि देखा कि चारों ओर पुलिस घेरा, 
डाले फैली है। वह आगे जाना चाहता ही था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसके 
पास आकर नमस्कार बोलकर कहा, “कुछ देर तक अभी अपने डिब्बे में ही ठहरें 
ट्रेन की खाना-तलाशी चल रही है।” 

आश्चर्यचकित होकर रंजीत ने पूछा, “क्यों?” 

“इस ट्रेन में ही कुछ क्रान्तिकारी आतंकियों के आने की सूचना मिली है।” 

“असम में क्रान्ति हो गई हैं क्या?” 


296 पाली घोड़ा 


| हाँ | हे 

रंजीत अपने डिब्बे के अन्दर चला गया। उधर माकन अपना हाथ का थैला 
लटकाए डिब्बे से उतरने को तैयार थी, कि रंजीत को फिर से डिब्बे में चढता देखा। 
आश्चर्यपूर्वक पूछ पड़ी-“क्यों रंजीत जी ! आप फिर क्‍यों ऊपर आ गए?” 

रंजीत ने जब पुलिस अधिकारी द्वारा बतलाई गई बातें बतलायी तो माकन के 
ललाट पर चिन्ता की रेखाएँ उभर आयीं। दोनों ही शान्त हो बेंच पर बैठ गए। 
डिब्बा काफी बड़ा था। दूसरी ओर कई आदमी गम्भीर मुद्रा में बैठे हुए थे। वे लोग 
बातें कर रहे थे। 

यकायक माकन हँस पडी। हँसकर बोली, “अब मैं सब समझ गई। यह सब 
नवीन जी और उनके संगी-साथियों द्वारा की गई क्रान्ति है।” 

अतिशय गुरु-गंभीर होकर रंजीत ने माकन की ओर निहारा। थोड़ी देर ठहर 
कर उसने पूछा, “क्यों, वह अभी भी क्रान्ति-व्रान्ति ही कर रहा है क्या?” 

“हाँ। अगर यह सब करते न होते तो....' माकन हँसने लगी। 

माकन और रंजीत उस दिन कलकत्ता से रेलगाड़ी द्वारा गुवाहाटी आ पहुँचे थे। 
माकन पूरी तरह बदल चुकी थी। विशेषतः विगत दो सप्ताहों के अन्दर। कलकत्ता 
शहर में दोनों तीन दिन तक एक ही होटल में- थे। रंजीत से मिलने के लिए माकन 
होटल में आई थी परन्तु साम्प्रदायिक दंगा भड़क उठने के कारण फिर वह वापस 
नहीं जा सकी थी। इस बीच शान्ति निकेतन में अध्ययन अनुशीलन कर माकन 
बहुत बुद्धिमती समझदार महिला हो गई थी। रवीन्द्र साहित्य की परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के बाद वह महात्मागाँधी जी का दर्शन करने और उनके काम में सहयोग देने 
के लिए नोआखाली गई हुई थी। असम की महिलाएँ अपने साथ मे साम्प्रदायिक 
हिंसा की शिकार-पीड़ित-हर्षित महिलाओं की सहायता के लिए, सहायता 
सामग्रियाँ लायी थीं। इन सहायता सामाग्रियों में रुपये-पैसे अन्यान्य सामग्रियों के 
अलावा सिन्दूर और चूड़ियां भी थीं। फिरोजा के घर पर माकन को भी पा जाने पर 
वे लोग माकन को भी अपने साथ ले गईं। नोआखली पहुँचकर उसने जो दृश्य देखा 
तो उसका अपने प्रति मनोभाव पूरी तरह बदल गया। 

महात्मा गाँधी जी का अनुसरण करते हुए जो कई दिनों तक माकन को वहाँ 
घूमने का अवसर मिला तो अनुभव हुआ कि साम्प्रदायिक दंगों, मजहबी-फसादों में 
सबसे अधिक दण्ड भोग, सर्वाधिक परेशानी का अनुभव, नारी जाति को ही होता 
है। उसके मन में विद्रोह का भाव उठने लगा। उसने गम्भीरतापूर्वक अनुभव किया 
कि जितने दिनों तक नारी, पुरुष के समक्ष अबला बनकर रहेगी, उतने दिनों तक 
उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। सतीत्व की रक्षा की जिम्मेदारी केवल नारी को ही नहीं है, 


पाखी घोडा। 297 


पुरुष को भी होनी चाहिए। तब उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह विवाह-संस्कार, 
मतीत्व मर्यादा, घूमने-फिरने आदि मामलों में पहले से चले आ रहे नियम-कानून, 
बाधा-निषेध को कतई ही नहीं मानेगी। उन नियमों में बँधकर नहीं चलेगी। 
दंगे-फसादों में सताये गए पुरुषों की अपेक्षा नारियों की यातनाएँ-परेशानियाँ 
सैकड़ों गुना अधिक हृदय विदारक थीं। घर-परिवार, समाज-संसार में पुरुषों की 
ही भाँति नारी को भी समान अधिकार पाना होगा। नैतिकता की बासी पड़ गई, 
वर्तमान स्थितियों में जिनका प्रयोग अनावश्यक है, सड़-गल-पच गयी जीर्ण-शीर्ण 
धारणाओं-मान्यताओं के खिलाफ नारी को विद्रोह करना पडेगा। नोआखाली में 
भ्रमण करने के अनन्तर उसे अनुभव हुआ कि नोआखाली की अत्याचार पीड़ित 
नारियों के लिए चूड़ी और सिन्दूर की अपेक्षा नयी, शक्तिशाली, युगानुरूप नैतिक 
धारणा की अधिक आवश्यकता है। आवश्यकता है पुरुषों के दासत्व के प्रति नये 
विद्रोह की। यह सिन्दूर और ये चुडियाँ तो नारी की निर्बलता के प्रतीक हैं। 

कॉलेज स्ट्रीट (कलकत्ता का एक भाग) के होटल शेशिल में रंजीत ऑपरेशन 
करवा लेने के बाद विश्राम लेने के लिए ठहरा हुआ था। कलकत्ता के मेडिकल 
कॉलेज अस्पताल में उसकी सददी-गली टॉग काट दिए जाने के बाद उसका लंदन 
जाना संभव न हो सका। मन्मथ ठीकेदार को जो पचाम हजार रुपये भेजने के लिए 
कहा गया था, डकैती में उनके लूट लिये जाने के कारण सदानन्द बरूआ जी का 
लंदन न जा पाना भी एक और महत्त्वपूर्ण कारण था। मन्मथ ठीकेदार और उनके 
परम मित्र मारवाड़ी सेठ की हत्या की सूचना पाकर वे हठबड़ा 7? बरी शीघ्रता से 
गुवाहाटी लौट गए। लौटकर उन्होंने देखा |के हर तरफ अराजकतता फंजी हुई है। 
कोई भी काम ठीक-ठाक नियमपूर्वक नहीं हो पा रहा है। पचानन फूकन थानापारा 
अंचल स्थित अपनी नयी छावनी में जाकर रह रहे हैं। चाय-बागान के काम-काज 
की देखरेख, अथवा जमींदारी की जगह अमीन, खेती-बारी की देखभाल में उन्हें 
कोई रूचि नहीं ४ गईं है: दृदू ग्रामीण युवती जयन्ती के प्रेम में मदमस्त है। 
खेतिहर किसान >नन का गरज से मिषाज्मार में जाकर वहाँ एक नयी छावनी 
बनाकर नवराम ओझा और जयन्ती को भी साथ ले जाकर वहीं रह रहा है। नवराम 
ओझा भी भंयकर रूप से बीमार पडें हुए हे। उनको भी दवा-दारू, सेवा-शुश्रूषा का 
भार उसने अपने सिर ले लिया है। चाय-बागान का कायलिय पंगु हो बन्द पड़ा है। 
चाय-बागान के लिए दो सप्ताह से आवश्य खर्चे के रुपये नहीं गए हैं। प्रोफेसर 
रविचन्द्र शिलांग में रहकर विश्वविद्यालय का प्रस्ताव तैयार करने में अतिव्यस्त हैं। 
यहाँ के कामों की ओर ध्यान देने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। अतएव 
चारों ओर से सहायता की आशा क्षीण देखकर सदानन्द बरुआ जी को निरुपाय 


298 पाखी घोडा 


होकर अपने वाणिज्य-व्यवसाय के कामों को ठीक करने में लग जाना पड़ा। ऐसी 
दशा में रंजीत की देखभाल-सेवा शुश्रुषा का भार आधा नरेनदत्त पर और आधा 
माकन पर जा पडा। 

रंजीत और माकन का विवाह संस्कार संपन्न करवाने के लिए भी सदानन्द 
बरुआ जी को फूकन मे साथ बातचीत करने संबन्ध पक्का करने का अवसर नहीं 
मिल पाया। कारण यह कि मन्मथ ठीकेदार और उनके सहयोगी धनाढूय सेठ की 
हत्या हो जाने के मामले में उन्हें कोर्ट-कचहरी की आपाधापी में बराबर लगातार 
व्यस्त रह जाना पड़ा। चाय-बागान का काम और जमींदारी के कामों की झंझटें तो 
है ही। और इन्हीं सबके दरम्यान रंजीत ने स्वयं विवाह न करने का दृढ़ निश्चय कर 
लिया। 

नोआखाली से लौटकर माकन होटल में रंजीत से मिलने के लिए आई थी। 
उस दिन यकायक कलकत्े में साम्प्रदायिक दंगा भड़क उठने के कारण वह होटल से 
निकलकर बाहर न जा सकी, अतः वहीं रह जाना पड़ा। इन्हीं तीन दिनों के 
आवासकाल में रंजीत ने उसे अच्छी तरह समझा बुझाकर कह दिया है, “वह पंगु 
है, एक पाँव कटवाकर विकलांग हो चुका है, अतएवं वह विवाह नहीं करवाएगा।” 

माकन ने पहले तो उसके इस संकल्प का विरोध किया, क्योंकि उसकी पत्नी 
बनने के लिए उसने अपने मन को हर तरह से प्रस्तुत कर लिया था। उसकी इस 
प्रस्तुति के पीछे पारिवारिक कर्तव्य-बोध की भावना भी काम कर रही थी। 

परन्तु रंजीत उससे विवाह करने में स्वयं संकोच का अनुभव कर रहा था। वह 
माकन के सर का बोझ बनकर संसार में जीना नहीं चाहता। अतएव वह चाहता है 
कि माकन अपनी अन्तरात्मा की इच्छा के अनुसार किसी और से सम्बन्ध बनाकर 
अपनी गृहस्थी बसाए। उसे सुखी देखकर वह भी सुख का अनुभव करेगा। 

रंजीत की ये बात्तें सुनकर माकन को बहुत बुरा लगा परन्तु अन्ततः उसने 
देखा कि रंजीत का निर्णय अटल है, किसी भी तरह वह अपना निश्चय नहीं 
परविर्तित कर सकता। 

अतएव माकन ने अन्ततः स्थिति की यथार्थता को स्वीकर कर लिया और उसे 
बहुत सहज रूप में लिया। उसने विवह-संबंध स्थापित करने की बात को विसर्जित 
कर दिया, परन्तु रंजीत के साथ एक अलग किस्म का ही साधारण सहयोग-संपक 
स्थापित कर लिया। उससे विवाह करके भी उसकी यथाशक्ति सहायता करने का 
निर्णय लिया। तदनन्तर ये तीन दिन उन दोनों ने उस होटल में मित्रों की भाँति 
साथ-साथ बिताए। 

फिर वहाँ से साथ-साथ ही गुवाहाटी रेलगाड़ी से आए। और जब गुवाहाटी 


पाखी घोडा। 299 


स्टेशन पर पहुँचे तो उन्हे यह दृश्य देखने को मिला। 

माकन के अधूरे उत्तर को सुनकर रजीत ने हँसते हुए कहा-“'न करता होता 
तो तुम से विवाह न करा लिया होता, यही कहना चाहती थी न? ”-रजीत के चेहरे 
पर, उक्त बाते बोलते समय, कोई मनोमालिन्य का या पछतावे का कोई भाव नही 
था, सहज-सरल-स्वच्छन्द उक्ति। उसका चित्त स्थिर, शान्त था। 

“हाँ।” माकन ने जबाब दिया, “अबसे मेरी जीवन-यात्रा का एक अध्याय 
समाप्त होकर दूसरा अध्याय आरभ हो गया है। अब मेरा एकमेव कर्तव्य है स्त्री 
जाति के लिए एक नये मार्ग का अनुसन्धान करना।” 

रजीत ने कहा, “तो क्या तुम स्त्री-जाति की पक्षधरता का, पुरुष-विद्वेष का, 
समर्थन करने वाली 'फेमिनिस्ट” बन गई हो?” 

“नही | बल्कि यूँ कहे कि “विद्रोही'।” 

“यह फिर किस प्रकार का विद्रोह है? किसके खिलाफ विद्वाह है?” 

“पुरुष के आधिपत्य के खिलाफ, नारी को पुरुष जाति की दासी मानने की 
भावना के खिलाफ।” 

माकन ने बहुत शान्त भाव से कहा। 

रजीत उत्तर मे कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी रेलवे प्लेटफार्म पर पुलिस 
की सीटियो की आवाज और आदमियो की भागम-भाग, दौडा-दौडी, चीख- 
चिल्लाहट की आवाज़े सुनाई पडी | 


बैठने की सीट से उठकर डिब्बे के दरवाज़े पर जाकर खडे होकर बाहर 
झाँककर उसने लम्बे प्लेटफार्म पर नजरे दौडाकर देखा। उसने देखा कि पुलिस कई 
आदमियो को और एक स्त्री को एक साथ ही बॉध-पकडकर उसी के डिब्बे की ओर 
ले आ रही है। माकन ने बन्दी बनाए गए आदमियो की ओर एकटक निहारते हुए 
ध्यान से देखा। जब वे सब करीब आ गए तो उसने देखा पहचाना एक आदमी था 
रतिकान्त और एक स्त्री थी अहाली। उससे आँखें मिलते ही उन सबने हँसकर सिर 
झुका लिये। अहाली का चेहरा बिलकुल शान्त-गम्भीर था। रतिकान्त का चेहरा 
मुरझाया हुआ, उदास। पुलिस दल उन सभी को लेकर रेलवे पुलिस थाने के अन्दर 
चला गया। 

थोड़ी देर बाद उसकी दृष्टि एक और आदमी की ओर पडी। कई पुलिस के 
सिपाही-अधिकारी उसे घेरे में लेकर लिये आ रहे थे। 

तब तक रजीत भी आकर उसकी बगल में खडा हो गया था।” 

“अरे, आह हो भगवान। यह तो देखता हूँ, सुन्दर राभा है।” रंजीत ने 


300 पाखी घोडा 


आश्चर्यचकित होकर कहा। 

“ये ही क्या वे प्रसिद्ध सुन्दर राभा हैं, जो बहुत श्रेष्ठ चित्र बनाते हैं?” 

“हाँ, केवल चित्र आँकना ही नहीं, और भी बहुत से काम ये जानते हैं। 

रंजीत की ओर दृष्टि पड़ने पर सुन्दर राभा ने उसे पहचान लिया। पहले वे 
दोनों साथ-साथ ही उजान बाज़ार में गाना-बजाना करने वाले संगी-साथी रहे हैं। 
रंजीत को देखकर राभा ने हाथ उठाकर, हँसकर अपनी शुभकामना प्रकट की। 

सुन्दर राभा (पुलिस दल के घेरे में) जब थाने के अन्दर चले गए तब माकन ने 
अपनी दृष्टि फिर सामने की जगहों की ओर दौड़ायी। 

पुलिस ने और भी कई आदमियों को हथकड़ी लगाकर बन्दी बनाया था और 
उन्हें खींचे लिये आ रही थी। माकन मन-ही-मन इसी दल-बल में कहीं नवीन को 
भी देख पाने की आशा बाँधे हुए थी। परन्तु उसने उनमें कहीं नवीन को नहीं 
देखा। 

लगभग दस मिनट बाद दो कूलियों को साथ लेकर रंजीत के परिवार का कार 
ड्राइवर उनके डिब्बे के पास आ गया। सामने खड़े होकर उसने कहा, “बडे भाई 
साहब ! मालिक (आप के पिताजी) लिवा ले जाने के लिए स्टेशन तक नहीं आ सके। 
अतएव आप सब को लिवा ले जाने के लिए मुझे भेजा है। 

ड्राइवर रंजीत और माकन को लिवा ले जाने के लिए ही आया हुआ था। 

“क्यों?” रंजीत ने पूछा। 

“क्योंकि फूकन जी की नयी बहू जी की एक मोटर-दुर्घटना हो गई है।” 

“कहाँ?” 

'“खानापारा से थोड़ा इधर आते ही।” ड्राइवर ने बतलाया-“सूचना मिलते ही 
दूदू भाई साहब, फूकन जी और बरुआ जी ऑफिसर को साथ लेकर वहीं गए हुए 

हैं।' 

माकन अब तक चम्पा की मोटर-दुर्घटना में मारे जाने की बातें चुपचाप 
सुनती रही थी। सुनने के अतिरिक्त और कूछ करने का उसका वश भी नहीं था। 
परन्तु दुदू के नाम का उल्लेख होते ही उसने पूछा, “दुदू भैया सिपाझार छोड़कर 
यहीं आ गए हैं क्या?” 

“कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। नवराम ओझा जी गम्भीर रूप से बीमार 
हैं।” 

दोनों ही प्लेटफार्म से निकलकर धीरे-धीरे फटक की ओर बढ़े। टिकट बाबू 
को टिकट देकर दोनों बाहर निकले और जाकर मोटरकार में बैठ गए। कार में 
बैठते ही माकन का मन चार वर्ष पहले देखे हुए गुवाहाटी नगर के दृश्यों की ओर 


पाखी घोड़ा/ 30॥ 


घूम गया। उसने लक्ष्य किया कि तब से अब काफी अन्तर आ गया है। युद्ध में 
व्यस्त सैनिक दस्तों की भाग-दौड़ की व्यस्तता अब नहीं है। बल्कि उसकी जगह 
अब शान्त-स्थिर जीवन आरंभ हो गया है। रेलवे प्लेटफार्म पर पुलिस दल की अभी 
जो धर-पकड़ जबरदस्ती कार्यवाही हुई, उसने भी इस शान्त जीवनधारा पर कोई 
प्रतिकूल असर नहीं डाला है। 

चम्पा की कार-दुर्घटना का समाचार भी उसके दिल में कोई विशेष बेचैनी 
पैदा नहीं कर सका। वस्तुतः हुआ कया? इसे अच्छी तरह जब तक जान नहीं लेती, 
कम-से-कम तब तक तो वह कुछ अच्छी तरह अनुभव नहीं कर सकती। 

रंजीत ने इसी बीच सिगरेट निकाली, सुलगायी और दो-एक कश खीं चे फिर 
कुछ सोचकर कहा, “चम्पा जी ने सिनेमा के वृत्तचित्र निर्माण करने वालों के दल में 
मिल जाने के बाद अपने आप को तो जैसे सर्वथा भुला ही दिया था, अपनी 
चिन्ता-फिक्र ही छोड दी थी। उन्होंने किससे, उत्प्रेरित होकर, किसके उकसावे या 
सीख पर ऐसा किया, यह तो मैं नहीं बतला सकता, परन्तु उन्होंने जो किया, वह 
यह कि, इस अतिशय निर्दयी समाज और इस समाज में मर्दों के एकाधिपत्य को 
देखकर उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने यौन-संबंधों की स्वच्छन्द्ता और 
उसकी बिना किसी बाधा-विरोध, बिना किसी शील-संकोच के, मनमानी इच्छा-पूर्ति 
का रास्ता ही अपना लिया है।” पुरुष या मर्द के विरुद्ध नारी की मुक्ति का पहला 
कदम यह यौन-मुक्ति ही है।”-यह बात खुद उनके द्वारा मुझसे कही गई बात है। 
(उनके जीवन में आए पुरुष उनके प्रथम पति) गुणधर जी के विरुद्ध उनका 
क्रोध-क्षोम इस कारण को लेकर था कि उन्होंने विवाह सै उन्हें तलाक नहीं दिया। 
पंचानन (उनके दूसरे पति) मौसाजी के खिलाफ उनके रोष-क्षोभ का कारण था कि 
वे केवल प्रेम भर चाहते थे, एक दूसरा परिवार, घर और सनन्‍्तान पाना नहीं चाहते 
थे। स्त्री का पत्नीत्व और मातृत्व दोनों ही इस पुरुषप्रधान समाज में स्त्री के शोषण 
के चिह्न हैं। कलकत्ता के होटल में रहते हुए ही उन्होंने बिना किसी बाधा-निषेध 
के अतिशय स्वच्छन्द यौन-विद्रोह की घोषणा की थीं ।” 

यह सब बातें रंजीत ने तब तक माकन को नहीं बतलायी थीं। वह तो बस 
इतना भर जानती थीं, कि उसकी नयी माँ चम्पाजी फिल्म-निर्माण के प्रयोजन से ; 
कलकत्ता में एक वर्ष रही थीं। दुदू के एक पत्र से एक और सूचना उसे मिली थी। : 
वह यह कि उसके पिता जी ने चम्पा जी को जो अपना सारा धन दिया था वह 
सारा-का-सारा तो वे उड़ा ही गई थीं, ऊपर से उन्होंने पिताजी से फिर से रुपये 
माँगे थे और इसी सबको लेकर पिताजी का चम्पा जी से मनमुटाव भी हो गया था। 
फिल्म-निर्माण के बाद वे लौटकर जब फिर शिलांग आ गयीं तो रुपये-पैसे के 


302 पाखी घोडा 


अभाव में उन्हें नाना प्रकार की परेशानियां उठानी पडी थीं, किसी-किसी तरह दिन 
काटने पड़े थे। मन-ही-मन यह सब सोचते हुए माकन ने स्पष्ट रूप से पूछा, “आप 
उनके यहाँ जाकर मिल पाये थे क्या?” 

“मिल पाये थे, का क्या मतलब? मैंने ही उन्हें बुलवाकर उन्हें फिर शिलांग 
लौट जाने की सलाह दी थी। उन्होंने हाँ-हूँ करके मेरी सलाह की प्रशंसा तो की थी, 
परन्तु गयीं नहीं ।” 

रंजीत ने उत्तर दिया, “यह यौन-विद्रोह करने का मन्त्र उन्हें किसने पढाया, 
मैं कह नहीं सकता।”-रंजीत अपनी बात फिर से दुहराकर चुप हो गया। 

माकन ने हँसकर कहा, “आजकल के जमाने में तो विद्रोहियों का कोई 
अभाव ही नहीं है। और सलाह-परामर्श देने, मन्त्र-उपदेश की भी कोई कमी नहीं 
है। और फिर यौन-विद्रोह करने के लिए किसी एक स्त्री को किसी की 
सलाह-परामर्श या मन्त्र-उपदेश की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस माने में 
उसका अपना मन ही गुरु होता है। क्या तुम समझते हो कि मैंने पुरुष के विरुद्ध 
कोई विद्रोह नहीं किया?” 

रंजीत मुस्करा पड़ा। विगत एक पूरे सप्ताह की बातें उसे याद हो आईं। उसने 
लक्ष्य किया कि इस दरम्यान माकन परिपूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो गई थी, बाधा-बन्धन 
की कोई परवाह किये बगैर। वश-परिवार के नियम-कानून, शादी-विवाह की 
व्यवस्था, निन्दा-कलक का डर या पवित्र कुमारीपन आदि किसी भी चीज का कोई 
भी डर-भय उसे नहीं रह गया था। उसने अनुभव कर लिया था कि उसे समाज में 
पुरुष के सर्वविध समान होना होगा और विश्व-मानवता के आदर्शों पर जीवन 
व्यतीत करना होगा। रवीन्द्र नाथ ठाकुर के साहित्य का अध्ययन करने के उपरान्त 
उसने यह अत्यन्त उपयोगी मन्त्र (शिक्षा) पाया था नोआखाली के दंगों में पुरुष 
जाति की पशुता, बर्बरता का और धर्मभावना की प्रतिज्ञावस्था का नंगा दृश्य उसने 
देखा, तो उसका मन अनन्‍्तरात्मा से विद्रोही हो उठा। नोआखाली में रहने वाली 
नरेनदत्त की बहन के ऊपर जो भंयकर हृदय-विदारक अत्याचार हुए थे, उन्होंने ही 
उसे नारी के कर्तव्य के प्रति सजग बना दिया है। वह इस निस्कर्ष पर पहुँची है कि 
नारी को तमाम सारी अवमानना, अत्याचार-अपमान के विरुद्ध खड़ा होना होगा, 
और दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला करना होगा, तथा अपने लिए एक नये 
यौन-सम्पर्क को गढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि वह अत्याचारियों के अत्याचारों की चोट 
के समक्ष कभी झुक न सके, उसका मनोबल कभी टूट न पाए।” 

कलकत्ता शहर में फैले धार्मिक-साम्प्रदायिक दंगे के चलते ट्राम, बस, 
यातायात के सभी साधन बन्द हो जाने के कारण उसे रंजीत के साथ एक ही होटल 


पाखी घोड़ा। 303 


में रहना पड़ा था। परन्तु इसमें उसने तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं किया 
था। उसी दौरान रंजीत, जो अपना एक पैर कटवाकर पंगु हो चुका था, ने उससे 
साफ-साफ कह दिया था कि वह उसके साथ विवाह कतई नहीं रचाएगा। माकन ने 
पहले तो उसे यह समझाने की कोशिश की, कि यह विवाह अनिवार्य है, परन्तु 
रंजीत ने ही उसे बहुत अच्छी तरह समझाया कि जानबूझकर भी यदि वह उसके 
जैसे पंगु, लाचार व्यक्ति से शादी करवाती है, तो यह एक प्रकार का महा अन्याय 
ही होगा। परिवार के लोगों के निर्देश को मानने की तो बात ही दूर, भगवान के 
निर्देश से भी उसे अपने संकल्प से डिगाया नहीं जा सकता। उसने अपने पिता जी 
को साफ-साफ लिख भेजा है कि अब वह किसी से भी विवाह नहीं रचायेगा। वह 
आजीवन अविवाहित ही रहेगा। और.... 

वह क्या करेगा? इस संबध में तब तक उसने कोई निश्चय नहीं किया था। 
उसके पास पर्याप्त धन-सम्पत्ति, खेती-बारी है। उसी सबको ठीक-ठाक ढंग से 
चलाते हुए वह जीवन-निर्वाह कर लेगा। हाँ, उसके पिताजी, उसके बाद उसके 
उत्तराधिकारी के संबध में अवश्य चिन्तित हैं। वे चाहते हैं कि उनकी इस अपार 
सम्पत्ति का उसका कोई अपना उत्तराधिकारी हो। इस उत्तराधिकारी वाली समस्या 
का समाधान वह नहीं कर पाया है। परन्तु अपने वंश परिवार की अपार सम्पत्ति के 
कारण ही उसे विवाह करना चाहिए, विवाह करवाकर अपने परिवार और फूकन 
परिवार दोनों के संयुक्त व्यवसाय चाय-बागान के कारोबार को ठीक ढंग से चलाए 
जाने के मार्ग को सुगम-सुचल और बाधा-विष्नहीन बनाना चाहिए, इस तरह के 
विचार उसे अच्छे नहीं लगे। आदमी इस तरह के कारणों की वजह से ही विवाह 
नहीं करते-करवाते। उसके पिताजी के जैसे विचार हैं, उसके पिताजी की दृष्टि में 
जो मान्य आदर्श हैं, उसके अपने वैसे नहीं हैं। उसका तो अपना दृढ विचार है कि 
चूँकि वह स्वयं विकलांग है, अतएवं तात्विक दृष्टि से विवाह उसकी कामना का 
विषय नहीं है, विवाह के प्रति उसकी कोई लालसा नहीं है। 

उसका विश्वास है कि समय अपने आप उसे उसकी सम्पत्ति के संरक्षण की 
समस्या का समाधान दिखला देगा। 

“इस तरह गुमसुम होकर कया सोच रहे हो।”- रंजीत को मौन साधे देखकर 
माकन ने पूछा, “ तुम समझते हो कि मैंने कोई विद्रोह नहीं किया है क्या? बिना : 
किसी भी प्रकार की डर की भावना के, फिर भी परिपूर्णतः संयत -संयमित भाव से . 
मैं जो एक युवक पुरुष के साथ एक ही साथ, एक ही कोदरी में निर्विकार भाव से 
होटल में रही, इसे क्‍या तुम नहीं समझते कि यह मेरा एक सफल और सार्थक 
विद्रोह है?" 


304 पाखी घोड़ा 


रंजीत ने सोच-समझकर उत्तर दिया, “तुम्हारे इस साहसपूर्ण कार्य को और 
लोग किस रूप में लेंगे, इसे कैसी मूल्यवत्ता देंगे, यह तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु 
इतना मै अवश्य जानता हूँ कि यह सचमुच ही एक नैतिक और साहसिक कार्य है। 
तुम और मैं, जान-बूझकर, परस्पर अपने आप को अपने आप की सीमाओं में 
रखते हुए जो एक ही कमरे में रहे, इसे स्नोचकर मुझे अत्यधिक आनन्द होता है। 
केवल एक-दूसरे को पा लेने की लालसा, काम-वासना का भाव ही स्त्री-पुरुष के 
बीच एक मात्र संबंध नहीं है। महायुद्ध के समय की बेला की तो बात ही छोड़ो 
इस युद्ध के पहले के समय में तो लोग इस प्रकार की घटना की बात सोचने में भी 
कठिनाई का अनुभव करते थे। हम लोगों के घरों के रीति-रिवाज का तो यह हाल 
है कि माँ-बेटा और भाई-बहन भी एक कमरे में नही रहते।” 

माकन की आँखो से आनन्द के ऑँसू बहने लगे। उसने कहा, “स्त्री-पुरुष के 
बीच इस लालसा-कामना-वासना विहीन सपर्क की स्थापना करने का अर्थ ही है 
एक शोषण विहीन समानता के सम्पर्क की स्थापना करना। स्त्री पुरुष के बीच इस 
प्रकार के सम्पर्क की स्थापना कर पाने पर संसार में जातियों क॑ बीच, भिन्न-भिन्न 
वर्गों के बीच भाँति-भाँति के अत्याचारों और शोषण की भावनाओं को दूर करने 
का एक नया रास्ता प्राप्त हो सकता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित 
विश्वमानवता की धारणा को मैंने कु्ठ संशोधित कर लिया है, कारण यह है कि 
उन्हो ने हमारे जीवन में जमी हुई छोटी-छोटी दीवारों को नहीं देखा था, जो हमें 
टुकड़ो -टुकडों में बाँटती हैं। (आप जानते ही हैं कि) फूकन वंश से निकलकर 
बरुआ वंश में जाने के लिए मेरा रास्ता बिलकुल खुला हुआ है, स्पस्ट और सुगम 
है, परन्तु वंशों की, परिवारों की जो उच्चता की, श्रेष्ठता-सम्भान्तता की दीवारें हैं, 
मोहपाश फलांगकर मैं संघ के सभा-मण्डप में जाने में समर्थ नहीं हो सकी। 
आभिजात्य की, सम्मान-सुख -समृद्धि के घेरे से अपने आप को अलग न करने की 
भावना ही इसका मूल कारण है। परन्तु इस अभिजात्य-मानवता, उच्चकुलशील की 
भावना वाली मानवता में विश्वमानवता बीज नहीं हैं। नवीन वगैरह के दल में एक 
निषेध वाचक वातावरण है। विश्वमानवता का दर्शन उन्होंने किग्रा ही नहीं। अब मैं 
विश्वमानवता के यर्थाथ स्वरूप की खोज में लगी हूँ। मेरा विवाह भी विश्वमानवता 
के साथ ही होगा।” 

विगत कई दिनों की बातचीत से रंजीत ने माकन के इस नवीन जीवन-दर्शन 
की बातों को अच्छी तरह समझ लिया था। उसने सोचकर कहा, “यह मार्ग बहुत 
कठिन है। अतएव इस पर चलने में तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेंगी।” 

माकन ने हँसते हुए कहा, “अब मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं है।” 


पाखी घोडा। 305 


वे दोनो बातें कर ही रहे थे कि उसी बीच ड्राइवर ने रेल डिब्बे से उनके सारे 
सामान लिवा लाकर मोटर कार के पीछे डिग्गी में सही ढंग से रखकर मोटर चला 


दी। 
माकन! के मकान के सामने पहुँचकर कार ज्यों ही रुकी त्यो ही उसका माली 


दौड़ा-दौडा आक्रर वहाँ खड़ा हो गया। उसने दोनों को झुककर नमस्कार किया। 
तभी माकन ने उसे अपने सामान उतार कर घर में ले जाने के लिए कहा। 

उसके एक हाथ को पकड़कर, चूमते हुए रजीत ने कहा-“आज मै बहुत 
आनन्दित हूँ, माकन ! तुम स्वयं भी मुक्ति पा गयी हो और तुमने मुझे भी मुक्ति 
प्रदान कर दी है। तुम्हारी बात मुझे सदा-सर्वदा याद रहेगी।' 

माकन का गला भर आया! बातें कहने में स्वर लडखड़ाने लगा। किसी-किसी 
तरह मुस्कराकर उसने कहा, “इस समय तुम वास्तविक रूप में रण-जितू विजयी 
रंजीत हो गए हो, समाज में तुम्हारे जैसे पुरुष मात्रा में जितने ही अधिक संख्या में 
बढें गे, उतना ही अधिक नारी जाति का कल्याण होगा।” 

मोटरकार के चले जाने के बाद माकन अपने घर में गई। अपने 
सुनसान-निर्जन मकान के बरामदे से होकर वह अपने कमरे में जाकर फिर दरवाजा 
बन्द कर स्नान घर में जाकर स्नान करने लगी। 


ठीक उसी बेला में ऊपर शिलांग के धान खेती मुहल्ले में स्थित चम्पा के मकान के 
सामने चबूतरे पर चम्पा के मृतं शरीर को लेकर गुणधर भारी शोक में डूबे हुए, 
गम्भीर सोच-विचार में उलझे हुए थे। पास बैठे पंचानन फूकन चुपचाप टकटकी 
बाँधे चम्पा के मृत पड़े शरीर की ओर देखे जा रहे थे। उसके शव को अपने घर ले 
जा पाने में असमर्थ रह जाने से गुणधर भीतर-ही-भीतर छटपटा रहे थे। मर जाने 
के बाद उस भद्र महिला को अपना कहकर दिखीने में उन्हें कोई बाधा नहीं थी। 
परन्तु एकमात्र उनके पिता जी ने उसे ले जाने में अडचन खड़ी कर दी, मना कर 
दिया। उन्होंने और तो क्‍या यहाँ तक कि सादरी (चम्पा की गुणधर से उत्पन्न 
कन्या) तक को चम्पा के घर ले आने नहीं दिया। ” 

दुदू और सदानन्द बरुआ जी ने फूकन को लाकर चम्पा के मकान तक पहुँचा 
दिया, उन्हें वहीं छोड़ वे लोग कुछ आराम कर लेने के लिए प्रोफेसर रविचन्द्र ज़ी 
के, मादान-लाबान स्थित, घर चले गए। वहाँ (चम्पा के मकान पर) अधिक देर तक 
ठहरना सदानन्द बरुआ जी उचित नहीं समझ रहे थे। प्रोफेसर रविचन्द जी के घर 
पर बरूआ जी और रविचन्द जी पास-पास बैठकर चाय-बागन की व्यवस्था और 


306 पाखी घोड़ा 


घरों के व्यावसायिक सम्पर्क क्रमश: अवनति की ओर टलते जा रहे थे। 

उनकी बातचीत में कोई गर्मजोशी नहीं थी, यद्यपि सदानन्द बरुआ जी का 
मन अन्दर-ही-अन्दर एटना ज्वालामुखी की भाँति प्रचण्ड अग्नि से उबल रहा थो। 
अपने जीवन संग्राम में वे धीरे-धीरे हारते-से जा रहे थे। अभी कल रात को ही वे 
डिब्रूगढ से लौटे थे। वहाँ चाय-बागान नवीन आदि के दल वालों ने मजदूरों की 
दैनिक मजदूरी मे फिर से बढोतरी करने की माँगे प्रस्तुत कर दी हैं। प्रतिदिन छह 
आना के हिसाब से। इसके साथ-साथ ही बोनस, मजदूरों के लिए क्वार्टर, 
विकिन्सा-सुविधा आदि-आदि बहुत सारी और-और माँगें भी हैं। उनके वहाँ 
पहुँंचन की खबर पाते ही बागान के सारे मजदरों ने जुलूस निकालते हुए आकर 
बागान के का्यलिय भवन में उनका घेराव कर लिया था। छह घण्टो तक घेराव 
किए रहे। यहाँ तक कि उनका ब्लड प्रेशर) रक्त चाप बहुत बढ़ गया था। 
परिस्थिति की जटिलता को देखते हुए, दबाव में आकर दैनिक भत्ता वृद्धि और 
क्वाटिर सुविधा देने की माँगें मान लेनी पड़ी थीं। 

आते वक्‍त उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि दो दिन बाद ही लौटकर वे बागान के 
मजदूरों की माँगें पूरी कर देने का बन्दोबस्त करें गे। परन्तु कल गुवाहाटी लौटते ही 
उन्हें सूचना मिली कि बेलतला की जमींदारी मे खेती करने वाले सारे खेतिहर 
किसान उपज का आधा हिस्सा (धान) देने को तैयार नहीं हैं। अतएवं अब उन्हें 
धान बचाने के काम में व्यस्त रह जाना पड़ा। पुलिस दल साथ में भेजकर बेठाराम 
मुहर्रिर को धान ले आने के लिए भेज दिया। रात में ही पहुँचकर पुलिस दल ने 
बेलतला मे शिविर बनाकर रहना शुरू कर दिया है। 

आज के जमाने में पुलिस का भी प्रभाव समाप्त हो गया है। केवल 


अस्त्र-शस्त्र, हथियारों के बल पर आदमियों को कब तक सहमत कर वश में रख 
सकेगी? जो आन्दोलनकारी भाग गए हैं वे अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। 

अब तक पकड़े जा सके आदमियों में केवल वह बम-विस्फोट करने वाला 
और मन्मथ ठेकेदार और उसके साथी की हत्या करनेवाला वह लड़का भर ही पकड़ा 
जा सका है। उसके मामले में तो सुनवाई और फैसला भी हो गया है। 
सेसन-अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। परन्तु अभी जूरी (न्यायाधीशों का 
मण्डल) की राय प्राप्त नहीं हुई है, जुरी की राय मिलनी बाकी है। अब तो बस जूरी 


की राय पर ही उसका जीवन निर्भर है। 
उसी दिन ही गुवाहाटी न्यायालय में जुरी के बैठने और हत्या के उस 


अभियोग के विषय में विचार करने की बात है... 


पाखी घोड़ा | 307 


पचानन फूकन बरामदे में बैठे-बैठे चम्पा के निर्जीव पड़े शव को टकटकी बाँधे 
निहार रहे थे। उन्हें खानापारा से शव को यहाँ ले आने की सारी बातें याद आ रही 
थीं। एक जीप में, चम्पा के शव को लेकर वे और गुणधर पास-पास साथ बैठे हुए 
थे। चम्पा के शरीर के हाथ-पाँव, कुछ भी ठीक-ठाक बचे नहीं रह गए थे, सब 
टूट-पिस गए थे। परन्तु चेहरे पर कोई चोट नहीं आई थी। उसका मुख़ मण्डल 
वैसा-का-वैसा ही बचा रहा था। उसके मुँह को देखकर यह समझ-पाना मुश्किल था 
कि वह अभी सो रही है या निष्प्राण हो चुकी है। मुँह पर किसी प्रकार की वेदना के 
भी निशान नहीं हैं। पूरे रास्ते वे उसके मुँह की ओर देख नहीं पाए थे। दुर्घटना 
यकायक घट गई। चम्पा की मोटरकार खानापारा के एक मोड़ में घुसते ही 
अचानक दाहिनी ओर के किनारे से छिटककर नीचे मैदान में जा गिरी। वह अपना 


धैर्य खो बैठी थी। लि े ेु 
“और फिर ऐसा होगा क्यों नहीं ?'”-रास्ते मे गुणघर ने पचानन को बतलाया 


था-''कल सारी-की-सारी रात वह क्लब में नाचती रही थी। बहुत अधिक मात्रा में 
शराब भी पी रखी थी। आज ही गुवाहाटी में उनके सिनेमा के वृत्तचित्र के “ट्रेड 
शो” का शुभ मुहूर्त्त होने की बात थी। वहीं के लिए रात के अन्तिम पहर में वह 
घर से कार लेकर निकल पड़ी थी। उसके घर की देखभाल करनेवाली कंजनी ने ये 
सारी बातें मुझे बतलायी है।” 

पचानन फूकन ने पूछा, “अबकी बार जो वह आई थी तो क्‍या आप से 
उसकी कोई बातचीत हुई थी?” 

“हाँ, हुई थी। वह सादरी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। सादरी को पा 
लेना चाहती थी।'* गुणधर ने कहा, “परन्तु मेरे पिता जी ने इस बार भी उसे नहीं 


दिया | ११ 
“इसमे आप से भी गलती हुई।” गम्भीरतापूर्वक फूकन ने कहा। 


“वाह ! मभी मुझे ही दोष देते हैं।” गुणधर ने कुछ रूष्ट होकर कहा-'औरों 
के तो सात खून माफ हैं। कितना चुन-चुनकर, कैसे-कैसे बच-बचकर मैंने एक 
रूपवती स्त्री से विवाह किया था, इसे मैं ही जानता हूँ। परन्तु उसने तो जैसे मुझे 
आदमी समझा ही नहीं। मेरा ही दुर्भाग्य है। मैं उसे छोड़ देने की बात भी कभी 
क्यों नहीं सोच सका। यह तो कंवल मैं ही जानता हूँ।' 

पंचानन फूकन के हृदय में भी तब यकायक गुणधर के प्रति सहानुभूति का 
भाव उमड़ आया। विगत दो वर्षों के दौरान वे चम्पा के सात्निध्य से बहुत दूर हो 
गये थे। दरअसल चम्पा भी अब पहले वाली चम्पा नहीं रह गई थी। वह अब 
स्वैरिणी हो गई थी, परम स्वच्छन्दा। वे सब बातें सोचते ही फूकन का सारा शरीर 
ईर्ष्या के मारे जलने लगता है। बीच-बीच में तो उन्हें इतना भयंकर गुस्सा चढ़ 


308 पाखी घोड़ा 


आता था कि कई दफा उन्होंने जाकर चम्पा को गोली मार देने तक की सोच ली 
थी। उनके दिए सारे रुपयों को नष्ट-भ्रष्ट करके उसने अपने वर्तमान जीवन और 
बेटे के भविष्य को जो नष्ट कर दिया था, उसकी वजह से वे मारे क्रोध के जलते 
रहते थे। परन्तु बडे आश्चर्य की बात है कि इस बार शिलांग आने के पहले वह जब 
उनके घर पर उनसे भेंट करने आई थी, तब फूकन को न कोई ईर्ष्या उपजी थी 
और न उस पर तनिक क्रोध ही आया था। उसे देखते ही उन्हें ऐसा अनुभव हुआ 
कि यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि उर्वशी है, अनन्त यौवना है। वे इतने 
प्रेममुग्थ हो गए थे कि अपनी उस प्रेयसी के सारे दोषों को उन्होंने क्षण भर में ही 
बिना किसी रंजो गम के पूरी तरह क्षमा कर दिया था। 

अभी बस परसों ही तो चम्पा ने उनके घर में बैठकर उनसे क्षमा प्रार्थना की 
थी और उनसे कुछ और रुपये माँगे थे। घर में पैसे न होने पर भी फूकन ने कहीं 
से उधार लेकर उसे चार हजार रुपये दे दिए थे। विदा होते-होते चम्पा ने उनसे 
कहा था कि बेटे को लेकर वह कुछ दिन फूकन जी के पास रहने के लिए आएगी। 

परन्तु उसके ऐसा कहते समय ही फूकन ने अच्छी तरह समझ लिया था कि 
चम्पा इस तरह उन्हें बस बहलावे में ही रख रही है, धोखा ही दे रही है। 

मन-ही- मन उन्होंने चम्पा को फिर क्षमा कर दिया था। 

चम्पा का शव अभी भी जीप में ही पड़ा था। फूकन चम्पा के उस मृत शरीर 
को जीप से उतारकर, अर्थी सजाकर, फूल-धूप-गंध से सजा-सँवारकर, सुशोभित- 
कर श्मशान ले जाने की व्यवस्था करने की सोच रहे थे। परन्तु गुणधर ने फिर जिद 
पकडी, बस अन्तिम, अटल जिद कि, चम्पा उनकी है, अतएव उसे अपने घर ले 
जाकर श्राद्ध-कर्म के नियमों के अनुरूप सारे संस्कार करके वे ही उसकी चिता में 
अग्नि लगाएँगे।” 

फूकन ने कहा-“ठीक है। फिर वैसा ही कीजिए।” इतना कहकर वह उस 
सबसे निर्विकार भाव से परे हट आए। वे घर के अन्दर चले गए और चम्पा के कमरे 
में जाकर चम्पा के निजी सारे सामानों को देखने लगे। कपडे-साज-पोशाकों के 
अलावा को३ और ज्यादा चीजें नहीं थीं। जो कुछ भी था उन सबका उन्होंने 
बंडल-गँठरी बैँधवाकर उसे जीप में रखवा दिया। 

परन्तु गुणधर इस बार भी चम्पा के शव को अपने घर नहीं ले जा सके। उनके 
पिता जी ने इस पर फिर आपत्ति की। कोई और उपाय न देखकर आदमियों को 
बुलाकर वे वहीं शव की अर्थी सजाकर, वहाँ से सीधे ही मौला श्मशान घाट चिता 
जलाने के लिए ले गए। फूकन ने गुणधर के ऊपर ही शव का सारा संस्कार करने 
का भार छोड दिया। चम्पा के मृत शरीर को लेकर किसी प्रकार की हो-हुज्जत 


पाखी घोड़ा/ 309 


करना उन्होंने उचित नहीं समझा। 

गुणधर वगैरह शव-यात्रा लेकर जब दूर चले गए, आँखों से ओझल हो गए 
तो उसके कुछ देर बाद तक फूकन बाहर के बरामदे में बैठे रहे। शिलांग में उस 
समय शरदकालीन सूरज की हल्की किरणों ने दरवाजे के सामने सुनहला दृश्य फैला 
दिया था। फूकन को ऐसा लगा जैसे वह एक ओर चित्रा का रामायण पाठ और 
दूसरी ओर चम्पा का मधुर गान सुन रहे हैं। अब उनके जीवन की अन्तिम वेला आ 
गई है। उनके मन में पुरानी स्मृतियाँ खण्ड-खण्ड रूप मे उभरने लगीं। बिना किसी 
क्रम के, छींटे-छिटके चित्र। उन्हें अनुभव हुआ कि पुलिस सेवाकाल उनकी 
मनुष्यता के विकास में बाधक रहा है। बिना किसी उपयोगिता के निरर्थक परिषाटी 
बद्ध, नियम-कानून में बँधा-बँधाया जीवन। चम्पा ने उसे एक नया जीवन दान 
किया था। इसके लिए वे उसके प्रति कृतज्ञ हैं। चम्पा उन्हें बैशाख बिदू के समय के 
आँधी-तूफान से बचाकर अपने पंखों पर उठाकर एक सुरक्षित मानवीय परिवेश में 
ले आई। अपनी अन्तिम साँस तक, मृत्यु के क्षण तक चम्पा एक चंचल सौन्दर्य का 
संगीत थी। जीवन पर्यन्त वे चम्पा के इस दान की बात कभी भुला नहीं सकें गे। प्रेम 
ने उन्हें दिवालिया बना दिया। सम्मान, सम्पत्ति, धन उपार्जन करने की इच्छा, यह 
सब कुछ आज उनका नहीं है। 

केवल अब उन पर एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। और वह है यह लडका, 
उनका बेटा। कंजनी बच्चे की उँगुली पकड़ कर, पैरों पर चलते-चलाते उसके पिता 
के पास लिवा ले आई। बच्चा (अपने पिता) फूकन जी की ओर सहमते-सहमते 
देखकर कंजनी का आँचल पकड़ उसे सिमटकर खडा हो गया। 

“आओ मेरे सोना। मेरे पास आओ।” 

बच्चा उनकी ओर नहीं गया। 

कंजनी की ओर देखकर फूकन ने कहा, “कंजनी ! तुझे नी मेरे साथ चलना 
पड़ेगा। तुम तो देख ही रही हो कि यह मेरा साथ नहीं लेगा, मुल्लसे नहीं सँभल 
पाएगा।” 

कंजनी सोच में पड़ गई। कुछ देर सोच लेने के बाद वह बोली, “वहाँ कितने 
दिन तक रहना पड़ेगा?” 

बच्चे की ओर देखकर फूकन ने कहा, “मैं कुछ कह नहीं सकता। तुम्हीं 
बतला संकोगी।” 

कंजनी बहुत देर तक बच्चे की ओर देखती रही। बच्चे के प्रति उसका भी 
स्नेह उमड़ पड़ा था। उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। उसने कहा, “ठीक है, मैं 
चलूँगी। परन्तु एक वर्ष से अधिक मैं नहीं रह सकूँगी।” 


30 पाखी घोड़ा 


वह अन्दर चली गई। उसने अपने आवश्यक सामानों की गँठरी-मोटरी बॉँदी- 
और उसे ले जाकर जीप में रखा। फिर फूकन से आज्ञा लेकर वह अपने घर गई, 
अपनी माँ से अनुमति माँगने के लिए। अपने साथ-साथ बच्चे को भी ले गई। जाते 
समय फूकन से कह गई, “ आप बैठिए। मैं जरा अपने घर हो आऊँ। माँ से सब 
कहना होगा। और कुछ बाजार भी करना पड़ेगा। बच्चे के लिए दूध भी नहीं है।” 

फूकन ने फ्रसत की साँस ली। जैसे एक भारी समस्या से निसार पा लिया 
हो। वहाँ से उठकर फूकन फिर चम्पा के शयन-कक्ष में गए। अचानक उनकी दृष्टि 
आलमारी के बन्द दराज पर पडी। चाभियों का गुच्छा उसके हाथ में ही था। कुछ 
घटे पहले उन्होंने उसे चम्पा के बैग से निकाल लिया था। आलमारी का दराज 
खोलकर उन्होंने देखा तो उसमें गहनों का एक डिब्बा दिखाई पड़ा। वह डिब्बा 
चम्पा ने सादरी के लिए सहेजकर रखा था। यह बात उसने कई बार फूकन से 
बतलायी थी। ' 

उस डिब्बे को खोलकर उन्होंने नहीं देखा। बस उसे निकालकर बाहर रख 
लिया। फिर सारी चीजे तितर-बितरकर ढूँढ-दूँढकर देखा-परखा। कई एक पत्र 
उसमें पड़ें हुए थे। उनमे से कई एक पत्र उसने पढ़े। पत्रों को एक-एक कर 
पढ-पढ कर उन्होंने फाइ-फाडकर फेंक दिया। 

चशा के नये-नये दोस्तो के पत्र थे। उन पत्रों के प्रति फूकनन का तिल भर 
भी कोई मोह नहीं था। उल्टे फूकन की दृष्टि में वे कष्टकारक ही लग रहे थे। 

अब उनकी दृष्टि कमरे के उस तरफ गई जहाँ सुन्दर राभा द्वारा बनाए गए 
दो सुन्दर चित्र लटकाकर रखे हुए थे। उन दोनों को चम्पा ने पाँच सौ रूपये देकर 
खरीदा था। उन दोनो चित्रों की ओर फूकन ने देखा, मगर अधिक समय तक देख 
नहीं सके। महापुरुष का चित्र तो उन्हें उतना अच्छा नहीं लगा परन्तु नारी का 
चित्र अत्यन्त मनमोहक था। उन्होंने उसे देखकर ही समझ लिया था कि राभा जी 
द्वारा बनाए गए उस चित्र के मूल में चम्पा के अतिरिक्त और कोई नहीं। उन 
दोनों चित्रों को लपेट-बाँध कर, गहनों के डिब्बे के साथ-साथ अपने संग लेकर 
फिर बाहर निकल आए। 

थोड़ी ही देर बाद मकान मालिक आ पहुँचे। उनके साथ कुछ देर तक 
बातचीत हुई। फिर उस दिन तक का बाकी घर-भाड़ा वगैरह उन्हें अदा कर फूकन 
ने उत्तरदायित्व से छुट्टी पा ली और मकान-मालिक को विदा कर दिया। 

हाथ में गहनों का डिब्बा लिये-लिये वे यही सोचते रहे कि इसे कैसे सादरी 
के पास तक पहुँचाएँ। वे अभी इस उधेड़-बुन में पड़े ही थे कि जाने कहाँ से 
दौड़ती-भागती सादरी वहीं आ प्रकट हुई। सादरी को देखकर फूकन तो अवाकू रह, 


पाखी घोडा। 347 


गए, बिल्कुल स्तम्भित-से। ऐसा लगा जैसे साक्षात्‌ चम्पा ही हो, नाक-नक्श सभी 
कुछ बिल्कुल चम्पा जैसा ही। 

उन्हें देखकर सादरी मकान के बाहरी फाटक पर ही जडव॒त खड़ी रह गई। वह 
घर से भागकर आई थी अपनी दिवंगत माँ का शव देखने के लिए, अन्तिम बार माँ 
का मुँह देखने के लिए। परन्तु वहाँ कहीं उनका शव न देख वह काठ मारी-सी रह 
गई। 

फूकन स्वयं उठकर उसके पास गए और उन्होंने उसे प्यार से पुकारा, 
“सादरी !' 

सादरी उत्तर में कुछ बोली नहीं, रोने लगी। रोते-रोते पूछा-“माँ कहाँ है?” 

फूकन ने उसकी बाँह पकड़ी और उसे बरामदे में ले आए। 

सादरी हिचक-हिचककर रोती रही। रोते-रोते ही उसने कहा, “बाबा (पिता के 
पिता) मेरे कितने निष्ठुर हैं। मर जाने के बाद भी माँ का मुँह देखने नहीं दिया।” 

फूकन ने कहा, “अब इसके लिए और अधिक विषाद करने से कोई लाभ 
नहीं है, सादरी। तुम्हारे पिताजी उन्हें चिताग्नि को अर्पित करने के लिए ले गए हैं। 
अब तो कलेजा फाडकर, मर जाने पर भी माँ को नहीं पा सकोगी।” 

सादरी कुछ समय तक रोती ही रही। यकायक उसकी दृष्टि फूकन के हाथ में 
पड़े दो चित्रों पर पड़ी तब सादरी ने पूछा, “मौसाजी ! ये किसके चित्र हैं?” 

उन चित्रों का विस्तृत परिचय बता देने पर सादरी ने कहा, “माँ को तो पा 
नहीं सकी। इन चित्रों को आप मुझे देने की कृपा करें गे?” 

फूकन काफी देर तक सोचते रहे। फिर बाद में बोले-“ठीक है, इन्हें तूँ ही ले 
ले, सादरी। बस इतना ही है कि इन्हें बहुत अच्छी तरह सँभाल कर रखना। 

उन चित्रों में से एक चित्र को देखते ही सादरी की आँखें उसी पर जम सी 
गईं। उस चित्र की ओर निहारते हुए वह माँ, माँ कहकर फफक्‌-फफक कर रोने 
लगी।” 

फूकन की आँखों से भी यकायक आँसुओं का सैलाब उमष्ठ चला। उन्होंने 
सादरी को अपनी छात्री से चिपषकाकर कहा, “ बेटी। मत रो। रो मत, बेटी। देख 
तो तुम्हारी प्यारी माँ तुम्हारें लिए यह क्या चीज सँभालकर रख गई है।” 

सादरी के हाथों में जब उन्होंने गहनों का वह डिब्बा रख दिया तो उसे देख 
समझकर वह किंकर्त्तव्य-विमूढ़ हो फूकन जी की ओर देखती रह गई। उसके बाद 
उस डिब्बे को देखकर फिर हिचकियाँ मारकर रोने लगी। 

जीप से अपने घर गई हुई कंजनी उसी समय उसी जीप से लौट आई। बच्चें 
को अपनी पीठ पर बाँधे हुए वह जीप से नीचे उतरकर इधर आई तो वहाँ सादरी 


32 पाखी घोडा 


को देखकर अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गई। पूछ बैठी, “आज यहाँ कैसे आ गई?” 

“घर से छिपकर भाग आई। सादरी ने उत्तर दिया। 

फूकन ने सादरी से कहा, 'सादरी ! अब तूँ अपने घर चली जा। ड्राइवर तुम्हें 
जीप से पहुँचा आएगा।” 

सादरी एक बार नन्‍हें बच्चे की ओर तो एक बार फूकन की ओर देख-देखकर 
रोने लगी। फिर उसे और उसके साथ उस गहने के डिब्बे तथा उन दो चित्रों को ले 
जाकर फूकन ने जीप में चढा दिया। सादरी तब भी रोती ही चली जा रही थी। 

उन्हे विदाकर लौट आकर बरामदे में ही फूकन फिर चिन्ताग्रस्त हो उदास 
मन से बैठ गए। कंजनी अन्दर जाकर चाय तैयार करने मे जुट गई। तभी जाने कहाँ 
से आकर एक मोटर मकान के सामने खडी हो गई। उस मोटर में से निकल कर 
आए सिराजुद्दीन हजारिका और फिरोजा। 

फूकन ने उन लोगों को आदरपूर्वक बैठाया। फिरोजा की ओर देखा तो 
उसका शरीर देखकर फूकन को अनुमान हुआ कि फिरोजा गर्भवती है। फिरोजा 
चुपचाप अन्दर कंजनी के पास चली गई। 

“आप आजकल यहीं रह रहे हैं क्या?”-फूकन ने हजारिका जी से पूछा। 

“हाँ। सभी जगह, सभी दृष्टियों से भयंकर अशान्ति है। सुनता हूँ चाय क। 
मूल्य भी खराब हो गया है। पूरा देश अस्थिर है, हाँवाडोल हो गया है। अभी कुछ 
देर पहले सदानन्द बरुआ जी से मैने जो विचार-विमर्श किया, उससे स्पष्ट समझ में 
आ गया कि अगर अब भी हम मैनेजमेन्ट (प्रबन्ध समिति) को ठीक नही करते, तो 
फिर हमारी चाय-बागानों का कामकाज नहीं चल पाएगा। अब यह सब दुदू से 
नहीं सँभल सकेगा। वह देवधुनी नर्तकी में तो मोहमग्न है ही, दूसरी ओर खेतिहार 
किसानों -मजदूरों के प्रति भी अनावश्यक दया-ममता का भाव पाले हुए है। इस 
सबके पीछे वह व्यवसाय ही चौपट कर देगा। व्यवस्था उससे नहीं सँभल सकेगी। 
परन्तु अब प्रश्न यह है कि यह भार कौन उठाएगा? अब या तो रंजीत इसे सँभाल 
सकता है या स्वयं आप। और रंजीत तो बेकाम हो ही गया है, अपाहिज, असमर्थ। 
अतएव हम लोग सोच रहे हैं, कि अब आप को हमारे व्यवसाय का उद्धार करना 
होगा। अन्यथा इस व्यवसाय से मैं भी अपना शेयर, अपनी हिस्सेदारी छोड़ दूँगा, 
सदानन्द बरूआ जी भी छोड देंगे। आप के बड़े भाई साहब तो बस विश्वविद्यालय 
का सपना देखते रहते हैं। और उसी के चक्कर में केवल बरदलै जी के घर तक 
आना जाना लगाए रहने में व्यस्त हैं। हो सका तो विश्वविद्यालय के कुलपति भी हो 
जायेंगे।' 

शिलांग की ठंडी-आर्द (भींगी-भीं गी) जलवायु में भी हजारिका जी के चेहरे 


पाखी घोडा। 33 


पर पसीना निकल आया था। रुमाल से ललाट-मुँह पोंछकर उन्होंने एक बार ध्यान 
से पंचानन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे वे कोई जीवन्त मनुष्य न होकर संगमरमर 
की एक निष्पराण मूर्त्ति भर हों। उनकी देह में कहीं जान का नामोनिशान नहीं था। 
और तब यकायक हजारिका जी को चेत हुआ। अभी-अभी अपनी प्राण-प्रिया के 
मरण-विछोह दु:ख से व्यथित इस भले मानस से उन्हें ये सब बातें नहीं कहनी 
चाहिए थीं। यह जंरूर है कि अब तक वे यही सोचते रहे हैं कि चम्पा के लिए 
फूकन अब पहले जैसी वेदना का अनुभव नहीं करेंगे। चम्पा के सम्बन्ध में अब 
तक इतनी बदनामी, इतने कलंक फैल चुके हैं कि उन्हें रखने की कहीं जगह नहीं 
है। विगत कुछ समय से तो वह किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं थी, किसी से भी 
प्यार नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि स्वयं अपने प्रति भी उसे कोई अनुराग, 
कोई प्यार शेष नहीं रह गया था। 

अभी बीते कल ही तो फिरोजा उससे मोशमाई झरने के पास मिली थी। 
फिरोजा ने देखा कि वहाँ वह किसी एकदम अपरिचित आदमी के साथ घूम रही 
थी। उसके लिए तो आँसू की कुछ बूँदें टपकाना भी पाप है। यह धारणा अकेले 
हजारिका जी की ही है, ऐसी भी बात नहीं, प्रोफेसर रविचन्द्र और सदानन्द बरुआ 
भी ऐसा ही सोचते हैं। अभी थोडी देर पहले ही रविचन्द्र जी ने उनसे कहा था, 
“उसके साथ लिपटकर पंचानन ने अपनी सारी धन-सम्पत्ति और घर-द्धार सभी कुछ 
नष्ट कर दिया। मै उसकी इस दशा "में खोज-पूछ करने तो जाऊँगा ही नहीं, 
पचानन अगर अभी भी सही रास्ते पर लौट नहीं आता, तो फिर मैं पंचानन का 
मुँह भी नहीं देखना चाहूँगा।'' 

इतना सब सोचते-विचारते काफी वक्‍त गुजर गया, मगर फूकन के भाव में 
कोई परिरवतन होते हजारिका जी ने नहीं देखा। उल्टे फूकन उनकी उतनी 
गुरु-गम्भीर महत्त्वपूर्ण बातों पर तनिक ध्यान न देकर अपनी उसी पथदभ्रष्टा प्रेयसी 
के बारे में ही सोचने में मशगूल था। कुछ देर बाद कजनी और फिरोजा 
चाय-जलपान लेकर आ गयीं। उनके पीछे-पीछे चम्पा का बच्चा भी सँभलता चला 
आया। चम्पा के बच्चे का चेहरा देखकर सिराजुद्दीन हजारिका जी की आँखें 
आश्चर्य के मारे जड़ हो गयीं। उसका मुखमण्डल इतना सुन्दर था कि उसे देखे 
बिना उसके आकर्षण को समझा नहीं जा सकता। 

बच्चे को देखते ही उन्हें जाने कैसा तो हो गया। उसे उन्होंने अपने करीब 
बुलाया। परन्तु वह उन्हें अनजाना-अनपहचाना समझ सहम-सा गया, उनके पास 
नहीं आया। फूकन ने चाय क॑ प्याले की ओर आँख उठाकर भी नही देखा। कंजनी 
की ओर देखकर कहा, “मै कुछ भी नहीं खाऊँ-पिऊँगा। तुम तैयार होकर निकल 


34 पाखी घोडा 


आओ। मैं इसी समय जाऊँगा।” उसकी बोली सुनकर लगा कि उसका स्वर 
अतिशय विषाद पूर्ण है, हारा-थका, वेदना-व्यधित। उस वक्‍त संभवतः वह दुनिया 
की हर एक चीज से पराइमुख, हर एक चीज से अपने आप को अतग, कटा हुआ 
महसूस कर रहा था। 

कंजनी ने कहा, “मैं तो तैयार ही हूँ। परन्तु माँ जी का कहना है कि आज 
गुवाहाटी न जाने में ही भलाई है। क्‍योंकि वहाँ मुरिलिप-लीग द्वारा मनाये जा रहे 
सीधी-प्रत्यक्ष कार्रवाई (डाइरेक्ट एक्शन) आन्दोलन का दिन है।” 

मुस्लिम-लीग द्वारा आहूत सीधी-कार्रवाई! आन्दोलन की बात सुनते ही 
साधारण जनता डर के मारे कॉपने लगती थी। कलकत्ता मे मनाये गए 'सीधी 
कार्वाई आन्दोलन दिवस' में बहुत सारे बेचारे निर्दोष हिन्दू-मुसलमान विला वजह 
काल कर दिए गए थे। यदि उसी प्रकार की, सीधी कार्रवाई का दिन” गुवाहाटी में 
भी मनाया गया तब तो सर्वनाश हुआ ही समझिए। 

इस समाचार से कंजनी तो अन्दर-अन्दर ही अत्यन्त भयभीत हो गई है, इस 
बारे में फूकन को कोई सन्देह नहीं रह गया था। वे स्वयं तो आजकल राजनीति की 
कोई जानकारी रखते ही नहीं । राजनीतिक हलचल, उतार-चढाव का उन्हें कुछ भी 
पता नहीं। अतएव उन्होंने हजारिका जी की ओर देखकर पूछा, “तो फिर वहाँ कोई 
बहुत बढ़ें दंगा-फँंसाद, झगड़ा-झंझट हो जाने का डर है क्या, हजारिका जी?” 

“अभी किसी जगह से इस तरह की कोई संभावना का तो पता नहीं चला।” 
हजारिका ने जवाब दिया, “परन्तु यह बात सच है, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
गणपरिषद (कांग्रेस) के असम के सदस्यो को बगाल के सदस्यों के साथ धारा-सभा 
में न बैठने का जो आदेश बरदलै ने घोषित किया है, उसके बाद मुसलिम-लीग ने 
अमम मे सीधी-कार्वाई का दिन (डाइरेक्ट-ऐक्शन डे) मनाना शुरू कर दिया है। 
परन्तु इससे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी, या भयंकर मारकाट होगी, ऐसा तो 
नहीं जान पड़ता। लीग की राजनीति का हममें से अधिकांश लोग समर्थन नहीं 
करते।” 

फिर तो कुछ देर तक दोनों साथियों में देश की राजनीति की ही चर्चा होती 
रही। 

फूकन ने पूछा, “बरदलै आदि नेतागण असम को पाकिस्तान में शामिल किए 
जाने की संभवना से क्या रोक पाएँगे?” 

“पाएँगे कि नहीं? ऐसी बात तो पूछनी ही नहीं चाहिए। अवश्य ही पाएँगे। 
वे अपने लक्ष्य में सफल होंगे ही ।”--हजारिका ने जवाब दिया, “जोर-जबरदस्ती से 
एक इतने बडे प्रदेश को कौन पाकिस्तान की ओर खींच ले जा सकता है?” 


पाख्ी घोडा/ 35 


-विचार प्रगट करते-करते हजारिका की बोली के स्वर अचानक ही बहुत तेज और 
ऊँचे हो गए। वे कई महीने से शिलांग में ही हैं। मुसलिम-लीग के भी बहुत सारे 
नेता यहाँ रहते हैं। उन सब लोगों के साथ उनका अच्छा संबंध है। यहीं पर आज 
से दस दिन पहले लीग ने 'सीधी-कार्रवाई दिवस” मनाने का प्रस्ताव पास किया था। 
परन्तु शिलांग में इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मैंने उन सभी लोगों को 
साफ-साफ बतला दिया है कि देश का बैंटवारा करने की राजनीति में मैं शरीक 
नहीं हूँ। मैं दिलो-दिमाग से, मन-प्राण से बरदलै के साथ हूँ।” 

हजारिका की बातें सुनकर फूकन की जान-में-जान आई। वे यथाशीघ्र घर 
पहुँच जाना चाहते हैं। माकन से मिलने के लिए उनकी अन्तरात्मा अकुला रही है। 
अपने घर के शेष सारे सदस्यों से तो उनका नाता टूट ही गया है। दुदू के साथ तो 
बहुत दिनों से उनकी कोई बात ही नहीं हुई। बड़े भाई रविचन्द्र जी तो आजकल 
उनका नाम ही सुनना नहीं चाहते। परन्तु जाने क्यों एक माकन के प्रति उनके 
हृदय में अभी भी एक विशेष प्रकार का ममत्व शेष है। हो सकता है इसीलिए कि 
वह एक लड़की है, उनकी कन्या है, या फिर इसीलिए कि वह काफी समझदार है, 
अथवा फिर इसीलिए कि वह उन पर अतिशय श्रद्धा रखती है। 

जो कुछ भी हो यह ममत्व, यह स्नेह किसी युक्ति, किसी आधार पर ही 
अवलम्बित हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह प्रयोजनातीत है। 

अचानक ही फिरोजा बोल पड़ी, “बहुत उम्मीद है कि माकन आज गुवाहाटी 
आ पहुँचे।” 

फूकन ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, 
“फिलहाल वह कया करेगी? उसने तुम्हें कुछ बतलाया है क्या?” 

फिरोजा ने मुस्कराते हुए कहा, “माकन का हृदय दिन-प्रतिदिन और प्रशस्त, 
और विशाल होता गया है। अभी कल सुमति बहन जी के यहाँ मेरी भेंट कई अन्य 
भद्र महिलाओं से भी हुई थी। वे सभी नोआखाली का दौरा कर लौटीं थीं।” 

“सुमति? उनका अब कैसा हाल है?” 

“उन्हें अब बिस्तरे से उठकर चलने-फिरने दे रहे हैं ।”-फिरोजा ने जवाब 
दिया। “परन्तु वे भी बहुत साहसी हैं। इतनी भयकर बीमारी की अवस्था में भी 
राजनीति का काम करना उन्होंने छोड़ा नहीं है। आश्रम के लोगों ने महात्मा गांधी 
के नोआखाली अभियान में सहायतार्थ रुपये-पैसे, अन्यान्य सामान, सिन्दूर, चूड़ियाँ 
वगैरह कई भद्र महिलाओं के हाथों भिजवा दिया था। उन्हीं सहायता पहुँचाने वाली 
महिलाओं के साथ माकन भी गई हुई थी। वहाँ से लौटकर कलकत्ता आ जाने के 
बाद उसने कलकत्ते से ही चिट्ठी भेजी है। मेरे लिए भी एक चिट्ठी भेजी है और 


36 | पाखी घोड़ा 


सुमति जी को भी लिखा है। उसने लिखा है कि वह एक समाज-सेविका बनेगी। 
उसके इस संकल्प पर सुमति बड़ी बहन जी को अतिशय प्रसन्नता हुई है। वे भी स्वयं 
ही आश्रम का कार्य-संचालन करने के लिए किसी उपयुक्त भद्र महिला की तलाश 
में थीं। अब तो उसके लिए सर्वथा उपयुक्त माकन को ही सोच रही हैं। और 
संभवतः वह भी इसी प्रकार की बात सोच रही हैं। 

फूकन अपनी उस लाडली बिटिया के इस प्रकार के विचार परिवर्तन के संबंध 
में कुछ भी नहीं जानते हैं। अतः वे गम्भीर चिन्ता में पड़कर पूछ बैठे, “वह 
शादी-विवाह नहीं करवाएगी क्या?” 

फिरोजा ने मुँह से कुछ न कहकर केवल सिर हिलाकर संकेत से यह सूचित 
किया कि विवाह करने की उसकी इच्छा अब सर्वथा समाप्त हो गई है। फिर फूकन 
ने भी और कुछ जानने-समझने, पूछने-ताछने की कोई कोशिश नहीं की। उनकी 
ऐसी धारणा बन गई है कि यथार्थतः जीवन का सुन्दर उपयोग करने के लिए मनुष्य 
अपनी प्रिय वस्तुओं के पाने में सफल होता है तो जैसे उनकी प्राप्ति पर उसे उन्हें 
ग्रहण करना चाहिए, उसी तरह अगर वे प्राप्त नहीं होतीं तो उनकी प्राप्ति की 
आशा को भी छोड़ देना चाहिए। झूठी, अयधार्थ आशा का कोई अर्थ नहीं। मनुष्य 
को प्रेम, मृत्य, सेवा, विद्रोह और निराशा का त्याग करने की जरूरत नहीं । कर्त्तव्य 
के साथ जब इनका संघर्ष हो, तब मनुष्य को अटल भाग्य को चुपचाप स्वीकार कर 
लेना ही उचित है। 

सिराजुद्दीन हजारिका जी ने यकायक गौर किया कि चम्पा का बेटा एक बार 
फिरोजा की ओर देख रहा है, तो ठीक दूसरी बार जीप की ओर देख रहा है। 
उन्होंने अनुमान लगाया कि बहुत संभव है वह अपनी माँ के संबंध में सोच रहा है। 
यही लड़का जब बड़ा होगा, तब समझेगा कि वह फूकन और चम्पा के अविवाहित, 
अनियमित मिलन का फल है, एक अवैध सन्तान। हिन्दू-समाज में वह वैध पुत्र की 
मर्यादा पाने के लिए कोशिश करके असफलता का सामना कर हारा-थका रहेगा, या 
वह उस समाज की ऐसी विकृत धारणाओं को त्यागकर रूढि-विद्रोहियों के साथ 
मिलकर एक नये समाज का निर्माण करना चाहेगा, यह सब उसे अपने आप स्वयं 
ही निश्चित करना पड़ेगा। एक धर्म में और एक परिवार में जन्म ग्रहण करने पर 
उसी धर्म और उसी परिवार के बन्धन में रहकर जीवन बिताना, मनुष्य का स्वभाव 
है। परन्तु बन्धन यदि युक्तिहीन हो जाए अनावश्यक प्रतीत हो, अथवा जो 
रीति-नीति उसमें प्रचलित है उसमें मनुष्य के मन की प्रवृत्तियों का विरोध हो जाए 
तब उस बन्धन या उस प्रचलित रीति-नीति के विरुद्ध विद्रोह करना मनृष्य का धर्म 
है। 


पाखी घोडा।/ 37 


एक समय उन्होंने फिरोजा के अन्तर्थ्मीय-विजातीय विवाह पर असन्तोष 
प्रकट किया था, दुःख अनुभव किया था, परन्तु आज उसी विवाह में वे एक आदर्श 
एकताबद्ध समाज के निर्माण में सहाय उपादान देख रहे हैं। हमारे देश में हिन्दू 
मुसलमान से और मुसलमान हिन्दू से शादी-ब्याह रचाने लगें, तब यथार्थरूप से 
भारत-वर्ष को एक आर्दश एकताबद्ध राष्ट्र बनने में कोई देर नहीं लगेगी। वस्तुतः 
इस तरह के शादी-ब्याह के होने में ये धर्म बाधक नहीं हैं, धर्म बाधा नहीं खडी 
करते बल्कि अन्ध-विश्वासी लोग ही बाधा खडी करते हैं, रोडे अटकाते हैं। फिरोजा 
की ओर देखने पर उनके मन में ऐसे ही विचार उठते हैं। वे इस समय फिरोजा की 
सन्‍्तान के जन्म की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस सन्‍्तान का पिता होगा 
हिन्दू, माता होगी मुसलमान! वह संतान यथार्थतः एक नये आदर्श एकताबद्ध 
संस्कारों की प्रतीक होगी, एक नयी जातीय चेतना की प्रतिनिधि होगी। 

इधर कुछ दिनों से वे जहाँ भी गए हैं, फिरोजा को साथ लेकर गए हैं। उसके 
साथ में होने से वे साम्प्रदायिक भावनाओं से ग्रस्त नेताओं का सामना करने में 
साहस पाते हैं, बल और भरोसे का अनुभव करते हैं। धर्म मनुष्य को मनुष्य से, 
सम्प्रदाय को सम्प्रदाय से टूर नहीं करता। दूर करने, काटने-बाँटने का काम अधर्म 
ही करता है। सच्चा धर्म सभी को एक करता है, जोड़ता है, मिल्ाता है। 

उन्हों ने उठकर चम्पा के बेटे को उठा लिया, उसे अपने पास लाकर बडे प्यार 
से उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। बच्चा अचम्भे में भरकर हजारिका की ओर 
टकटकी लगाये देखने लगा। 

कुछ देर शान्त रह कर हजारिका जी ने फूकन को संबोधित करते हुए कहा, 
“इस बच्चे को मैं अपनी बेटी फिरोजा की औलाद की तरह ही प्यार करूँगा, फूकन 
जी ! ये सब एक-एक छोटे-छोटे विद्रोह के फल हैं। (मेरी दृढ धारणा है कि) हृदय 
की भावनाओं का तिरस्कार-अपमान जहाँ होता है, वहाँ अल्लाह नहीं रहते। और 
अल्लाह के न रहने पर धर्म भी नहीं रहता। राजनीतिज्ञ लोग फजूल में ही, 
बिलावजह धर्मराष्ट्र की बातें करते हैं। केवल छोटे-छोट विद्रोहों में ही असली धर्म 
छिपा हुआ है।” 

अचानक ही फूकन के मन में जड़ जमा बैठा नदी का बाँध मानो टूट गया। 
अब तक जो वह एकाकीपन, बन्धु-बान्धवहीन होने की भावना की यातना से' 
परेशान था, वह यातना जैसे अचानक ही समाप्त हों गई। अब उसकी पीर का' 
अनुभव बिल्कूल ही जाता रहा। हिन्दू-मुसलमान, समाज के श्रेष्ठ मालिक मुखिया 
और हीन, दरिद्र, पतित, शोषित और शोषक इन सबका सम्पर्क-सम्बन्ध मानो 
उसके हृदय में बँधा वह बाँध ही बनाए रख रहा था। आज वही बाँध टूट गया। 


38 पाखी घोड़ा 


सारी कुण्ठाएँ मिट गयीं। आज मानो उसने चम्पा के प्रति अपने प्यार को प्रत्यक्ष 
देखा, अनुभव किया। वह प्यार मानो एक नदी हो। उस तीक्ष्ण धारवाली, 
प्रखर-स्रोता नदी के प्रवाह में अब कोई भी बाधा नहीं खड़ी कर सकता। 

फिरोजा को भी आज मन-ही-मन हार्दिक आनन्द का अनुभव हुआ। अपने 
विवाह के अनन्तर उसने एक नयी मुक्ति का स्वाद पाया था। परन्तु 
परम्परावादी-रूढ़िवादी-बडे-बूढे लोग उसकी उस मुक्ति को 'पाप' या दुराचार' 
कहते, समझते थे। आज उसके पिताजी ने धर्म की जो व्याख्या की, उसे सुनकर 
उसका हृदय आनन्द के मारे नाचने लगा। 

उस समय तक शिलांग में दुपहरी के बाद के सूरज की सिन्दूरी किरणें चमकने 
लगी थीं। और उसी के साथ-साथ फूकन ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से विदा ली 
तथा अपने बेटे को और कंजनी को संग में लेकर गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। 

फिरोजा .और उसके पिता हजारिका प्रोफेसर रविचन्द्र जी के आवास पर लौट 
गए। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि रविचन्द्रजी निपट अकेले-अकेले अपने मकान 
के बाहरी बरामदे में टहल रहे हैं ओर कहीं कोई नहीं है। 

“यह पंचानन चल गया क्या?” हजारिका को देखकर चिन्तातुर हो रविचन्द्र 
जी ने पूछा। 

“हाँ।” 

“उसे आपने कैसा देखा?” 

“उसे देखकर दरअसल अब बहुत हमदर्दी हो रही है। दया हो आई। अब तो 
वह माकन से मिलने के लिए परेशान हो रहा है।” 

“समझ रहा हूँ।” कुछ रुककर रविचन्द्र जी ने उत्तर दिया, “नव-किशोर 
लड़कों की कहो या, जवान-प्रौढ़ों की कहो, कोई भी बड़े-बूढों की कोई परवाह 
नहीं करता। आप ही जरा देखें। मैंने इतनी बडी सम्पत्ति पैदा की, इकट्ठी की, 
परन्तु उसे खाने-भोगने में भी इन सबकी कोई रुचि नहीं है। दुदू के ऊपर तो अब 
मेरा कोई विश्वास ही नहीं रहा। वह तो कहता है कि सम्पत्ति रखने की कोई जरूरत 
ही नहीं है। जगह-जमीन, खेती-बारी किक्षान-मजदूरों को दे देने के लिए उतावला 
है। लेकिन क्या वह कानून को नहीं बदल सकेगा, अतएव बापदादों की उपार्जित 
सम्पत्ति को ही उड़ा-उडाकर जिन्दगी बरिताएगा। हम लोग बस सर्वनाश होते देखते 
रहें गे। मैं यह नहीं कहता कि इसमें अकेले उसी का दोष है। अवश्य ही पंचानन 
भी इसके लिए उतना ही उत्तरदायी है। देखा नहीं कि उतने सारे रुपये-पैसों का 
चम्पा ने क्या किया? केवल विनाश, बर्बादी। और दुदू क्‍या कर रहा है, देख रहे हैं? 
उसे जो हमने काम दे रखा है, उतना ही बहुत है, वही हमारी बहुत बडी उदारता 


पाखी घोड़ा/ 39 


है। वह कहता है काम छूट जाने से ही वह सुखी होगा। अब वह अपने खेतों की 
ओर जाएगा, खेती करेगा। रंजीत पंगु ही हो गया, बिल्कुल बेकार। बेचारे सदानन्द 
बरुआ इस समय अपने चारों ओर अंधकार का बवण्डर-ही-बवण्डर देख रहे हैं । 
चारों ओर अंधेरा। चाय बागान में मजदूर सत्याग्रह आन्दोलन कर रहे हैं। जमीं दारी 
की खेती में किसान विद्रोह कर बैठे हैं। मुझे यह सब देखकर बहुत दुःख पहुँच रहा 
है, बहुत बुरा लग रहा है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि यह सब लिखना-पढना, 
नौकरी-चाकरी सभी कुछ छोड़ दूँ। मैं इस सबसे छुटकारा लेकर अब व्यापार- 
व्सवसाय में लगूँगा। मैंने अपने वर्तमान पद से त्याग-पत्र दे देने का निर्णय कर 
लिया है। विश्वविद्यालय के काम में फैंसकर मैंने अपने इन सब उत्तरदायित्वों की 
बात ही भुला दी थी। मगर अब यह विश्वविद्यालय वगैरह का काम छोड दूँगा। 
इतिहास के शोध-अनुसंधान, चर्चा-परिचर्चा का काम त्याग दूँगा।” 

सिराजुद्दीन हजारिका जी तो सुनकर दंग रह गए। बोल पड़े, “अब आप 
व्यापार-व्यवसाय करेंगे। तो फिर हमारे इतिहास की खोज का, विश्लेषण का काम 
कौन करेगा? विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करेगा?” 

“और कोई चारा नहीं। अब जितने दिन मैं जीवित हूँ, उतने दिन अपन 
व्यापार-व्यवसाय की दुर्गति होते, उसका नुकसान-विनाशहोंते देख नहीं सकता! 
इसके लिए पंचानन से कुछ कहने-सुनने से कोई लाभ नहीं। परिवार के नव 
किशोरों, नौजवानों, या अन्यः वयस्क लोगों पर अब मेरा विश्वास नहीं 
रहा ।”-प्रोफेसर रविचन्द्र ने उत्तर दिया। “और फिर विश्वास करूँगा भी किस तरह? 
उनकी रगों में भी मेरे वंश का एक ही खून बहता हो सकता है परन्तु इन सबका 
हृदय मेरे हृदय के समान नहीं है। उनकी चिन्ता-भावना, सोच-समझ मेरी जैसी 
नहीं है, बल्कि बिलकुल उल्टी, एकदम विपरीत है। इसी से मैंने सदानन्द जी से कह 
दिया है, “हाँ, आप अपनी जगह बिलकुल सही हैं। आप का निर्णय सर्वथा उचित 
है। प्रबन्धक के पद से दुदू को त्यागपत्र दे देना चाहिए।” मैं स्वयं गुवाहाटी के 
केन्द्रीय कार्यालय का पद भार सँभालूँगा।-और, फिर इतिहास का शोध-परिचर्चा 
करके क्‍या करूँगा, हजारिका जी? लाचित (असम के श्रेष्ठ राष्ट्र-रक्षक वीर) का 
इतिहास पढते-लिखते रहने से होगा ही क्या? लाचित बनने से ही देश की रक्षा 
होगी। आज मुस्लिम लीग ने अंसम प्रदेश की धरती पर कब्जा कर लेने के लिए 
'खिलजी दस्ता' भेजा है। कौन खिलजी? जिस खिलजी ने सत्रह घुड़सवार सिपाही 
लेकर नवद्वीप को जीत लिया था। लेकिन यह खिलजी फिर जब आगे आया तो 
कनाई बरशी में असमीया योद्धाओं के हाथ परास्त होकर क्‍या फिर उल्टे पाँव 
वापस नहीं लौट गया था? यह हमारा राज्य कभी भी बंग-देश के अधीन नहीं 


320 पाखी घोडा 


हुआ। अब जब कि स्वतन्त्रता मिलने-मिलने को ही है, स्वतन्त्रता हमारे दरवाजें पर 
दस्तक दे रही है, ऐसी वेला में असम प्रदेश का किसी अन्य के अधीन होना क्या 
उचित है? दूसरों के नीचे जा दबने की क्‍या जरूरत है? ब्रिटिश (अंग्रेज) शासकों 
की उदारता की भावना पर अब मुझे कोई भरोसा नहीं है। आज अगर असम प्रदेश 
ही चला जाएगा, तो फिर विश्वविद्यालय की स्थापना करके क्या करेंगे? अंग्रेजों की 
उदारता से मेरा विश्वास उठ गया है। आज अगर असम ही डूब जाय तो फिर 
इतिहास पढ़कर क्या करेंगे? मैं वही सब बातें सोच-विचार रहा हूँ। शिलांग में 
बैठकर मैं केवल विश्वविद्यालय की परिकल्पना की योजना बनाता रहूँ, तो इससे क्या 
होगा? यह सब ऐतिहासिक उद्घाटन इतिहास सन्धान और सांस्कृतिक अनुशीलन- 
विश्लेषण किसके लिए है? यह हमारे प्रदेश की सोने की मिट्टी। सोने की धरती। 
अगर यह धरती ही नष्ट होती है, पराये हाथ चली जाती है, तो यह सब करके क्या 
लाभ «०० ?/” 

वे इतने उत्तेजित हो गए थे कि उनका बातों का क्रम गड़बडाने लगा था। 
अपने व्यवसाय की हित-चिन्ता और देश-प्रेम का भाव दोनों ही प्रोफेसर के मन में 
प्रबल वेग से जाग उठे थे। और ये दोनों ही परस्पर विरोधी भाव उन्हें दो भिन्न-भिन्न 
दिशाओं में खींच रहे थे। हमेशा शान्त-स्थिर बने रहने वाले अपने मित्र प्रोफेसर 
की ऐसी उग्र मूर्त्ति हजारिका जी ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनका दिल डैंवाडोल 
हो उठा था। वे उपायहीन होकर फिरोजा की ओर देखने लगे। अभी थोड़ी देर पहले 
रविचन्द्र जी ने उनसे जो बातें कही थीं, वे सब बातें तो उनकी प्रकृति के सर्वथा 
अनुकूल थीं, परन्तु ये सब बातें .......... 

फिरोजा भी अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। 

ठीक उसी वक्‍त वहाँ सुदर्शना आ पहुँची। वह अपने पिता जी के निर्देशानुसार 
बरदलै जी के यहाँ गईं हुई थी। बरदलै प्रोफेसर साहब से कुछ विचार-विमर्श करना 
चाहते थे। वह आते ही सभी लोगों को अन्दर अतिथि-कक्ष में बुला ले गई और 
सभी को वहीं आदरपूर्वक बैठाकर स्वयं भी एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर अपने 
पिताजी की ओर देखकर धीरे-धीरे बोली, “बरदलै जी ने कहा कि आपने 
विश्वविद्यालय के विशिष्ट अधिकारी पद से जो त्याग पत्र भेजा है, उसे वे स्वीकार 
नहीं करेंगे। वे अभी-अभी मंगलदे जाने के लिए निकले पड़े हैं। वहाँ मुस्लिम लीग 
के कार्यकर्त्ता सार्वजनिक जमीनों और जंगल के इलाकों को जबरदस्ती कब्जा करने 
की योजना बना रहे हैं। अतः वे स्वयं वहीं जाकर रहेंगे। और स्थिति पर निगाह 
रखें गे। उन्होंने कहा है- यह समय असम की सुरक्षा करने का समय है। इसके 
लिए यदि आप काम करना चाहते हैं तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वे इसमें 


पाखी घोड़ा। 32 


कोई बाधा-विघ्न नहीं डालें गे। उन्होंने हमें आज ही गुवाहाटी जाने के लिए कहा 
है। मंगलदे में या गुवाहाटी में आप से भेंट होने पर वे बातें करेंगे। असम की 
अवस्था सम्प्रति भयानक विपत्ति से घिरी है।” 

वह विपत्ति, वह आफत क्‍या है? इसे प्रोफेसर साहब अच्छी तरह समझ गए। 
कुछ देर तक सोचते रहने के बाद उन्होंने हजारिका जी की ओर देखकर कहा, 
“ऐसी संकट की घड़ी में क्या करना ठीक होगा, हजारिका जी?” 

“आप जरूर जाइए।” उन्होंने तुरन्त ही उत्तर दिया। “बरदलै जी की बातों 
को हमें गम्भीरता से लेना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा। उनकी बातें सुनकर तो 
मेरा भी मन जाने-जाने को कर रहा है।” कहकर वे फिरोजा की ओर देखने लगे। 

फिरोजा ने लक्ष्य किया कि उसके पिताजी किसी आन्तरिक भावावेग से 
हड़बडा रहे हैं। 

“क्या हुआ पिताजी?” फिरोजा ने पूछा, “आप का मन भी जाने को कह रहा 
है क्या?” 

“हाँ” हजारिका ने उत्तर दिया, “मैं भी जाने की सोच रहा हूँ।” थोड़ी देर 
रुककर उन्होंने फिरोजा से पूछा, “तुम क्या अकेली यहाँ रह सकोगी? हो सकता है 
सुदर्शना भी यहाँ रहे।” 

“नहीं, चाचा जी! मैं नहीं रह सकती। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। नवराम 
ओझा के देखने जाना पड़ेगा। वे बहुत बुरी तरह बीमार हैं।” सुदर्शना ने जवाब 
दिया। 

फिरोजा ने तब तुरन्त कहा, “मैं फिर यहाँ अकेले रहकर क्या करुँगी? मैं भी 
चलूँगी।” 

उसी क्षण हजारिका जी ने शिलांग के पर्वतीय अंचल से नीचे असम के मैदानी 
इलाके में जाने का निर्णय ले लिया। परन्तु अपनी इस अचाक यात्रा का उद्देश्य 
उनके सामने भी स्पष्ट नहीं था। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें असम की धरती माँ ही 
वहाँ जाने का आदेश दे रही हैं। 

अध्यापक रिचन्द्र जी अपने मित्र का निर्णय सुनकर मन-ही-मन बहुत 
प्रफुल्लित-उत्साहित हुए। उसके बाद उन्होंने गम्भीर स्वर में धीरे-धीरे कहा, “जब 
बरदलै जी ने बुलाया है तब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, यह ठीक होगा। उनकी बातें 
मानना हमारा कर्तव्य है।” 

हजारिका और फिरोजा वहाँ से विदा होकर अपने ठहरने के स्थान पर चले 
गए। प्रोफेसर रविचन्द्र जी फिर अपने कपड़े बदलने और तैयार होने के लिए अपने 
कमरे में" चले गए। 


322 पाली घोड़ा 


सुदर्शा भी “अपराजिता, अपराजिता” पुकारती हुई अपराजिता को 
खोजती-दूँढती अपने कमरे की ओर चली गई। 

अपराजिता बरामदे में बैठी अपने-आप में निमग्न गुड्टे-गुडियों को लेकर 
दूल्हा-दुल्हडन का खेल खेल रही थी। कई एक जोडे दूल्हे-दुल्हनों का विवाह वह एक 
साथ ही कर देना चाहती है परन्तु सबके लिए ठीक से जोड़ी नहीं बैठा पा रही है। 

माँ को आया हुआ देखकर उसने पूछा, “इस फैट पहनने वाले दूल्हे की शादी 
के लिए दुल्हन मेम होनी चाहिए क्या, माँ?” ह 

सुदर्शना ने देखा कि अपराजिता ने विवाह करने के लिए जिन गुड़े-गुड़ियों को 
इकट्रे कर रखा था उनमे प्रायः सभी दुल्हन गुड्ियों ने लेंहगा-चोली या 
साडी ब्लाउज पहन रखा था। गाऊन पहनने वाली कोई नहीं थीं। 

"हाँ जरूरत तो पडेगी।' सुदर्शना ने हँंसकर कहा। उसने अपराजिता के पास 
बैठकर एक गुड़िया को गाउन पहनकर उपयुक्त दुल्हन बना दी। कोट-पैण्ट पहने 
दूल्हे को ले जब उसके पास रखना चाहा तो सुदर्शना ने लक्ष्य किया कि दूल्हे के 
दाहिनी ओर का खुख़डी का बना हुआ पैर पैण्ट के अन्दर-अन्दर से ही अलग होकर 
फर्श पर गिर पडा है। 

“यह तुमने क्या कर दिया, माँ! दूल्हा लेंगडा हो गया।” -अपराजिता माँ पर 
विगड़ पड़ी। माँ गुड को ठीक ठग से पकडना नहीं जानती थी, इसी से दूल्हे का 
'पख्घरी का बना हुआ पैर टूटकर नीचे गिर पड़ा था। जबकि वह अपराजिता का 
सबसे अधिक प्रिय दूल्हा था। 

सुदर्शना ने कहा, “अरे लेंगड़ा हुआ तो क्‍या हुआ? इससे कुछ भी नहीं 
बिगड़ा। झटपट इनकी शादी कर दे। हमे अभी तुरन्त गुवाहाटी जाना पड़ेगा। जल्दी 
कर, जल्दी।' 

“नहीं, पहले इसका पैर ठीक कर दो ।””-अपराजिता ने हठ पकड़ते हुए कहा, 
"नहीं तो दुल्हन बहुत बुरा मानेगी।” 

“कोई बुरा नहीं मानेगी। तुम्हारी माकन फूफी तो लँगडे दूल्हे से ही विवाह 
करना चाहती थीं, तुमने देखा नहीं?” 

परन्तु जाने के क्षण तक अपराजिता ने अपना हठ नहीं छोझ। फलतः उनका 
विवाह किए बगैर ही वह पड के वाहाटी जानेवाली मोटर की पिछली गद्दी पर जा बैठी। 
उस दिन सुदर्शनो खुद ही मोटर कार चला रही थी। 


उस दिन गुवाहाटी में मुसलिम लीग का एक छोटा-सा जुलूस निकला। परन्तु तभी 
उसके साथ-साथ ही उस जुलूस के विरोध में छात्रों का एक बहुत बड़ा जुलूस 
निकला। इतना बड़ा जुलूस कि जितना बड़ा गुवाहाटी शहर में इसके पहले कभी 


पाखी घोडा। 323 


नहीं निकला था। छात्रों का यह जुलूस पूरे शहर में फेरी लगाता हुआ अन्त में 
उच्च न्यायालय के विस्तृत मैदान में इकट्ठा हो गया जहाँ वह देश को खण्ड-खण्ड में 
बाँटने की योजना के विरुद्ध एक विशाल सभा के रूप में परिणत हो गया। उस 
विशाल सभा में केवल छात्र ही नहीं थे बल्कि छात्रों के साथ अन्य सभी वर्गों के 
बहुत सारे लोग योगदान कर रहे थे। 

उस दिन माकन भी उस सभा में शरीक होने गई थी, वहाँ जाकर वह 
महिलाओं की भीड़ में बैठी हुई थी। सभी मे अनगिनत लोगों की भीड़ थी। पूरा 
मैदान खचाखच भरा हुआ था। उस सभा मे कौन-कौन से लोग भाषण देगे, मुख्य 
वक्ता कौन हो॥? इस सबके सबंध मे, छात्रों ने जो विवरण पत्रिका प्रकाशित की 
थी, जो प्रचार-पत्र वितरित किए थे, उनमें कही कोई उल्लेख नहीं था। 

माकन बड़ी उत्सुकता से रह-रहकर बहुत जल्‍्दी- जल्दी सभा मंच की ओर 
देखती-निरसती जा रही थी। 

अचानक ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वाली दिशा की सडक पर एक मोटर गाडी 
आकर रूकी। उसके रुकते ही भीड के किसी अश से किसी की जय जयकार के 
नारे गूँजने लगे। लकड़ी के तख्तों और कुन्दों के खूँटे की सहायता से बनाया गया 
मंच कुछ नीचा था। उसी पर खडे होकर एक छात्र ने सभापति के नाम का पस्ताव 
किया। उसके बाद सभा के उद्देश्यों को-विस्तार से समझाया गया। और उसके बाद 
अकस्मात्‌ ही भाषण देने वाले वक्‍ता महोदय के नाम की घोषणा की गई। 

नाम सुनते ही माकन का रोयाँ-रोयोँ भरभरा उठा, वह अतिशय रोमाचित, 
पुलकित हो उठी। . 

वक्ता महोदय ने जैसे ही बोलना शुरू किया कि तब तक भीड में जो 
चिल्ल-पों, बक-झक की गुंजन चल रही थी, वह सब अचानक एकदम शान्त हो 
गई। सभी दम साथे शान्त-मौन हो सुनने लगे। 

लगभग आधा घण्टा तक भाषण देकर वक्ता महोदय मंच से नीचे उतर गए। 
वे अपने भाषण में क्‍या बोले, वह सब माकन को ठीक से याद नहीं रहा। उनके 
भाषण का सारांश यह है कि, “यह समय, एक ऐसा समय है जबकि सभी प्रकार 
की, भिन्न-भिन्न विचारधाराओं की, राजनीतिक पार्टियों के लोगों को, भेद-भाव 
भुलाकर, एकजुट होकर, पाकिस्तान रूपी-ग्राह के जबडे में जाने से रक्षा करने के 
लिए, बचा लेने के लिए, सभी वर्गों के लोगों को, देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करने 
के लिए इकट्ठा होने, संगठित होकर आगे बढ़ने का समय है। यद्यपि वे स्वयं सरकार 
के विरुद्ध एक बहुत बड़े खेतिहर किसानों-मजदूरों के आन्दोलन को चलाने के 
काम में लगे हुए हैं, फिर भी आज यह बँटवारे का संकट आया है, देश के 


324 पाखी घोडा 


टुकड़े-टुकड़े होने और असम प्रदेश को एक भिन्न ग्रुप में डाल दिए जाने का खतरा 
पैदा हो गया है। इस ग्रुप-बाजी के खिलाफ आवाज बुलन्द करने के आन्दोलन से 
अपने आप को अलग नहीं रख सके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अति 'बाम पंथी' 
और “उग्र-पंथी” विचार धारा वाले सहकर्मियों की कार्यशैली के विरुद्ध विचार 
व्यक्त किया। अधिकांश संघ के कार्यकर्त्ता यह अच्छी तरह समझ गए हैं कि 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए चल रहे संग्राम के इस अन्तिम दौर में जब कि स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की वेला बिलकुल करीब आ चुकी है तब ऐसी वेला में इस प्रकार की 
उग्रतावादी कार्रवाइयाँ निरर्थक हैं, फिलहाल इनकी कोई जरूरत नहीं है।” 

वे जब भाषण देकर नीचे उतर गए तो थोड़ी ही देर बाद एक नवयुवक छात्र 
ने मंच पर आकर बड़े आदर के साथ सूचित किया कि, “उन्हें अभी-अभी पुलिस 
गिरफ्तार कर जेल ले गई है।” 

सुनते ही सभा में पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में आवाजें उठने लगीं। 
परन्तु कोई भी बहुत उत्तेजित नहीं हुआ। इस घडी में यह गिरफ्तारी लोगों को 
अच्छी नहीं लगी थी। यह समय सभी लोगों के आपसी भेद-भाव के बिना 
एक-जुट होने, संगठित हो खड़े होने का समय है। फिर भी किसी ने कुछ कहा 
नहीं । 

उस सभा में और भी कई लोगों ने भाषण किए। माकन सभा के अन्त तक 
वहाँ रुकी नहीं रह सकी। उत्तेजनापूर्ण भाषणबाजी उसे कभी भी नहीं रुची। आज 
भी रुचिकर नहीं लगी। परन्तु सभी वर्गों के, सभी श्रेणियों के, भिन्न-भिन्न 
विचारधाराओं के आदमी आज एक ही भाव से जो इकट्ठा हुए, एकमत हो खड़े 
हुए, उनकी इस राष्ट्रीय-अनुभूति में माकन ने विश्व-एकता की अनुभूति का 
आभास पाया। महान्‌ कवियों की व्यक्तिगत अनुभूतियाँ कभी-कभी विश्वानुभूति में 
परिणत हो जाती हैं। वही अनुभूति शब्दों के माध्यम से संरक्षित रहती है, तो 
कई-कई बार उनके पढ़ने वालों को भी वह विश्वानुभूति से अनुप्राणित कर देती है। 
राजनैतिक एकता भी मनुष्य को काम करने की दृष्टि से एक करती है, परन्तु यह 
एकता होती है एक-पक्षीय। 

माकन जल्दी-जल्दी बढ़ती हुई उच्चन्यायालय भवन की ओर आई। वहाँ 
आदमियों का एक हुजूम इकट्ठा देख उसका कौतूहल बढ गया। दीघली पुखरी की 
ओर जाकर वह लार्ड कर्जन हाल के पास पहुँची-पहुँची ही थी कि उसने देखा कि 
बेठाराम मुहर्रिर “ओ माँ! ओ माँ!” बुलाता हुआ न्यायालय भवन की ओर से 
उसी की ओर दौडा-भागा आ रहा है। | 

आज" बहुत दिनों के बाद घर से बाहर, खेत-मैदान से दूर दीघली पुखरी के 


पाखी घोड़ा। 325 


किनारे बेठाराम को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। 

बेठाराम का चेहरा पहले ही जैसा है, बस केवल उनके मुँह पर पहले जैसी 
सरलता-मृदुलता नहीं रह गई है। 

“बेठाराम, यहाँ क्‍या कर रहे हैं? -माकन ने मुस्कराकर पूछा। 

बेठाराम ने उत्तर दिया, “अरी वही, जो बम विस्फोट करने वाला लडका था 
न, उसे अदालत ने फाँसी की सजा सुनाई थी, उसी के अन्तिम फैसले के लिए जूरी 
न्यायाधीशों का बेंच) बैठा हुआ है। उसी की कार्यवाही चल रही है, वही देखने 
आया था।” 

माकन जब कलकत्ता में थी, तभी सदानन्द बरुआ जी के मुँह से उस लड़के 
द्वारा किए गए हत्याकाण्ड का विवरण उसने सुना था। अपने पिताजी और दुदू के 
पत्रों से भी उसकी संपुष्टि हुई थी, उनसे भी इस संबंध में सूचनाएँ मिली थीं। 

“तो फिर जुरी ने क्या कोई निर्णय कर लिया है क्या?”-माकन ने बड़ी 
उत्सुकता से पूछा, “नहीं, आज तो जूरी कुछ भी निश्चित नहीं कर सकी। मैं 
जितना जान पाया हूँ उसके मुताबिक जूरी के पाँच सदस्य एक तरफ हैं तो दूसरे 
पाँच सदस्य दूसरी तरफ। दोनों पक्षों में खींचा-तानी चल रही है। कल तक ही 
कुछ होगा। अब तो नवराम ओझा के मत पर ही उसका जीवन निर्भर है। आज तो 


वे आ नहीं सके। सात्रीबारी अस्पताल में भर्त्ती हैं। कल तक आवेंगे। 
“नवराम ओझा भी जूरी के सदस्य हैं क्या?” 


“हाँ” बेठाराम ने उत्तर दिया।” उनके मन की थाह नहीं मिल रही है, कि 
आखिर वे करेंगे क्या? आज अस्पताल जाते वक्‍त कहने लगे, “किसी को मृत्यु दण्ड 
देकर उस आदमी को मार तो सकते हो, परन्तु इससे उसका उद्धार नहीं हो 
सकेगा। जीवों की हत्या करने के महापाप से इस अजामिल जैसे महापापी की रक्षा 
करनी हो तो उसे क्षमा कर देना ही उचित है।” 

मैंने कहा, “हाँ, क्षमा तो आप कर सकते हैं, परन्तु ये महापापी कया क्षमा का 
मूल्य भी समझते हैं? वह तो फिर मनुष्यों की हत्या करेगा। तुम्हारी तरह वह तो 
भगवान का गुणगान करनेवाला नहीं है, ईश्वरविश्वासी भक्त नहीं है।” 

तब वे बोले, “मुहर्रिर साहब! आप समानता का भाव प्राप्त नहीं कर सके। 
मरनेवाला मर गया। अब तो आवश्यकता है उसकी आत्मा का उद्धार करने की। मैं 
तो उसे फाँसी दिए जाने की राय नहीं दूँगा। सजा ही देनी है तो आजीवन कारावास 
की सजा की सिफारिश कूँगा।” 

अब इस बूढे को लाख समझाने से भी कोई लाभ नहीं होने का। मूरख्व॒ को 
समझाना और देरुआ की गाँठ (जो हर प्रयत्न करने पर भी नहीं सींझता) को साग 


326 पाखी घोड़ा 


जैसे पकाकर सिंझाना, एक ही बात है-“मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिलैं 
बिरचिसम।” इस तरह की एक अनहोनी बात कर देने पर न तो परलोक ही 
सुधरेगा, न इहलोक ही बनेगा-दुविधा मे दोऊ गए माया मिली न राम।-वह तो 
फिर और भी मनुष्यों का खून-कत्ल करेगा।” 

माकन ने पूछा, “आज यह जो बहुत विशाल सभा हुई, उसमें आप गए थे?” 

“हाँ, हाँ,” बेठाराम ने उत्तर दिया।”आज सबेरे से ही सुन रहा था कि नवीन 
भाई अपने गुप्त प्रवास से प्रकट होकर सभी के सामने आएँगे, सबके सामने भाषण 
देंगे और फिर अपने आप को गिरफ्तार करवाएँगे। उन्होंने संघ के नौजवान लड़कों 
की चिन्तन की दिशा बदल दी है। सारा समाचार सुनकर बरदलै जी ने कहा है कि 
वे नवीन को जेल से रिहा करवा दें गे। इस समय असम प्रदेश की सुरक्षा के लिए वे 
संघ का सहयोग पाना चाहते हैं। आप नवीन भाई से मिल पायीं क्या?” 

“नहीं ।” माकन ने निर्लिप्त भाव से उत्तर दिया, “नवीन जी ने जब यह रास्ता 
ग्रहण कर लिया है, तब तो बम विस्फोट करने वाला यह नवयुवक भी इस सत्यपथ 
पर चला आएगा। वह अकेले-अकेल तो सब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, 
हत्या काण्ड करने का दण्ड तो अवश्य ही मिलना चाहिए। सबसे बड़ा दण्ड है अपनी 
प्रवत्तियों को अपने आप दमित कर देना, बुराइयों को उखाड़ फेंकना। अगर वह 
स्वयं भला बनकर दूसरों की भलाई करना चाहने लगे, तभी वह कोई क्रान्ति कर 
सकता है, नहीं तो हरगिज नहीं कर सकता।” 

मन्मथ ठेकेदार (जिनकी हत्या उस नौजवान ने कर दी थी) की सगी छोटी 
साली के मुँह से ऐसी बात सुनकर बेठाराम को बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ 
निराशा भी हुई। उसे कुछ सदमा भी पहुँच। लोगों के घरों, खेत-खलिहानों से 
धान-गन्‍्ना लूट लेने वाले इन दुर्दान्त लोगों को बेठाराम ने अब तक डरा-धमकाकर 
और पुलिस को सूचना देकर पुलिस से गिरफ्तार करवाकर दबा रखा था। अब अगर 
यह लडका छूट गया तो गाँव के खेतिहर आदमी सब फिर से खेतों पर कब्जा कर 
लेंगे। 
बेठाराम को जोर का गुस्सा भी उठा और बहुत आघात भी लगा। 

अब तो केवल सदानन्द बरुआ जी के अलावा कुल-खानदान की जगह-जमीन 
की फिक्र करने वाला, देख-रेख करने वाला कोई है ही नहीं। पंचानन फूकन चम्पा 
के प्रेम-सागर में निमग्न हो गए, प्रोफेसर रविचन्द्र जी एक बार किताबों में जा 
डूबते हैं तो दूसरी बार घर की सम्पत्ति की चिन्ता में डूब जाते हैं। दुदू मदमस्त 
हुआ है जयन्ती में और खेती करने वाले किसानों को ही अपनी जमींदारी की 
जमीन बाँट देने की सर्वनाशी भावना में निमग्न हो रहा है। और अब देखो कि ये 


पाखी घोडा। 327 


बहन जी भी परम त्यागी महात्मा, फकीर की तरह बातें कर रही हैं। निश्चय ही 
श्रीमती चित्रा फूकन के साथ-साथ ही इस वंश की लक्ष्मी भी चलीं गईं है। 

बेठाराम ने कहा, “जो करना हो करे, मालिक ! मैं अब और इस काम में फेस 
कर गाँव के लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लूँगा।' 

दीघली पोखरी का पानी शान्त-कलरवहीन पड़ा था। माकन ने एक बार उस 
शान्त जल की ओर देखा, फिर देखा बेठाराम के चेहरे की ओर। सम्पत्ति के प्रति 
उसके मन में तनिक-सा भी मोह नहीं उमड़ा। बेठाराम के सेवा-कार्य में भी उसे 
कोई ख़ास महत्त्व नहीं दिखाई पड़ा। उसने कहा, “ये सब बातें मुझसे कहने से 
कोई लाभ नहीं, बेठाराम भैया ! अपने वंश की जगह-जमीन-सम्पत्ति की मालिक मैं 
नहीं हूँ, उस सबके मालिक दुदू भाई साहब हैं। वैसे ये सब मुझे मिल जाये, तो भी 
मैं ये सब नहीं रखूँगी। आखिर क्‍यों? क्या आप बता सकते हैं?” 

'। क्‍यों 27? 

“यह जगह-जमीन की सम्पत्ति ही हम लोगों को खेतिहर-किसानों से काटकर 
अलग रखे हुए है। और उनसे कटे हुए होने के कारण ही हम उनके शत्रु बने हुए 
हैं। उन्होंने ठीक ही पूछा है-उस जगह-जमीन में-खेतों में क्या हम खेती करते 
हैं? धान क्या हम बोते-रोपते हैं? तो वे ठीक ही कहते हैं कि नहीं, यह सब हम 
नहीं करते। हम तो केवल बस जमीन के मालिक होने के नाते उनके द्वारा उपजाये 
धान-अनाज को उनसे लेकर स्वयं आराम से खाते-पीते-मौज उडाते, धन का 
सर्वनाश करते जा रहे हैं। उनका भोग कर रहे हैं। खाली-अवकाश-समय में पढते 
लिखते हैं, प्रेम-ब्रेम करते हैं, सुसभ्य भलेमानस बनते हैं, संस्कृतिवान बनते हैं । 
परन्तु हमारी आत्मा दु:ख के मारे टुकड़े-टुकड़े हो गई है। हम केवल अपने आप को 
नष्ट कर रहे हैं। चम्पा-नयी माँ को देखो, मेरे पिताजी को देखो, दुदू भैया की ओर 
देखो, सब-के-सब अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। मेरे मन्मथ जीजा जी तो हाय 
रुपया, हाय रुपया कहते-कहते ही मर गए। सुदर्शना बहन अपने प्रेम में पराभव 
पाने से, प्रेम के दुःख के कारण उनके कुल-परिवार में अपने आप को घुला-मिला 
नहीं सकी |-मैंने अब यह अच्छी तरह समझ लिया है कि इस तरह चलकर, इस 
तरह का व्यवहार करते रहने से कोई मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य बन सकते हैं 
केवल त्याग और सेवा के भरोसे।” इतना कहकर माकन शान्त हो गई। थोडी देर 
बाद उसने फिर कहा, “मैं अब सूमति बडी बहन जी के आश्रम जाना चाहती हूँ। 
बेठाराम भैया, कृपया मुझे वहाँ पहुँचा दें।” ऐसा कहते समय माकन की आवाज 
बहुत मुलायम हो गई थी। 
उसके अन्तरातम में नवीन द्वारा दिए गए भाषण की बातें बार-बार गूँजती 


328 | पाखी घोड़ा 


जा रही थीं। 

उसने पहले जब उसके शब्द सुने तब तो उसे एक तीव्र झटका-सा लगा था, 
परन्तु फिर धीरे-धीरे शान्त स्थिर होकर सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन गई थी। साधारण 
जनता के हित की राजनीतिक बातें सुनकर उसे बहुत भला लगा थीं, परन्तु उसके 
शब्द बड़े नीरस, सूखे थे। बीच-बीच में नवीन ठहर-ठहर जाता था। उसके भावों में 
एक द्वंद्द-सा आ जाता था, परस्पर विरोधी-से विचार आपस में टकराते-से लगते 
थे। संघ द्वारा सचालित खेती-बारी आन्दोलन के लिए सघ के नौजवान लडकों द्वारा 
किए गए हिंसात्मक कामों की उसने स्पष्ट रूप से खुलकर भर्तना की। उन सब 
कामों में जो उसके शामिल होने की चर्चा की जा रही थी, उसकी, उस सबमें 
उसके नाम को शामिल किए जाने की बात का भी उसने विरोध किया, ऐसे लांछन 
को अस्वीकार किया। साथ-ही-साथ उसने असम प्रदेश को पाकिस्तान रूपी ग्राह के 
जबड़े में जाने से बचाने के लिए पूरी ताकत से लोगों का आघ्वान किया। सभी को 
एकताबद्ध होकर असम को बचा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए सबसे 
जरूरी चीज है एकता। और उस एकता के अन्दर जमीं दार-सीरदार-खेतिहर किसान 
की एकता, हिन्दू-मुसलमान की एकता, असम के मैदानी भाग के निवासियो -पहाडी 
भाग के निवासियों की एकता सभी शामिल हैं। एक ओर वर्ग-संघर्ष करने को 
प्रेरित करना, तो दूसरी ओर विभिन्न वर्गों में एकता स्थापित करने को कहना, इस 
तरह के दो भिन्न प्रकार के भावों की टकराहट के कारण नवीन का भाषण 
बीच-बीच मे व्यतिक्रम युक्त, सामंजस्यहीन भी हो गया था। 

माकन को ऐसा लगा था कि नवीन के हृदय में छिपे इस द्वंद्ध की तरह ही, 
एक और भी हृदय-विदारक द्वंद्ध छिपा हुआ था। एक समय माकन से विवाह करने 
के लिए उसके मन में अति उद्दाम-प्रबल-इच्छा हिलोरें ले रही थी, परन्तु वह विवाह 
वह कर नहीं सका। जिसका मूल कारण यह था कि एक अतिसम्पन्न उच्चकुलीन 
परिवार से अपना जीवन संबंध स्थापित करके वह वर्ग-संघर्ष वाले अपने आन्तरिक 
मनोभावो - आदर्शों को त्याग पाने में पूर्णतः असमर्थ था। उसे याद आया कि किस 
तरह अन्तिम निर्णय लेने के क्षणों में वह अन्तर्दन्दद से आकुल-व्याकुल, हाल-बेहाल 
था और अन्ततः माकन को छोड देने की बात उसने सोची थी। 

यह अन्तर्द्वन्द्र ही उसे अन्दर-अन्दर ही नोच-नोच कर खा रहा है। यही वजह 
है कि वर्तमान उसके लिए परम कष्टकारक होता है। इन अन्तर्बनन्द्दों की संघर्ष वेला 
में वह व्यक्ति सत्ता और सर्मष्टि सत्ता का अपने भीतर जो संघर्ष अनुभव करता है, 
उस संघर्ष में भाग लेने जाकर वह अपने मतानुसार काम नहीं कर पाता। वैसा 
करने पर जैसे कि उससे कोई भयानक दोष हो जाएगा। इसी कारण वह हमेशा 


पाखी घोडा। 329 


समस्या के समाधान की बात भविष्य के लिए ठेल देता है, आशा में कि एक दिन 
समाजवाद प्रतिष्ठित हो जाएगा, एक दिन सभी दरिद्रता से, भूख-गरीबी से छुटकारा 
पा जायेंगे, एक दिन प्रेम मूर्त्तिमान होगा, सफल हो जाएगा। 

यह भविष्य है क्या, यह माकन कुछ समझ नहीं पाती। अगर वर्तमान सफल 
न हुआ, तो फिर भविष्य का क्या मूल्य? क्या सार्थकता? समता भावना की परिपूर्ण 
मूर्ति, साम्य-भाव का पूर्ण स्वरूप नवीन ने जो अभी नहीं देखा है, यह बात माकन 
आज अच्छी तरह समझ गई। वह वर्तमान को ही अधिक महत्त्व देती है। नवीन 
केवल यान्त्रिक तत्त्वों, सिद्धान्तों के सहारे ही जीवन को समझना चाहता है। 
वर्ग-संघर्ष के उद्देश्य, अन्तिम प्राप्य लक्ष्य की बात नवीन ने कभी पूरी तरह जानी ही 
नहीं । वस्तुत: यह लक्ष्य-मनुष्यों के भीतर की नाना प्रकार की विश्ंखलताओं का, 
नाना प्रकार के भेदों-विभेदों का विनाश है। व्यक्तिगत सत्ता इस विभिन्न श्रेणियों 
वाले समाज में रहते हुए भी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भाँति, प्रकृति, समाज, राष्ट्र, 
सभी श्रेणियों -वर्गों के जीवों और मनुष्यों के साथ एकता का अनुभव कर सकती 
है, एक सर्वमुखी संगठनात्मक शक्ति के प्रवाह के माध्यम से। 

जीवन में यदि काव्य की अनुभूतियाँ न हों, कना-चेतना न हो तो जीवन की 
सार्थकता पूर्ण नहीं हो सकती। प्रेम-भावना वर्ग-संघर्ष की भावना से बहुत उँचे स्तर 
की चीज है। मगर ऐसा न हो तो एक परम्परावादी संभ्रान्त बुर्जुआ समाज की युवती 
कन्या और ममाज क॑ सर्वाधिक शोषित-दमित की सेवा में लगे रहने वाले युवक के 
बीच परस्पर आकर्षण पैदा ही नहीं-हुआ होता। 

उच्चस्नर के प्रेम को सभी प्रकार के संघर्षों की बुराइयों से बचाकर एक महान 
अनुभूति के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए विश्वधर्म और साहित्य दोनों ही उपदेश 
देते हैं। मनुष्यों के टूटे-कटे दिलों को जोड़ने के लिए और संघर्षों में भी मानव मन 
में शान्त रस की सृष्टि करने के लिए आवश्यकता है, वैसे ही उत्तम प्रेम की, वैसी 
ही उदार प्रीति की। 

सुमति बड़ी बहन जी द्वारा अपनाए गए ब्रस्मचर्य के रास्ते को तो उसने कभी 
भी ग्रहण करने योग्य नहीं समझा। आज भी उसे उचित नहीं मानती, स्वीकार नहीं 
करती। परन्तु सुमति बड़ी बहन जी के आश्रम की ओर जाने के लिए आज उसका 
मन व्याकुूल हो रहा है। क्यो? कारण यह है कि वहाँ एक विशाल सेवा भावना का 
एक रूप प्रकाशित हुआ है। जहाँ वह विश्वमानवता का आभास पाती है, वहीं वह 
पवित्र तीर्थस्थान समझती है। यौन-भावना को दमित करने की बात को माकन 
अस्वाभाविक मानती है। वह मानव के सहज स्वभावन के अनुरूप नहीं है। कुछ अन्ध 
विश्वासों, तर्कहीन संस्कारों की वजह से इस अस्वाभाविक अचेतन मन को एक 


330 पाखी घोड़ा 


धार्मिक मर्यादा भी प्रदान कर दी गई है। परन्तु फिर भी उसने इसे मन से, प्राण से 
कभी ग्रहण नहीं किया, ग्रहण नहीं कर सकती। अपने प्रिय पात्र को, जिसे हृदय दे 
बैठे, प्यार करें उस पुरुष की देह और मन को अलग-अलग करके देखने का काम 
कर के सुमति बहन जी ने कोई अच्छे आदर्श प्रस्तुत नहीं किये। फिर भी सुमति जी 
ने समस्या का सामना बड़े साहस के साथ किया था। एक अटल भीष्म-प्रतिज्ञा 
करके, उन्होंने दिखावे के, बाहरी लोकाचार को तिलांजलि देकर, विवाह करवाये 
बिना ही विमल भाई साहब को हृदय से ग्रहण किया था। 

उनके इस परीक्षापरक साहस का प्रभाव नवीन के हृदय पर भी पड़ा था, परन्तु 
वह अपनी निजी व्यक्तिसत्ता, अपने निजी व्यक्तित्व, की आवश्यकताओं के अनुरूप 
अपनी एक स्वकीय परीक्षा करने में समर्थ नहीं हो सका। और उसने (माकन) भी 
और कोई उपाय शेष न देख परम्परा निर्वाह के लिए अपने सारे यौनाकर्षणों, 
अपनी सारी सौन्दर्य-सुषमा, सेवा-भावना, समेत रंजीत के समक्ष उपस्थित हुई, उसे 
अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहा था। परन्तु शारीरिक पंगुता, अक्षमता ने 
रंजीत को कमजोर बना दिया। वह उसे (माकन को) स्वीकार नहीं कर सका। 

रंजीत के समक्ष अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलने की कोशिश में असफल हो 
जाने पर उसे अपनी जगह पर यूँ ही लौट नहीं आना पड़ा। बल्कि वे एक-दूसरे के 
प्रगाढ़ मित्र बनकर ही एक-दूसरे से अलग हुए। 

वह अब अपना मार्ग स्पष्ट रूप से देख रही है। उसका यह मार्ग कभी 
राजनीतिक सभाओं के बीच से होकर जाएगा, कभी आश्रमों के अन्दर से, कभी 
कविता के क्षेत्र से होकर तो कभी होटल के फाटक की ओर से और कभी 
और-और भिन्‍न-भिन्‍न परिस्थितियों से होकर गुजरेगा। 

उसके इस अभियान में, इस यात्रा के अन्त में अन्ततः परिणामस्वरूप प्राप्य 
क्या है, यह तो वह नहीं बतला सकती, परन्तु उसके मन में कभी भी समाप्त न 
होने वॉला, सदा नयी-नयी उमंग से भरा रहने वाला प्रेम भरा हुआ है, अन्तत, 
अशेष प्रेम। बेठाराम जाने कहाँ से एक तांगा ले आया और बोला, “आप इस पर 
बैठ जाएँ, बहन जी। और चलें, यह आप को पहुँचा देगा, मैं पैदल-पैदल ही 
आऊँगा।” 

माकन ने कहा, “यह सब नियम-शिष्टाचार की चिन्ता छोडें, बेठाराम जी! 
आइए, बैठिए। साथ-साथ ही चलें गे। समझ लीजिए कि हम भाई-बहन हैं, या फिर 
मित्र-दोस्त ही समझ लीजिए।” 

माकन की बात सुनकर बेठाराम अग॒क्‌ रह गया। नगर के संप्रान्त फूकन वंश 
की राजकुमारी जैसी लड़की के साथ बेलतला जैसे साधारण गाँव के एक 


पाखी घोडा। 33 


अतिसाधारण व्यक्ति-अदना-से मुहर्रिर (क्लर्क) का भाई-बहन का नाता या मित्रता 
का नाता कया संभव है? माकन के आग्रह को देखते हुए अतिशय संकोच के साथ 
बेठाराम तांगे पर बैठा। उसने देखा कि ताँगे में बैठा उस राजकुमारी की देह 
हिल-इल रही है, परन्तु उसका मन बहुत उँचे आकाश में उड़ रहा है, पूरी तरह 
सहज-सरल वातावरण में । 

ताँगा आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुँचा, तब तक साँझ उतर आई थी और, 
आश्रम में साँझ बत्ती जल रही थी। ु 

शिलांग जाने वाली सडक पर ही स्थित है यह आश्रम, एक पहाडी ऊँचे टीले 
के ऊपर। 

वे अभी आश्रम द्वार में प्रवेश करने जा ही रहे थे कि तभी एक मोटरकार 
आकर उनके पास ही खड़ी हो गई। एक बहुत जोरदार आवाज करता हुआ 
मोटरकार के एक पहिये का टायर फट गया। और मोटर गाडी एक बडे जोर का 
झटका खाकर ठहर गई। वैसे अभी तब भी सूर्य की अन्तिम किरणें आकाश में 
जहाँ-तहाँ चमक रही थी। 

“अरे, ओ माकन ! ” 

माकन ने गर्दन घुमाकर पीछे की ओर देखा तो पाया कि फिरोजा मोटरकार 
में से नीचे उतरी आ रही है। मोटर .के पास खडे होकर, बर्स्ट हुए टायर के पहिये 
को बदलने के लिए हजारिका जी गाड़ी के भीतर से आवश्यक साजो-सम्मान 
निकालने लगे थे। उन्होंने वहाँ जब. बेठाराम को देखा तो इतने प्रफुल्लित हुए मानो 
किसी अत्यन्त दुर्लभवस्तु, जिसके मिलने की संभावना ने रही हो, उसे ही पा गए 
हों। अचानक ही बोल पड़े, “अरे ओ बेठाराम ! इधर आओ। पहिया बदलवाने में 
मदद करो।” 

बेठाराम भी दौड़कर हजारिका के पास पहुँच गया और यह वह उपयोगी यन्त्र 
उपयन्त्र उठा-उठाकर हजारिका जी को देने और पहिया बदलने में हजारिका जी की 
सहायता करने लगा। 

फिरोंजा और माकन आपस में बातचीत करते हुए आश्रम भवन के अन्दर 
चली गईं। 

उस समय आश्रम में सामूहिक प्रार्थना आरंभ हो गई थी। प्रार्थना सभागार ' 
थोड़ी दूरी पर था। वे दोनों उस ओर न जाकर पास ही जिस कमरे में दीया जल 
रहा था, उसी में प्रवेश कर गईं। 

कमरे में किवाड खोलते ही माकन को एक खाली बिस्तरा, एक मेज पर 
इधर-उधर बिखरी कुछ किताबें, वही रखा एक लैम्प, एक लाठी की बनी अरगनी 


332 पाली घोड़ा 


पर टंगी एक जोड़ा धोती-कुर्त्ता। 
.._ “यहाँ कौन रहता है, माकन?” कुछ अचम्भे में पड़कर फिरोजा ने पूछा। 
“बिना जाने-समझे-पूछे यूँ ही इसमें आकर हम लोगों ने गलती कर दी क्या?” 
माकन चुपचाप मेज के पास जाकर खड़ी हो गई। किताबों को अच्छी तरह 
निरख-परख लेने के बाद बोली, “ अरे और कौन रहता होगा, नवीन जी के 
सिवा।” 

उसके इस उत्तर से फिरोजा का अचम्भा और भी बढ गया। चकिन हो उसने 
पूछा, “वे क्या यहाँ रह सकते हैं?” 

“इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं, कुछ भी असम्भव नहीं है। 
भूमिगत हो छिपे रहने वाले क्रान्तिकारी अपने आप जहाँ खतरे से बाहर समझते हैं, 
जहाँ उन्हें विश्वास होता है कि लोग उनके रहने का भेद नहीं खोलें गे, वहीं रहते 
हैं।” 

“तो फिर चलो यहाँ से।” फिरोजा ने कहा, “हमारी वजह से भी तो उनका 
खतरा बढ सकता है।” 

“अब वैसे खतरे का समय समाप्त हो गया .है।”-माकन ने हँसते हुए उत्तर 
दिया, “वह भलामानस तो इस समय जेल में पहुँच चुका है। आज ही उच्च 
न्यायालय के विशाल मैदान में देशरक्षा के लिए लोगों का आह्वान करते हुए 
भाषण देकर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी।” 

माकन से पूरी घटना विस्तारपूर्वक सुन लेने के बाद फिरोजा ने कहा, “अच्छा 
ही हुआ, माकन ! इस तरह के आन्दोलनों में संयुक्त होने की वजह से उनकी बहुत 
बदनामी फैल रही थी। अपराजिता क्‍या कहती है? क्या तुम जानती हो। कहती है, 
“मैं जब बड़ी होऊँगी, तो जिस आदमी ने मेरे पिताजी की गोली मारकर हत्या की 
है, मैं भी उसे गोलियों से भून डालूँगी। हिंसा हिंसा को ही जन्म देती है, अपराध 
अपराध को ही बपता है। नवीन जी इस तरह के आदमियों के साथ में पड़कर 
अपने आप को ही धोखा दे रहे थे, अपने से ही छलना कर रहे थे।” फिरोजा ने 
समझाते हुए जवाब दिया। 

उन दोनों के बीच काफी देर तक विचार-विमर्श होता रहा। इस लम्बे 
विचार-विमर्श में नवीन के आन्दोलन के संबंध में ही बातें होती रहीं, माकन के 
साथ उसके हार्दिक-प्रेम संबंध की चर्चा एक बार के लिए भी नहीं छिडी। 
जान-बूझकर अपनी मन की भावना के अनुसार ही फिरोजा ने वह प्रसंग नहीं 
उठाया। और फिर उस दिन उस प्रकार की बातें करने का समय नहीं था। फिरोजा 
के पिता जी आज काफी लम्बे समय के बाद गुवाहाटी आए हैं, मुस्लिम लीन के 


पाखी घोड़ा। 333 


पाकिस्तान आन्दोलन के खिलाफ असमीया जनता को उठ खड़े होने को कहने के 
लिए, जगाने के लिए, समस्त असमीया जनता को एकजुट होने, संगठित करने के 
लिए। आज सारी राह वे केवल एक ही बात कहते आ रहे थे, एक दैनिक समाचार 
पत्र प्रकाशित करवाने के लिए, एक ऐसा समाचार पत्र जो जन-चेतना की जगाये, 
जनमत तैयार करे। और समाचार पत्र प्रकाशन के प्रसंग में ही नवीन की चर्चा भी 
उठी। तब उसके पिता, हजरिका जी ने कहा था, “दरअसल वह अपनी प्रतिभा का 
दुरुपयोग कर रहा है।' 

“और पिताजी की यह बात अक्षरशः सत्य है। फिरोजा ने माकन से यह बात 
और सारी बातें कह लेने के बाद कही। 

तब तक उधर प्रार्थना का कार्यक्रम पूरा हो गया। 

आश्रम की प्रधान सेविका महोदया तब आकर उन दोनों के सामने खडी हो 
गईं। थोड़ी देर तक ध्यानपूर्वक देखनें के बाद उन्होंने उन दोनों को भी पहचान 
लिया। तदनन्तर माकन ने फिरोजा के साथ घूम-घूमकर आश्रम की कताई-बुनाई 
कार्यशाला, खेती-बारी और गीता-भवन वगैरह का अवलोकन किया। 

यह आश्रम अत्यन्त कड़े नियमों-व्रतों के अनुशासन में चलता है। यहाँ किसी 
को भी तनिक-सी ढील नहीं दी जाती। आश्रम की सारी-की-सारी सेविकाएँ 
ब्रह्मचारिणी हैं। उन लोगों के मुखमण्डल पर साधारण किस्म की उत्सुकता, कुतूहल 
का भाव नहीं है, कोई उद्विग्नता नहीं है, चपलता-चंचलता नहीं है। बस, केवल एक 
सुर में बँधा एक सुनिश्चित योजना के अधीन सजा-सँवरा वातावरण है। सख्त 
नियमों के बन्धनों में बँधा यह वातावरण माकन को अच्छा नहीं लगा। 

वे दोनों टहलते-टहलते शयनागार में पहुँचीं। उसमें जाने पर, उसे 
देख-समझकर माकन को ₹.ग कि जैसे वह एक प्रौढा-महिलाओं का छात्रावास हो। 
उस समय आश्रमवासिनी सेविकाएँ वहाँ नहीं थीं। उनके सोने के बिस्तरे सामने 
झिलमिला रहे थे। सारे-के-सारे कपड़े खद्दर के थे, परन्तु थे बिल्कुल साफ-सुथरे। 

“आज तक तुम कहाँ थी, माकन!” आश्रम की प्रधान सेविका महोदया ने 
वहाँ उनके करीब आकर माकन से मुस्कराकर पूछा। 

माकन ने उत्तर दिया, “इसके संबंध में क्या सुमति बड़ी बहन जी ने आप के 
पास कोई सूचना नहीं लिख पठाई थी?” 

“हाँ, लिखा था। तुम नोआखाली का हाल देखने वहाँ गई हुई थी, इस बात 
का पता हमें लगा था।” फिर अचानक ही वे बहुत गम्भीर हो गईं, “आज के दिन 
तक नवीन जी ही इस आश्रम की देखभाल कर रहे थे। यद्यपि वे स्वयं भूमिगत हो 
छिपे रूप में निर्वासन का जीवन बिता रहे थे, फिर भी बीच-बीच में आकर हमारी 


334 पाखी घोड़ा 


सुरक्षा, आश्रम को ठीक ढंग से चलाने के साधनों की व्यवस्था वगैरह कर दिया 
करते थे। उन्हीं की प्रेरण; से, उन्हीं के निर्देशानुसार अब आश्रम की सारी सेविकाएँ 
असम-रक्षा के लिए सारी महिलाओ को संगठित कर रही हैं। ऐसी नाजुक दशा में 
अगर तुम हमारे साथ खड़ी होओ, हमें सहयोग दो, तो बहुत अच्छा हो। हमारा 
सबसे पहला बड़ा कर्त्तव्य होगा साम्प्रदायिक शान्ति को बनाए रखना।” 

माकन का मन हर्ष से गदगद हो गया। उसने कहा, “हाँ, मैं आप लोगों का 
सहयोग करूँगी। परन्तु बहन जी मैं आप सबकी तरह ब्रह्मचारिणी बनकर नहीं रह 
सकती। 

प्रधान सेविका महोदया ने कहा, “हमारी भी कोई ऐसी दृढ़ शर्त नहीं है। 
अब्रत्मचारिणियों के साथ काम किये बगैर, उनका सहयोग लिये बगैर हमारा भी 
रह पाना मुश्किल है। अभी कल ही मैंने नवीन जी से इस संदर्भ में बातचीत की 
थी। वे भी तुम्हारे आने के इन्तजार में थे। तुम्हारे आ मिलने से उन्हें भी खुशी 
होगी। वे तो सोचते हैं कि यदि तुम यहाँ आ मिलो तो आश्रम के सम्पूर्ण काम 
काज का भार वे धीर-धीरे तुम्हें ही सौंप दें। सुमति बड़ी बहन जी की भी यही 
मनोकामना है। 

सुनते ही लाज के मारे माकन के दोनों गाल लाल पड गए। बात के मर्म को 
समझ लेने पर फिरोजा ने उसके पेट में चिकोटी काटकर कहा, “अब तो नुम्हें 
सेविका बनने के अलावा और कोई दूसरा चारा ही नहीं रहा। अब तूँ झटपट जुड़ जा 
इनमें | तुम जब इनका सहयोग करने लगोगी, तो मैं भी बीच-बीच में आ-आकर 
आन्दोलन के काम में सहयोग दिया करूँगी।” 

माकन ने अब तक अपना मन दृढ कर लिया था, दृढ़ निश्चय लेकर उसने 
यकायक पूछा, “अगर मै यहीं आश्रम में ही रहना चाहूँ, तो कया इसमें कोई 
आपत्ति होगी?” 

प्रधान सेविका महोदया कुछ देर तक सोचती रहीं, फिर बोलीं, “नहीं, 
बिलकुल नहीं। आप बड़े शौक से यहाँ रह सकती हैं। परन्तु अगर आप सबके साथ 
न रहकर एकान्त में रहना चाहती हैं, तब तो यही नवीन जी का कमरा है, इसे ही 
आप को दे सकती हूँ, फिलहाल यह खाली भी है, वे तो अब बड़े लाट साहब के 
बड़े मकान (जेल) दे मेहमान हैं।” 

माकन ने कहा, “ठीक है, मैं कल ही से यहाँ आ जाऊँगी। परन्तु आप के 
आश्रम के अत्यन्त कठोर नियमों के बंधन में बँधकर मैं ज्यादा दिन नहीं रह 
सकूंगी। क्यों कि मैं संन्यास ग्रहण करने को बहुत अच्छा नहीं समझती। अतएव मैं 
बस जिस कुछ दिनों तक यह आन्दोलन चलेगा, बस उतने ही दिनों तक रह 


पाखी घोड़ा/ 335 


उसकी इस बात को सुनते ही तुरन्त फिरोजा बोल पडी, “तुम क्‍या यहाँ आये 
बिना रह भी सकती हो माकन? जरा सोचकर तो देखो।” 

उसके इस प्रश्न पर माकन ने कुछ नहीं कहा। मौन बनी रही। फिर कुछ देर 
बाद उन लोगों से विदा लेकर वे दोनों लौट आयीं। रास्ते में आते-जाते माकन ने 
फिरोजा से कहा, “अब तो घर में रहना मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है। 
एक समय वह था जब नवीन जी ने मुझे घर से निकालकर संघ में आने के लिए 
आश्रम में रहने, सहयोग करने के लिए कहा था, तो मैंने समझा था कि नहीं, ऐसा 
काम कर पाना असम्भव है। परन्तु आज स्थिति यह है कि आज घर छोड़ना मेरे 
लिए इतना आसान है जैसे इसमें कोई बात ही नहीं, कहीं कोई कठिनाई ही नहीं 
रही।” 

“तुम अपने पिताजी जी को छोड़कर अलग रह सकोगी?” फिरोजा ने पूछा, 
“उनकी तो अब तुप्हारे ऊपर ही सारी मोह-ममता है। और फिर वह बच्चा .... 

माकन ने हँसकर कहा, “पिताजी की रखवाली अब और करने की मुझे जरूरत 
नहीं है। अपना मार्ग मुझे स्वयं चुनना होगा। वे इस क्षेत्र में मेरे समक्ष कोई आपत्ति 
नहीं करेंगे। वे बिलकुल ही नहीं रोकेंगे। परन्तु इतना जरूर है कि पिताजी को 
देखने-भालने के लिए किसी सहृदय सहयोगी आदमी की आवश्यकता है। और वह 
उत्तरदायित्व मैं अवश्य निभाऊँगी।” 

फिरोजा ने अनुभव किया कि यह वह पुरानी माकन नहीं है बल्कि एक 
बिलकुल ही नयी माकन है। एक ऐसी नवीन माकन जो अपने निजी म॑न से अनुभव॑ 
किए सत्य पर चलने के लिए दृढ प्रतिज्ञ है। उसका यह रूप देखकर फिरोजा को 
हार्दिक प्रसन्‍नता हुई। 

चलते-चलते वे मोटरकार के पास आ पहुँची । 

वहाँ हजारिका जी कार को ठीक दुरुस्त करके उन्हीं दोनों के आने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे। तब तक बेठाराम मुहर्रिर के साथ देश की वर्तमान दशा पर बातचीत 
करते रहे थे। 

करीब आकर फिरोजा ने अपने पिता जी से कहा, “पिता जी! माकन ने 
आन्दोलन में जुट जाने का दृढ निश्चय कर लिया है। 

फिरोजा ने माकन के इस निश्चय की बातें जब अपने पिताजी को विस्तार से 
सुना दीं, तब हाजरिका जी परम प्रसन्न हुए। पूर्ण सन्तुष्ट' होकर उन्होंने कहा, “अब 
जब कि स्त्री-शक्ति जाग पड़ी है, तब तो फिर कोई चिन्ता ही नहीं। यह आन्दोलन 
तो अब रसोई घर तक में पहुँच गया। मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूँ कि यह 


336 पाखी घोड़ा 


निश्चित विजय का लक्षण है। 

मोटरकार पर बैठकर उसे चलाते हुए फिर वे चारों व्यक्ति सर्वप्रथम माकन के 
घर पहुँचे। वहाँ माकन और बेठाराम उतर गए। फिरोजा को साथ लेकर हजारिका 
अपने घर के लिए रवाना होने वाले ही थे कि पडोस के घर से प्रोफेसर रविचन्द्र जी 
निकलकर उनके करीब आ गए। उन्होंने आते ही कहा, “बरदलै जी ने मुझे मगलदे 
पहुँचने को कहा है। वे वहाँ एकान्त में शान्ति पूर्वक गोपनीय ढग से विमर्श करना 
चाहते हैं। उन्होने मुझे आप को भी साथ में लिवा आने को कहा है। आप चले गे 
तो?” 

प्रोफेसर रविचन्द्र के हाथों में उस समय भी दो पुस्तकें थीं। हजरिका जी को 
लगा कि जैसे शिलाग से यहाँ पहुँचते ही वे तुरन्त अध्ययन-अन्वेषण में तल्लीन हो 
गए थे। जरूर किसी प्रामाणिक तथ्य के उद्घाटन की आवश्यकता आ पड़ी होगी। 
अर्थात्‌ ऐतिहासिक आधारभूत प्रामाणिक तथ्यों की। यह सब चिन्ता करते हुए 
हजारिका जी ने लक्ष्य किया कि अभी कुछ समय पहले शिलांग में रविचन्द्र जी के 
चेहरे पर जो चिन्ता-परेशानी का भाव उन्होंने देखा था, अब उसका कही कोई 
नामोनिशान नहीं है। हजारिका जी फिर स्पष्ट शब्दों में पूछ बैठे, "क्यो? 

रविचन्द्र जी ने कहा-“जातीयता (राष्ट्रीयता) का प्रश्न ही अत्यन्त जटिल रूप 
में खड़ा हो गया है। लीग वाले कह रहे हैं कि मुसलमान एक जाति (कौम) है। 
कांग्रेस वाले कहते है कि हिन्दू-मुसलमान दोनों ही एक ही जाति (कौम या राष्ट्रीय) 
है । और दूसरी ओर मैं सोचता हूँ कि असमीया एक जाति (कौम) है। इस तरह के 
भिन्‍न-भिन्‍न मतों की तात्विक सत्यता मे बरदलै जी अनिर्णय की स्थिति में फेस 
गए है। वे जानना चाहते हैं कि असमीया एक जाति है या नहीं? तात्त्विक यथार्थ 
दृष्टि से। वे अपने पूरे जीवन भर एक तरफ वन्दे मातरम्‌ गीत गाते रहे है, तो 
दूसरी तरफ गाते रहे हैं-'ओ मेरे अपने देश |” महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप में कहा 
है कि असम ने सन्‌ १९३५ सन्‌ की संवैधानिक धारा के तहत जो प्रादेशिक 
स्वायत्त शासन पाया है, उस स्वायत्त्व शासन को असम को छोड़ने की जरूरत नहीं 
है। उसमें असम ककी और भारत की स्वाधीनता के बीज छिपे हुए हैं। वे आप से 
विशेष रूप से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वे आप से असमीया मुसलमान की 
इच्छा-अनिच्छा, उनकी सहमति-असहमति के सबध में जानना चाहते हैं |” 

“आप उनसे मिल पाए थे क्‍या ?” हजारिका ने आग्रह के साथ पूछा। 

“नहीं, मैं मिलने नहीं गया। वे खुद ही मंगलदे जाते समय मेरे यहाँ से होते 
हुए गए हैं।” रविचन्द्र जी ने उत्तर दिया, “ मैं तो अपनी ही समस्याओं को लेकर 
विकल था। घर में प्रवेश करने का भी मन नहीं हो रहा था। परन्तु उनके आ जाने 


पाखी घोडा। 337 


पर अपनी निजी घर-ग्रहस्थी की अपनी पारिवारिक उलझनों की बातें भूल ही 
गया। विश्वविद्यालय के विशेष अधिकारी पद से त्यागपत्र देने की बात भूल गया। 
उनकी मानसिक उलझनों को देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। एकमात्र महात्मा गांधी 
ही उन्हें साहस प्रदान कर रहे हैं। वे केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, तात्त्विक 
दृष्टि से भी स्पष्टतः निश्चिन्त होना चाहते हैं। क्योंकि इस समय असम को 
अकेले-अकेले लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अतएव बुद्धिजीवी, व्यवसायी, स्त्री-पुरुष, 
वामपंथी सभी वर्गों के सभी लोगों का सहयोग पाना चाहते हैं।” 

यह सब सुनकर हजारिका का मन आनन्द से गदगद हो गया। वे बोल पड़े, 
“जाऊँगा। निश्चय ही जाऊँगा।” असम यदि मरता है, तो मैं भी मर जाऊँगा। 
किसने कही थी यह बातें मैं भूल गया हूँ। 

“लक्ष्मीधर शर्मा जी ने।” रविचन्द्र जी ने कहा, “तो फिर आप चलें।” 

हजारिका ने बहुत तेजी से कार चलायी और शीघ्र ही अपने घर जा पहुँचे। 
फिरोजा को नीचे उतारकर वे स्वयं अपनी मोटरकार के एक-एक कलपुर्जों की 
जाँच-परख करने लगे, कि सभी कुछ सुचारु रूप से काम करने लायक है कि नहीं | 
गाडी के इंजन से पेट्रोल अच्छी तरह गुजर नहीं पा रहा था। इससे उन्हें कुछ चिन्ता 
हुई, फिर यकायक वे रतिराम ड्राइवर की पूछताछ करने लगे। इंजन वगैरह को ठीक 
करने के काम में वह बहुत कुशल हैं।' 

वे चलते-चलते बाहर मैदान में निकल आए। उस समय बाहर बहुत सुन्दर 
चाँदनी खिली हुई थी। वे पैदल ही चैलते-चलते संघ के कार्यालय के सुनमान इलाकं 
से होते हुए धीरे-धीरे सुदर्शना के मकान के फाटक के पास पहुँचकर खड़े हो गए। 
उनके गले की आवाज सुनकर अपने अतिथि-कक्ष में मन मारे बैठी सुदर्शना झटपट 
उठकर बाह आ गई। 

“माँ ! रतिराम है क्या?” हजारिका ने पूछा। 

"उसी की चिन्ता में तो मैं भी हूँ। आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं। उसी 
का रास्ता जोह रही हूँ। मेरी कार को आजकल वह टैक्सी के रूप में चलाता है। 
जान पडता है आज कहीं दूर निकल गया है। आपका कोई विशेष काम है क्या?” 

हजारिका जी ने जब अपने आगमन का उद्देश्य बतलाया, तब हँसकर सुदर्शना 
ने कहा, “अच्छा, इसका मतलब कि असम रक्षा का काम रातों में भी चलें गे। यह 
देखकर मुझे 'शराईघाट की लड़ाई' याद आ रही है। चक्रध्वज राजा की बड़ी 
राजकुमारी ने भी संभवतः राजा से कहा था-“बर फूकन ने जैसे कहा है, उसी तरह, 
राज्य की भी रक्षा होगी, प्रजा की भी रक्षा होगी। सभी की रक्षा होगी, राज्य भी 
विजयी होगा।” 


338 | पाखी घोडा 


हजारिका जी ने हँसकर कहा, “संगीत वाद्य वादक के घर का बिला भी 
लय-ताल के बोल बोलता है। बर फूकन ने क्या कहा था? यह तो मुझे ठीक से 
याद नहीं है। पर जहाँ तक याद पड़ रहा है-उसने कामाख्या मन्दिर में शपथ खायी 
थी- माँ | रणभूमि से जो भी आदमी पीछे पैर हटाएगा, उसे इसी कटार से पहले 
काट फेंकूँगा, उसके बाद इस बात की सूचना महाराजा को दूँगा।”-अपनी बात 
पूरी कर सुदर्शना फिर हँसने लगी। 

ठीक उसी वक्त रतिराम मोटरकार चलाते वहाँ आ पहुँचा। साथ में जयन्ती 
और नवराम ओझा जी भी थे। उन दोनों के लिए पहले की तरह इस बार भी 
पंचानन फूकन जी के यहाँ ही ठहरने की बात थी, परन्तु वहाँ अब बच्चे और 
उसकी आया के आ जाने के कारण दुदू ने उन्हें सुदर्शना के पास रहने के लिए भेज 
दिया है। 

नवराम का स्वास्थ्य गम्भीर बीमारी से बहुत टूट चुका है। जयन्ती और 
रतिराम उन्हें उठाकर घर के अन्दर ले गए। वहाँ रतिराम के बिस्तरे पर उन्हें उन 
लोगों ने लिटा दिया। हजारिका और सुदर्शना भी उनके पीछे-पीछे गए और नवराम 
ओझा की पलंग के पास खडे हो गए। नवराम ने लेटे-लेटे ही हजारिका की ओर 
देखकर कहा, “अब और ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रहूँगा। यमराज ने अपनी मुट्ठी में 
चोटी पकड़ ली है। बस यही इच्छा है कि दुनिया से विदा होने के पहले जुरी की 
बैठक में बैठकर जिस लड़के को फाँसी की सजा सुनाई गई है, उसे फाँसी के तख्ते 
पर चढने से बचा जाऊँ। बस, इतना ही चाहता हूँ। इससे बड़ा पुण्य होगा। मेरा तो 
मत है कि फाँसी सात गुने शत्रु को भी नहीं लगनी चाहिए। उससे तो अच्छा है कि 
उसकी जगह उसे आजन्म कारावास की सजा दे दी जाए।” 

नवराम ओझा की बात पहले तो हजारिका और सुदर्शना समझ नही सके। 
जब रतिराम ने उस बम विस्फोट करने वाले लड़के को फाँसी दिए जाने की सजा के 
संबंध मे किए जा रहे जूरी के विचार-निर्णय की बातें विस्तार से कहकर समझायीं , 
तो फिर उन दोनों का मुँह गंभीर हो गया। 

हजारिका ने लक्ष्य किया कि सुदर्शना बहुत उदास और गुरु गंभीर हो गई है। 
हजार हो मगर अपने पति के हत्यारे की फाँसी की सजा को कम करने के प्रस्ताव 
को वह अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पा रही थीं। वह मन्मथ को प्यार नहीं करती 
थीं, मगर वह एक अलग बात है। परन्तु अब नवराम ओझा मन्मथ के घर में ही 
आश्रय लेकर आदर-आतिथ्य पाकर मन्मथ के हत्यारे को फाँसी की सजा से 
बचायें गे, यह बात उसे अच्छी नहीं लगी। जबकि इसी नवराम ओझा पर एक 
कलाकार के नाते वह शुरू से ही बराबर श्रद्धा करती आ रही है, और अभी-आज 


पाखी घोड़ा / 339 


भी उनकी कठिन बीमारी की सूचना पाकर उनका हालचाल जानने के लिए वह 
शिलाग से दौडी भागी यहाँ आई है। 


नवराम ओझा द्वारा अपने पति के हत्यारे को सजा से मुक्ति दिलाने की धारणा 
को सुनकर उसके अन्तर हृदय का सारा उत्साह ही मर गया। वह किसी से बिना 
कुछ कहे-सुने तुरन्त वहाँ से हटकर अपने शयन-कक्ष में चली गई। पति के श्राद्ध 
कर्म के दिन से लेक! आज तक वह इस कक्ष में सोने नहीं आई थी। उस कक्ष में 
प्रवेश करते ही उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह जान-बूझकर मन्मथ के प्रति पूरे 
जीवन भर भारी अन्याय करती रही थी। अभी, आज तक भी अन्याय करते रहने 
का वह अध्याय पूरा नहीं हुआ है। नवराम ओझा उसी के मेहमान हैं माननीय 
अतिथि, सम्मानित अतिथि महोदय जो काम करने जा रहे है, इससे उनकी महिमा 
और बढ जा सकती है, परन्तु उनका यह कर्म उसे उसके स्वर्गवासी पति के समक्ष 
दोषी ही ठहरायेगा। ऐसी हालत में आखिर उसे करना क्या चाहिए?” 

मुदर्शना ने देखा, अपराजिता सोयी हुई है। एक बार तो उसकी ऐसी इच्छा हुई 
कि घर छोड़कर भाग जाय। परन्तु इस तरह का आचरण करने से बहुत बुरा लगेगा। 
अतः उसने निश्चय किया, वह घर में ही रहेगी। घर में रहते हुए वह अपने आप 
को स्वयं ही समझाएगी, मन-ही-मन अपने स्वर्गीय पतिदेव से क्षमा-प्रार्थना करेगी। 

फिर वह रसोई घर में जाकर भोजन बनाने का उपक्रम करने लगी। 

थोड़ी देर बाद जयन्ती आकर उसके सामने खडी हो गर्ट। उसके केश बिखरे 
हुए थे, शरीर के वस्त्र भी अस्त-व्यस्त थे, चेहरे का सारा रंग ही उतर गया था, 
बहुत व्याकुल उदास लग रही थी। 

“क्या हो गया जयन्ती? तुम्हारा चेहा अचानक ऐसा क्‍यों हो गया?” 
सुदर्शना ने घबड़ाकर पूछा। 

“पिता जी को हजारिका जी ने जाने क्या-क्या कह सुनाया। जिस लड़के को 
फाँसी की सजा हुई है, उसी को लेकर। जिसकी उसने हत्या की है, उसी के घर में 
रहकर, उसे माफी दिलाने जाना तो जानबूझकर अन्याय करना है। पिताजी ने बात 
पर इस रूप में गौर नहीं किया था। उन्होंने इस पक्ष पर तो सोचा ही नहीं था। 
उनका तो बस यही कहना था कि कानून की अपेक्षा धर्म बड़ा है। एक के प्राणों के! 
बदले दूसरे के प्राण ले लेना, कानून की दृष्टि में अच्छा हो सकता है, परन्तु ईश्वर 
इसे अच्छा नहीं समझते। पिता जी इसे सही नहीं मानते। अतः अब वे यहाँ से 
तुरन्त ही कहीं अन्यत्र चले जाने को व्याकुल हैं। अब भला ऐसी लबेजान हालत में 
मैं क्या करूँ? डॉक्टर ने बहुत सावधानीपूर्वक रखने की हिदायत दी है।” परेशानी के 


340 पाखी घोड़ा 


मारे जयन्ती की आवाज लडखडाने लगी। 

चिन्तायुक्त हो सुदर्शना ने पूछा, “हजारिका मौसा जी अभी हैं या चले गए?” 

“वे तो चले गए। रतिराम को भी अपने साथ लिवा ले गए हैं।” 

“ठीक है, जयन्ती ! तुम जरा खाना पकाने पर ध्यान दो।” सुदर्शना ने कहा, 
“मैं स्वयं जाकर बूढे बाबा को समझाऊँगी। हाँ, मुझे भी यकायक बहुत बुरा महसूस 
हुआ था, संभवतः इसलिए कि ऐसा होने पर शायद उनकी स्वर्गीय आत्मा को कष्ट 
हो।” थोड़ी देर ठहरकर उसने फिर कहा, “परन्तु तुम एक बहुत ही समझदार युवती 
हो। धैर्य रखो, परेशान मत होओ। मैंने स्वयं अपने आप को समझा लिया है, सही 
रास्ते पर आ गई हूँ। अब मैं जाकर उन्हें भी समझाऊँगी।” थोड़ी देर रूककर उसने 
फिर कहा, “मगर मैं उन्हें समझाऊँगी कि उन्हीं से खुद समझूँगी? इन सब तत्त्वों 
को वे मेरी अपेक्षा बहुत अधिक अच्छी तरह जानते हैं।” 

जयन्ती ने सुदर्शना की ओर निहारा तो उसे अनुभव हुआ कि बेचारी सहृदय 
महिला के मन में चिन्ता घुस बैठी है। तब उसने कहा, “अगर उस लड़के को फाँसी 
देकर मार दिया जाए तो कया जिन महाशय की हत्या हो चुकी है उन्हें पुनः जिन्दा 
किया जा सकता है? अरे एक-न-एक दिन तो सभी को जाना पडेगा। बस केवल 
एक दिन आगे या एक दिन पीछे। परन्तु यदि उसके (हत्याकारी के) अन्तरतम में 
सोये पड़े भगवान की जगाया जा सके, तो वह अपनी गलती को स्वयं महसूस कर 
सकेगा। अभी उसकी उम्र भी काफी कम है। अभी उस बार उसने तुम्हारे पिताजी 
पर ही बम विस्फोट किया था, तो क्या तुम्हारे पिताजी ने उसे क्षमा नहीं कर दिया 
था। मैंने जहाँ तक सुना है, लड़के को अपने किये पर बहुत पछतावा हुआ है। वह 
अभी भी अच्छा आदमी बन सकता है।” 

सुदर्शना ने उत्तर दिया, “उसने जो लोगों की हत्याएँ कीं, सो अनजाने में 
नहीं, जान-बूझ कर लोगों को मारा। वह भगवान को नहीं मानता। आज उसे 
अगर पछतावा हुआ भी तो वह पछतावा धर्मभाव के जागरित होने से नहीं हुआ 
होगा। आलोचना-प्रत्यालोचना से, आगा-पीछा सोचने-समझने से हुआ हो सकता 
है। नवराम ओझा उसे फॉँसी के फन्दे से बचाना चाहते हैं, तो इसमें हमें बाधा 
देना उचित नहीं है। कौन जाने वह सचमुच ही भलामानुष हो ही जाय।” कुछ देर 
मौन रहकर सुदर्शना ने कहा, “और सुनो, जयन्ती ! मैं मन की इतनी छोटी, इतनी 
नीच नहीं हूँ कि नवराम ओझा जी यहीं रहें, मेरे घघ। कहीं और जाने की जरूरत 
नहीं | तुमने ठीक ही कहा, पिताजी की तरह मुझे भी उस लड़के को माफ कर देना 
ही उचित होगा।” 

जयन्ती की आँखों से कृतज्ञता के आँसू झरने लगे। 


पाखी घोडा। 347 


सुदर्शना ने जाकर नवराम ओझा को देखा तो पाया कि उनकी हालत काफी 
बिगड़ गई है। वे बड़ी कठिनाई से साँस ले पा रहे हैं। वह उनके पास बैठ गई। 
उनके ललाट पर हाथ रखकर ज्वर का ताप देखा। समझकर कहा, “ओझा जी ! 
आप निश्चिन्त हो शान्तिपूर्वक सो रहिए। कोई भी बात कहने की जरूरत नहीं । 
शान्त रहिए, बोलने की कोशिश मत कीजिए।” 

कुछ देर बाद नवराम ओझा चुपचाप हो सोने लगे और मन-ही-मन भगवान 
का ध्यान करने लगे। मुँह से कुछ अस्फूट बोल निकल रहे थे परन्तु कुछ भी साफ 
सुनाई नहीं पड़ रहा था। 

नवराम ओझा की देह भयंकर ज्वर से जलने लगी थी। 

कुछ समय तक आँखें मूँदे पड़े रहने के बाद अचानक एक बार आँखे 
खोलकर ओझा जी कहने लगे, “माँ! तुम्हें कष्ट पहुँचाने की मेरी कोई इच्छा नहीं 
थी। मैं तुम्हें कष्ट देने की गरज से कोई काम करना नहीं चाहता। परन्तु माँ! 
मनुष्य के अन्दर अधम, मंध्यम और उत्तम सभी प्रकार का स्वरूप विद्यमान है। जो 
महान हैं, बड़े हैं, महात्मा हैं उनके लिए क्षमा ही सदा श्रेष्ठ आभूषण है। माधवदेव 
जी के घोषा (नामघोषा नामक श्रेष्ठ धार्मिक ग्रन्थ) का स्मरण हो रहा है-'अधम 
(नीच व्यक्ति) केवल दोष ही ग्रहण करता है, मध्यम गुण-दोष दोनों को ग्रहण करके 
विचार करता है। उत्तम प्रकृति का व्यक्ति केवल गुण का ही ग्रहण करता है। परन्तु 
सर्वोत्तम व्यक्ति बहुत थोड़े से गुणों को ही बहुत बड़ा बनाकर ग्रहण करता है।” 
-मृत व्यक्ति को जिला पाना असंभव है। अतएवं उत्तम श्रेणी के लोगों को हमेशा 
अजामिल जैसे हत्यारे पापी के उद्धार करने की ही बात सोचनी चाहिए। भाव से ही 
आत्मा ईश्वर है। इसी भाव के कारण ही मैं अपने जीर्ण-शीर्ण महारोगी शरीर को 
लेकर भी उसके प्राण बचाने के लिए निकला चला आया हूँ। परन्तु यदि माँ! तुम्हें 
इससे कष्ट पहुँचता है, तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊँगा।” 

सुदर्शा की आँखों से पानी बहने लगे। उसने भलीभाँति जान लिया कि 
ओझा की आत्मा पवित्र है। और उनकी पवित्र भावना उसकी अपनी चिन्ता-भाव 
से सौ योजन ऊपर है। उनकी उस भावना में साधारण अपराध-दण्ड-विधान की 
सांसारिक चिन्ताओं का लेश भी नहीं है। सांसारिकता के कलुष उन्हें छू तक नहीं 
सके हैं। उसने कहा, “नहीं, आप जायेंगे क्यों? अगर आप जायेंगे तो यह मत 
समझिए कि मैं केवल इससे दुःखी भर ही होऊँगी, मुझे दुःख तो होगा ही, ऊपर से 
मैं भगवान के सामने भी अपराधिनी बन जाऊँगी। आप कहीं अन्यत्र जने की मत 
सोचिए, यहीं रहकर अपना कर्त्तव्य अपनी इच्छा के अनुसार पूरा कीजिए।” 

अबकी बार तो ओझा जी की आँखों से भी आँसू बहने लगे। परन्तु ये आँसू 


342 पाखी घोडा 


दुःख-वेदना के आँसू न होकर आनन्द-हर्ष के आँसू थे। उन्होंने सुदर्शना के माथे पर 
हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, “मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि फूकन 
जी के घर की कन्या कभी भी अविवेकी (नासमझ) नहीं हो सकती।” 

उसके बाद ओझा जी धीरे-धीरे अपने विगत जीवन की बातें बतलाने लगे। 
घर पर सम्पत्ति के नाम पर कहने भर को भी कुछ नहीं है। फिर भी भगवान का 
नाम जप-जपकर प्रभु का ध्यान करते हुए ओझा पद के अनुरूप का अभ्यास करते 
आ हहे हैं। जयन्ती ने भी उनसे वह वंशानुगत विद्या सीखी, कला-साधना की। 
उनकी उत्कट इच्छा पर, उनके जोर देने पर ही उसने देवता का कंगन अपने हाथों 
में पहना। परन्तु उसका मन इस समय दुदू साहब में ही पूरी तरह आसक्त हो गया 
है। दुदू उसे देवता के हाथों से छुडाकर अपने पास खींच लाना चाहता है। उसके 
लिए उसने सभी कुछ छोड़ दिया है। मनुष्य की इतनी अधिक आसक्ति ठीक नहीं 
है। नवराम ओझा सम्प्रति जयन्ती से कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हैं। अब 
वह परम पवित्र देवधुनी बनी नहीं रह सकती। उसका चित्त चंचल हो गया है। ध्यान 
का केन्द्र डगमगा गया है। अब तो उसे विवाह करवा लेना ही उचित है। परन्तु वे 
तो अब किसी से भी कुछ भी अनुरोध नहीं करेंगे। सिपाझार में दुदू और जयन्ती 
के प्रेम-संबंधों की बात लोगों की जबान पर तैरती फिर रही है। सभी इसकी चर्चा 
करते फिर हहे हैं। 

उस तरह की चर्चाओं पर बदनामी फैलाने की चेष्टाओं पर ओझा ध्यान नहीं 
देते। परन्तु यह बात भी सच है कि उन दोनों के संबंधों की सत्यता प्रमाणित हो 
चुकी है, उनमें असली संबंध क्‍या है, इसका निर्णय सभी के समक्ष स्पष्ट हो चुका 
है। 

अब सभी कुछ खोलकर साफ-साफ स्पष्ट शब्दों में कहने की जरूरत नहीं 
रही नवराम ओझा जी को। सुदर्शना इशारे से ही सभी कुछ जान गई। उसने कहा, 
“विवाह हुए बिना घर गृहस्थी बसाने की प्रथा के आप बहुत विरोधी हैं क्या, ओझा 
जी?” 

“हमारे समाज में पहले कन्या को घर ले आकर रखने और बाद में विवाह 
करने की भी एक प्रथा प्रचलित रही है। अगर उसे ही ये दोनों पालन कर लेते तो 
भी ठीक होता। परन्तु अब तो बहुत देर हो गई, माँ, बहुत देरी हो गई हैं।” 

सुदर्शना ने ओझा जी के हृदय की आन्तरिकता को भलीभाँति समझ लिया। 
दुदू के मन की भावनाओं को भी वह बहुत अधिक तरह जानती है। विवाह जैसी 
परम्परागत प्रथा को वह बहुत अधिक महत्त्व प्रदान नहीं करता। उसकी दृष्टि में 
मन का मेल ही असली चीज है। जयन्ती भी दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। वह तो 


पाखी घोड़ा/ 343 


यह कल्पना भी नहीं कर सकती कि दुदू से उसका कभी सम्बन्ध-विच्छेद हो सकत। 
है। 

सुदर्शना बहुत दिनों से मन-ही-मन सोचती रही थी कि वह दुदू से विवाह कर 
लेने के लिए कहेगी। परन्तु बाद में उसका विचार बदल गया। उसने सोचा अगर वे 
दोनों विवाह किए बगैर ही सुखी हैं, तो वैसे ही सुखी रहें । विवाह हो जाने पर एक 
प्रकार का बाध्यतामूलक बन्धन बढ जाता है। उसने स्वयं ही विवाह के इस बंधन में 
बँधकर अपना जीवन नष्ट कर लिया था। 

यकायक उसे लगा कि ओझा जी को श्वास-प्रश्वास लेने में अचानक ही बहुत 
अधिक वेदना होने लगी है। उसने उनका कपाल छूकर देखा, हाथ-पैर भी डेखे, 
उसकी चिन्ता बहुत बढ़ गई। चिन्ता-विकल हो वह वहाँ से बाहर निकर आई। 
उसने "राज से अपनी कार निकाली और झटपट डॉक्टर के पास जा पहुँची। डॉक्टर 
को घर' ले आकर उसने ओझा के रोग की परीक्षा करवाई। डॉक्-र के कहने के 
मुताबिक उसे इस बात का परिज्ञान हो गया कि ओझा की बीमारी बहुत बढ चुकी 
है। उनकी अवस्था अब बहुत ठीक नहीं रही। बीमारी उप रूप धारण कर चुकी है। 
डॉक्टर ने जाँच-परख के बाद दवाइयो के लिए एक पर्ची लिखकर थमाई और 
साथ-ही-साथ हिदायत दी कि “उनकी देखभाल बहुत सावधानी से और प्रतिक्षण 
की होशियारी से करना अति आवश्यक है।” 

उसने अपनी कार से डॉक्टर को उनके घर पहुँचाया और उधर से ही सीधे 
सात्रीबारी अस्पताल चली गई। अस्मताल के अधीक्षक से मिलकर उसने मणिका के 
संबंध में पूछताछ की और उसका क्वार्टर कहाँ है, यह जानना चाहा। मणिका 
अस्पताल में नहीं थी। शादी के बाद से ही वह छुट्टी लेकर काफी दिनों से वह 
रानीबारी (अपने पति के कार्यस्थल) चली गई थी। अभी कल ही यहाँ लौटी है, यहाँ 
पहुँचते ही उसने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। उसका त्यागपत्र अभी 
स्वीकृत नहीं हुआ है, फिर भी अब वह अस्पताल के आदेश-निर्देश से मुक्त है। हाँ, 
वह अभी अपने क्वार्टर में ही है। 

सुदर्शना मणिका के क्वार्टर पर चली गई। मणिका चिन्तित मुद्रा में एक सोफे 
पर बैठी हुई व्याकुल विरहिणी की भाँति आकाश की ओर निहार रही थी। चाँदनी , 
रात की चटकदार चाँदनी में क्वार्टर के बरामदे के पास फूलवारी के फूल जगमगा ; 
रहे थे। । 

“मणिका 55|” सुदर्शना ने कोमल स्वर में पुकारा। 

“अरे वाह ! बहन जी आप !कब आयीं आप?”-सोफे से उठकर वह सुदर्शना 
के पास आ गई। 


344] पाखी घोडा 


उसके बालों से सेण्ट की उठती हुई सुगन्थ का झोंका आकर सुदर्शना की 
नाक में लगा। सुदर्शना को वह सुगन्ध बहुत अच्छी लगी। वह सुगन्ध यौवन की 
उन्माद गन्ध थी। सर्वप्रथम उसने मणिका को अपने निकट बैठाकर उसके सद्यः 
विवाहित जीवन के आनन्द-आहलाद के बारे में जानकारियाँ हासिल की | मणिका 
ने अपने हृदय की सारी बातें बहुत सरल ढंग से उसे कह सुनायीं। विल फ्रेड के 
संबंध में उसने जितनी कल्पना की थी, वह उससे भी बहुत बड़ा है। बहुत भला 
आदमी है वह। मणिका को तो वह अपने प्राणों की तरह प्यार करता है। उसे 
प्रसन्‍न रखने के लिए, उसकी सुख-सुविधा के लिए उसका यह प्रेमी +ति गुवाहाटी 
से तरह-तरह दे; साज-सामान खरीदकर घर को हर तरह से सजा-सँवार कर रखे 
हुए है। उसे साथ लेकर चर्च जाने में उसकी छाती गर्व से फूल जाती है। विल फ्रेड 
के हृदय में जैसे ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम है उसी प्रकार स्त्री के प्रति भी उसका प्रेम 
अतिशय गम्भीर है। दोनों ही परस्पर इतने प्रगाढ प्रेम में आबद्ध हो गए थे कि 
दोनों ने ही कुछ दिनों तक तो क्षणभर के लिए भी एक-दूसरे से अलग होने की 
कल्पना तक नहीं की थी। साथ ही विल फ्रेड उतना ही प्रबल देशप्रेमी भी है। 
रानीबारी के चर्च में उस दिन सर्मन [(धर्मोपदेश) देते समय उसने सभी ईसाई 
भाइयों से एकजुट होकर असम की रक्षा के लिए प्रार्थना करने को कहा था। 

उनके विवाह के शुभ दिन पर नवीन भी वहाँ उपस्थित हुआ था। वैसे वह उन 
दिनों भूमिगत हो गुप्तवास कर रहा था। चूंकि रानीबारी में पुलिस का कोई भय 
नहीं है अतः वहाँ नवीन मुक्त रूप से रहकर विवाह के कार्यक्रमों में, भोज-भात में 
सम्मिलित हो सका था। वहाँ तो वह ईसाई समुदाय में बिलकुल ही हिल-मिल गया 
था। उस अवसर पर दुदू और जयन्ती भी जा पहुँचे थे। वे दोनों बहुत प्रसन्‍न दिखाई 
पड रहे थे। वे वहाँ लगभग एक सप्ताह तक ठहरे रहे थे। उन कुछ दिनों वे स्वच्छन्द 
रूप से अपनी इच्छा के अनुरूप नदी में जाकर स्नान करते थे। दोपहर में 
पहाडी-पहाड़ी लाँघते हुए ऊँची चोटियों पर चढ़ जाते थे, और इधर-उधर बिखरे 
ईसाई परिवारों के घर-घर जाकर उनके स्वागत में दिए गए भोजन-आमन्त्रण 
स्वीकार करते रहे थे। 

उक्त अवसर पर सुदर्शना स्वयं तो नहों जा सकी थी परन्तु उसने दुदू के हाथों 
ही मणिका के विवाह-उत्सव के उपलक्ष्य में एक जोडी सुन्दर कपडा भेंट स्वरूप 
भिजवा दिया था। 

मणिका की सुख्ली गृहस्थी के सुखद समाचारों से अवगत होकर सुदर्शना बहुत 
आनन्दित हुई। लगभग आधे घण्टे तक उसकी सुन्दर-सुखी गृहस्थी की बातें 
कहते-सुनते दोनों ने स्वर्गीय आनन्द का अनुभव किया। 


पाखी घोडा।/ 345 


कुशल-क्षेम की बातें समाप्त हो जाने के बाद सुदर्शना ने जब अपने आने का 
उद्देश्य उसे बतलाया तब तो मणिका का हृदय करुणा के मारे अवसाद से भर 
गया। उसे मन-ही-मन अनुभव हुआ कि अब तक वह केवल अपने स्वार्थ में ही 
जकडी रही है। दूसरों के दुःख दर्द, रोग-शोक की सुध लेने की बात ही वह भूल 
नई थी। 

सुदर्शना के साथ जाने के लिए वह झटपट तैयार हो गई। सुदर्शना ने कहा, 
“जब तुम्हें छुट्टी हो, तुम मेरे यहाँ आकर रहना। जयन्ती है, माकन है... ।* 

मणिका ने कहा, “मैं अधिक-से-अधिक दो दिन तक ही रह सकती हूँ। 
रानीबारी की चिन्ता मन में लगी हुई है। 

सुदर्शना ने कहा, “ठीक है। फिर दो दिन से एक क्षण भी अधिक मैं नहीं 
रोकूँगी। नवराम ओझा जी भी बहुत दिन नहीं हहेंगे।” 

फिर वे कार में बैठकर चल पड़ी | पूरे रास्ते वे आपस में बातें करती रहीं । 

नवराम ओझा के करीब पहुँचकर, उनकी दशा देखकर मणिका बहुत डर गई। 
उनकी दमें की बीमारी, साँस लेने में कठिनाई बहुत बढ गई थी। बाहर भयंकर ठंड 
पड़ रही थी। मणिका ने कमरे की खिड़कियाँ-दरवाजे अच्छी तरह बन्द कर दिए। 
फिर सुदर्शना के कमरे से गर्म पानी की बोतल ला उसने ओझा के शरीर को गर्म 
करने की कोशिश की। लगभग एक घण्टे तक लगातार कोशिशें करते रहने के बाद 
ओझा की दशा कुछ ठीक हो सकी। 

तब उन्होंने मणिका की ओर देखकर पूछा, “माँ ! तुमने भोजन कर लिया है 
या नहीं?” ह 

“नहीं।” 

“आज कौन-सी तिथि (संवत्‌ के माह पक्ष की) है?” नवराम जी ने फिर पूछा। 

मणिका ने कहा, “यह मैं तो बतला नहीं पाऊँगी, अच्छा ! ठहरिए, मैं जयन्ती 
को यहाँ बुलाए दे रही हूँ, वह आसानी से बतला देगी।” 

कहकर मणिका मकान के अन्दर चली गई। अन्दर जाकर उसने देखा कि 
सुदर्शना मेज के पास बैठकर अपने केश झाड़ रही है। स्नान करके कपड़े बदलकर 
वह अत्यन्त रूपवती बन गई है। जयन्ती अपराजिता से लगकर सोयी हुई है। 
बिलकुल गम्भीर घोर-निद्रा में निमग्न। मणिका जयन्ती को जगाने जा ही रही थी 
कि सुदर्शना ने कहा, “नहीं, मणिका ! उसे मत जगाओ। उसका शरीर ठीक नहीं' 
है।'' द 

“क्यों? उसे क्या हुआ?” 

सुदर्शना नेसिर हिलाकर ही कुछ संकेत किया और फिर अपने बाल सँवारने 


346/ पाखी घोडा 


लगी। मणिका के प्रश्न का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 

मणिका सुदर्शना के करीब चली गई। आईने में उसके मुँह को देखते हुए 
उसने पूछा, “उसे क्या रोग हो गया है?” 

“मन का रोग।” कहकर केश झ्लाइना बन्द कर बड़ा-सा जूड़ा बाँधकर सुदर्शना 
उठ खड़ी हुई। रसोई घर में जाकर वह मणिका के लिए भोजन परोसने में जुट गई। 

मणिका भी उसके पीछे-पीछे वहाँ तक गई। उसने विह्वल होकर पूछा, “सारी 
बात खोलकर, समझाकर कहिए न!” 

“पिता के साथ उसका मन-मुटाव हो गया है। उनसे दूर-दूर रहना पड़ रहा 
है।” सुदर्शना ने उत्तर दिया, अभी शादी-विवाह हुआ नहीं और विवाह हुए बिना 
ही उसके शरीर में माँ बनने के लक्षण दिखाई पड़ने लगे हैं। जयन्ती स्वयं भी नहीं 
समझ पा रही है कि कैसे क्या घटित हो गया है। इस बात को जान लेने के बाद 
अब उसके बूढ़े पिता जी उसके हाथ का छुआ एक बूँद पानी भी ग्रहण करने को 
तैयार नहीं हैं। इस तरह का अनाचार देखकर ही उनकी बीमारी और अधिक बढ़ 
गई है। इससे वह अब बहुत डर गई है। उसे स्वयं भी बहुत बुरा लग रहा है। देवता 
के लिए समर्पित हो, देवता का कंगन हाथ में पहनकर भी देवता की ओर पीठ कर, 
देवता से पराइमुख वह मनुष्य के प्रति आसक्त हो गई, मनुष्य प्रेम में निमग्न हो 
गई। दुदू के लिए तो विवाहहीन सहवास एक नये जीवन का परीक्षण है। जयन्ती ने 
आज उससे विवाह करने के लिए कहा तो वह उबल पड़ा। उसी पर बड़बड़ाने लगा। 
अब वह उससे भी टूटकर दूर छिटक जा पड़ी है। अब वह सोच रही है कि उसे 
लेकर वह इतने दिनों तक बस अपना परीक्षण ही करता रहा है?” 

मणिका ने कहा, “तब तो इन दोनों ने एक सीधी सरल बात को जटिल बना 
दिया है। विवाह हुए बिना ही... ” 

यकायक नवराम ओझा की जोर की आवाज सुनाई पड़ी। आज कौन-सी तिथि 
है? अभी तक क्यों नहीं बतलाया, माँ?” 

मणिका अब तक इस बात को भूल ही गई थी। अब उसने पूछा, “ओझा जी 
जानना चाहते हैं कि आज तिथि कौन सी है?” 

सुदर्शना ने कहा, “आज त्रयोदशी तिथि है। यह तिथि जानने की बात भी 
जयन्ती की बीमारी का एक कारण है। वह बताती है कि इधर कई दिनों से वे सोते 
समय तिथि की बात पूछते हें। पूर्णिमा की तिथि को ही उनका इस धरती से विदा 
ले लेने का मन है।” 

मणिका सुनकर सन्‍न रह गई। बिना कुछ उत्तर दिए ही वह फिर नवराम 
ओझा जी को तिथि बतलाने चली गई। 


पाखी घोड़ा। 347 


भोजन करने के समय मणिका जय«॥॥ ५५ ज॑ंगाकर बुला ले आई। जयन्ती 
बिना किसी से कुछ बात किए ही मौन रहकर भोजन करती रही। भोजन करने के 
बाद वह मकान के बाहरी फाटक की ओर चुपचाप चली गई। मणिका और सुदर्शना 
ने भोजनोपरान्त थाली-कटोरी वगैरह इकट्ठा कर रसोई घर में ले जाकर रख दिया, 
फिर जयन्ती को देखने के लिए वे बाहर आयीं। मगर वँहा देखा तो जयन्ती कहीं 
दिखाई नहीं पडी। 

“इसकी देह में कोई लग गया लगता है। देखो न, इस भरी रात में 
अकेले-अकेले जाने कहाँ बाहर निकल गई।” गुस्से के मारे सुदर्शना बिफर पडी। 

कुछ भी समझ न पाकर दोनो थोड़ी देर आपस में ही सोच-विचार करती 
रहीं। फिर कुछ सोचकर दोनों माकन के घर जाकर देखने के लिए निकल पड़ीं। 
तभी हजारिका जी के घर से रतिराम आ पहुँचा। उसे देखते ही सुदर्शना डॉटते हुए 
पूछ बैठी, “तूँ कहीं से शराब पीकर आया है क्या? तेरे मुँह से शराब की गन्ध आ 


रही है | है 
“हाँ। बहन जी। मोटर कार को ठीक कर जरा होटल चला गया था।” रतिराम 


ने जवाब दिया। 

फिर रतिराम सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा, तभी मणिका ने कहा, 
'रतिराम ! ” जयन्ती घर में नहीं है। जरा जाकर देख तो आइए कि कही माकन के 
घर तो नहीं गई है? जल्दी कीजिए।” 

“अकेले-अकेले आखिर वह कहाँ चली गई? कहीं उसकी देह में देवधुनी ने 
तो भर (चढ़ आना) नहीं कर दिया?” ऐसा कहकर वह भी गुस्से में भरकर बड़े-बड़े 
डग बढाता बाहर मुख्य सड़क.पर चला गया। उसके जाने के बाद भी एक घण्टा 
तक जगे रहकर दोनों बाहर ही बैठी रहीं | 

घण्टे भर बाद रतिराम अकेला ही लौट आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। 
आँखें-मुख दुःख से बोझिल थे। 

“नहीं, नहीं मिली।” रतिराम ने कहा, “अब इस समय क्या किया जाये? दुदू 
भाई साहब भी नहीं हैं। वे भी अपने बड़े पिताजी के साथ मंगलदे गए हुए हैं।” 

“माकन से भेंट हुई थी?” 

“बड़ी गहरी नींद में सोयी हुई हैं ।” रतिराम ने बतलाया, “केवल बड़े साहब : 
जगे हैं। उनसे जब यह बात बतलायी तो बोले मोटर लेकर नदी के घाट-वाट पर; 
जाकर देखो। मैं भी निकल पड़ रहा हूँ।”” ' 

सुदर्शना का कलेजा दहल गया। उसने कहा, “जा। मोटर कार ले जा, जल्दी 
कर। मैं और मणिका घाट पर सब देख-रेख कर लेंगे।” 

मोटर लेकर रतिराम राजपथ पर निकल गया। 


348 | पाखी घोड़ा 


घबराहट और परेशानी में विध्वल होकर सुदर्शना ने मणिका से पूछा, “यह 
कहीं आत्म -हत्या-वत्या करेगी क्या?” 

उसके इस प्रश्न के उत्तर में मणिका चुप ही रही। बोली कुछ नहीं। परन्तु 
ऐसी अशुभ घटना कर बैठने के प्रति उसे विश्वास नहीं हुआ। वह समझती है वह 
एक अलग ही प्रकार, भिन्न प्रकृति की युवती लड़की है। 


उधर ठीक उसी प्रकार दुदू वगैरह मगलदे डाक बेँगले पर जा पहुँचे थे। वहाँ जिस 
समय वे पहुँचे उस समय बरदलै जी जगे हुए थे और बाहर ही बैठकर बरगीत 
(शकरदेर-माधक देव के भजन) गा रहे थे। 

प्रोफेसर रविचन्द्र जी ने अपने ग्रन्थ-पत्र वगैरह दुदू के हाथ में दिये और स्वय 
बरदलै जी के पास चले गए। बरदलै जी ने भजन गाना बन्द कर दिया और दौड़कर 
प्रोफेसर को गले से लगा लिया। साथ-ही-साथ बोल पड़े, “अगर इतिहास मर्मज्ञ 
विद्वान इसी तरह जग पड़े, तो इतिहास भी सुरक्षित रहेगा। आप को यहाँ आया 
देख मुझे अतिशय आनन्द मिला। हजारिका जी भी आ रहे हैं न?” 

कमरे मे जाकर ग्रन्थ-पत्रादि को सँभालकर रख देने के बाद बाहर उन लोगों 
के पास लौटकर दुदू ने पूछा, “सीधी कार्रवाई आन्दोलन का क्या समाचार है, चाचा 


जी?” 
“अरे कहीं कुछ नहीं हुआ। जो लोग धरती पर जबरन कब्जा करने आए थे 


उन्हें गिरफ्तार करके बंग देश भेज दिया गया है। भगवान चाहेंगे तो अब और 
कोई झमेला नही हो पायेगा। मै स्वयं ही वहाँ गया था। तुम्हारी छावनी भी देख 
आया। बहुत अच्छी बनी है।” बरदलै जी के मुखमण्डल पर सन्‍्तोष और सफलता 
की किरणें चमकने लगी थीं। पुनः बोले, “अब तो केवल साम्प्रदायिक शान्ति बनाए 


रखने का ही समय है।' 
“एक और बहुत शुभ समाचार है, चाचा जी !” दुदू ने कहा। 


“वह क्या? !) 
“मैं जेल में जाकर नवीन से मिल आया हूँ। वह आप के साथ मिलकर संयुक्त 


रूप से असम-रक्षा के काम में सहयोग करना चाहता है। इस वेला में वह वर्ग-संघर्ष 
की लड़ाई चलाने की अपेक्षा राष्ट्रीय संग्राम को अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दे रहा है। 
उसके मतानुसार सम्प्रति हमारा यही प्राथमिक कर्त्तव्य है।” दुदू ने बतलाया। 

बरदलै जी थोड़ी देर तक दुदू की ओर अपलक देखते रहे। आनन्दातिरेक के 
मारे उनका कण्ठावरोध हो गया। जैसे मुँह से कुछ निकल ही न रहा हो। कुछ देर यूँ 
ही चुप रहकर वे फिर बोले, “मैं अभी-अभी आदेश दूँगा। नवीन को जेल से रिहा 


पाखी घोडा / 349 


कर देने के लिए। अब उसे छोड़ देने की जरूरत है। ” 

"परन्तु अकेले-अकेले नवीन को छोड़ देने से ही क्या काम बनेगा। संघ के .... 
दुदू अपनी बात कहते-कहते बरदले के मुँह की ओर देखकर स्तब्ध हो मौन हो 
गया। 

“तुम नवयुवक लोग अपने मन में यही सोचते हो कि मैं जान-बूझ्कर, अपनी 
इच्छा से ही संघ का दमन कर रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं बाध्य 
होकर ही कर रहा हूँ। देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति का राष्ट्रीय आन्दोलन पूरा किए 
बगैर वर्ग-संघर्ष का आन्दोलन छोड़ देना भयंकर गलती है। और फिर 
वर्ग-संघर्ष......' 

बरदलै जी एक-ब-एक चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि प्रोफेसर 
रविचन्द्र जी उनसे कुछ कहना चाहते हैं। अतएव उनकी ओर उन्मुख होकर उनन्हों ने 
पूछा, “आप कुछ कहना चाहते हैं क्या?” 

“हाँ, महाशय।” रविचन्द्र जी ने उत्तर दिया।” वर्ग-संघर्ष के आन्दोलन के 
आदर्शो-सिद्धान्तों के संबंध में नवीन हम लोगों से अधिक जानता है। आप उसे 
यहाँ बुलवाइए। हमें उससे बातचीत करनी होगी। आज तक मैं विमल और नवीन 
इत्यादि के आदर्शों को कोई मूल्य नहीं देता था, उन्हें किसी भी प्रकार महत्त्वपूर्ण 
नहीं मानता रहा हूँ। परन्तु अब समंझ गया हूँकि वे सब एक विशेष श्रेणी के, 
विशेष लोगों के मनोभाठों को, उनकी सम्पत्ति समृद्धि और हमारी श्रेणी की संस्कृति 
में शान्ति और समता का कोई मार्ग ही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति न होती तो 
फिर हमारी दशा क्या ऐसी होती?” 

बरदलै जी कुछ देर तक एकान्त चित्त होकर संघ के कार्यकर्त्ताओं को रिहा 
कर देने की समस्या पर मन-ही-मन विचार करते रहे। फिर कमरे के अन्दर जाकर 
उन्होंने अपना आदेश लिखा, फिर वहाँ उपस्थित पुलिस के सिपाहियों में से पुलिस 
अधिकारी को बुलाकर जिलाधिकारी को हाथों-हाथ ले जाकर देने के लिए कहा। 
दुदू को भी उसी के साथ-साथ जाने के लिए सलाह दी। 

दुदू और पुलिस अधिकारी के चले जाने के बाद बरदलै जी ने प्रोफेसर रविचन्द्र 
जी को अपने पास बुला लिया। फिर दोनों व्यक्ति असम की समस्याओं पर 
विचार-विमर्श करने लगे। परन्तु उस विचार-विमर्श में असम की वर्तमान राजनीतिक : 
समस्या की चर्चा तो बस नाम भर को ही हुई। उसके दौरान तो वे लोग सारी रात 
बैठे-बैठे असम के अतीतकालीन इतिहास, ऐतिहासिक विकास क्रम, वर्तमान-दशा 
और भविष्यकालीन स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार की बातें करते रहे। 

“यदि किसी परिस्थिति में धारा सभा (कांस्टीच्यूऐन्ट एसेम्बली) हमारे स्वतन्त्र 


350 पाखी घोडा 


अस्तित्व को अमान्य करती है, तब हमें अकेले अकेले ही दृढ़ता से खड़ा होना 
होगा।” बरदलै जी ने बातचीत के दौरान अचानक ही कहा, “अतएव आज हमें 
अपना निजी परिचय जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर हम हैं कौ>? असमीया, 
हिन्दू, मुमलमान और ईसाई सभी एक ही इतिहास, एक ही धरती और एक ही 
आत्मा की सृष्टि हैं। हम भारतीय भी हैं, परन्तु असमीया के हिसाब से ही 
भारतीय है। एक छोटे राष्ट्रीय समुदाय के अस्तित्व को मिटा देने के लिए ही 
विदेशी साम्राज्यवाद के साथ मिलकर मुसलिम लीग हमारी जनसंख्या की प्रकृति को 
ही बदल देना चाहती है। इतिहास के अध्ययन ये यह समझा जा सकता है कि 
हमारी तरह के छोटे राष्ट्रीय समुदाय समुचित चेतना के अभाव में संसार से विलुप्त 
हो गए। इसी मे हमें सभी की सम्मिलित-सर्वसम्मत-चेतना की शक्ति जुटानी होगी। 
हमारे प्रत्येक सदस्य को सजग और सचेत रहना होगा ... ” 

“परन्तु जो लोग असम को पाकिस्तान के अन्दर मिला देना चाहते हैं, वे 
वस्तुत. धर्म के आधार पर गठित किए गए एक धर्म नियन्त्रित राष्ट्र की स्थापना 
करना चाहते है। असम प्राचीन काल से आज पर्यन्त कभी भी एक मुस्लिम राज्य 
नहीं रहा है। हमारा इतिहास हमें एक धर्म-निरपेक्ष भाषा प्रधान राज्य होने की 
प्रेरणा प्रदान करता है।” -प्रोफेसर रविचन्द्र ने यह बात कहकर पहले बरदलै जी को 
निधानपुर शिलालेख में अंकित पाठ पढ़कर सुनाया। उस समय हमारे इस असम की 
सीमा पश्चिम में पूर्णिया (बिहार) तक विस्तृत थी। नामा प्रकार के शोध- 
अनुसन्धानों से उन्होंने इन तथ्यों की प्रामाणिकता ढूँढ निकाली है। आमोह राजाओं 
के युग के छह सौ वर्षों के युग के असम राज्य का चित्र तो और भी स्पष्ट है। इस 
युग के दौरान मुगलों ने असम पर सत्रह बार आक्रमण किया, फिर भी वे असम 
को अपने अधीन नहीं कर सके। साम्प्रदायिक शक्तियों के षड्यन्त्र के प्रबल न हो 
पाने तक ब्रिटिश (अंग्रेज) शासक भी सन्‌ उन्‍नीस सौ नौ (909) ईस्वी के पहले 
तक असम के व्यक्तित्व को उतना दयनीय नहीं बना सके थे, अपने अधीन गुलाम 
नहीं बना सके थे। आज पाकिस्तानियों द्वारा उठाई गई माँग, अंग्रेज शासकों की 
भीतरी कारसाजी-भीतर-भीतर ही उन्हें उत्साहित करते रहने, मदद करते रहने के 
कारण भयानक आकार ग्रहण करती जा रही है। 

असम केअपने निजी स्वनन्त्र व्यक्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अनेक 
ग्रन्थों से प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अनेक विद्वान लेखकों के मतों को 
अंग्रेजी में उद्धृत करते हुए उन्होंने अपने विचारों को संपुष्ट करते हुए यह बात 
कही | 

बरदले जी उनकी बातें सुनने के साथ-ही-साथ उन्हें अपनी नोट बुक मे नोट 


पाखी ६ डा। 35 


भी करते जा रहे थे। नोट कर लेने का काम पूरा कर लेने के बाद वे अतिशय गंभीर 
हो गए। आराम कुर्सी पर आराम से लेटते हुए वे कुछ देर तक आराम करते रहे। 
रात तब तक काफी गाढी चढ़ आई थी। 

बरदले जी ने चौकीदार को बुलाकर चाय बना लाने के लिए कहा, तदनन्तर, 
प्रोफेसर साहब को पास बुलाकर राजनीति संबंधी चर्चाओं में संलग्न हो गए। 

उसी समय बाहर सिराजुद्दीन हजारिका जी की कार आकर रुकी। 

दोनों ही जने उठकर बाहर तक आ गए। 

बाहर चन्द्रमा की रुपहली किरणों ने चारों ओर चाँदी-ही-चाँदी बिखेर रखी 
थी। 

सिराजुद्दीन हजारिका सीढियाँ चढते हुए बरामदे में आ गए। आते ही दोनों 
का अभिवादन कर उन्होंने कहा, “क्यों भाई !एक प्याला चाय पीने का अवसर पा 
सकता हूँ क्या? गले की सारी नाड़ी-भूड़ी सारी कण्ठ-नलिका सूख गई हैं। कुछ मत 
पूृछ्ठिए साहब मेरा हाल। ऐसी बेइज्जती, ऐसा तिरस्कार अपनी सारी जिन्दगी में मैंने 
आज पहली दफा ही पाया।” 

“क्या हुआ? क्या फरमाया आप ने?” बरदलै जी ने पूछा, “किसने की आप 
की बेइज्जती? किसने आप का तिरस्कार करने का साहस किया?” 

“ब्रह्मपुत्र के फेरी (जहाज आने-जाने) घाट पर मुस्लिम लीग के कुछ 
कार्यकत्ताओं से सामना हो गया। तादाद में तो कुछ ज्यादा नहीं थे। परन्तु मुँह 
उनका बहुत बड़ा था। बातें बड़ी तीखी-कैंटीली और कलेजे पर चोट करने वाली 
कर रहे थे।” हजारिका ने जवाब दिया, “पाकिस्तान का विरोध करने की वजह से 
मुझे मारपीट गाली-गलौज करना भर ही छोड़ा अन्यथा कुछ बाकी नहीं रखा। 
(मगर कौन परवाह करता है उनकी इन हरकतों की।) मुसलमान होने भात्र से ही 
पाकिस्तान का समर्थन करना पड़ेगा, ऐसा आदेश खुदा ने दिया है क्या? अरे, मैं 
धर्म तान्त्रिक शासन वाले राज्य की धारणा में विश्वास हरगिज-हरगिज नहीं करता। 
औरों की तो बात ही जाने दें, यहाँ तक कि मध्यकालीन भारत में अकबर जैसे 
शहंशाह ने भी उलेमाओं -मजहबी मुल्लाओं के शासन का निषेध करना चाहा था।” 

बरदलै ने कहा, “कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं हुई?”' 

“नहीं, ऐसी-वैसी कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। मैं उन्हें अपनी मोटर. में 
बैठाकर चौक तक ले आया। रास्ते में ही काफी उत्तेजक तर्क-वितर्क हुआ। वे म्षब 
तो धर्मोन्मत्त मजहबी दीवानेपन से पगला से गए हैं ।” हजारिका ने जवाब में कहा। 

तभी चौकीदार ने कमरे में मेज पर चाय-कप-प्लेट वगैरह सजा देने के बाद 
आकर उन लोगों से निवेदन किया कि अन्दर कमरे में चलकर चायपान कर लें। 


352 पाखी घोड़ा 


बे लोग तब जाकर मेज के पास बैठ गए। चाय पीते-पीते ही बरदलै जी ने 
कहा, “आज उन धर्मोन्मादियों का सीधी कार्रवाई के आन्दोलन का दिन था। परन्तु 
उनके इस आहवान का कोई खास असर नहीं पड़ा। कहीं कोई विशेष गड़बड़ी नहीं 
हुई। असम में उनकी जरा-सी भी लोकप्रियता नहीं हैं, उनका कोई जनाधार नहीं 
है, अतएवं उनकी कल्पना के अनुरूप कुछ भी नहीं हुआ, उनका कोई प्रभाव नहीं 
पडा।” 

देश की वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण में अगर एकता स्थापित नहीं 
रही, तो असम को बचाए रख पाना मुश्किल होगा, असम की सुरक्षा खतरे में पड़ 
जाएगी। यह बात बरदलै जी ने बहुत अच्छी तरह समझाकर दृढ़ता के साथ 
बतलाई। साम्प्रदायिकता की गलत अवधारणा हिन्दुओं और मुसलमानों में भेद न 
डाल दे, उन्हें अलग-अलग खेमों में न बाँट दे, इसके लिए सजग रहना होगा। इस 
काम को दृढ्ता से पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने उन दो अभिन्न मित्रों से 
अनुरोध किया। 

“हमारे साधारण जन-समुदाय के बीच इस तरह का कोई भेद-भाव नहीं है।” 
प्रोफेसर रविचन्द्र जी ने कहा, “इस विषय में आप लोगों को आगे बढ कर पहल 
करनी होगी, अग्रिम नेतृत्व का भार उठाना होगा। अर्थात्‌ आपको और नवीन 
को।” 

रविचन्द्र जी की बात सुनकर हजारिका जी ने सहमति सूचक सर हिलाया। 

बरदलै जी ने उत्तर दिया, “केवल जनता की भीड़ जुटाने से ही काम नहीं 
चलेगा। इसके लिए प्रामाणिक तथ्य, सत्परामर्श बौद्धिक-चिन्तननगत एकता, इन 
सबकी जरूरत है। मस्तिष्क की शक्ति न हो तो आन्दोलन भी नहीं होता। एक 
जाति का गठन भी नहीं होता। जातीय चेतना का विकास नहीं हो पाता। मैं इसी 
अभिप्राय से एक उपाय सोच रहा हूँ। आप लोगों के तीनों परिवारों में पारस्परिक 
स्नेह-सौहार्द, मेल-मिलाप बहुत प्रगाढ है, साथ ही व्यवसाय-वाणिज्य का भी गहरा 
संबंध है। मेरा सुझाव है कि आप लोग मिलकर एक दैनिक समाचार-पत्र निकालिए। 
(आप लोग यहाँ हैं ही और) मैंने सदानन्द बरुआ से इस संबंध में बात कर ली है, 
वे इसके लिए तैयार हैं। मैं उनकी सम्मति पा चुका हूँ। 

उनका प्रस्ताव सुनकर हजारिका जी तो उछल पड़े। बोल पड़े, “यह है सबसे 
बड़ी पते की बात, बरदलै जी! मैं तो शिलांग से आते हुए पूरे रास्ते यही सोचता 
आ रहा हूँ। मैंने तो दैनिक समाचार पत्र के संपादक पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति 
के संबंध में भी अपना मत स्थिर कर लिया है। 

“अर्थात्‌? किसे?” 


पाखी घोड़ा/ 353 


“नवीन को। वह अपनी प्रतिमा को व्यर्थ ही गँवा रहा है।” 

बरदलै जी का चेहरा गम्भीर हो गया। बोले, “क्या उसके विचार अधिक 
सिद्धान्तवादी नहीं होंगे? कहिए प्रोफेसर साहब ! आप का क्या विचार है? 

रविचन्द्र जी ने उत्तर दिया, “उसे यदि संपादक बनाएंगे, तो उसे कुछ 
स्वाधीनता तो देनी ही पड़ेगी। परन्तु ऐसा करने से पहले इस संबंध में नवीन से 
विचार-विमर्श कर लेना ठीक होगा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वह 
अपनी प्रतिभा को व्यर्थ गँवा रहा है।' 

“इस प्रकार की शर्तों को बीच में कृपया न लाएँ। आजकल के नवयुवक 
इनकी परवाह नहीं करते। अगर समाचार-पत्र प्रकाशित करना चाहते हैं तो 
सर्वप्रथम उसके सिद्धान्त सुनिश्चित करें, निर्णय करें। नवीन को ......" 

हजारिका जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि बाहर दुदू और किसी 
अन्य के बातचीत करने की आवाज सुनाई पड़ी। तीनों सज्जनों की बातचीत तब 
अचानक ही रुक गई। 

आगे-आगे दुदू और उसके पीछे-पीछे नवीन आकर उनके सामने उपस्थित हो 
गए। 

मंगलदे कचहरी की घड़ी में तब चार बजने की घण्टी बज उठी। 

दुदू ने साधारण किस्म के सूट का जोड़ा पहन रखा था। उसने एक कुर्सी आगे 
बढाकर उस पर नवीन को बैठनें के लिए कहा और स्वयं फिर बाहर चला गया। 
उसे बड़ी जोर की नींद आ रही थी। बगल वाले कमरे में जाकर वह तुरन्त सो 
गया। द 

नवीन ने अपनी बढ़ी हुई दाढी पर हाथ फेरकर तीनों ही वयोवृद्ध सज्जनों की 
ओर देख्वा। उन लोगों की स्थिति में तनिक भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बस 
केवल उनकी आँखों में और चेहरों पर उद्बवेग और उत्सुकता का भाव उभर आया 
था। इतनी सारी रात गए तब जागते रहने की उद्विग्गता का कारण वह अब समझ 
सका। वह कुर्सी पर जैसे ही बैठा कि वैसे ही प्रोफेसर रविचन्द्र जी ने कहा, “संभवत: 
तुम जानते ही हो। यह समय देश की विपत्ति का समय है। हम सभी तुम लोगों की 
राह जोह रहे हैं। आज न्यायालय के मैदान में तुमने जो भाषण दिया है, उससे हम 
सभी लोगों को बहुत प्रसन्‍नता हुई है। अब राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संग्राम में ज़ूट 
जाओ, वर्ग-संघर्ष के संग्राम में नहीं।”” 

“अपने भाषण में एक वात मेरी कहने से रह गई, उस समय नहीं कह सक्रा, 
वह यह कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम भी एक प्रकार का वर्ग-संघर्ष का ही संग्राम 
है। गत पूरे एक वर्ष से ही मैं संघ के सभी कार्यकर्ताओं को यह बात समझाता 


354| पाखी घोड़ा 


आ रहा हूँ।” नवीन ने कहा। फिर बरदलै जी की ओर देखकर पूछा, “मुझे बताया 
गया है कि आप ने मुझे बुलवाया है?” 

“हाँ, हम लोग इस समय तुम्हारी सहायता चाहते हैं। अगर पहले से ही तुम 
हमारे साथ रहे होते तो और भी अच्छा रहा होता। हमें और भी प्रसन्‍नता हुई 
होती। इस कच्चे, अपरिपक्व विप्लव की वजह से लगभग चार आदमी मारे जा चुके 
हैं। बहुत सारी शक्ति का अपव्यय हो चुका है। क्या तुम समझते हो कि शान्तिपूर्ण 
रूप से समाज में परिवर्तन नहीं होता?” बरदलै जी ने उत्तर दिया, “आज 
आवश्यकता आ पड़ी है समूची जनता को एक जुट करने की संगठित करने की |” 

नवीन ने कहा, “इस सष्ट्रीय संग्राम में मैं आप लोगों के साथ हूँ। उसके बाद 
फिर क्‍या होगा? इसे मैं अभी कह नहीं राकता।” 

उसका कण्ठस्वर बहुत कठोर हो गया था। ऐसा लगा जैसे उसकी बातों के 
उस पार उसके भावावेग का मूल स्रोत सूख गया है। 

इस बीच उसे कारावास से मुक्ति दे दी जा चुकी थी। उसके विरुद्ध जारी किए 
गए आरोपों को बरदले ने उठा लिया था, निरस्त कर दिया था। इसके लिए वह 
बहुत सुखी है। अब इस समय वह जनता को संगठित करने का काम सम्पन्न करना 
चाहता है। परन्तु उसके मन के भीतर एक प्रबल अग्नि धधक रही है। कांग्रेस और 
मुस्लिम लीग के सारे नेता जैसे-तैसे भी स्वतन्त्रता प्राप्त कर देश में अपना शासन 
स्थापित करना चाहते हैं। इस प्रकार के शासन से जनता के कल्याण हो पाने की 
कोई आशा नहीं है। ये नेता लोग पूँजीवाद को खत्म करने का कोई उपाय ही नहीं 
कर रहे हैं। मुहम्मद जिन्‍ना इसलामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। पं० जवाहर लाल नेहरू 
पश्चिमी देशों की तरह का एक गणतान्त्रिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और अभी 
फिलहाल वे केवल एक राजनीतिक गणतन्त्र बनाना चाहते हैं। जिन्‍ना साहब के 
पाकिस्तान में तो वह गणतन्त्र भी नहीं रहेगा। जमीं दारों, पूँजीपतियों के शोषण 
को समाप्त करने के लिए कोई परिकल्पना मुस्लिम लीग के पास तो है ही नहीं, 
कांग्रेस के पास भी नहीं है। विभिन्‍न अंगों के रूप में संगठित किए जाने वाले 
राज्यों, प्रदेशों के संगठन के संबंध में भी कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त सुनिश्चित कर 
पाने में भी ये दोनों ही दल असमर्थ सिद्ध हुए हैं। देश के दो टुकड़ों में बँँट जाने 
के बाद तो इन समस्याओं का समाधान कर पाना और भी कठिन हो जाएगा। इस 
प्रकार की गलत नीतियों के कारंण देश की एकता हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो 
जाने की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। 

कुछ देर तक चुपचाप शान्त बने रहने के बाद उसने फिर बरदलै जी के समक्ष 
अपने मन की सारी भावनाओं को बिना किसी हिचक के निस्संकोच प्रकट कर 


पाखी घोड़ा/ 355 


दिया। उसने बतलाया कि सम्प्रति संघ के अधिकांश कार्यकर्त्ता उसके साथ हैं, 
यद्यपि उग्रपंथी अभी भी पूरी तरह से दबे नहीं है। निश्चय ही इस वेला में बरदलै 
जी जैसे राष्ट्रीयतावादी लोगों के साथ मिलकर वे स्वतन्त्र मोर्चा बनाने को तैयार हो 
गए हैं। वह स्वयं इधर बहुत दिनों से लगातार सोचता आ रहा है राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
संग्राम चलाने और वर्ग-संघर्ष संग्राम चलाने की दो भिन्‍न दिशाओं को एक में 
मिलाने, दोनों का समन्वय करने के लिए। यह उसका पहला कदम है, प्राथमिक 
कर्त्तव्य है। बहुत सारी बातें अभी भी अस्पष्ट ही रह गई है। जो व्यक्ति उसे 
स्वतन्त्रता के संबंध में सोच-विचार करते हुए समुचित स्तन्त्रता समाधान निकालने 
की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं वे व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी। उनके विचारों -सिद्धान्तों 
के उसके अपने विचारों -सिद्धान्तों से बिलकुल ही मेल नहीं है, परन्तु वह अनुभव 
करता है कि उन्होंने अति साधारण खेतिहर किसान मजदूर के अन्तर्मन की बातें 
अच्छी तरह समझती हैं। वे वास्तविक रूप में हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता 
चाहते हें, क्‍योंकि वे जानते हैं कि इनकी एकता के बिना उन लोगो की दरिद्रता 
की समस्या का समाधान हो पाना कतई संभव नहीं है। धर्म के नाम पर 
हिन्दू-मुसलमान को बॉँट देने की साजिश के मूल में मुस्लिम लीग के नेताओं का 
अपने निजी वर्ग का स्वार्थ साधने की भावना है। इसमें मुसलमान किसानों -मजदूरों 
की कोई उन्‍नति नहीं हो सकती। 

भूमिगत होने के काल में वह लुके-छिपे रूप में ही नोआखाली का भी दौरा 
कर आया था। वहाँ भी वह उसी सत्य को देख आया है। 

असम में जीविका की खीज में बाहर से खेतिहर किसान आए हैं, यह बात 
सच है। परन्तु यह जन-स्रोत अगर नियन्त्रित न हुआ तो अपने ही घर में असमीया 
लोगों के अल्पसंख्यक हो जाने का डर है। यह डर उसे भी है। धुर बचपन से ही वह 
असमीया लोगों की अपनी एक टुकड़े धरती के संबंध में सोचता-विचारता आ रहा 
है। यह धरती ही मनुष्य के इतिहास, आजीविका, संस्कृति और राज्य-स्थापना का 
मूल आधार है। वह उसकी रक्षा करना चाहता है। 

संघ के अनेकों लोग धरती की इस स्थावर आंचलिक स्थिति की समस्या को 
कोई समस्या मानते ही नहीं। वे सोचते हैं कि असम में बस केवल पोलेट्रिएट 
शासन स्थापित हो जाने भर से ही सब हो जाएगा। तब भाषा और धर्म के झगड़ो हों 
का भी अन्त हो जाएगा। परन्तु नवीन उस प्रकार से नहीं सोचता। राष्ट्रीय और 
धार्मिक समस्याओं के न होने से नये समाज के गठन के अनुरूप जनता में एकता 
स्थापित हो पाना संभव नहीं है। पूँजीवाद मात्र एक अर्थनौतिक प्रक्रिया ही नहीं है 
अपितु यह एक सभ्यता भी है। अतएवं यह भिन्न-भिन्न देशों में भिन्‍न-भिन्‍न रूपो 


356 पाली घोडा 


में प्रकट हुआ है। अतः उसकी समस्या से दूर-दूर रहना, उससे आँखें मूँदे रहना तो 
बहुत बुरा है। 

हमारे देश में जो घृणित प्रकार का धार्मिक दंगा-फसाद हो रहा है, युगों-युगों 
से मनुष्य जिस प्रकार का भाषा, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर राज्य-शासन 
स्थापित करना चाहता रहा है, उसे चुपचाप (बिना किसी प्रतिरोध के) देखते भर 
रहना किसी भी क्रान्तिकारी की भयंकर भूल है। तमाम तरह के तकाँ-वितर्कों के 
अन्त में उसके भी मन में, प्राणों में कोई बारंबार कहता रहता है, “तूँ असमीया 
है, तूँ असमीया है।” आखिर इसका मतलब क्‍या है? तो क्‍या वह भारतीय नहीं 
है? है। क्या वह विश्व नागरिक नहीं है? है। वह क्या एक व्यक्ति नहीं है? है। इन 
तमाम सारी चेतनाओं को एक विशाल चेतना में जब तक परिणत नहीं कर सकेंगे 
तब तक समाजवाद असंभव है। द्वन्द्वात्मक प्रगति से आगे बढ़ने पर किसी एक सत्ता 
को एक समय में मनुष्य प्रमुखता देने को बाध्य है। विच्छिन्नता के, टुकड़े-टुकडे 
होने के विरुद्ध मनुष्य का यह संग्राम विभिन्‍न युगों में, विभिन्‍न स्थानों में, विभिन्‍न 
परिस्थितियों में, भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में प्रकाशित होता है। जो इसे जानता है, वस्तुतः 
वह असली ज्ञानी है, बाकी सब तो हाथी देखने वाले अन्धे आदमियों की तरह हैं। 

लगभग एक घंटे तक नवीन ने अपने मन के विचारों को खोलकर बरदलै जी 
के समक्ष रखा। वहाँ उपस्थित तीनों ही सज्जन अत्यन्त तन्‍्मय होकर उसके विचारों 
को सुनते रहे। 

“मेरे मन से काले बादलों का एक भारी टुकडा छँट गया है, इस नवयुवक की 
बातें सुनकर।” -हजारिका जी ने ही पहले मुँह खोला,” पृथ्वी को समस्या का 
केवल समाधान कर सकते हैं। आज पर्यन्त मेरे मन के भीतर एक जटिल यन्त्रणा 
थी। मुसलिम मजहब को मानने वाले और-और मुसलमान जो कुछ सोचते-विचारते 
हैं, मै उसे क्यो नहीं विचारता? परन्तु मेरी ऐसी धारणा बन गई थी कि हो सकता 
है मैंने ही गलती की हो। परन्तु अब आज समझ गया हूँ कि मेरे दिल की आवाज 
ही सही और सच्ची है। यह आवाज स्वार्थ रहित है। केवल अपने किसी लाभ की 
बात इसमें नहीं है। यह आवाज नजरुल इस्लाम की आवाज है, यह आवाज हजरत 
मुहम्मद रसूल की आवाज है। धर्म के नाम पर जो हमें हमारे भाई-बहनों से काटकर 
अलग कर देना चाहते हैं, दे लोग परम स्वार्थी हैं, छिन्‍न-भिन्न करने वाले हैं, बाँटने 
वाले हैं। मैं इसको बातें अच्छी तरह समझ गया हूँ।”--यकायक हजारिका जी ने 
नवीन की ओर सिर घुमाकर फिर कहा, “सुनो नवीन ! इसी नये भाव के द्वारा ही 
हमें अपनी जनता को जगाने की जरूरत है। हम अभी थोड़ी देर पहले ही 
विचार-विमर्श कर रहे थे एक दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने के संबंध में। 


। पाखी घोड़ा। 357 


जन-समुदाय को प्रशिक्षित करने के लिए। हमने सोच-विचारकर तुम्हें उसका 
सपादक बनाना चाहा है। अगर तुम अपनी सम्मति दे दो .” 

नवीन के मन के अन्तरतम में जैसे कोई पुकार उठा, “कोई बुरा नहीं है। यह 
काम तुम्हारा ही है।” उसके मन में ऐसी धारणा जगी कि मूल चेतना ही मनुष्य को 
प्रेरणा प्रदान करती है, असुविधाजनक कठिन परिस्थितियों मे काम करने की। 
छोटे-मोटे असमीया पूँजीपति के समाचार पत्र मे वह अपने सभी विचारों को 
प्रकाशित कर पाने में असमर्थ ही होगा। इस प्रकार के समाचार पत्र के ऊपर बहुत 
तरह की बातों का कठोर नियन्त्रण होगा। सरकार, व्यापारी, विज्ञापन देनेवाले 
पग-पग पर सपादक की स्वाधीनता को नष्ट करने की कोशिश करें गे। परन्तु उसकी 
विराट चेतना का अपहरण कोई भी नही कर सकता। 

“मैं सम्पादन का काम करूँगा।”-नवीन ने एक सॉँस में ही उत्तर दिया। 

उसका उत्तर सुनकर बरदलै जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होने कहा, 
“नवीन | तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत तसलली मिली। इसमे एक नये मार्ग का 
संकेत भी हो सकता है। “मेरा मार्ग ही सर्वथा सही, शुद्ध मार्ग है” मै कभी भी ऐसा 
दावा नहीं करता। समाचार पत्र मे भिन्न-भिन्न विचारधाराओो की आलोचना- 
प्रयालोचना और विचार-प्रतिवाद संभव है, ऐसा मेरा विचार है। ऐसा करने से ही 
सत्य प्रकृत रूप में प्रकाशित हो पाता है। और जनता का भी भला होता है, उससे 
सच्चे ज्ञान की शिक्षा मिलती है। तुम इस काम मे जुट जाओ।” 

नवीन ने हँसकर कहा-“मैं जानता हूँ कि आप ऐसा ही कहे गे।” 

“तब फिर क्‍या किया?” आश्चर्यवकित होकर बरदलै जी ने पूछा, 
“अत्याचारियों -हिंसावादियों पर तुम्हारा विश्वास है क्या?” 

“मैं आप की नीतियों, आप की कार्य-प्रणाली मे अविश्वास करता हूँ, आप 
के प्रति नहीं, क्योंकि आप बहुत ही समझदार-ज्ञानवान-व्यक्ति हैं।” नवीन ने 
हडबड़ाकर जवाब दिया। 

बरदलै जी दिल खोलकर हँसे, फिर आरामकूर्सी पर पीठ के बल लेटते हुए 
अत्यन्त आह्लादित होकर उन्होंने रविचन्द्र जी से पूछा, “देख रहा हूँ कि आप 
बिलकुल चुप हैं, आप ने कुछ भी नहीं कहा?” 

“आखिर विमल का ही शिष्य है नवीन।” प्रोफेसर रविचन्द्र ने उत्तर दिया, 
“मुझे अच्छी तरह याद है कि विमल समग्र मानवता की सेवा की साधना करता थां, 
फिर भी वह आदमी को ही अपने विकास के केन्द्र-स्थल के रूप में समझता थां। 
उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त थी, बिलकुल खुली हुई, आजाद। उस समय मैंने 
उसके साथ नाना प्रकार के तर्क-वितर्क किए थे। अब आज मैं यह सही समझ पा 


358 पाखी घोडा 


रहा हूँ कि तब मैं कहने को तो असमीया लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा 
था, यद्यपि मेरा लक्ष्य था ब्रिटिश शासन-पद्धति को शाश्वत मानकर काम करना। 
इसी वजह से मैंने एकतन्त्रवाद और पूँजीवाद का सपना देखा था। जान पडता है 
इस कारण से ही नवीन जिसे पुँजीवाद कहता था, उसका पूरा स्वरूप मैं देख नहीं 
सका था। जान पड़ता है कि पूँजीवाद ने मुझे और मेरी विचारधारा को संकुचित कर 
दिया था। विमल समय-समय पर मेरी गलतियों की ओर इशारा कर मुझे सजग 
करता था, परन्तु मैं सोचता था कि विमल की विचारधारा ध्वंसात्मक है। मैं 
असमीया लोगों की सम्पत्ति, उद्योग, नौकरी-चाकरी, कला-संस्कृति का विकास 
करना चाहता था। इस विकास का नाम रखा था मैंने-आधुनिकीकरण। परन्तु 
प्रत्यक्ष रूप में यह मुद्दी भर लोगों का ही आधुनिकीकरण था। इस बात का अनुभव 
मुझे धीरे-धीरे हुआ। विशेषतः तब जब मुझे जयन्ती का सान्निध्य मिला। असमीया 
लोक संस्कृति की तो वह मानो प्रतिमूर्त्ति ही है। समाज के मूल में ऐसी एक अनूठी 
वस्तु है, इतनी जीवन्त वस्तु। प्रोफेसर स्मिथ ने मेरे मन की खिड़कियों के बन्द 
किवाड़ों को पूरी तरह खोल दिया। देवधुनी नाच देखकर मैं जैसे अपनी प्रकृत-मूल, 
सही-सत्ता को समझ सका-असमीया सत्ता को। परन्तु इतना परिवर्तन आ जाने पर 
भी आज तक मैं विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के अलावा और किसी शिक्षा का 
स्रोत नहीं पकड़ सका। नवीन ने समाज के सबसे निचले स्तर के मनुष्यों के बीच 
विश्वमानवता का पता पा लिया है। नवीन निश्चय ही भाग्यवान है। संभवतः असली 
सत्ता मनुष्य ही है, भगवान नहीं। भगवान भी हिन्दू अथवा मुसलमान समृद्धिशाली 
धनी-मानी व्यक्ति को हिन्दू अथवा मुसलमान दुखी-दरिद्र व्यक्ति के साथ पूरी तरह 
हिलर-मिलकर एक हो जाने का कोई उपाय प्रदान नहीं कर सकता। अंग्रेंज- 
ब्रिटिश-सरकार की नौकरी करते-करते मैं अपनी निजी जाति से, अपने साधारण 
जन-समुदाय से कटकर अलग जा पड़ा था। धन-सम्पत्ति, कुलीन-आभिजात्य और 
संकीर्ण पारिवारिक जीवन को ही आज तक सबसे अधिक मुल्यवान वस्तु मानकर 
उसे ही सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता रहा हूँ। आज कुलीन फूकन परिवार के ये 
तीनों प्रासाद ढह गए हैं, टूक-टूक हो गए हैं। फिर भी उस ढढहे, टूटे-फूटे प्रासाद 
का मोह अभी गया नहीं है। शिलांग की ऊँची पर्वत अधित्यका से नीचे उतर-नष्ट 
हो चुकी, तहस-नहस हो चुकी उस सम्पत्ति को फिर से अर्जित करना चाहता हूँ। 
नयी सम्पत्ति पैदा करने, उपार्जित करने की भी उत्कट इच्छा है। नौजवान 
युवकों -युवतियों ने हमें सचेत किया है, फिर भी हमारी भ्रान्ति गई नहीं है। आज 
अचानक इस रात में इस नवयुवक की बातें सुनकर मेरे मन में यह भाव उमड़ा है, 
कि ज्ञानी बनने के लिए सबसे बडा रास्ता है समाज का वास्तविक परिपूर्ण ज्ञान 


पाखी घोडा। 359 


प्राप्त कर मनुष्यों की हर तरह की विच्छिन्नताओं, टूटनों, अलंगाव पैदा करने वाली 
ताकतो के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करते जाना। इस शब्द का मैंने आज से पहले 
कहीं, कभी कोई प्रयोग नहीं किया था, कारण यह कि मैं गणतन्‍्त्रात्मकता में 
विश्वास करता था। परन्तु आज मैंने देख लिया है कि संघर्ष के बिना हमारी यथार्थ 
राष्ट्रीय सत्ता सुरक्षित नहीं रह सकती। राष्ट्रीय सत्ता के साथ-साथ ही व्यक्ति सत्ता 
और विश्वसत्ता भी द्वन्द्ध के माध्यम से विकसित होगी। गणतन्त्रात्मकता किसी भी 
चीज का समाधान नहीं करती।”-कुछ क्षण मौन ठहरकर उन्होने फिर कहा, 
“नवीन ! मै तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम अपना कर्त्तव्य करने मे सफल होगे। तुम 
कर सकोगे।” 

नवीन के मन में ऐसा अनुभव हुआ जैसे इन वयोज्येष्ठ अनुभवी जनों के 
हृदय में नयी चेतना का अभ्युदय हो गया है। 

वह कुछ बोला नहीं, मौन साथे रहा। फिर उन लोगों से विदा लेकर वह बाहर 
निकल गया। आज बहुत दिनों के बाद खुले दिल से, उन्मुक्त-मन से वह बीतती 
हुई रात के पिछले पहरों को भेदकर उगते हुए प्रातःकाल के प्रकाश को देखने का 
अवसर पा रहा है। वह कुछ और आगे बढ गया, आगे मैदान की हरी-भरी घास पर 
जाकर खड़े होकर वह उन्मुक्त आकाश की ओर निहारने लगा। 

उसके चले जाने के बाद वे तीनों वरिष्ठ सज्जन कुछ देर तक कमरे मे बैठकर 
विचार-विमर्श करते रहे। उन लोगो ने अनुभव किया कि वे नवयुवकों पर भरोसा 
कर सकते हैं। बरदलै के हृदय में जो नाना प्रकार के उद्घेग थे दुश्चिन्ताएँ थी, उस 
रात की बातचीत से उनमें से अधिकाश शान्त हो गईं। उन्होंने प्रोफेसर रविचन्द्रजी 
से (विश्वविद्यालय के विशेष अधिकारी पद से) त्याग-पत्र न देने तथा कुछ दिनों 
तक गुवाहाटी में ही रहकर बुद्धिजीवी लोगों की स्वाधीनता के भार को वहन करने 
का उत्तरदायित्व निभाने के लिए अनुरोध किया। 

प्रोफेसर रविचन्द्र ने उनका यह अनुरोध बिना किसी ननु-नच के स्वीकार कर 
लिया। उनका हृदय उस समय तक परिवार की समस्याओं के घेरे से बहुत दूर 
बाहर निकल जा चुका था। मंगलदे में आकर वे मानो जयन्ती के लोक-संस्कृति के 
हृदय-प्रदेश में ही आ उपस्थित हुए थे। आज की बातचीत, सलाह-परामर्श में उन्हें 
एक नयी प्रेरणा प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने निर्णय कर लिया कि वे अभी कुछ समय 
तक यहीं ठहरकर आराम करेंगे, तदनन्तर फिर धीरे-धीरे गुवाहाटी जायेंगे। फिर 
अन्य बन्युओं से विदा लेकर वे अपने कमरे में चले गए। जाते ही बिछौने पर 
पड़कर सो गए। 

बरदलै जी मंजन-स्नानादि करके आधे घण्टे के अन्दर ही मंगलदे के उस 


360 पाली घोड़ा 


डाक-बंगले से गुवाहाटी रवाना हो गए। गुवाहाटी में उनका बहुत ही आवश्यक 
काम था। 

उनके विदा होते समय नवीन और सिराजुद्दीन हजारिका बरदलै जी को आगे 
पहुँचाने के लिए मोटर कार के पास तक छोड़ने गए। वहाँ से लौटकर वे बरामदे में 
ख़डे हो गए। तभी दूर किसी मसजिद से उठती हुई नमाज की अजान सुनाई पडी। 
दोनों शान्त होकर उस अजान को सुनते रहे। थोडी देर बाद हजारिका ने बरदलै जी 
द्वारा खाली किए गए कमरे में जाकर नमाज पढी। और उसके कुछ समय बाद वे 
भी अपनी मोटरकार से गुवाहाटी रवाना हो गए। 

करीब एक घण्टा के बाद दुदू और रविचन्द्र जी की नींद टूटी। इस बीच नवीन 
बाजार चला गया था, वहाँ एक नाई से उसने अपनी दाढी मुडवाई, बाल कटवाए, 
फिर स्नान करके नयी वेश-भूषा धारण कर बरामदे में आ बैठा। दुदू वगैरह को भी 
मंजन-स्नानादि करके बाहर आने में लगभग आधा घण्टा का समय और लग गया। 
फिर चाय-जलपान करने में भी कुछ देरी हुई। उसके बाद किताबें बाँधने के लिए वे 
रविचन्द्र जी के कमरे में गए। 

नवीन के धैर्य का बाँध टूट चुका था। अब वह गुवाहाटी जाने के लिए व्यग्र हो 
उठा था। उस समय उसके हृदय में किसी के भी प्रति कोई विशेष आसक्ति नहीं 
रह गई थी। मित्र, प्रेमिका, नेता, गुरुमन किसी के प्रति भी उसकी विशेष 
मोहासक्ति नहीं थी। दैनिक समाचार पत्र के सपादक बन जाने की संभावना भी 
उसके हृदय में कोई आलोडन-विलोड़न उत्पन्न नहीं कर सकी। फूकन परिवार के 
गिरने-टूटने की तो बात ही दूर, देश के गिरने-टूटने की परिस्थिति भी उसके हुदग् 
में अत्यन्त यत्नपूर्वक सभालकर रखी हुई समानता-समत्व की भावना को समाप्त 
नही कर सकी। मित्रता की भावना अथवा संघ के सदस्यों का भाईचारा भी उसे 
किसी के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट नहीं कर सकता था। उसने अनुभव किया कि 
वह स्वय काल की प्रतिमूर्त्ति है। 

दुदू ने उससे बहुत सारी पुरानी बातें कहीं, समझाईं, परन्तु इन सारी बातों में 
वह रंच मात्र भा आसक्‍्त नहीं हुआ। 

प्रोफेसर रविचन्द्र अकेले-अकेले ही अपने कमरे में बैठे-बैठे किताबों को बन्द 
करते, व्यवस्थित करते रहे। व्यवस्थित करने और बाँधने-बूँधने का काम पूरा हो जाने 
पर उन्होंने दुदू को बुलाया था, किताबों के उन बंडलों को मोटरकार में ले जाकर 
रखने के लिए। 

जब यात्रा आरंभ कर देने की सारी व्यवस्था पूरी हो गई तब प्रोफेसर साहब 
कमरे से बाहर निकल आए। दुदू के हाथों में पडी किताबों की ओर नवीन काफी 


पाख्री घोडा/ 36॥ 


समय तक एकटक देखता रहा। किताबों के प्रति इस विद्वान पंडित की मोहासक्ति 
को देखकर उसे मन-हीं-मन हँसी आने लगी। विद्वान लोग हमेशा भूतकाल में रहना 
ही पसन्द्र करते हैं। इसी कारण से उन लोगों की मनुष्य के संबंध में धारणा बहुत 
मककीर्ण हो जाती है। वर्तमान मे रहना वे नहीं चाहते, इसी वजह से जीवन्त मनुष्य 
का रूप वे नहीं देख पाते। वैसे यह अवश्य ही सच है कि भूतकाल के साथ वर्तमान 
कान का बहुत ही घनिष्ठ संबध है। इतिहास के स्वस्थ मूल्यांकन के ऊपर ही 
वर्तमान की रचना की जा सकती है। 

वह इन्हीं सब्व सोच-विचारों मे निमग्न था कि अचानक नवीन को लगा कि 
मंदर्शना की मोटर कार लेकर रतिगम डाक बँगले के सामने की सड़क पर आ खड़ा 
हुआ है। 

“क्या हुआ रतिराम? तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे?” -उद्विग्न होकर दुदू ने पूछा। 

मोटरकार से नीचे उतरकर रतिराम दुदू के निकट आकर खड़ा हो गया, फिर 
उसने धीरे-धीरे कहा, “कल रात से ही जयन्ती नहीं है। (पता नहीं कहाँ चली गई 
है।) 

“सारी रात मै खोजता-दूँढता फिरता रहा। नदी के घाटों पर, सड़कों -गलियों 
में, लोगों के घरों मे । (सभी जगह देखा) कहीं भी नहीं पा सका। फूकन चाचा ने 
भी खोजा-दूँढा। वे भी नहीं पा सकें। अन्तत बहन जी ने मुझे आप के पास भेजा 
है ['-रतिराम के चेहरे पर दुःख की गाढी छाया छा गई थी। 

इस बात की सूचना पाते ही प्रोफेसर साहब का मुखमण्डन काला पड़ गया। 
उन्होंने और कुछ मत प्रकट न॑ कर दृढतापूर्वक कहा, “वह कहीं हेरा खो) नहीं 
सकती, चिन्तित मत होओ, चलो ।” 

“क्यों? बड़े पिताजी ?”-दुदू ने पृष्ठा। 

“क्यों? का उत्तर तो में भी नहीं दे सकता। वस्तुत वह लोकतात्विकता का 
मूर्त्तिमान जीवन्त प्रतीक है।' प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया। 

नवीन कुछ बोला नहीं। तीनों ही व्यक्ति जाकर मोटरकार में बैठ गए। 
रतिराम भी उनके पीछे-पीछे आया और अपनी गाडी चला ले चलने के लिए तैयार 
हों गया। क्‍ 

चलते-चलाते वे लोग जिस समय सुदर्शना के घर पहुँचे उस समय दिन के 
ग्यारह बज रहे थे। जयन्ती के लापता हो जाने की खबर पाकर नवराम ओझा कुछ 
देर के लिए व्याकुल-विचलित हो गए थे, परन्तु कुछ समय तक राम नाम का स्मरण 
करते रहने के बाद उन्होंने अपने मन को शान्त-स्थिर-दृढ बना लिया। उन्होंने बहुत 
अधिक परेशानी उठाते हुए किसी-किसी तरह एक मुद्ठी भात पकाकर खाया और 


362 | पाखी घोडा 


फिर न्यायालय गए। सुदर्शना स्वयं ही एक ताँगा मैंगवाकर उसमें उन्हें सहारा देकर 
बैठा दिया। उनके स्वास्थ्य की गड़बड़ी को देखते हुए अचानक सहायता की 
आवश्यकता पड़ सकने की परिस्थिति के लिए साथ में मणिका को देख-भाल के 
लिए भेज दिया। 

दुदू सुदर्शा को रसोईधर में बुला ले गया और उससे जयन्ती की 
सममामायिक मानसिक अवस्था के संबंध में खोजबीन कर उसने उससे आवश्यक 
जानकारी हासिल की। जयन्ती के मन की बेचैनी की बातें सुनकर वह 
सकपकाया-सा किंकर्त्तव्य-विमूढ हो गया। उसने काफी सोचा-विचारा परन्तु और 
कभी जयनती इस तरह हाल-बेहाल, दुर्बल परेशान हुई रही हो, ऐसा उसे कुछ भी 
याद नहीं आया। उसके पिता जी जब उमसे अप्रसन्न हो गए थे, तो उसे हार्दिक 
कष्ट पहुँचा था, फिर भी वह उसके मुँह की ओर देखकर सारे कष्ट को भुलाकर 
शान्त बनी हुई थी। हा, यह जरूर है कि इधर कछ दिनों से विवाह हुए बिना ही माँ 
यन जाने की गम्भीर चिन्ता से वह काफी द खी और परेशान हो गई थी। उसने उसे 
नाना प्रकार से समझाया परन्तु उसके उपदेशों का भी उसपर छोई विशेष असर 
नही हुआ था। इसका मूल कारण था उसके पिता का उसके प्रति क्रोध का, बुरा 
मान बैठने का भाव। नवराम ओझा ने आगामी पूर्णिमा तिथि को मर जाने की जो 
दर इच्छा व्यवत की है वह आज से लगभग पन्द्रह दिन पूर्व से ही उनके मन में 
ग्थायी रूप से घर किए हाए है। इन विगत कई दिनों में जयन्ती उनके इस 
प्ररण पण की बाते याद कर करके कई बार अस्थिर -बेबस-बेहाल हो उठी थी। दुदू 
ने उसकी इस यन्त्रणा को इतना अधिक गुरु गम्भीर और जटिल नहीं समझा था। 
(वड सोचता रहा कि) पहले भी उसके हृदय में इस तरह की यन्त्रणा का भाव 
उभरता रहा है। उसकी ऐसी कातर दशा होने पर उस समय दुदू उसे कभी शहर 
घुमाने के लिए, ऊभी भूटान पहाड़ के मीमान्त छोर तक, तो कभी मैदानी इलाकों 
में परिभ्रमण करवाने के लिए ले गया था। घूम फिरकर पर्याप्त यात्रा कर लेने 
अथवा काम मे मन लग जाने पर काम करने लगने पर वह फिर अपनी सहज 
स्वाभाविक अवस्था में लौट आती रही है। परन्तु आज तो जैसे बाज पक्षी-सी 
बिलकुल ही वश के बाहर हो गई है। 

नवराम ओझा ने उन दोनों के पारस्परिक प्रेम के सबंध में कभी भी, किसी 
भी दिन, रच मात्र भी कुछ नहीं कहा था। परन्तु उसके गर्भवती हो जाने की सूचना 
पाने के दिन से ही उसके हाथों का पकाया खाना छोड़ दिया था। उस दिन के बाद 
से उसके साथ अच्छी तरह बातचीत भी कभी नहीं की और उसे फिर कभी 
मनसा-पूजा में भाग भी लेने नहीं दिया। उनके द्वारा इस प्रकार के, उसे छोड दिए 


पाखी घोड़ा। 363 


जाने, उसका तिरस्कार किए जाने के विभिन्न व्यापारों ने उनकी पुत्री (जयन्ती) के 
हृदय पर भारी आघात पहुँचाया था। उसी से क्षत-विक्षत, घायल-विवश होकर उसने 
उससे (दुदू से) विवाह कर लेने के लिए आरजू-मिन्नत की थी। परन्तु उसकी उन 
बातो को सुनते ही दुदू उस पर बरस पड़ा था और उसे अत्यन्त डरपोक-कमजोर 
कहकर उसका उसने निर्दयतापूर्वक तिरस्कार कर दिया था। वह समाज को, दुनियां 
को यह दिखा देना चाहता था कि स्त्री-पुरुष के मिलन के लिए मन का विवाह ही 
पर्याप्त है, उसक॑ लिए इस बाहरी पूजन-हवन- अनुष्ठान आदि की कोई आवश्यकता 
नही है। अभी भी, अपनी आखिरी मुलाकात के समय भी उसने उसके द्वारा 
विवाह-सस्कार सम्पन्न कर लिये जाने के उसके प्रस्ताव को वैसे ही तिरस्कार-पूर्ण ढग 
से अस्वीकार कर दिया था। 

जयन्ती भी विवाह कर लेने क॑ लिए अपनी मजबूरी, अपनी आत्यन्तिक 
आवश्यकता को उसके समक्ष अच्छी तरह खोलकर समझा नहीं सकी थी। उसने 
लोगो के व्यवहार से अनुभव कर लिया था कि गाँव के सभी के-सभी लोगों ने 
उससे अपना सम्पर्क तोड लिया था, कोई भी उससे मिलना-जुलना नहीं चाहता था। 
दुदू जब उसे अपनी छावनी वाले घर ले गया था, तब उसकी छावनी के घर म॑ 
उसके साथ रहने के दिन से ही एक सम्भ्रान्त परिवार के सुसभ्य घर में रहने वाली 
भद्र महिला के रूप में आदर-सत्कार मिलना चाहिए था, परन्तु ऐसा कुछ वह नहीं 
पा सकी थी। गाँव के लोग उससे कंछ डरे-सहमे से रहने लगे, दुदू की प्रेमिका के 
रूप में मानकर उसका आदर-यत्न भी करने लगे। परन्तु लोगों के मन में उसके 
प्रति पहले जो एक पवित्र देवधुनी की अति पवित्र मर्यादा का भाव था, वह सब 
फिर समाप्त हो गया, वह हार्दिक मर्यादा भाव लुप्त हो गया। 

इन विगत दो वर्षों के लम्बे अन्तराल में फिर कोई भी उसे देवधुनी नाच 
नाचने के लिए आमन्त्रित करने नहीं आया। इसका मूलभूत कारण था कि लोगों 
की दृष्टि में वह अब अपवित्र हो गई थी। 

“रखैल"” “रखैल' कह-कहकर पुकारते, इसकी उसकी, बहुत सारे लोगों की 
बाते सुन-सुनकर परेशान हो जाने पर, आजिज आकर वह कभी-कभी उससे कहीं 
और ले चलने के लिए आग्रह करने लगती थी। परन्तु सब कुछ छोड जाने को 
प्रस्तुत होने पर भी नवराम ओझा को क्षणभर के लिए भी छोड़ जाने को वे तैगार 
नहीं हों सके। क्योंकि उनक॑ अलावा अब उन्हें देखने-भालने वाला, उन्हें चाहने 
वाला और कोई दूसरा तो था ही नहीं । और उनकी बीमारी अब वास्तविक रूप में 
बहुत ही प्रचण्ड हा चुको थी। 

एसी दारुण परिस्थिति में अब जयन्ती की दशा यह थी कि उसके पास अब 


364 पाखी घोड़ा 


सभी क॒ुछ था, सिवाय एक सामाजिक मान-सम्मान के, सामाजिक मर्यादा के। 

नवराम ओझा की बीमारी जब बहुत बढ गई, उनकी दशा चिन्तनीय हो उठी 
तब उन्हें गुवाहाटी ले आना पडा। गुवाहाटी आए हुए भी तीन दिन बीत गए, फिर 
छात्रीबारी अस्पताल से निकलवाकर कल उन्हें सुदर्शना के घर पहुँचाया गया। 

इन विगत कई दिनों में दुदू की जयन्ती से भेंट-मुलाकात नहीं हो पायी, 
कहना ही ठीक होगा। नवराम ओझा जी भी अब उसके साथ पहले करते आ रहे 
व्यवहार से बिल्कुल भिन्न किस्म का व्यवहार करने लगे थे। इस प्रकार उसके 
अपमानित अनुभव करते रहने, बुरा महसूस करते रहने की घटनाएँ प्राय रोज-रोज 
की घटनाएँ बन गई थी | 

ओझा जी ने अवश्य ही पहले से ही घोषणा कर रखी थी कि आगामी पूर्णिमा 
के दिन ससार से विदा लूँगा, शरीर छोडकर प्राण विसर्जन कर दूँगा। परन्तु कोई 
कहता है कि मैं प्राण दूँगा, मर जाऊँगा, तो क्या कह देने भर से वह सचमुच ही 
मर जा सकता है? अगर उसने ऐसी संभावना पर भरोसा किया होता, इस सभावना 
के संबंध में गम्भीरता से किया होता, तो वह इन कुछ दिनों तक ओझा जी को 
कतई ही नहीं छोड सकी होती। अब जो वह दुदू को और ओझा को, दोनों को ही 
छोड़कर चली गई सो आखिर क्‍यों ? 

अपने गर्भ मे पल रही ननन्‍्हीं सन्‍्तान के डर से क्या? नहीं, वह केवल उसकी 
वजह भर से ही सब को छोड़कर अन्यत्र कही चली नहीं जा सकती। समाज में 
कलंकित होने के भय से, कलंक मुक्त होने के लिए वह आत्महत्या कर सकती है 
ऐसी भी धारणा दुदू की नहीं है। बल्कि 'वह आत्महत्या नहीं कर सकती' इस 
विचार पर दुदू का दृढ़ विश्वास है। 

वह ऐसे ही विचारों की उधेड-बुन में खोया हुआ था कि तभी प्रोफेसर 
रविवन्द्र जी ने उसे बाहर बुलवाया। 

बाहर आकर उसने टेखा कि नवीन प्रौफेसर साहब के सामने एक करर्सी पर 
बैठा हुआ है और प्रोफेसर साहब दोनों हाथों में सिर पकडे हुए गम्भीरतापूर्वक कुछ 
सोच-विचार रहे हैं। 

“मझे किसलिए बुलवाया है, बड़े पिताजी?” 

“कल आस-पास कहीं खेराय की पूजा हुई थी क्या? कहीं मनसा-पूजा होने 
को थी क्या?” 

“इस संबंध में मैं तो कुछ बता नहीं सकता।” 

“तुम सब बता ही क्‍या सकते हो?”-झ्िड़कते हुए रविचन्द्र जी ने 
कहा-“कल मनसा-पूजा का पुण्य-पर्व था।”--कुछ देर ठहरे रहकर उन्होंने फिर 


पाखी घोडा। 365 


कहा, “भला यह तो बताओं कि वह आजकल पूजा-पर्व पर देवधुनी नाच-नाचती है 
या नहीं?” 

दुदू ने जवाब दिया, “गत दो वर्षों से उसने देवधुनी नृत्य नहीं किया।” 

प्रोफेसर साहब अचानक ही उठ खड़े हुए, “तब तो निश्चय ही वह कहीं 
देवधुनी नाचने ही गई हुई है। अपने पूज्य इष्ट देव से ही वह पूछने गई है कि अब 
वह कया करे। कल निश्चय ही कही देवधुनी नाव का आयोजन हुआ है।' 

“वह इस तरह का पागल पन करेगी, ऐसी धारणा मेरी तो नही है, बड़े 
पिताजी। नाच की वह मानसिक अवस्था तत्त्व जो आत्मविभ्रम है, यह बात मैंने उसे 
अनेक बार, अनेक दिन अच्छी-तरह समझा दी थी। और अन्ततः वह यह अच्छी 
तरह समझ भी गई थी। देवता नहीं है। वस्तुत देवता भ्रम की, माया की सृष्टि है। 
तच्चतः कुछ नही ।”-दुदू ने उत्तर दिया। 

“मै उसे तुम से कही ज्यादा अच्छी तरह जानता-समझता-पहचानता हूँ। 
शहर की नागरिक सभ्यता की पीडाओ और उत्पीडइनों में पडकर वह भ्रमित हो गई 
थी। तुमसे मिलने जाकर, तुम्हार निकट होने से वह अपने आराध्य देवता से विच्छिन्न 
हो गई थी, अपने इष्टदेव से दूर जा पड़ी थी। परन्तु यह सब घटित हो सका था 
तर्क और युक्‍ति क॑ प्रभाव से। परन्तु अब किसी एक कारण से निश्चय ही वह इस 
तर्क और युक्‍्ति पर से विश्वास खो बैठी है ओर अब पूरी तरह से अपने शैशव और 
नवयौवन काल की मानसिकता में मढे-पलं-बढे ईश्वरीय शिल्प जगनत्‌ में पुन लौट 
गई है। उसका यह पुनरावर्तन किस कारण हो गया, इसे तो मैं नहीं बता सकता। 
परन्तु इतना जानता हूँ कि अब बह पुन' देवधुनी नाच नाचे बिना अपन मन की 
इन्दात्मक दशा स्रे छुटकारा नहीं पा सकती। निश्चय ही वह जीवन का ही सुविचार 
करने गई हुई है, या तो किसी देवधुनी नृत्योत्सव मे, अथवा किसी प्रसिद्ध मन्दिर 
में। उसने मुझे बतलाया था कि नृत्य करते-करते वह एक एसे स्तर पहर पहुँच 
जाती है जहाँ वह देवता के ठीक आमने-सामने पहुँच जाती है, उसे देवता का 
साक्षात्कार मिल जाता है, ऐसी स्थिति में पहुँच जाने पर वह अपना भी और अन्य 
सारे लोगों का भूतकाल-भविष्यकाल सभी स्पष्ट देख पाती है। आदिम मनुष्य का 
मनस्तत्त्व उसके व्यवहार से स्पष्टतः प्रकटित हो उठता है। उसके क्रियाकलापों को 
तुमने अपने मनोभावों से निरख-परखकर भयकर भूल की है। अभी भी उसे अच्छी 
तरह समझने को कोशिश करो।”-प्रोफंसर रविचन्द्र अपनी ये बाते कहते हुए इतने 
आत्मविभोर हो गए थे कि कहते समय उनकी पलक पूरी तरह मुँदी हुई थीं। 

उनकी बातें सुनते हुए शुरू-शुरू में तो दुदू को बहुत बुरा लगा, परन्तु 
धीरे-धीरे वह समझ गया कि उसके बड़े पिता जी जो बातें कह रहे है, उनमें एक 


366/ पाखी घोड़ा 


बड़ा सत्य छिपा हुआ है। अपने अहंकार मद में डूबे रहने के कारण इतने दिनों तक 
जयन्ती की निजी व्यक्ति सत्ता के प्रयोजन को समझ नहीं सका था। उसने पूछा, 
“तो वह कहीं नाचने के लिए गई है?” 

| हाँ | १) 

“रात की वेला में कहाँ जा सकती है?”-दुदू ने पूछा। 

यकायक प्रोफेसर साहब के मन में बेठाराम मुहर्रिर की याद उभर आई। एक 
समय जयन्ती बेठाराम के मोह में पड़ी थी। अपने जीवन में जयन्ती ने जिन तीन 
पुरुषों को प्रेम किया, उनमें एक मात्र बेठाराम ही गाँव का निवासी है। देवधुनी 
संस्कृति में उसका भी जयन्ती के समान ही विश्वास है। बेठाराम फिलहाल दुदू के 
कार्यालय में ही रहता है, यह खबर प्रोफेसर साहब को भली-भाँति मालूम है। परन्तु 
वे बिना अच्छी तरह सोचे-समझे, जाने-सुने कुछ कहना नहीं चाहते थे। क्योंकि इस 
प्रकार से कुछ कह जाने का परिणाम भयानक हो सकता है। वे खूब जानते हैं कि 
दुदू की मानसिकता अपरिपक्व है। वह ईर्ष्यान्वित होकर अचानक ही कुछ-का-कुछ 
कर बैठ सकता है। 

उसी समय दुदू के गुवाहाटी का्यलिय का चपरासी वहाँ आ पहुँचा। दुदू को 
सलाम करके उसने समाचार अर्ज किया, “साहब ! बेठाराम मुहर्रिर अभी भी काम 
पर नहीं आया है। बरुआ साहब ने पूछा है कि आपने क्‍या उसे कही भेजा है?” 

“नहीं, मैंने तो उसे कहीं, किसी काम से नहीं भेजा।” चपरासी इतना 
सुनकर चला गया। 

प्रोफेसर रविचन्द्र को खटका लगा। उन्होंने दुदू को लक्ष्य कर कहा, “एक बात 
तुमसे कहना चाहकर भी मैंने कही नहीं। यह सोचकर कि उसे सुनकर शायद तुम्हें 
बुरा लगे। अगर तुम मुझे वचन दो-” 

“कौन-सी बात? कहिए भी। मैं तो अपनी पूरी क्षमता भर, जितना संभव हो 
सकता है उतनी सीमा तक कभी भी अपने बड़ों के आदेश का तिरस्कार नहीं 
करता।” 

“मुझे सन्देह हो रहा है...” -रविचन्द्र जी का स्वर काँपने लगा था, “कि 
संभवतः वह बेठाराम मुहर्रिर के साथ ही कहीं देवधुनी नाचने गई हुई है। बेलतला 
में तो ऐसा आयोजन समय-समय पर होता ही रहता है। तुम जरा खोज-बीनकर, 
पता लगाकर देखो। मेरा अनुमान गलत नहीं होता।” 

दुदू को लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन भूकम्प आने से डगमगाकर 
थर-धर काँप रही है। उसने कहा, “नामुमकिन है, बड़े पिताजी। बेठाराम मुहर्रिर के 
साथ...' 


पाखी घोडा। 367 


तभी नवीन उसके पास आ खड़ा हुआ और उसने उसके कन्धे पर हाथ रखा। 
उसके हाथों के शान्त-शीतल स्पर्श से दुदू की मानसिक दशा पुनः सुस्थिर हो गई। 

“मुझे उसे खोज-दूँठकर ले ही आना पडेगा। जब तक वह स्वयं अपने मुँह से 
मुझसे नहीं कहेगी तब तक मैं किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता।” -दुदू ने 
ऐसे कहा जैसे अपने आप से ही बातचीत कर रहा हो। 

रविचन्द्र जी ने अबकी बार नवीन से कहा, “तुम भी सारे काम अभी दर 
किनार रखो, अभी इसके साथ-साथ जाना ठीक रहेगा।” 

नवीन ने शान्त भाव से उत्तर दिया, “जी, मैं जाऊँगा। वहाँ मैं सभी को 
जानता-पहचानता हूँ। इसकें अतिरिक्त मेरा अपना भी काम है।” 

“कौन-सा काम?” 

“आज उच्चन्यायालय में फैसला सुनाने के लिए जूरी की बैठक हो रही है। 
बम विस्फोट करने वाले उस नौजवान लड़के का क्‍या फैसला होता है, कुछ कह 
नहीं सकता। अपने संघ के कार्यकताओं के साथ-साथ उपस्थित रहना ऐसी वेला 
में आवश्यक और लाभप्रद है। मुझे वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा।” 

“अगर उसे फाँसी की सजा सुना दी गई, तो क्‍या कुछ झगडा-झंझट, 
आन्दोलन वगैरह भड़क सकता है?” 

“मैं कुछ कह नहीं सकता। परन्तु उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कुछ नही 
होगा।” 

प्रोफेसर रविचन्द्र को उस लड़के का चेहरा याद आ गया। हाँ, उन्हों ने स्वयं ही 
उसे एक बार क्षमा कर दिया था। कक्षा में बम विस्फोट कर देने पर भी जो वे मरे 
नहीं, बच गए थे, केवल इसीलिए नहीं। उसके अदम्य साहस, मृत्यु की परवाह न 
कर खतरा मोल लेने की क्षमता पर भी वे मुग्ध नहीं हुए थे। बल्कि उसे क्षमा कर 
देने का प्रधान कारण थी जयन्ती। उसके साहचर्य ने ही उसके संग-साथ रहते-रहते 
विकसित हुए परिवेश ने ही उनके मन में दबी-सोयी पड़ी महानता की भावना को 
जगा दिया था। उस महानता का भाव था-बड़ों के लिए क्षमा ही आभूषण है'। 
उन्होंने सच्चे अन्तःकरण से उसे क्षमा किया था। न्यायालय में जाकर उन्होंने उसके 
लिए सजा दिलाने की दरख्वास्त नहीं की। बाद में इसी लड़के ने फिर मन्मर्थ को 
गोली मारकर हत्या कर दी। मन्मथ के साथ ही वह राजस्थानी व्यापारी भी मारा 
गया। अत्यन्त ही हैवानियत पूर्ण, निष्करुण हत्याकांड था वह। ऐसे हत्याकांड करने 
के पीछे चाहे जो कोई भी उद्देश्य रहा हो, इस हत्याकांड के लिए वे उस लड़के को 
मन-प्राण से क्षमा नहीं कर सके। अपनी बेटी के सुहाग को मिटते देख, विधवा बेटी 
के मुँह को निहारकर वे बदला लेने की भावना से उद्वेलित भी नहीं हुए। बदला लेने 


368/ पाखी घोड़ा 


का भाव तो उनके मन में रंचमात्र भी नहीं उभरा। हाँ, समाज में अपराध और 
उसका दण्ड-विधान होने का जो सामान्य नियम है, यदि उसका अनुपालन नहीं 
हुआ, तब तो मनुष्य का सर्वनाश ही हो जाएगा, बस इसी का डर उनके हृदय में 
समा गया है। क्रान्ति या आन्दोलन की वजह से की गई वैप्लविक हिंसा होने के 
कारण भी हिंसा को क्षमा करने के वे पक्षपाती नहीं हैं। हिंसा आखिर हिंसा ही है। 

उसी समय सुदर्शना भी वहाँ आ पहुँची। तीनों लोगों को रसोई घर में बुला 
ले जाकर उसने उन लोगों को भोजन परसा। दुदू ने भोजन को हाथ तक नहीं 
लगाया। सुर्दशना ने उसी समय उन लोगों को नवराम ओझा के विचारों के संबंध 
में, उनकी मानसिक दशा के संबंध में बतलाया। वे शीघ्र ही मर जाना चाह हहे हैं| 
अपने मरने के पहले-पहले उस सजायाफ्ता लड़के को फाँसी दिए जाने के दण्ड से 
बचाकर, उसकी जान बचाकर पुण्य कर लेना चाहते हैं। एक अतिशय असाधारण 
पुण्य। 

प्रोफेसर रविचन्द्र ने पूछा, “इस बूढ़े आदमी को अचानक ही यह मरने की 
ऐसी प्रबल इच्छा क्योंकर जग पड़ी।” 

सुदर्शना ने दुद्‌ की ओर देखकर कहा, “यह बात दुदू बतलाए तो ही ठीक 

हो।” 

दुदू घबरा गया। कठिनाई का अनुभव-करते हुए उसने जैसे-तैसे जवाब दिया, 
“बड़े पिता जी | ओझा जी जयन्ती के साथ अपना सम्पर्क विच्छिन्न कर लेने की 
गरज से ही ऐसा चाहते हैं। अविवाहिता पुत्री के शरीर मे माँ बनने के लक्षणों को 
देखकर........... 

दुदू की बात पूरी भी नहीं हो पायी कि यकायक प्रोफेसर साहब उसकी ओर 
देखकर बोल पड़े, “अब भी विवाह सम्पन्न कर लो।” 

“मैं विवाह करने में विश्वास नहीं रखता।” -दुदू ने उत्तर दिया। 

प्रोफेसर साहब फिर कुछ नहीं बोले। उनका मुखमण्डल गम्भीर, चिन्तायुक्त 
और फीका पड गया। 

फिर तो किसी के मुँह से कोई बोल नहीं फूटा। थोड़ी देर बाद नवीन और दुदू 
चुपचाप जाकर दुदू की मोटरकार में बैठ गए। दुदू चुपचाप कार चलाने लगा। पूरे 
रास्ते भर वह एक शब्द भी मुँह से नहीं बोल सका। 

नवीन द्वारा दिखाये गए एक घर के सामने जाकर मोटरकार खडी हो गई। यह 
घर वैसे बेठाराम का घर नहीं था, बल्कि ग्रामसभापति का घर था। नवीन ग्राम 
सभापति के घर के अन्दर चला गया। 

दुदू ने सामने के विस्तृत खेराय पूजा के स्थल को ध्यान से देखा। मैदान में 


पाखी घोडा | 369 


एक बडा-सा-केलो के पत्तो का मण्डप बना हुआ है। वहाँ बीच मे पूजा की 
वेदिका बनी हुई है। देवताओ के स्थान वहाँ स्वच्छ सुन्दर रूप मे चमक रहे है। 

पूजा-स्थल पर घास फूस रौद दिए जाने से मिट्टी उभर आई है। पास मे ही 
कुछ कलश पड़े हुए है। यत्र-तत्र मुर्गे के खून के थक्‍्के-के-थक्के गिरने से धरती पर 
पडी बालू रगीन हो गई है। ऊँची वेदी पर सेहुड पौधे का कोमल तना चमक रहा है। 
दुदू नाच करने की उस जगह पर जाकर खडा हो गया। अचानक उसे सोने का एक 
हार दिखाई पड गया। हार के बीच का चन्द्राकार गोलक (लाकेट) दूर से ही चमचमा 
रहा था। उसने आगे बढकर उस हार हो उठा लिया। 

उसी समय ग्राम सभापति की पत्नी बाहर निकल आई। प्रौढ वय की उस 
महिला ने वहाँ जब दुदू को देखा तो हँस पडी, पूछा, “वहाँ क्या ढूँढ रहा है रे 
फूकन का छोरा?” 

“यह किसके हार की लडी है?” करीब जाकर उस महिला को हार दिखाते 
हुए दुदू ने पूछा। 

हार की ओर ध्यान से देखते रहने के बाद भद्र महिला ने कहा, 'इस तरह का 
हार पहनने वाली कोई नौजवान लडकी इधर हमारे इलाके मे तो नहीं है अत यह 
गहना उस नाचने वाली छोरी का ही हो सकता है।” 

तभी नवीन दुदू के पास आ गया और उसके कन्धे थपथपाकर उसने कहा 
“अब और रूके-ठहरे रहने की जरूरत नहीं। (पता चल ही गया) वह नाचने वाली 
निश्चय ही जयन्ती ही रही होगी।” 

ग्राम सभापति की पत्नी ने कहा, “हाँ, वे ठीक ही कह रहे है, उसका नाम 
जयन्ती ही है। वह बेठाराम मुहर्रिर के साथ आज सबेरे ही यहाँ से गई है।” 

“यहाँ क्‍या हुआ था, माताजी?” 

“खेराई-पूजा। बेठाराम एक बहुत ही सुन्दर नाचने वाली युवती को ले आया 
था, मगर॒ ।” 

“तो फिर देवधुनी ने क्या भविष्यवाणी की?” 

“नही, कुछ भी नही कहा।” 

“क्यो? क्यो नही कहा कुछ?” 

“सभवत उसके सर पर देवता आए ही नहीं ।” 

इतना सुन चुकने के बाद नवीन और दुदू वहाँ फिर और नहीं ठहर सके। 
पैदल ही चलते-चलते वे आश्रम की सेविकाओ द्वारा खोली गई पाठशाला के निकट 
पहुँच गए। 

उनके उधर पहुँचते ही पास के एक छोटे से घर मे से एक भद्र महिला बाहर 


370 पाखी घोडा 


निकल आई और उन्होंने ऊँची आवाज में पुकारकर कहा, “नवीन भाई साहब ! 
इधर आडा। “आवाज सुनकर नवीन ने उधर देखा तो पाया कि अरे यह तो 
अहाली है। उसके पास जाकर हँसते हुए नवीन ने पूछा, “तुम कब छूटकर बाहर आ 
गई?” 

“बस, ठीक तुम्हारे बाद ही। और अकेली बस कंवल मैं ही नहीं। सभी कं 
सभी। सुन्दर राभा भी छोड़ दिए जाने पर बाहर आ गए। मेरे पतिदेव भी छूट गए। 
कल ही यहाँ आकर खेराई पूजा में हम सभी ने खूब मौज-मस्ती लूटी। सघ के 
ऊपर भी अब सरकारी रोक-टोक, प्रतिबन्ध या निषेधाज्ञा नही है।” 

नवीन दुदू को साथ लिये हुए ही अहाली के घर गया। अहाली ने बड़े आदर 
के साथ उन्हें बैठाने की कोशिश की, परन्तु वे बैठे नहीं। अहानी क॑ द्वार नवीन को 
सूचना मिली की आज यहाँ के सभी संघ-कार्यकर्ता उच्चन्यायालय की ओर 
दौड़ते-भागते गए हुए है। यही जानने के लिए कि अन्ततः उस नौजवान के बारे मे 
क्या फैसला होता है? इस सूचना से नवीन समझ गया कि फिलहाल यहाँ के 
कार्यकताओं से वह यहाँ भेट नही कर पाएगा। अहाली के साथ कुछ देर बात कर 
लेने के बाद उसने कहा, “मभी लोगों से कहना कि आज आश्रम पर आकर इकट्ठे 
हों । तुम भी जरूर आना।” 

संघ के ऊपर से राजकीय प्रतिबन्ध उठा लेने के समाचार से नवीन को 
अतिशय हार्दिक आनन्द का अनुभव हुआ। 

“मैं तो संभवतः नहीं जा पाऊँगी। मगर और यहाँ के सारे लोग जब 
न्यायालय से लौट आएँगे तो तुमसे मिलने वहाँ तुम्हारे पाम जाएगे। मै सभी को 
सूचना भिजवा दूँगी।”-प्रसन्नता से मन-बदन में मतवालापन भरें अहाली ने कहा। 

नवीन और दुदू फिर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से चलकर वे बेठाराम मुहर्रिर के 
घर पहुँचे। 

परन्तु बेठाराम घर पर नहीं था। पता चला कि अभी वह बागाचे में गया 
हुआ है। नवीन वगैरह फिर उसके बागीचे में भी जा पहुँचे। बेलतला के गाँव-घर तो 
क्या नवीन वहाँ क॑ लोगो के खेत-खलिहान-बाग-बगीचे, जगल-झाड सभी कुछ को 
बहुत अच्छी तरह जानता पहचानता है। बगीचे में एक आम के पेड पर चढकर 
बेठाराम पके-पर्क मीठे आम तोड रहा था। पेड़ के नीचे टुकडे-टुकडे में कटी हुई 
ईख के कुछ ढेर पड़े थे 

दुदू वगैरह को देखते ही बेठाराम पेड़ से उतर कर नीचे आ गया। 

“जयन्ती कहाँ है, बेठाराम?” 

“चलिए, बतलाता हूँ। मैं अभी बस थोड़ी देर पहले ही उसे वशिष्ठ के पास 


पाखी घोडा। 377 


पहुँचा आया हूँ। वहीं नदी में स्नान कर लेने के बाद वह मन्दिर मे प्रविष्ट हुई है। 
मुझे नहा-धोकर एक मुद्री कुछ खाकर फिर शहर चले जाने की बात थी। क्‍योंकि 
वहाँ न पहुँच पाने से उधर बडे साहब मारे क्रोध के आग-बबूला हो रहे हों गे।' 

बडे साहब से उसका अभिप्राय सदानन्द बरूआ जी से था। 

मीठे-मीठे (माधुरी) आमों को हाथ में उठाए बेठाराम आगे-आगे चल पड़ा। 
पीछे-पीछे वे लोग भी चलने लगे। 

अपने घर पहुँच जाने पर बेठाराम ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया, फिर जयन्ती के 
संबंध में सारी बातें एक सिरे से विस्तार से बतलाने लगा। 

उस दिन संभवतः कचहरी की घडी में रात के शायद दस बजे का घंटा बज 
चुका था। बेठाराम खा-पीकर दुदू आदि लोगों के घर के पास ही कार्यलिय के कमरे 
में सोने के लिए चला गया था और अब बस सोने की तैयारी ही कर रहा था कि 
तभी वह वहाँ आ पहुँची। उसे, उतनी रात गए, वहाँ देख बेठाराम को भारी 
अचम्भा हुआ। उसने पूछा, “इस तरह, लगभग आधी रात गए जो तुम यहाँ आई 
हो? जानने पर लोग क्या कहेंगे? दुदू भाई साहब ही भला क्या सोचें गे?” 

उसने उत्तर दिया, “दुदू साहब के पास यह सब देखने-सुनने का समय ही 
कहाँ है? पल भर विश्राम लेने का भी उपाय उनके पास नहीं। लट्टू-जैसे लगातार 
दिन-रात चक्कर काटते-रहते हैं। मेरे मन में कलियुग के देवता कलि ने बसेरा ले 
लिया है। देवता-इष्ट देवी-देवता-मुझे छोडकर चले गए हैं । मनुष्य के प्रेम मे डूब 
जाने से पाप ही हुआ है, सब नष्ट-भ्रष्ट ही हो गया है। तुम मुझे अभी कहीं (देवता 
की सेवा में देवधुनी नाच) नाचने के लिए लिवा ले चलो, नहीं तो मेरा दम घुट 
जाएगा, मैं मर ही जाऊँगी। तुम लोगों के गाँवों में कहीं खेराई-पूजा नहीं हो रही 
है क्या? यदि कहीं पूजा का आयोजन हो रहा हो तो मुझे वहीं ले चलो।” 

बेठाराम ने तब कहा था, “अरे !तुम अभी भी देवधुनी बनने की आशा संजोए 
हुए हो क्या? अरे जाओ, घर लौट जाओ। चलो, मैं तुम्हें पहुँचा आता हूँ।' 

उसकी इतनी बात सुनते ही वह फफक-फफककर, सिसक-सिसककर रोने 
लगी। उसके इस तरह के करुण-क्रन्दन से बेठाराम का मन भी द्रवीभूत हो गया। 
कुछ देर तक सोचने -विचारने क॑ बाद उसने कहा, “हाँ, अभी कल ही एक गाँव' के 
ग्राम सभापति मुझे निमन्त्रित कर गए है। उन लोगों के घर के सामने ही मैदान में 
आज खेराई--पूजा होनी है, आज ही। परन्तु माकन बहन जी के साथ-साथ आज 'जो 
दिन भर दौड-धूप करनी पड़ी उससे तो एक पहर रात चढ़ आई। अतः मेरा वहाँ 
आज जाना संभव नहीं हो सका, इसी से यहीं दुदू साहब के कार्यलिय में ही आ 
सोया हूँ। अगर तुम वहाँ जाना चाहो तो मैं वहाँ तक तुम्हें लिवा ले जा सकता हूँ। 


372 पाखी धोड़ा 


परन्तु इससे ख्याति-कुख्याति, इज्जत-बदनामी, जो भी होगी उसका दायित्व तुम्हारा 
होगा, मेरा कोई दोष नहीं |” 

जयन्ती थोडी देर तक किंकर्त्तव्यविमृढ बनी चुपचात शान्त रही। उसके बाद 
बोली-“इस सबसे वह अधिक महान है। देवधुनी नाच देखने का बहुत मन हो 
आया है। यदि संभव हुआ तो आज देवता के निकट लौट जाऊँगी, अन्यथा फिर 
मनुष्य के पास ही लौट आऊँगी। आज मनसा देवी की पूजा की तिथि है। अत 
अब और अवहेलना मत करो, टालो-टूलो मत। जल्दी करो, चलो। तुम तो बाँस के 
प्राणों को भी पहचानते हो, फिर मनुष्य के प्राणों को क्या नहीं समझ सकते? 
चलो, इज्जत-बेइज्जत जो भी होगी, मेरी होगी।” 

उसी रात पैदल-पैदल ही मुख्य सडक पर से ही गुजरते हुए वे सीधे बेलतला 
चले गए थे। बहुत कठिन बात के कारण ही जयन्ती की आत्मा को असहनीय 
आघात लगा है। मारे कष्ट के वह व्याकुल है। परन्तु उन सब बातों को वह उससे 
पूछ नहीं सका। उतनी रात गए सड़क पर बस वे ही दो मनुष्य चल रहे थे। परन्तु 
उनमें से किसी के मुँह से भी कोई बात नहीं निकल रही थी। 

खेराई-पूजा-स्थल पर पहुँच जाने के बाद बेठाराम ने देखा कि उस पूजा में 
नृत्य करने के लिए तामूलपुर की जिस देवधुनी की आने की बात तय थी, वह आई 
ही नहीं। गाँव के लोग गाँव के ही किसी और को इसके लिए खड़ा करना चाहते 
थे, परन्तु बेठाराग ने जब जयन्ती के वहाँ आने, और नृत्य करने को तैयार हो सकने 
की बात बताई तो गाँव के सभापति इसके लिए तैयार हो गए। मृदंग और बाँसुरी 
के ताल-ताल पर थिरकते हुए जयन्ती ने जो नाचना शुरू किया तो बेठाराम को ऐसा 
लगा जैसे अँधियारी रात में सूर्य निकल आया हो। इस तरह वह लगतार लगभग 
चार घंटे तक नाचती रही। पूरे मैदान की घास मल-मसल उठी और धूल उड़ने 
लगी। सारी दर्शक प्रजा आश्चर्य से मन्त्र-मुग्ध हो गई। चार घंटे बाद वह धड़ाम से 
पृथ्वी पर गिर पडी। फिर बहुत देर तक उसी प्रकार पड़ी रही। उधर दर्शक प्रजा के 
लोग बार-बार पूछते जा रहे थे-“हे देवधुनी गाँव का कया होगा, कैसा होगा गाँव 
का आगामी समय? देश की क्‍या दशा होगी?” -परन्तु वह मुँह खोलकर कुछ भी 
नहीं बोली। कटे पेड़ की तरह एक ही जगह पडी रही। 

सवेरे सूयोंदय काल तक बहुत सारे लोग प्रतीक्षा करते खडे रहे, देवधुनी के 
मुँह से कुछ थोड़ी-सी भी भविष्यवाणी सुनने के लिए। परन्तु देवधुनी की इस 
असफलता पर बहुत से लोगों ने बेठाराम को बहुत सारी खरी-खोटी बातें सुनायी | 

दूसरे दिन भोर में चेतना फिरने पर जयन्ती बेठाराम को साथ लेकर वहीं 
पड़ोस के एक गाँव के एक मन्दिर में गई, वहाँ प्रतिष्ठापित मनसा देवी की पीतल 


पाखी घोडा। 373 


की मूर्ति का दर्शन करने के लिए। उसके ठीक पहले (बीते हुए) दिन को ही वहाँ 
मन्दिर में बडे धूम-धाम से पूजा-अर्चना हुई थी। परन्तु जब ये दोनो वहाँ पहुँचे, तब 
उस समय वहाँ और कोई उपस्थित नही था। मन्दिर के मूर्त्तिस्थापना वाले छोटे से 
आसन वाले घर में कमल पुष्प पर ललित "आसन में अभयदान की वरद मुद्रा में 
विराजमान देवी की मूर्त्ति को बाहर से देखकर ही जयन्ती की आँखों से धारासार 
आँसू झरने लगे। देवी की उस प्रतिमा में सर पर पाँच नाग फन फटकारे खडे थे, 
उनके बायें हाथ में भी एक नाग लिपटा था। दाहिनी ओर उनके स्वामी जरत्कारू 
विराजमान थे, बाईं ओर पुत्र आस्तीक थे। 

जयन्ती को उसके पिता जी ने ही इस देवी की कहानी बतलायी थी। वे 
अत्यन्त जाग्रत देवी थी । 

उन्हें साष्टाग (दण्डवत) प्रणाम कर उसने पूछा, “माँ। माँ! तुमने मुझे क्यों 
छोड दिया?" मेरा ऐसा तिरस्कार क्यो किया?”' 

पीतल की बनी देवी (मूर्ति) अपनी जगह अडिग, स्थिर, निस्पन्द बनी रही, 
सारी बातें सुनती रही, परन्तु कुछ भी उत्तर नहीं दिया। संभवत जयन्ती के पिता 
जी अबसे बहुत साल पहले इस मनसा देवी के पास दर्शनार्थ आए थे। कोच 
राजाओ के जमाने से बहुत पहले से ही ये देवी यही विराजमान है। उस समय 
जयन्ती बहुत छोटी थी। किसी एक किमान ने हल जोतते हुए इस मूर्त्ति को पाया 
था, फिर यहाँ लाकर उसकी प्रतिष्ठापना कर दी थी। 

बहुत देर तक नाना प्रकार से चिरौरी-विनती, क्षमा-प्रार्थना करते रहने के बाद 
भी जब देवी का कोई शब्द वह सुन नही सकी तब जयन्ती ने समझ लिया कि अब 
देवी ने उसका परित्याग कर दिया है। 

उसके मन की कातर दशा को समझकर बेठाराम ने कहा था, “अब यहाँ से 
चलो, जयन्ती ! यह कठकरेजी, बज जैसे कठोर, निष्करूण हृदयवाली देवी कुछ नहीं 
बोलेगी। चलो मन्दिर की ओर चलें। वशिष्ठ गगा में स्नान कर वहाँ के मन्दिर मे 
पूजा करो। इससे तुम सर्वथा स्वम्थ और शुद्ध हों जाओगी। यह अन्धी, गूँगी, कटोर 
हुदया।” 

जयन्ती का कष्ट देखकर बेठाराम का हृदय पर्मीज़ गया था। 

“मन्दिर में जाकर क्या होगा? क्या आप समझते है कि मै फिर से कमारी हो 
सकती हूँ? क्‍या फिर देवता का कंगन पहन सकूँगी?' -जयन्ती की आँखों से; ऑसू 
छलक पडे, गला भी रूँध गया। | 

बेठाराम ने उत्तर दिया, “इतना सारा ज्ञान जानता होता, तब तो मैं नवराम 
ओझा ही हो गया होता। मैं अपने बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि ओझा जी 


374 पाखी घोड़ा 


जब भी गुवाहाटी आते हे तो यहाँ इस मन्दिर मे आकर पूजा-अर्चना करते हैं, 
उसके बाद वहाँ जाते है। अत- और कुछ यदि न भी हो तो तुम्हारे पिता जी इससे 
सुखी-सन्तृष्ट होंगे। और इतना क्‍या कुछ कम है? चलो।”' 

जयन्ती ने बेठाराम की बातों का हृदय से विश्वास किया। अपनी बहुत छोटी 
अवस्था से ही वह वसिष्ठ मुनि की तपस्या की कहानी सुनती आ रही है। वसिष्ठ 
गगा में स्नान करने से देह खो देनेवाला आदमी भी फिर से अपनी देह पा जाता है। 
अत. कौन जानता है शायद वह भी वहाँ अपनी खो दी गई कुमारी देह को फिर से 
ज्यों -की-त्यो पा जाए? अत बेठाराम के साथ साथ वह वरिष्ठ आश्रम जा पहुँची। 
वहाँ उसने वसिष्ठ गगा में स्नान किया और फिर मन्दिर में भीतर चली गई। 

बेठाराम वहा उसे पहुँचाकर वहीं छोड़ आया है। आज उसके अपने सारे 
काम-काज का भारी नुकसान हो गया है, अपना कोई भी काम नहीं कर सका है। 
न न्यायालय में जूरी का फैसला सुनने जा सका और न अपने कायलिय के काम पर 
ही जा सका। इस तरह सारी बातें कह सुनाने के बाद बेठाराम ने उनसे कहा, 
“अगर आप अपनी मोटरकार ले जाकर उसे लिवा ले आएँ, तो मेरी भी जान 
बचे ।” 

दुदू उसकी बातें बहुत ध्यान देकर अत्यन्त तन्‍्मय होकर सुन रहा था। जयन्ती 
के मन का तूफान इतना प्रबल हो उठा था, इसकी तो उसे कल्पना तक नहीं थी। 
उसने नवीन से कहा, “तुम यहीं ठहरो। मैं स्वय जाकर उसे ले आता हूँ। अब मेरा 
हृदय शान्त हो गया है, सारी दुश्चिन्ताएँ समाप्त हो गई हैं। वह सम्भवतः शान्ति की 
खोज में संलग्न है।” 

दुदू के मुँह की ओर निहांरकर और उसके भावों को समझकर बेठाराम को भी 
बहुत सुकून मिला, उसकी भी चिन्ताएँ दूर हो गईं। हो सकता है कि उसने इसमें 
उसका कोई दोष नहीं समझा हो। जयन्ती तो अब उसकी नहीं है, देवता की भी 
नहीं है। देवता के चंगुल से देवधुनी को निकाल ले आकर अपना निजी बना लेने 
की शक्ति उसमें नहीं थी। वह शक्ति दुदू के पास ही है। उसके द्वारा बनवाई गई 
विवाह-अनुबन्ध निश्चित करने की अंगूठी पहनने से इनकार कर दिया, जबकि दुदू 
बिना अंगूठी पहनाए ही उसे अपने घर लिवा ले गया। नवराम ओझा जैसा आदमी 
भी एक बात भी नहीं बोल सका, अपने अन्दर-ही-अन्दर जल-भुनकर राख होकर 
अब संसार त्याग कर वैतरणी पार होने के लिए दिन गिन रहा है। 

दुदू के पीछे-पीछे कुछ दूर तक चलकर उसने पूछा, “मुझे भी साथ चलने की 
जरूरत होगी क्‍्या?”' 

“नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम नहा-धोकर तैयार रहो। मैं उधर से आकर 


पाखी घोडा। 375 


तुम्हें कार्यलिय तक पहुँचा दूँगा। सदानन्द बड़े पिता जी तुम्हारे बारे में खोज-पूछ 
कर रहे थे।” 

दुदू चला गया। 

सामने की पुष्करणी (छोटी पोखरी) मे डुबकी लगाकर भींगे गमछे को लपेटे 
हुए ही नवीन के सामने से घर के अन्दर चला गया, फिर कपड़े बदलकर उसने चाय 
बनाई और पहले नवीन को चाय पिलाकर फिर खुद भी पी। 

घर के अन्दर जाकर बेठाराम की खाट पर थोडी देर के लिए नवीन लेट गया। 
तनिक में ही उसकी आँखों की पलके मुँद गयीं। घर फर्श पर ही एक कपड़ा 
बिछाकर बेठाराम भी लेट गया। 

उधर दुदू तब तक मन्दिर में पहुँच गया। मन्दिर के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर 
दुदू एक-एक तीर्थ यात्री दर्शनार्थियो को ध्यान से लक्ष्य करने लगा। सभी 
धर्म-निष्ठा वाले आस्तिक प्रकृति के लोग थे। दल-के-दल दर्शनार्थी मन्दिर के अन्दर 
जा रहे थे, अन्दर से बाहर निकल रहे थे। 

लगभग पन्द्रह मिनट तक वहाँ खडे रहने के बाद मन्दिर के अन्दर से जयन्ती 
बाहर निकली। दुदू के पास आने पर उसे देख वह आश्चर्य के मारे स्तम्भित-सी हो 
गई। परन्तु शीघ्र ही उसने अपने आप को सेभाल लिया। फिर मुस्कराते हुए पूछ 
बैठी, “ देवता ने अपनी ओर ही खींच लिया है, ऐसा समझकर डर गए क्या?” 

“तुम्हारी पूजा-अर्चना पूरी हों गई या नही?” 

हो गई।” 

“तो फिर आओ चलो। मै अपनी मोटर लिये हुए आया हूँ।" 

जयन्ती और दुदू बाहर निकल आए। मोटर के पास पहुँचकर जयन्ती खड़ी हो 
गई। फिर उसने पूछा, “कल जो कुछ घटित हो गया, उसके बाद भी आप मुझे 
प्यार कर सकेंगे क्‍या?” उर्वशी जैसे पत्थर शिला बनी हुई है, उसी तरह 
पाषाण-शिला बनी रहकर ही मै शान्ति पा सकूँगी। मेरे अन्तरतम हृदय के देवता 
विदा हो गए, मैं सचमुच पाषाण-शिला हो गई। 

दुदू ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर उसे प्यार से चूमते हुए उसने 
कहा, “नहीं, तुम पाषाण-शिला नहीं हो, तुम तो देवधुनी हो। 

नहीं, मैं अब और देवधुनी नही रह गई। देवता मुझे त्याग गए। मैं कहीं 

भागकर भी नहीं जा सकती। आप स्त्री जाति की बात कुछ भी नहीं जानते। मैं 
इस वेला में अविवाहित ही रह जाना नहीं चाहती।” 

दुदू ने जयन्ती के मुख की ओर बहुत ध्यान से देखा। उसने अनुभव किया कि 
इस जयन्ती के मुख से वस्तुत: प्राचीन भारतीय समाज ही बोल रहा है। उसकी तरह 


376/ पाखी घोडा 


से वह पुराने संस्कारों को तोड़ देना नहीं चाहती। इस समय वह एक साधारण 
भारतीय स्त्री है। उसका यौन-क्रान्ति ला देने का सपना टूटकर चकनाचूर हो गया। 

“तो क्‍या तुम विवाह-संस्कार करवाना चाहती हो? विवाह-संस्कार न होने से 
क्या तुम समझती हो कि कोई एक बहुत बड़ा अभाव रह गया है?”-दुदू ने पूछा। 

हाँ, रह गया है।” 

“क्या अभाव रह गया है?” 

“आज मेरा अपना कहने को कुछ भी नहीं रह गया है। मेरी यह देह भी अब 
तुम्हारी हो चुकी है, मेरे उदर में पल रही सन्‍्तान भी तुम्हारी है। मैं जो चल-फिर 
रही हूँ, खा-पी रही हूँ, सब कुछ का खर्च तुम्हारा है। मेरा अपना मन भी केवल 
तुम्हारे अन्दर से ही, तुम्हारे माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। मैं तो अपना सभी 
कुछ खो चुकी हूँ। अब तो मैं बस एक दासी हूँ, देवधुनी नहीं।” इतना कहते-कहते 
जयन्ती के मुँह से अनजाने ही एक अमर्षपूर्ण कड़ी बात भी निकल गई, “तुम आग 
के एक गोले हो और मैं उसके जलावन का ईंधन भर। खरपतवार भर। अब मेरी 
पूरी देह के पोर-पोर में जलन-ही-जलन है।” 

दुदू ने पूछा, “तो तुम क्या मुझे छोड़ जाना चाहती हो?” 

“अब छोड़ जाने का कोई उपाय ही नहीं। मैं अपने घर जा नहीं सकती। 
देवधुनी भी नहीं बन सकती। किसी और की भी नहीं बन सकती।” 

दुदू बहुत देर तक चिन्ता मन सोचता रहा, फिर उसने कहा, “सन्तान का 
जन्म हो जाने के बाद तुम फिर से देवधुनी हो जाओगी। तुम क्या समझती हो?” 

“नहीं, यह अब संभव नहीं है। अब इस जूठी देह में देवता कभी लौटकर 
नहीं आ सकते। 

दुदू का हृदय विकल हो उठा। वह सोचने लगा, आखिर अब वह करे क्या? 
विवाह-संस्कार से मुक्त प्रेम का यही अन्त है क्या? आधुनिक ज्ञान-विज्ञान ने 
जयन्ती के मन को छुआ तक नहीं है। उसकी बुद्धि में विवाह-हीन-प्रेम का यह 
परीक्षण समा ही नहीं सका है, अतः इस परीक्षा के निकष पर वह बलि नहीं होना 
चाहती। वस्तुतः उसका देवता है, उसका ही उदात्त मन (सुपर इगो)। उसका वही 
उदात्त मन अब उसे देवधुनी बनना छोड़कर गृहिणी बनने को प्रेरित कर रहा है। 
अब इस प्रबल इच्छा में वह कोई हेर-फेर, बदलाव नहीं कर सकती। और वह स्वयं 
भी उसे तिरस्कृत कर यूँ ही छोड़कर जा नहीं सकता।” 

उसने मुँह खोलकर कहा, “चलो, थोड़ा घूमने चलें। कुछ देर तक 
गम्भीरतापूर्वक विचार किए बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता।” 

दोनों कदम-कदम बढने लगे। बसिष्ठ झरने को पार कर जंगल की टेढी-मेढ़ी 


पाखी घोडा। 377 


पगडंडी से होते हुए वे वन में भीतर चले गए। जयन्ती ने अनुभव किया कि दुदू की 
आँखें कहीं बहुत दूर लक्ष्य किए हुए हैं। वह गहन चिन्ता में खोया हुआ है। कुछ 
और दूर तक चल लेने के बाद जयन्ती ने पूछा, “इस ओर अभी और कहाँ तक 
जाएँगे? सारा-का-सारा तो बस जंगल-ही-जंगल है।” 

दुदू ने उत्तर दिया, “किसी एक उचित निर्णय पर पहुँचे बगैर मैं लौटना नहीं 
चाहता। मैंने तुमसे विवाह न करने का संकल्प क्‍यों किया था? क्‍या तुम नहीं 
जानती?" 

जयन्ती ने सिर हिलाया। हाँ, वह जानती है। एक समय के बाद विवाह बोझ 
हो जाते हैं। विशेषतः विवाह संबंधी नैतिकता। पुरुष नयी स्त्री चाहने लगता है, स्त्री 
नये-नये पुरुष की कामना करने लगती है। तब अपने अन्तर्मन की यौन-कामना को 
दमित करने का मतलब है दूसरे व्यक्ति की दासता स्वीकार करना। जयन्ती दुदू के 
अलावा भी बेठाराम और रविचन्द्र जी को भी चाहती है। परन्तु उन लोगों को छोड़ 
अब वह केवल दुदृ'को ही पा लेना चाहती है। और तो और, अब तो उसने अपने 
इष्ट-देवता का भी परित्याग कर दिया है। उसके लिए मानो ईश्वर के बाद दुदू ही 
सब कुछ है। अब उसे एक पुरुष की जरूरत है। जरूरत है एक स्वामी की। वह 
दासी बन जाना चाहती है। तभी जयन्ती ने कहा, “समाज की परवाह न कर उसे 
छोड़ देने की शक्ति मुझमें भी नहीं है, तुममें भी नहीं है। और अगर तुम ऐसे ही 
समाज-विरोधी हो, समाज की कोई परवाह नहीं करते, तो फिर आज मुझे 
खोजते-ढूँढते हुए यहाँ क्यों आए? भय के कारण नहीं क्या?” 

दुदू इस बात से इनकार नैहीं कर सका कि आज जयन्ती को लौटा ले जाने 
की उसकी इच्छा के माध्यम से उसकी प्रबल यौन-आसक्ति ही अभिव्यक्त हुई है। 
उसे अपना बना लेने की कामना उसमें अत्यन्त प्रखर हो उठी है। 

“ठीक ही तो है। सचमुच ही मैं एक पाखण्डी हूँ।”-दुदू ने मन-ही-मन कहा, 
“मैं भी अन्य सारे दूसरे गृहस्थ पतियों की तरह ही ईर्ष्यालु हूँ, स्त्री के प्रति 
आसक्त हूँ और अपने बल-पौरुष के लिए गर्व का अनुभव करनेवाला हूँ। यदि 
सचमुच ही जयन्ती भी मेरी ही तरह स्वाधीन-स्वच्छन्द है, तो फिर आज उसे उस्री 
तरह मुक्त क्यों नहीं रहने दिया? मेरे उद्बेगों का मेरी परेशानियों का मूल कारण 
क्या है? निश्चय ही समाज की प्रबल सचेतनता ही है। नवराम ओझा द्वारा किए ज़ा 
रहे सत्याग्रह को अग्राह्य कर देने, उसकी ओर से बिलकूल ही निर्लिप्त हो रहने की 
शक्ति भी मुझ्नमें नहीं है। समाज की चोट को, समाज की प्रताड़ना को तिरस्कृत 
करते निर्दन्द्ध चला नहीं जा सकता। “कभी दूर भविष्य में विवाह जीवन का बोझ 
हो उठेगा” यह मानकर आज विवाह न करवाने की आख़िर सार्थकता ही क्या है? 


378 पाली घोड़ा 


बहुगामिता केवल साधारण समाज की ही नहीं, मेरी अपनी भी अन्दरूनी ख्वाहिश 
नहीं है।” 

अचानक ही दुदू के मन में ऐसा भाव उठा, कि उसने अनुभव किया कि 
उसके पिता जी ने यौन-मुक्ति के लिए जो कुछ किया, वही समाज के लिए एक 
मात्र यौन-मुक्ति का रास्ता नहीं है। बल्कि वह तो एक व्यक्तिक्रम है। नियम से 
भिन्न बेनियम की एक मिसाल भर। उनका पहला विवाह संबंध नष्ट हो गया, 
विवाहेतर प्रेम की वजह से, और दूसरा प्रेम-मिलन बर्बाद हो गया विवाह न हो पाने 
की वजह से। इन दोनों ही क्षेत्रों में विवाह की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका थी, विवाह 
एक पुष्ट आधार था। विवाह एक मानक है। नियमाधार है। उसके माध्यम से ही 
सत्री-पुरुष का मिलन समाज-स्वीकृत होता है, समाजोचित बनता है, समाज को 
ग्राह्य होता है। विवाह कभी-कभी टूटता है, कभी-कभी बोझ बन जाता है। सुधार 
करने की स्वतन्त्रता होने पर भी या चेष्टा करने पर भी छोटे से जीवन में उसका 
प्रयोंग कर पाना सदा संभव नहीं हो पाता। अबाध स्वाधीनता, बिना किसी भी 
"ैेक-टोक के निषट स्वच्छन्दता जान पड़ता है, असम्भव है। 

चलते-चलते वे दोनों चोरी-छिपे शराब बनाने-वाले और शराब की काला 
बाजारी करने वाले एक शराब-व्यापारी के मकान पर पहुँच गए। उन्हें देखकर उस 
घर के छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियाँ तक भयभीत-परेशान हो गए। उनकी ऐसी दशा 
देखकर दोनों ही हँस पड़े, फिर उस घर को वही छोड़कर वेऔर आगे बढे, थोड़ी 
दूर आगे एक ऐसे घर पर पहुँच गए जिसे लोग छोड़ जा चुके थे। उस सुनसान पड़े 
घर में दोनो अन्दर चले गए। उन्होंने देखा कि उस घर में संघ की प्रचार सामग्री 
संबंधी कई बैनर और प्रचार पत्रादि पड़े हुए हैं। यह देख दुदू को बहुत कौतृहल 
हुआ। उसने बहुत मनोयोग से उन कागज-पत्रों को देखा वह जानता था कि यह 
बन-जंगल-झाड़ का इलाका नवीन के संघ के कार्यकत्ताओं के लिए कोई अपरिचित 
स्थान नहीं है। 

जयन्ती उस घर के पिछवाड़ें की ओर निकल आई। वहाँ खड़ी होकर उसने 
उस ऊँची पहाड़ी से नीचे की ओर ढलती गई पगडंडी की ओर गौर से निहारा। उस 
घर के पीछे की ओर ही वसिष्ठ-गंगा प्रवाहित थी। और उसके पास में ही थी 
अरुन्धती। वहाँ अरुन्धती एक विशाल पाषाण-शिला बनकर पड़ी हुई है। 

उसी चमचमाती विशाल पाषाण शिला के पास बैठकर दोनों आपस में 
बातचीत करने लगे। उस जन-मानुषहीन सुनसान जंगल में वे दोनों पूरी तरह से 
एकात्म हो गए। जयन्ती ने स्पष्ट रूप से, बिना किसी संकोच के कह दिया कि वह 
अब लौटकर फिर अपने गाँव नहीं जाना चाहती। अपने उस गाँव में वह अब 


पाखी घोडा/ 379 


अपनी वह मर्यादा फिर से नहीं पा सकेगी। वहाँ अब उसके लिए कोई जगह नहीं। 
अब वह शहर का नागरिक होने का ही प्रयत्न करेगी। परन्तु विवाह किए बगैर वह 
एक सभ्य नागरिक नहीं बन सकेगी अब। यदि ऐसा न हो पाया तो वह दुदू से 
सामाजिक दृष्टि से सदा के लिए अलग-थलग हो जाएगी। और अब तो जहाँ तक 
आ पहुँचे हैं वहाँ से लौट जाने का भी उपाय किसी को नहीं है। गर्भस्थ सनन्‍्तान ने 
ही उन्हें एक-दूसरे के और अधिक करीब ला दिया है। ऐसी परिस्थिति में यदि 
विवाह संस्कार सम्पन्न हो जाता है तब तो जयन्ती के पिताजी भी शान्तिपूर्वक मर 
सकेंगे। 

जाने क्‍यों उस क्षण दुदू को ऐसा अनुभव हुआ कि जयन्ती द्वारा कही गई ये 
बातें अक्षरशः सत्य हैं। जब कि दूसरी ओर उसके अपने निजी विचार अवास्तविक, 
काल्पनिक उड़ान भर जान पडने लगे। विवाह के बदले उसकी जगह कोई और 
व्यवस्था जयन्ती को सन्तुष्ट नहीं कर सकेगी। वह इस तरह प्रेमिका-रखैल के रूप में 
संबंध बनाए रखने की इच्छुक नहीं है। गाँव के लोग उसे 'रखैल” ही कहने लगे हैं। 
उनके द्वारा दिया गया यह बदनाम उससे सहा नहीं गया। 

अब वह समझ सका कि अकेले-अकेले वह अगर उसे “मोती” कहकर पुकारे 
तो मात्र इतने से ही वह मोती नहीं हो पाएगी। फलतः वह जिस मानसिक-यंत्रणा 
में जकड़ी हुई कष्ट पा रही थी, उस मानसिक-यन्त्रणा से उसे शीघ्र ही मुक्ति 
दिलाने का उसने निश्चय किया।... 

अपनी जेब में से गले के हार को निकाल कर अपनी हथेली पर रखकर उसे 
दिखाते हुए उसने पूछा, “यह हार तुम किसे दे आई थी? अपने आराध्य देवता 
को?” । 

अभी उस क्षण तक हार के खो जाने का पता जयन्ती को नहीं था। अब उसे 
सहसा देखकर उसका हृदय आनन्द के मारे नाच उठा। 

उसके गले में पड़ी बहुत पुरानी अत्यन्त दुर्लभ बहुमूल मणिमाला के पास ही 
हार को पहनाते समय जयन्ती कोमल-मसृण उरोजों से दुदू के हाथ छुवा गए। फिर 
उसने भावावेश से विजड़ित अवरुद्ध कण्ठ से कहा, “तुम्हारे लिए मैं आज अपनी 
परीक्षा-निरीक्षा के प्रयोग के काम को सामयिक रूप से तिलांजलि दे रहा हूँ। मैं तुम्हें 
वचन दे रहा हूँ। मेरे बड़े पिता जी ने भी परामर्श दे दिया है, अब हमारा 
विवाह-संस्कार सम्पन्न होगा।” 

इतनी बात कहते-कहते उसकी आँखों में आँसू भर आए। उसने अनुभव 
किया कि समाज के सामने उसकी यौन-क्रान्ति करने की सारी योदना पराजित हो 
गई है। परन्तु इससे जयन्ती के निकट वह निश्चय ही महान्‌ हो गया है। 


380 पाली घोड़ा 


कुछ समय बाद वे दोनों ही एक-दूसरे में अपने-आप को विलीन कर 
“रन्गनी शिला के पास बैठे रहे। 


उस समय शहर के प्रख्यात सिनेमा हाल बिजुली सिनेमा में चम्पा एवं उसके 
सहयोगियों द्वारा निर्मित फिल्‍म के व्यापारिक प्रदर्शन का शुभ मुहूर्त्त पूरा हो समाप्त 
हुआ था। उसे देखने के लिए वहाँ शहर के सभी गण्यमान्य व्यक्ति आए हुए थे। 
बरदलै जी ने भी अपना शुभ-कामना सन्देश पठाया था। अभी जल्दी ही जेल की 
सजा काटकर छूटे हुए सुन्दर राभा को उद्घाटनकर्त्ता के रूप में आमन्त्रित किया 
गया था। अपने अत्यन्त मधुर उद्घाटन भाषण में राभा जी ने उस फिल्‍म के 
निर्माण, उसकी कथा और क्रान्ति के संबन्ध में विस्तार से इतनी सरसता से 
बतलाया कि उपस्थित सभी श्रेष्ठ वक्‍्ताओं , दर्शकों, श्रोताओं ने बार-बार तालियाँ 
बजा-बजाकर अपना आनन्द व्यक्त किया। दर्शकों की अपार भीड़ के अलावा वहाँ 
सिनेमा हाल के बाहर मुख्य सड़क पर मोटर कारों, ताँगों-इक्कों की भारी भीड़ 
जमा हो गई थी। 

सुदर्शना जब अपने पिताजी, माकन और माकन के पिताजी को घर ले जाने 
के लिए बाहर निकलकर अपनी मोटरकार के पास पहुँची, तो उसके पीछे की कार 
में आकर बैठ रहे सदानन्द बरआ और रंजीत से उसका आमना-सामना हो गया। 
अचानक ही उनकी एक-दूसरे से यह भें ट-मुलाकात हो गई। 

अपनी बैसाखियों के सहारे एक ही जगह स्थिर खड़े होकर रंजीत सुदर्शना की 
ओर एकटक निहारे जा रहा था। सुदर्शना अपनी कार से निकलकर नीचे उतर आई 
और कदम-कदम चलते हुए उसके बिलकुल करीब जाकर खड़ी हो गई। रंजीत की 
दशा देखकर उसे अन्दर से जोर की रुलाई आ गई परन्तु बाहर से अपने आप को 
पूरी तरह संयमित रखते हुए उसने रंजीत से पूछा, “यह वृत्त-चित्र (फिल्म) आप को 
कैसा लगा?” 

“इस वृत्त में कोई जान ही नहीं है। कोई कहानी भी तो नहीं है। बस 
तरह-तरह की भावुकताओं से भरी-ठढँसी गँठरी भर। केवल बस एक ही चीज 
तारीफ के लायक है। चम्पा के गीत बहुत ही मनमोहक लगे। सभी लोग उन्हें ही 
देखते रहे।”-- रंजीत ने उत्तर दिया, “वृत्त चित्र (सिनेमा फिल्म) की अपेक्षा जीवन 
अधिक रसमय है, मधुर है। तुम्हारा क्या विचार है?” 

“हाँ, मैं तो अब जाकर जीवन को समझ पा सकी हूँ। मनुष्य जो चाहता है, 
उसे समझ नहीं पाता। तुम क्या कहते हो?” सुदर्शना ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। 


पाखी घोड़ा/ 38 


“जो पा सका है, उससे ही सन्तुष्ट रहने में ही भला है। हाँ, क्रान्तिकारी-विद्रोही ही 
अधिक कुछ की चाह रखते है। कभी पा भी जाते है। कभी नहीं पा पाते, हाथ मलते रह 
जाते है।”- रंजीत ने उदास-दुःखी मन से विचार व्यक्त किया। 

सुदर्शना ने रंजीत के कटे हुए पैर की ओर देखते हुए धीरे-धीरे पूछा, “आप 
नहीं करेंगे क्या?” 

रंजीत का हृदय दहल गया। और कोई न सुन पाए अतः उसने धीमे-धीमे 
कहा, “अब इस समय मैं समझ गया हूँ कि प्रथम प्रेम ही असली प्रेम होता है। 
अब मैं कभी विवाह नहीं करूँगा।” 

रंजीत के मुँह को ध्यान से देखते हुए सुदर्शना ने मुस्कराते हुए कहा, “एक 
दिन अपराजिता को देखने आइएगा।” 

“अपराजिता?” आनन्द और आश्चर्य के भाव से विह्वल हो रंजीत ने पूछा। 
उसने अनुभव किया कि वह अभी भी उसे भूल नहीं सकी है। उसकी इस कृतज्ञता 
के प्रति उसका हृदय मारे आहलाद से भर उठा। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, “ठीक 
है, आऊँगा।” 

सुदर्शना अपनी मोटरकार मे चली गई। रजीत अपने पिता जी की मोटरकार 
में जा बैठा। मोटरकार में सदानन्द बरूआ के साथ सिराजुद्दीन हजरिका भी बैठे थे। 
दोनों सज्जन दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित करने के संबंध में विचार-विमर्श कर रहे 
थे। बरुआ जी के मन में अधिक उत्साह नहीं था। रंजीत के साथ माकन का 
विवाह होना जो स्थिर हुआ था, बाद में उस संबन्ध के टूट जाने से उनका मन भी 
टूट गया था, हर एक काम से उनका उत्साह जाता रहा था। उनके व्यापार-वाणिज्य 
में उधार में धन लगाने वाले उनके वित्तपोषक साथी अग्रवाल की हत्या कर दिए 
जाने के बाद से ही उनका मन गिरना शुरू हो गया था। वह व्यापारी आदमी उनका 
सचमुच ही अत्यन्त हितैषी था। 

चाय-बागान के मजदूरों की रोज-रोज की नाना प्रकार की माँगों को पूरा 
करने में चाय-बागान चलाने का खर्चा बढता ही जा रहा है, अंब तो उसे सँभाल 
पाना भी कठिन हो गया है। प्रबन्ध सुचारु रखना भी मुश्किल हों गया है। अब तो 
वे उसे अकेले-अकेले सँभाल नहीं पा रहे हैं। फूकन परिवार के बडे-बूढे महा 
आलसी हैं, काम करने से जी चुराने वाले। एक नवयुवक बेटा है भी सो मह्ढी 
कामुक। उत्तरदायहीन। उन पर कोई भरोसा करना उचित ही नहीं हैं। 

बेलतला की जमींदारी की खेती-बारी से उपजी फसल का अनाज किसी के 
भी गोदाम में नहीं लाया जा सका। आन्दोलन या क्रान्ति का मूल उद्देश्य पूरा हो 
या न हो, छोटा लक्ष्य तो पूरा हो गया। “असम के कई जमीदार मर-खप गए है। 


382| पाखी घोड़ा 


बरुआ जी द्वारा कही गई इस बात से उनके अन्तर का क्षोभ-दुः:ख व्यक्त हो रहा 
था। 

फिर भी जब कि वे बरदलै जी को वचन दे ही चुके हैं तो फिर उस वचन से 
पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करेंगे ही। 

सिराजुद्दीन मोटरकार में बरूआ जी की बगल में बैठे-बैठे बातें करते गए थे| 
वे बरदलै जी की बातें कर रहे थे।- बरदलै जी ने यदि विशेष जोर देकर अनुरोध न 
किया होता, तो बहुत संभव है प्रोफसर रचिन्द्र जी स्वयं आकर उनके साथ मिलते 
और व्यापार-वाणिज्य के काम में जुट गए होते। परन्तु उन्हें इस जंजाल में घसीट 
लाने की इच्छा सिराजुद्दीन जी की बिलकुल ही नहीं है। ऐसा करने से असम की 
शिक्षा-दीक्षा एवं बौद्धिक क्रिया-कलापों के विकास के क्षेत्र में भारी क्षति होगी। 
यही कारण है कि वे खुद ही बरूआ जी के साथ मिलकर व्यापार के काम को आगे 
बढ़ाने का विचार कर हहे हैं। 

हजारिका जी की बातें सुनकर बरुआ जी को बड़ी तसल्ली हुई। हजारिका जी 
यदि उनके प्रबन्ध के कार्य कें सहयोग देने लगें तब तो उनका खोया उत्साह फिर 
से वापस आ जाएगा। बरुआ जी ने कहा- “यदि इस काम में आप सहयोग दें तो 
मैं अपनी पूरी क्षमता से सारी ताकत लगाते हुए इसमें जुट जाऊँगा। बरदलै जी ने 
मुझे बहुत जोर देकर इसके लिए पकड़ रखा है।” 

सिराजुद्दीन हजारिका ने बरूआ जी के मन की इस भरी थकान के मूल कारण 
को तहेदिल से समझ लिया कि उनकी थकावट का कारण आखिर है क्या? वे इतने 
लम्बे अरसे से अकेले-अकेले ही लगभग एक भारी साम्राज्य सँभालते चले आ रहे 
थे। उन्होंने मन में भावना सँजो रखी थी कि अपने बेटे के पीछे तो बस 
अधेरा-ही-अँधेरा है। कौन उपभोग करेगा इस अपार सम्पत्ति का?” 

“एक बात कहना चाहता हूँ, बरूआ जी।” 

“कौन-सी बात?” 

“क्या आदमी केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए ही धन-सम्पत्ति 
का उपार्जन करता है? ये तथा-कथित समाजवादी हमारी चाहे जितनी भी निन्‍्दा 
क्यों न करें, हमारा विचार है कि, व्यक्तिगत सम्पत्ति का भी असली उद्देशय देश 
की सेवा करना ही है। अगर इस समय एक दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित होकर 
देश के जन-समुदाय में फैलाया जाता है तो इस समय उससे देश की उन्नति होगी। 
बरदलै जी और प्रोफेसर साहब ने भी हमें इसके लिए प्रेरित किया है। नवीन बनेगा 
इसका संपादक।” 

हजारिका की बात सुनकर बरुआ जी को हार्दिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने रंजीत 


पाखी घोडा। 383 


की ओर देखकर कहा, “तुम क्‍या कहते हो, रंजीत? नवीन को संपादक बनाकर 
दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित करने में कोई विशेष खतरा है क्या।” 

“बिलकुल नहीं। यदि हो भी तो बहुत मामूली किस्म का”- रंजीत ने उत्तर 
दिया, “मैं तो आप लोगों के साथ इस संबध में कोई बात कर ही नहीं पाया 
पिताजी। देश की इस महा संकटपूर्ण सिथति में पंगु-असमर्थ व्यक्ति भी साहसपूर्वक 
उठ खड़े हुए हैं, उस महान्‌ पियलि फूकन (सन्‌ 830ई० के स्वतन्त्रता संग्राम के 
शहीद) की तरह। यदि दैनिक समाचार-पत्र प्रकाशित होता है, तो मैं भी उसमें 
अपना सहयोग दूँगा।” 

बेटे के उत्साह को देखकर बरुआ जी के मन में अब तक घर किए बैठी 
सारी निराशा यकायक समाप्त हो गई। (उदासी-हीनमन्यता के बादल छँट गए) 
उन्हों ने हजारिका से कहा, “तो फिर आइए, इस संबन्ध में निश्चित विचार स्थिर 
कर लें। यदि इस महीने के अन्दर-अन्दर ही प्रकाशित कर ले सकें तो बहुत अच्छा 
हो।” 

फिर तो वे तीनों ही समाचार-पत्र प्रकाशन के संबंध में ही बातें करते-करते 
हजारिका जी के घर पहुँच गए। वह हजारिका जी को उनके मकान पर उतारकर 
रंजीत वगैरह अपने घर चले गए। 


उसी समय उधर उच्च न्यायलय में जूरी का विचार आरंभ हो गया था। भारी ज्वर 
की दशा में होने पर माणिका को साथ लेकर उसके सहारे नवराम ओझा, 
ज्वर-ग्रस्तदेह से ही न्यायालय जा पहुँचे और जूरी विचार-पतियों (न्यायधीशों) के 
साथ आसन पर बैठकर सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) की राय पर विवेचना करने 
लगे। जनता के समूह से उस समय पूरा न्यायालय ठसाठस भरा हुआ था। मुजरिम 
न्यायालय में खड़ा था। न्यायालय कक्ष के बाहर संघ के बहुत सारे कार्यकर्त्ता इकट्टे 
हो गए थे। संघ पर से सरकार ने चूँकि प्रबिन्ध हटा लिया था, अतः अब तक जो 
कार्यकर्ता भूमिगत थे, वे भी प्रकट होकर न्यायालय की और दौड़े-दौड़े चले आए 


हर वे सब सबेरे से ही नवीन को देखने के लिए, उसका साथ पाने के लिए 
उतावले थे। 
इस ओर विशुद्ध श्रेणी-संग्राम वर्ग-संघर्ष के रास्ते को अपनाने वालाः वह 
नौजवान क्रान्तिकारी न्यायाधीश के न्यायलय में जीवन और मृत्यु की संधि की बेला 
की मानसिक-यन्त्रणा से यूझता हुआ परेशान अस्थिर था। शहीद पुकारे जाने से 
लोगों के मन में सदूभाव की जो मूर्ति खड़ी होती है, वैसी मूर्ति उसकी नहीं है। 


384 पाली घोड़ा 


सभी लोग सामने प्रत्यक्ष देख रहे है-हाथ में हथकडी पहने एक उदास, अत्यन्त 
दुर्बल-क्षीण, आशा-निराशा, जीवन और मृत्यु के भय के बीच हिंचकोले खा रहे एक 


प्राण वाले नौजवान लडक॑ को। एक बार वह आँखें उठाकर देखता है, बगल के बन्द 
कमरे की ओर जहाँ जूरी-न्यायाधीश बैठकर उसके दण्ड से उसे रिहाई देने या न देने 
की बात विचार कर फैसला देने में सलग्न है तो दूसरी बार वह खिड़की से बाहर 
की ओर देखता है जहाँ उसके सहयोगी कार्यकर्त्ता उत्कंठित चित्त से जूरी के फैसले 
को सुनने के लिए दम साधे खड़े है। 

उस बेला में उसके मन में किस भाव का उदय हो रहा था? इसे कोई नहीं 
जानता, परन्तु उसका चेहरा देखकर सभी लोग यह अच्छी तरह ममझ पा रहे थे कि 
वह बँच जाना चाहता है। जीवित रहना चाहता हैं । 

वहाँ उपस्थित जन-समूह ने इस बीच इतना भर जान लिया है कि जूरी का 
विचार आधे-आधे पर है। जूरी के सदस्यों मे से एक दल का विचार है कि “ऐसे 
भयानक किस्म के अपराधी को फाँसी की सजा देना ही उचित है, क्योंकि यह 
जानबूझ कर पहले से ही योजना बनाकर की गई पूर्व-परिकल्पित हत्या है। तो दूसरे 
दल का विचार है कि लड़के ने आदर्श के लिए हत्या की है, भयभीत दशा और 
परेशानी में पड़ कर नही। अत उसे फाँसी की सजा से छुटकारा देकर कालेपानी 
भेज देना चाहिए, अथवा अगर यह संभव न हो तो आजन्म कारावास की सजा दी 


जानी चाहिए।” 
वैसी दशा में उस समय केवल एक व्यक्ति के वोट पर उस नौजवान लडके का 


जीवन-मरण निर्भर रह गया था। वे मन्मथ ठीकेदार के घर पर अतिथि के रूप में 
आकर ठहरे हुए थे। इसी वजह से कुछ लोग सीना ठोंककर कह रहे थे कि ऐसे 
व्यक्ति का वोट लड़के को मृत्यु-दण्ड देने के पक्ष में ही पडेगा। अतएव अब तो इस 


लड़के की मृत्यु अनिवार्य है। 
कुछ अधिक सही खबर रखने वाले लोगों का कहना था कि जूरी का वह 


सदस्य व्यक्ति एक बहुत ही ऊँचे दर्जे का भक्त है। अतः वह वही करेगा जो सर्वथा 


उचित होगा। 
न्यायालय कक्ष के एक किनारे एक बेंच पर बैठे-बैठे मणिका और रतिराम 


अत्यन्त गम्भीर हो न्यायालय में खड़े हुए उस लड़के की ओर देख रहे थे। 


वे जानते थे कि नवराम ओझा जी क्‍या करें गे। 
वह नौजवान लड़का भी मणिका को पहचान गया था। वह मुस्कराने .की 


कोशिश कर रहा था, परन्तु उसके मुँह से मुस्कराहट नहीं फूट पा रही थी। मणिका 
अपने हृदय से तो उसे अच्छा-भला लड़का नहीं कह पा रही थी। परन्तु उसे 
मृत्यु-दण्ड से छुटकारा दे दिए जाने की कामना कर रही थी। नवराम ओझा की, 


पाखी घोड़ा। 385 


सुन्दर विचारों की सुबुद्धि ने उसके भी विवेक को जगा दिया था। 

कुछ देर बाद ही उन्हें सुनाई पड़ा कि एकत्रित भीड़ के लोग किसी की 
जय-जयकार कर रहे हैं। 

कुछ देर बाद ही उनके बिलकुल पास आकर जयन्ती बैठ गई। उसके 
मुख-मण्डल पर प्रसन्नता के भाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। 

“तूँ कहाँ चली गई थी, जयन्ती?” रतिराम ने पूछा। 

मर सब बातें यहाँ न्यायलय में नहीं कर सकूँगी। बाद में सभी कुछ जान 

जाओगे। 
उसकी बोली सुनकर रतिराम ने अनुमान लगा लिया कि दुदू इस बीच उससे 


मिल पाने में सफल हो गया है। उसके दिल से एक बड़ी दुश्चिता दूर हो गई। वह 
तो बस मन-ही-मन उन दोनों के विवाह होने की ही कामना कर रहा था। परन्तु 
उसकी बात कौन सुनता? वह तो बस एक मामूली-सा ड्राइवर भर है। यह सब 
बातें उससे कोई नहीं जाँचता-पूछता। 

मणिका ने जयन्ती के कान में मुँह लगाकर फुसफूसाकर पूछा, “ तुम्हारी देह 
में देवधुनी का भाव चढ आया था?” 

“हाँ, लगभग वैसा ही समझो। मगर केवल देवता ही नहीं, आदमी के चक्कर 
में भी ऊभ-चुभ हो गई थी।”- जयन्ती के मुँह पर हँसी खेल गई। शरीर में 
सन्तोष-परितृप्ति का भाव उमड़ रहा था। वह भी समझ सकी कि दुदू के साथ इस 
बीच वह अपने हृदय के भाव से बातें कर आई है। 

“पिलाजी कैसे है?”- जय॑न्ती ने व्याकुल होकर मणिका से पूछा। 


“अच्छे नहीं है।”- मणिका ने उत्तर दिया। 
अचानक ही न्यायालय के बन्द कक्ष के किवाड खुल गए। न्यायालय के भीतर 


और बाहर जमा हुई भीड़ में लोगों में अचानक ही गुनगुनाहट की ध्वनि भर गई। 

न्यायाधीश महोदय आकर अपनी काूर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने 
जूरी-विचारकों की ओर देखा। उन लोगों में से सभी एक-एक कर उस कमरे से 
निकल आए और आकर न्यायाधीश के सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। मुकदमे 
का विचार फिर शुरू हुआ। 

न्यायाधीश ने जूरी के सदस्यों से अपने विचार प्रस्तुत करने को कंहा। 
सारा-का-सारा न्यायालय पहले तो भारी कलरव से अनुगुंजित हो उठा परन्तु शीघ्र 
ही बिलकुल शान्त हो गया। क्या होता है क्या नहीं होता है, यह जानने के लिए 
सभी दम साधे उत्कंठित हो गए थे। मुजरिम नौजवान का शरीर काँपने लगा था। 
उसकी ऐसी दशा देखकर न्यायाधीश ने एक पुलिस जवान को एक कुर्सी ले जाकर 
उसके पास रखने का आदेश दिया। कुर्सी वहाँ पहुँचते-पहुँचते ही वह उसपर धम्म से 


386 पाखी घोड़ा 


बैठ गया। फिर तुरन्त ही वह बाहर की ओर देखने लगा। 

अपने सहकर्मियों के साथ नवीन को बात करते हुए खड़ा देखकर वह नवीन 
की ओर देखकर हँसने की कोशिश करने लगा। नवीन ने हाथ हिलाकर उसका 
स्वागत किया। तब उसने सर हिलाया। बिजली की-सी गति से दोनों की 
आँखों -आँखों से दोनों के मन-प्राण की बातों का आदान-प्रदान हो गया। संघ की 
दो धाराएँ आपस में मिल जाने की कोशिश करके भी बीच में से कट जाना चाहती 
थीं। परन्तु नवीन भूमिगत रहकर ही बम विस्फोट करने वाले उस नौजवान के 
सहयोगियों को समझा-बुझाकर उसकी ओर खींच लाया था। उस नौजवान को पत्र 
लिखकर उसने अपने विचारों को साफ-साफ बता दिया था। 

नवीन समझ पा रहा था कि इस नौजवान के पहले विचारों में अब परिवर्तन 
हो गया है। उसकी आँखों की भाषा से उसके मत-परिवर्तन के भाव बिलकुल 
साफ-साफ झलक रहे थे। नवीन को वहाँ देखकर उसने मन-ही-मन एक 
आशा-आश्वासन के भाव का भी अनुभव किया, उसे साहस और सहारा मिला। वह 
अच्छी तरह जानता है कि नवीन संघ को सफलतापूर्वक चला ले जाएगा। उसके न 


रह जाने पर, उसके बिना भी आन्दोलन चलता रहेगा। 
अबकी बार उसने बल और साहस के साथ जूरी के सदस्यों की ओर देखा। 


एक-एक कर प्रत्येक के मुख को देख लेने के बाद उसनेअपना सिर नीचा कर 
लिया। जूरी के सदस्यगण ही आज उसके जीवन-मरण के मालिक हैं। 
यकायक एक लम्बे-चौड़े हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले व्यक्ति उठे और जूरी के 


सदस्यों की लिखित राय को उन्होंने न्यायाधीश के सामने बढा दिया। 
उपस्थित जन-समुदाय की आँखे अब जूरी के सदस्यों की ओर से हटकर 


न्यायाधीश की ओर जा लगीं। अनगिनत उन आँखों के साथ-साथ ही जयन्ती की 
आँखें भी उन्हीं पर जा पड़ी। 

आज से पहले कभी और वह न्यायालय में नहीं आई थी। आज भी नहीं ही 
आई होती। परन्तु अपने पिता के पास आने के लिए उसका हृदय व्याकूल हो उठा 
था। उसके पिता के मन में 'मर जाऊँगा”, 'मर जाऊँगा” का एक बुरा विचार जड़ 
बाँधे पैठ गया है। वस्तुत: उस भाव का मूल कारण वह स्वयं है। 

हाँ, यह जरूर है कि उस विशेष क्षण तक उसने अपने पिता की कोई विशेष 
चिन्ता नहीं की थी। जूरी-विचारकर्त्ता की ही बातें सोच रही थी कि वे क्‍या राय 
मु अचानक न्यायाधीश ने कागज पढ़ना पूरा कर लिया। फिर कागज को मेज पर 
रखकर कागज दबाने के एक गोले से उसे दबाकर रख दिया। फिर कुछ देर तक वे 
शान्त-मौन साधे रहे। उसके बाद उन्होंने कागज को फिर हाथ में उठा लिया, 


« पाखी थाडा 387 


थोडी-सी भूमिका बॉध लेने के बाद उन्हों ने गुरु-गभीर आवाज मे जूरी के सदस्यों 
की राय को न्यायालय मे पढ सुनाया। 

राय पढ लेने के बाद एक बार उन्हो ने जूरी-गणो की ओर देखा। उसके बाद 
मुजरिम की ओर देखा। फिर गम्भीर स्वर मे कहा, “न्यायालय मुजरिम को 
मृत्यु-दण्ड से रिहाई देकर उसकी जगह उसे आजीवन कारावास की सजा का आदेश 
देती है।” यह घोषणा देकर ही वे न्यायाधीश आसन से उठ खडे हुए फिर सीढियो 
से उतरकर अपने कमरे मे चले गए। 

जूरी के सभी सदस्य भी अपनी-अपनी कार्सियो से उठ खडे हुए। 

जयन्ती ने महसूस किया कि उस नौजवान लडके के मुँह पर हँसी की एक 
रेखा चमक उठी है। परन्तु उसके मुँह से कोई बात नही निकली। 

फिर उसे पुलिस अपने घेरे मे लेकर चली गई। 

अचानक ही मणिका को लगा कि नवराम ओझा लडखडा रहे है। रतिराम को 
साथ लेकर वह ज्ल्दी-से-जल्दी उनके पास गई और उन्हे सहारा देकर धीरे-धीरे 
बाहर लिवा ले आई। सघ के सारे कार्यकर्त्ता उनके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए 
धक्का-मुक्की करके उनके बहुत पास पहुँच आना चाहते थे, परन्तु मणिका उन्हे 
करीब नही आने दे रही थी। 

इसी दौरान नवराम ओझा बेहोश हो गए। 

रतिराम ने उन्हे ले जाकर टैक्सी मे लिटा दिया फिर मणिका ने जयन्ती को 
हाथ हिलाकर इशारे से बुलाया।“दौडी आकर वह पिता के पास बैठ गई। अपने 
पिता की ऐसी दशा देख वह बहुत ही डर गई। 

रतिराम ड्राइवर की सीट पर जा बैठा, फिर उसने पूछा, “बहन जी हम चले 
कहाँ को?” 

“छात्रीबारी अस्पताल ले चलो।” 

“इन्हे हो क्या गया है?” डरते-डरते जयन्ती ने पूछा। 

“सब जान जाएगी, अभी चलो।” 

टैक्सी धडधडाती हुई बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। रतीराम भी जान गया 
था कि बूढ़े महाशय का यह बडा भारी आघात (स्ट्रोक) है। जितना जल्दी अस्पताल' 
पहुँच जायें, उतनी ही भला है। 

मणिका नवराम को बाहों मे पकड़े बराबर उनकी नाडी ही देखती जा रही 
थी। जो बहुत जल्दी-जल्दी चल रही थी। 

छात्रीबारी अस्पताल में पलग पर लिटा कर डॉक्टर ने नवराम ओझा के हृदय 
की जाँच-परीक्षा की। सब कूछ का अच्छी तरह परीक्षण कर लेने के बाद डॉक्टर ने 


388 पाखी घोडा 


मणिका की ओर देखकर कहा, “अब सबकूछ समाप्त, कुछ भी शेष नहीं |” 

जयन्ती अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहीं थी। बेलतला से 
भागी-दौडी वह आई थी बस इसीलिए कि अपने पिताजी को यह शुभ समाचार दे 
सके कि उसका शुभ-विवाह होने ही वाला है। यह सोचकर कि इसे सुनकर उसके 
पिताजी को कम-से-कम इस अन्तिम वेला में शान्ति मिलेगी। 

परन्तु सब कुछ व्यर्थ हुआ। एक लम्बी चीख मारते हुए उसने अपने पिता के 
शव को अपनी बाहों में जकड़कर पुकारा, “पिताजी, पिताजी, पिताजी” 

परन्तु पिताजी फिर भी कुछ नहीं बोले। 

मणिका बाहर निकल आई, रतिराम को बुलाकर उसने सूचना दी और कहा, 
“जाओ, दुदू भाई को बतला दो।” 


दुदू आज बहुत दिनों बाद अपने पिता और छोटी बहन के साथ बैठकर एक साथ 
भोजन कर रहा था। सुदर्शना अपराजिता और प्रोफेसर रविचन्द्र भी उनकी भोजन 
करने की मेज के करीब बैठकर बातचीत करते हुए हँसी-मजाक कर रहे थे। इस 
हँसी-मजाक का मुख्य कारण था दुदू द्वारा लिया गया नया निर्णय। उसका 
विवाह-संस्कार सम्पन्न होगा और वह अपनी नयी छावनी पर रहकर नियमित रूप से 
खेती-बारी करेगा। 

“यहाँ की यह इतनी सारी धन-सम्पत्ति का क्‍या करोगे?”' प्रोफेसर रविचन्द्र ने 
पूछा। 

“मैं इस सबका केवल न्यासी (धरोहर की देखभाल करने वाला) भर रहूँगा।” 
दुदू ने कहा, “इससे जो कुछ भी आय-आमदमी होगी, उसे मैं सुरक्षित कर रखूँगा, 
साधारण जनता के हित में लगाने के लिए। हाँ, बागान के बारे में मैं कुछ नहीं 
कह सकता। वह सब कई भागीदारों की संयुक्त संपत्ति है।” 

इसके बाद तो पूरे परिवार के सदस्य मिलकर दुदू के इस प्रस्ताव पर बहुत देर 
तक सोच-विचार, आलोचना-प्रत्यालोचना करते रहे। प्रोफेसर रविचन्द्र ने कहा, 
“तुम्हारा प्रस्ताव कोई बुरा नहीं है। आजकल समय बदल गया है। तुम लोगों के 
इस जमाने की कुल तीन प्रधान समस्याएँ हैं। स्वाधीनता, सम्पत्ति और काम 
भाव॑ना। तुम परीक्षण करना चाहते हो, तो करो। सम्पत्ति का उपार्जन आदमी केवल 
भोग के लिए ही नहीं करता, सेवा करने के लिए भी करता है। परन्तु मेरी धारणा 
क्या है, जानते हो? हमारे देश में अभी लोग सम्पत्ति की क्रान्ति के लिए भी तैयार 
नहीं हो सके हैं। काम-भावना की क्रान्ति के लिए भी तैयार नहीं हैं। यदि ऐसा न 


पाख्ी घोडा/ 389 


होता तो तुम्हें भी जयन्ती से विवाह संस्कार सम्पन्न करवाने की जरूरत नहीं पड़ती 
और नवीन को भी अपनी भूमिगत क्रान्तिकारी भूमिका से लौटकर राष्ट्रीय 
अन्दोलन में जुटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। (हम लोग तो खैर नहीं) परन्तु 
सुमति ने इस बात को बहुत पहले ही पहचान लिया था। निर्माणमूलक् काम ही 
हमारा एक मात्र सर्वमान्य रास्ता है। तुम लोगों के महात्मा गांधी भी यही बात 
कहते हैं। तुम्हारा क्या कहना है, माकन? 

_ माकन ने अपना सिर हिलाया। कुछ देर ठहरकर वह बोली, “राजनीतिज्ञ 
लोगों का तर्कशास्त्र मैं बिल्कूल ही नहीं समझती। संघर्ष चलाने या आन्दोलन छेड़ने 
से ही, अथवा किसी पूर्व प्रचलित व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर देने से ही, अपने द्वारा 
सोचे-विचारे-अभिलषित-लक्ष्य तक पहुँच सके गे, ऐसा सोचना किसी एक विशेष 
परिस्थिति में संभव हो सकता है, परन्तु यह धारणा हमेशा-हमेशा के लिए स्वीकृत, 
सनातन सत्य नहीं हो सकती। सभी लोगों को, हरएक को जो मिलाती है, 
एकताबद्ध करती है, वस्तुतः वही वस्तु क्रान्ति की जनक है। बहुत महान्‌ करुणा की 
दृष्टि से देखने पर ही राजनीतिक, अर्थनीतिक और सामाजिक आदि भिन्न-भिन्न 
प्रकार की बाहरी समानता सार्थक होती है। समता की भावना दरअसल एक विशाल 
अनुभूति है। उसके लिए ध्यानपूर्वक-अच्छी तरह-कीर्तन और दशम ([महाप्रभु 
शंकरदेव और माधवदेव रचित धर्मग्रन्थ) के पदों को पढ लेने से काम बन जाएगा। 
वैसे बहुत भारी-भारी ग्रन्थों को पढ़ लेने पर भी इस सहज समता की अनुभूति को 
आदमी उपलब्ध नहीं कर पाता।.उसका कारण यह है कि ऐसे लोग विच्छिन्नता 
को-अलगाव को-नष्ट करने के उपाय को सदा बाहर-बाहर ही ढूँढते-फिरते हैं। 
परन्तु अन्तर की ओर देखना भूल जाते हैं।” 

माकन की बात सुनकर प्रोफेसर साहब तालियाँ बजा-बजाकर उल्लसित हो 
बोल पडे, “वाह बेटी, वाह !तुमने ठीक ही पकड़ा है। यह बात मैंने सर्वप्रथम जयन्ती 
से सीखी थी।” 

पंचानन फूकन ने यकायक बीच में ही कहा, “एक बात भूल मत जाना, 
माकन !”” 

“कौन-सी?” 

“ प्रामाणिकता”-पंचानन फूकन ने आज बहुत दिनों बाद अपने बेटे और 
बेटी का एकसाथ पास में बैठाकर बात करने का अवसर पाया था। इसी वजह से 
आज उनका मन बिलकुल खुल गया था, उन्मुक्त हो गया था। उन्होंनें कहा, “इस 
जमाने में प्रायः हर एक चीज ही बनावटी है-विशेषकर हमारे जीवन-निर्वाह की 
पद्धति। मैं तुम लोगों को कुछ भी दे नहीं जा सकूँगा। हमारी सारी सम्पत्ति लगभग 


390 पाखी घोड़ा 


समाप्त होने-होने को है। बस थोड़े से कुछ खेतों के टुकड़ों और चाय-बागान की 
कुछ हिस्सेदारी (शेयर-पूँजी) के सिवा-कुछ भी तो शेष नही। प्रभूत धन-सम्पत्ति, 
पद-मर्यादा और ऊँची-ऊँचा शिक्षा की डिग्रियाँ, पदवी या ऊँची, क्षमतावान ओहदा 
पाकर मनुष्य कई-कई दफे जीवन की मूल समस्या और उद्देश्य से दूर हट जाता है, 
पथ- भ्रष्ट हो जाता है। विमल ने नवीन से ठीक ही कहा था, “स्वयं अपने द्वारा देखे 
गए सत्य के अनुसार चलने के लिए, प्रामाणिक होने का यही मार्ग है। मेरे अपने 
इस जीवन में बहुत सारी विश्रृंखलताएँ आईं, बहुत कुछ उल्टा-पुल्टा, अनाप-शनाप 
हुआ, परन्तु मैंने स्वयं अपने आप को कभी भी छला नहीं, धोखा नहीं दिया।” 

बात के प्रसग में नवीन का नाम उच्चरित हो आया तो माकन के मुँह के 
भाव या मन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह उस समय पूरी 
तरह आत्मस्थ-स्वयं को परिपूर्णतः अपनेवश में किए हुए थी। उसने इसी दौरान 
उसी दिन आश्रम चले जाने की ठान ली थी। उसके इस निर्णय को उसके परिवार 
के किसी भी व्यक्ति ने पसन्द नहीं किया था। परन्तु यह बात कहने, उसके निश्चय 
के विरुद्ध कुछ कह सकने, का साहस किसी को नही हुआ था। 


उन लोगो की बातचीत अभी और कितनी दूर तक चली होती? कहा नहीं 
जा सकता, मगर इसी बीच अचानक ही रतिराम वहाँ आ पहुँचा। 

“न्यायालय का समाचार क्या है जी, रतिराम?”-सुदर्शना ने पूछा। 

“न्यायालय का समाचार बहुत अच्छा ही है। ओझा जी ने उस लड़के की जान 
बचा दी। लेकिन स्वय ही स्वर्ग सिधार गए।” 

रतिराम ने नवराम ओझा की मृत्यु की घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। 
पूरी घटना सुन लेने के बाद सभी-के-सभी अवाक्‌ रह गए। सुदर्शना ने कहा, 
“अभी परसों ही ओझा ने कहा था कि वे पूर्णिमा को चल पड़ेंगे। सो देखिए न, 
चले ही गए।” 

बाकी लोगों में से किसी ने भी कुछ विचार व्यक्त नहीं किया। 

दुदू ने कहा, “बड़े पिताजी |! आप लोग यहीं बैठे। मैं जरा अस्पताल जाऊँ। 
उनके शव को यहाँ ले आऊँ। आप लोगों का क्‍या कहना है?” 

“ले आओगे, क्यों नहीं ले आओगे?” -प्रोफेसर ने उत्तर दिया। “उस वृद्ध 
सज्जन को नियमपूर्वक विदाई देनी होगी। थोड़ा ठहरो, मैं भी चलूँगा।” 

दुदू और प्रोफेसर साहब चले गए। 

फिर कुछ देर तक किसी के मुँह से कोई बोल नहीं फूटा। 


पाखी घोड़ा। 39] 


उसी समय कजनी चम्पा के बच्चे को पीठ पर बॉधे उन लोगो के पास आ 
गई। 

बडे लोगो के समाज मे अपने मन के अनुकूल मजा न पाकर अपराजिता 
बरामदे मे बैठकर अपने साथ-साथ लटकाकर लेकर चलनेवाले थैले मे से उसने 
दूल्हा-दुल्हन के पुतलो को निकाला और उनका विवाह करवाने का खेल खेलने लगी 
थी। कल जिस दूल्हे का एक पैर अलग हो गया था, उसकी देह मे एक पैर लगा 
देने की कोशिश कर रही थी। पास ही बगल मे दुल्हन बनी कन्या खडी थी ही। 

सुदर्शा, माकन और फूकन उसके इस खेल को ध्यान से देख रहे थे। 
अपराजिता अब तक किसी की ओर देख नहीं पायी थी। कजनी आकर उसकी 
बगल मे ही बैठ गई, बैठकर उसने पीठ पर से बच्चे को उतारकर फर्श पर रख 
दिया। वह बकैयाँ खी चते हुए (घुटुटन चलकर) उसके बिलकुल पास चला आया 
और उसने दूल्हे की देह से पैर को निकालकर जैसे ही अलग किया कि उसके 
साथ-ही-साथ अपराजिता क्रोध के मारे झनझना उठी और उसके हाथ से उस पैर 
को उसने झपट कर छीन लिया। फलत बच्चा बिलख-बिलखकर जोर-जोर से रोने 
लगा। 

“'माकन दौडी गई और उस सुन्दर हृप्ट-पुष्ट बच्चे को उसने गोदी मे उठा 
लिया फिर उसे सहला-फुसलाकर चुप कराने की कोशिश करते हुए उसने 
अपराजिता के प्रति बनावटी क्रोध दिखाते हुए कहा, “नही, नहीं | रोना नहीं मेरे 
सोना। मै अभी उसे उसकी उद्दृण्डता का मजा चखाऊँँगी।” 

“म्ज चखाने” की बात सुनते ही अपराजिता अचानक ही विकट क्रोध से 
भर उठी। उसने माकन से कहा, “मौसी। दूल्हे के पैर जब तक ठीक दुरुस्त न हो 
जॉय, तब तक वह जो विवाह नही करेगा, यह बात तुम जानती हो या नहीं? 
तुम्हारे जैसी रूपवती कन्या अगर अविवाहित ही रह जाये तब तो महा आफत 
होगी।” 

माकन हँसने लगी। बोली, “बडी बहन जी। यह तुम्हारी बच्ची तो बडी 
खतरनाक है।”-इतना कहकर उसने बच्चे को गोद मे उठा लिया और जाकर अपने 
पिता के पास खडी हो गई। बच्चा माकन से इतनी आसानी से जो हिल-मिल गग्ना, 
तो इसे देख पिता को बहुत खुशी हुई। 

बच्चे का नामकरण चम्पा ने. ही किया था। कार्तिक। कार्तिक सचमुच ही 
कार्तिक (भगवान शिव के परम रूपवान पुत्र कार्तिकेय जैसा सुन्दर) ही था। 

सुदर्शना ने माकन की ओर देखकर पूछा, “नवीन जी से तुम्हारी भेट हुई या 
नहीं?” 


392| पाखी घोडा 


“नहीं, माकन ने बिना किसी संकोच के कहा, “कल मैदान में भारी जनसभा 
में भाषण देते हुए देखा था। उसका भाषण सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह भीड़ 
का, समूह का आदमी हो गया है। अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ राष्ट्रीय 
अस्तित्व को मिला देने के प्रयत्न में वह धीरे-धीरे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से दूर 
छिटक गया है। अपनी वैयक्तिगत सत्ता से ही कट गया है। कम-से-कम शब्दों से 
तो हृदय की भावनास व्यक्त नहीं हो पा रही थी। हमारी राजनीति वास्तविक 
मानवता से ही कटी हुई है।' 

अपनी बेटी की बातें सुनकर पंचानन फूकन ने अनुभव किया कि उनकी बेटी 
माकन अब पूरी तरह होशियार-बालिग हो चुकी है। अब वह किसी पर भी निर्भर 
होकर नहीं चलती। समाज से भी उसे कोई डर अथवा समाज के प्रति कोई अनादर 
अवहेलना का भाव उसमें नहीं है। उसके प्राण एक प्रामाणिक अनुभूति पर 
प्रतिष्ठित हैं । 

उन्होंने अपनी कन्या से पूछा, “तुम अपने निजी प्रेम और अपने परिवार के 
प्रति निभाने योग्य उत्तरदायित्व को, दोनों को ही सच्चे हृदय. से, सात्विक रूप में 
निभाती रही थीं। परन्तु इन दोनों ही क्षेत्रों में तुम सांसारिकता की दृष्टि से 
असफल हुई हो। समय-समय पर मैं सोचता हूँ कि तुम्हें विवाह कर लेने के लिए 
फिर से कहना मेरा कर्तव्य है। परन्तु उसके तुरन्त बाद ही मुझे लगता है कि यह 
कर्तव्य-निर्वाह की धारणाएँ सामन्‍्त युगीन आधिपत्य-बलपूर्वक दबाकर रखने की 
निशानी हैं। मैंने निर्णय ले लिया है कि मै अपने बेटे-बेटियों को कोई आदेश 
उपदेश नहीं दूँगा।पितसत्तात्मकता और अधिनायकवाद को मैं बुरा समझता हूँ। यदि 
अपने आप स्वयं कभी आवश्यकता अनुभव करो, किसी को अपना बना लेने के 
लिए, तो निस्संकोच उसे अपना बना लेना। पुरानी नैतिकता की भावनाओं में अब 
मुझे बिन्दु मात्र भी विश्वास नहीं है।” 

प्रिता की बातों को माकन ने बहुत पसन्द किया। वह बहुत आनन्दित हुई। 
उसने बच्चे को पिता की गोद में बैठाकर कहा, “पिता जी ! वास्तविक रूप में जरूरत 
महसूस होने पर मैं निश्चय ही किसी को अपना बना लूँगी।” 

तभी अचानक सुदर्शना पुछ बैठी, “आश्रम में जाकर ब्रह्मचारिणी बन जाने 
पर फिर कहाँ वैसा कर पाओगी? तुम भी सुमति बड़ी बहन जैसी ही हो जाओगी, 
यही सोच-सोचकर मुझे प्रायः डर लगता है। जहाँ तक मेरी समझ है, तुम्हारा आश्रम 
में जाकर रहना कुछ अच्छा नहीं होगा।” 

“वहाँ तो मैं बस आन्दोलन के समय तक ही रहूँगी। सदा-सर्वदा के लिए तो 
वहाँ नहीं रहूँगी।”-माकन ने जवाब दिया। 


पाखी घोडा। 393 


“घर पर रहते हुए ही अपना काम क्यो नहीं करती? जिस तरह से कि 
फिरोजा करना चाहती है।' 

सुदर्शना ने फिर प्रश्न किया। 

“हमारे परिवार मे काम करना चाहने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए 
समुचित परिवेश नही है, बडी बहन। यहाँ रहने पर आदमी भोगी, आलसी और 
कामुक हो जाता है। हमारे परिवार के सभी-के-सभी लोग यथार्थ परिश्रम करने के 
कार्य से कट गए है। इसी कारण हममे से कोई भी व्यक्ति देश के लिए कोई श्रेष्ठ 
अवदान नही दे सका है।” इतना कहकर माकन कुछ क्षणो तक मौन रही। उसके 
बाद अपने मन की भावनाओ को अन्दर-ही-अन्दर आलोडित-विलोडित करके, 
झकझोर कर उसने फिर कहा, “आश्रम मे सामन्तकालीन कठोर अनुशासन है, इसी 
से मै सोचती हूँ कि वहाँ भी कोई अच्छा परिवेश नहीं है। अगर कुछ है तो यहा है। 
समूचे देश के साथ एक आत्मीयता का, अपनेपन का सबंध स्थापित कर देता है 
यह परिवेश। यदि वैसा भाव बना रहे तो बिना किसी बाधा के लगातार देश सेवा 
कर सकते है। मै आश्रम के कष्टप्रद अवदमन की नीति, इच्छाओ को 
जोर-जबरदस्ती दबाए रखने की प्रवृत्ति और हमारे परिवार की सहज-सरल ढग से 
मौज-मस्ती लूटने की भोग-विलास की उन्मुक्त प्रवृत्ति मे से किसी एक को भी 
अच्छा नही समझती। परन्तु मै अभी भी किसी श्रेष्ठ उन्‍त आश्रम का पता नही 
लगा पायी हूँ। अकेले-अकेले ऐसे स्थल का निर्माण भी नही कर सकती। क्योकि 
ऐसी सृष्टि के लिए पुरुष की आवश्यकता होती है। 

अचानक ही उसके पिता पूछ बैठे, “तो फिर क्‍या इन घरो मे कर्मशील और 
आनन्दमय परिवेश बना नही सकते?” 

माकन ने कहा, “प्रयत्न करने से तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो न मिल 
जाय। उद्योग के लिए कुछ भी असाध्य नही। परन्तु मै झट से तो कुछ भी नही 
कह सकती, पिताजी |” 

सुदर्शन यकायक फिर पूछ बैठी, “तो फिर सघ को ही आदर्श निवास-स्थान 
के रूप में क्या बदल नही सकती? मान लो कि तुम और नवीन यदि।” 

“बडी बहन जी। सघ के परिवेश मे कौन-सी वस्तु नहीं है, जानती है? 
माकन ने कहा। 

“क्या नही है?” 

“एक सत्य की स्वीकृति नही है। बहुत सारे व्यक्ति ही मिलकर एक समूह हैं, 
इस बात की स्वीकृति नहीं है। नवीन जी के साथ कितनी बातें मैंने की थी ।” 

कुछ देर तक सोचने के बाद सुदर्शना ने कहा, “एक काम क्यो नहीं करती 


394/ पाखी घोडा 


माकन?” 

“कौन-सा?” 

“आओ। हम घर, आश्रम और संघ-इन सभी से मुक्त और गतिशील निवास 
स्थान बनाने का प्रयत्न करें।” 

माकन कुछ देर तक कूछ नहीं बोली। उसके बाद बोली, “इस प्रश्न का उत्तर 
मैं नहीं दे सकती, बड़ी बहन। कारण यह कि अनेक लोग ऐसा करने का प्रयत्न 
करके केवल एक-एक सुन्दर माजुली (नदी का द्वीप, जैसा की शिवसागर जिले में 
बह्मपुत्र नद के बीच का द्वीप है जिसका नाम माजुली है) ही बनाते हैं (तात्पर्य यह 
कि सुन्दर तो बना लेते हैं परन्तु शेष समाज के कटा हुआ, विच्छिन्‍्न, अतः 
निरर्थक)। 

पंचानन फूकन ने प्रसन्नता से हँसते हुए कहा, “माकन बिलकुल ठीक ही कह 
रही है। मनुष्यों ने सत्र (साधु-संन्यासियों की धर्मचर्चा और निवास के लिए बने 
आश्रम) बनाए हैं। कम्यून (श्रमिक कार्यकर्ताओं की बस्तियाँ) बनाए हैं। परन्तु 
एक-दूसरे से टूटने-छिटकने कट जाने की समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं।” 

माकन कुछ कहने ही जा रही थी कि बाहर से ढोलक-झाल मँजीरा बजने की 
आवाज सुनाई पड़ी। उसे सुनते ही सभी लोग बाहर निकल आए, नवराम ओझा को 
अन्तिम श्रद्धाज्जलि देने के लिए उन लोगों के साथ ही कंजनी और अपराजिता भी 
बाहर आ गईं। 

नवराम ओझा का शव एक ट्रक पर रखा हुआ था। माकन वगैरह जाकर ट्रक 
के पास खड़ी हो गईं। संघ के लगभग पचास कार्यकर्ता ट्रक के साथ आए थे और 
वे सभी ट्रक के निकट खड़े होकर विचार-विमर्श कर रहे थे। ट्रक के रुकते ही उस 
पर बैठे जो लोग ढोल-मँंजीरा बजा रहे थे उन्होंने बाजे बजाना बन्द कर दिया और 
ट्रक के पास ही बैठकर आराम करने लगे। 

पंचानन फूकन और वहाँ उनके साथ उपस्थित अन्य सभी लोगों ने नीचे खड़े 
होकर ही ओझा के शव को प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद एक मोटरकार से दुदू 
वगैरह भी वहाँ आ पहुँचे। उसमें से सबसे पहले प्रोफेसर साहब और जयन्ती उतरे। 
माकन आदि को देखते ही जयन्ती सिसक-सिसककर रोने लगी। प्रोफेसर साहब उसे 
पकड़कर घर के अन्दर ले गए। 

मोटर में से उतरकर दुदू अपने पिता के पास आकर खड़ा हुआ और उसने 
उसने पूछा, “पिताजी ! ओझा जी की चिन्ता में आग लगाने के लिए मुखाग्नि कौन 
करेगा?” 

क्यों, तुम करोगे। और कौन? ओझा जी का और है ही कौन?” 


पाखी घोड़ा/ 395 


पिता की बात सुनकर वह घबरा गया। इस तरह के यज्ञ-पृजन आदि सस्कारो 
मे उसकी तनिक भी आस्था नही है, कोई श्रद्धा, कोई विश्वास नही है। परन्तु उस 
क्षण उस सामाजिक प्रथा का उल्लंघन कर जाने का साहस उसे नही हुआ। वह सीधे 
घर के अन्दर चला गया और सन्दृक खोलकर उसने एक धोती निकाली। 
अन्दर-अन्दर ही उसका धर्मनुष्ठान-विरोधी क्रान्तिकारी मन विद्रोह कर उठा। इस 
प्रकार के काम करने का उसका तनिक भी मन नहीं था। उसे याद आया कि 
अपनी स्वर्गीया माँ की अन्त्येष्टि करने के समय भी उसने यही धोती पहनी थी। 
वैसे उस समय उसका मन यज्ञ-हवन अनुष्ठानादि के इतने अधिक विरुद्ध नही था। 

अन्दर-अन्दर ही उसे अनुभव हुआ, “मै एक पाखण्डी हूँ। मै महा दुर्बल हूँ।” 

एक दिन के अन्दर ही उसने समाज के समक्ष दूसरी बार हार स्वीकार की। 

कपडे बदलकर सस्कार के अनुकूल कपडे पहनकर वह फिर माकन आदि के 
पास आ गया। इस बीच उसकी मोटर कार में लोगो ने अन्त्येष्टि-सस्कार के लिए 
आवश्यक वस्तुओ को लाकर रख दिया था। आगे की सीट पर सस्कार करवाने वाले 
एक पुरोहित जी भी बैठे हुए थे। 

“यह एक समझौता है” दुदू ने मन-ही-मन अपने आप से कहा, “ज्ञान, तर्क 
और क्रान्ति से मै धीरे-धीरे दूर होता गया हूँ। समाज मुझे बन्दर की भाँति नचा रहा 
है।” 

ढोलक-झाल-मँजीरा फिर से बजने लगे। ट्रक भी चल पडा। अब उसे श्मशान 
जाना होगा। किसकी मृत्यु हुई! उसकी या कि नवराम ओझा की? परम्परा ही 
विजयिनी हुई। 

“माकन | ”-दुदू की बोली कँपकँपा रही थी। वह अपने मन की बाते कह 
नहीं पाया। उसके अपने उदात्त मन (सुपर इगो) ने ही उसके भावों को प्रकट होने 
नही दिया। 

क्या हो गया दुदू भैया!” 

“तुम अब जाओगी या यहाँ रहोगी?” अपनी वाणी को उसने किसी तरह 
सुस्थिर किया। 

“जाऊँगी।” 

“ऐसा है तो जाना।” वह माकन से अपने मन की परेशानियों और 
खींचा-तानी, निर्णय न कर पाने की मजबूरियों की बातें बतलाना चाहता था, 
परन्तु बतला नहीं सका। वह तेजी से मोटर कार में जा बैठा। कार को चलाना 
आरंभ करते हुए उसने अपने आप से पूछा, “विद्रोह करना क्या इतना कठिन है?” 

मोटर कार के चले जाने के बाद माकन आदि सभी घर लौट आए। 


396 पाली घोडा 


घर के अन्दर से अपराजिता को साथ लिये हुए प्रोफेसर साहब बाहर आ रहे 
थे। सुदर्शना को देखकर उन्होंने कहा, “चलो, बेटी। अब जरा सदानन्द बरुआ जी 
के यहाँ भी हो आएँ।” 

सुदर्शना का मन अभी कुछ देर माकन के पास ही रहने का था। अतः उसने 
कहा, “अभी इसी समय न जाने से क्‍या काम नहीं चलेगा?” 

“नहीं, नहीं चलेगा। वहाँ हजारिका साहब भी जायेंगे। दैनिक समाचार पत्र 
प्रकाशित करने का निर्णय आज ही पक्का कर लेना पडेगा। देश के काम को यूँ हीं 
टाल नहीं सकते।”अपने पिता की बात को अनसुना कर देना संभव नहीं था 
सुदर्शना के लिए, अतएव अपनी मोटरकार में उसने अपने पिता जी और अपनी 
बिटिया को बैठाकर रंजीत के घर की ओर चल पडी। 

उधर माकन अपने पिता के साथ घर के भीतर चली गई। भीतर जाकर उसके 
पिताजी एक कुर्सी पर बैठ गए। जयन्ती तब भी अभी चित्रा जी के कमरे के सामने 
के बरामदे में बैठी सिसक-सिसककर रोती ही जा रही थी। कंजनी बच्चे को खाना 
खिलाने के लिए फूकन जी के घर ले गई। 

माकन ने अन्दर के कमरे में से एक छोटा-सा बिस्तर और खटद्दर का एक 
झोला निकाला और उसे ले आकर बाहर के बरामदे में रख दिया। रतीराम बाहर 
अत्यन्त दुःखी उदास चित्त बैठा था। उसे एक ताँगा ले आने को कहकर माकन 
फिर घर के भीतर चली आई। 

पहले वह जयन्ती के पास गई। बरामदे में से उसे उठा लाकर उसने उसे 
अपने पिता के निकट बैठाया, फिर स्वयं भी उसके पास बैठ गई। जयन्ती धीरे-धीरे 
शान्त हो गई। शान्त हो जाने के बाद उसने एक बार अपने भावी श्वसुर के मुँह की 
ओर आँखें उठाकर निहारा। फिर अपना सिर झुका लिया। पंचानन फूकन जी मौन 
धारण किए रहे। उन्होंने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा। उन्हें किसी से भी कहने को 
कुछ भी नहीं था। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें अपने घर में शान्ति का अनुभव 
हो रहा था। 

“जयन्ती।” माकन ने पुकारा। 

4 'कहिए? १)? 

“मैं अब यहाँ से जाऊँगी।” 

अभी तक जयन्ती ने माकन के निर्णय के संबंध में कुछ भी नहीं जाना-सुना 
था। उसे जरा भी पता नहीं चल सका था। अतएव माकन ने बहुत संक्षेप में उसे 
वह सब कह सुनाया। 

जयन्ती आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि इस घर के पिता-पुत्र और 


पाखी घोडा। 397 


पुत्री सभी का अपना-अपना अलग-अलग स्वतन्त्र मन हैं। सभी अपने-अपने मन 
के मुताबिक ही काम करते हैं। 

उसने बहुत सँभल-सँभलकर धीरे से कहा, “यह इतना अच्छा घर होते हुए 
आप आश्रम में जाकर क्‍यों रहेंगी भला?” 

माकन ने उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। बस इतना भर कहा, 
“घर ही सब कुछ नहीं है, जयन्ती ! देश भी है।” 

“मैं सोच रही थी ... ।” जयन्ती अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। 

जयन्ती के मुँह की ओर ध्यान से देखकर माकन समझ गई कि जयन्ती केवल 
अपने पिता के अचानक स्वर्गवासी हो जाने के शोक से ही विह्वल नहीं है, बल्कि 
इस घर-परिवार के साथ स्थापित हुए नये सम्पर्क के फलस्वरूप जिन उत्तरदायित्वों 
को सँभालने की जिम्मेदारी सिर पर आ पड़ी है, उसकी बात सोच-सोचकर भी वह 
अन्दर-अन्दर ही चिन्तित हो गई है। संभवतः अभी तक वह सोच रही थी कि 
माकन उसे समझा-बुझाकर साज-सँभालकर इतना समर्थ बना देगी, कि वह इस नये 
परिवार के लोगों के मन को समझकर तदनुकूल व्यवहार कर पाएगी। वह एक होने 
वाली साधारण सदगृहिणी की दृष्टि से ही यह सब बातें सोच रही थी। 

माकन को उसके प्रति करुणा हो आई। साथ ही उसका यह व्यवहार उसे 
बहुत भला भी लगा। उसने अनुभव किया कि जयन्ती की सोच-समझ्न, 
ध्यान-धारणा सभी कुछ स्वर्गीया. माँ की तरह ही है। उसके अन्दर माकन ने कुन्ती 
और सीता का दर्शन किया। 

उसके पिता जी भी संभवतः इस बात को समझ पा रहे थे। इसी से उन्होंने 
कहा, “तुम्हें. कुछ भी परेशान होने की, चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, 
जयन्ती ! इस घर में तुम्हारा जिस भी तरह से रहने-चलने का मन हो, तुम वैसे ही 
रहना चलना। अच्छा-बुरा, इच्छा से-अनिच्छा से, जैसे भी, जो कुछ भी करना . 
चाहोगी, यहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक कर सकोगे। दुदू ही सब कुछ कर देगा। अब इसे जाने 
दो।” 

इतना कहकर वे वृद्ध बेचारे उठ खड़े हुए। जयन्ती ने उनके पास जाकर उनके 
पाँव छुए और कहा, “आज से आप मेरे पिता हैं ।” 

वे सज्जन अपने कमरे में चले गए। माकन घर के बाहरी फाटक पर जा खुडी 
हुई। उसके पीछे-पीछे जयन्ती भी वहाँ तक आ गई थी। रतिराम बग्गी ले आंकर 
चलने को तैयार खड़ा था। वह इस बीच उसकी सारी गठरी-मोटरी वगैरह उस्नमें 
रख चुका था। माकन बग्गी में चढकर बैठ गई। उसने फिर जयन्ती को नमस्कार 
कर विदा ली और बग्गी के कोचवान को बग्गी आगे बढाने को कहा। 


398 पाख्ी घोडा 


बग्गी के चलने पर घोडे के पैरों की टापों से उठने वाली आवाज ने माकन के 
मन को प्राचीन भारतीय इतिहास के उस युग में खींच लिया, जब रथों का युग 
था। सर्वत्र रथ-ही-रथ थे। आज के जमाने में इधर गुवाहाटी शहर में ताँगें-इक्कों , 
घोड़ा-गाड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई है। और आगे बहुत जल्दी ही यह 
संख्या शून्य तक पहुँच जाएगी, बिलकूल ही समाप्त हो जाएगी। समय-काल बदल 
रहा है, युग परिवर्तित हो रहा है। 

बग्गी के चकक्‍कों से टकराकर सड़क की गिट्रियाँ उखड गई थीं। ताँगे में 
बैठी-बैठी माकन अपने द्वारा देखी-परखी गई गुवाहाटी नगरी की नाना घटनाओं 
को याद करती जा रही थी। उसकी माँ के समय की सारी बातें सोचने-समझने, 
आचरण करने आदि बदल चुफी हैं। देश को स्वतन्त्र करने के लिए चलाए गए 
स्वाधीनता आन्दोलन और असमीया जनता की उन्नति के लिए देखे जा रहे कितने 
तरह के सपनों ने उसके बचपन और नवयौवन की बेला में उसके मन को मुग्ध कर 
लिया था। प्रेम और नारी-मुक्ति की कितनी सुन्दर-सुन्दर कल्पनाएँ मचलती थीं। 
परन्तु उनमें से अब कोई भी शेष नहीं रह गई हैं। अब तो मोह-भंग स्वप्न-भंग 
का समय है। पक्षी राज घोडा-पखों के सहारे मममाना आकाश में कहीं भी उड़ 
जाने वाला घोडा अब नहीं रहा। 

यकायक बग्गी रुक गई। 

माकन ने खिड़की से झाँककर देखा तो पाया कि बाहर सुदर्शना बहन के घर 
से मणिका जोर-जोर से पुकार रही है। 

माकन बग्गी पर से उतरी नहीं। मणिका ही दौडी-दौडी करीब आ गई। 
आकर उसने खिड़की में झॉककर कहा, “माकन बहन जी! मैं भी तुम्हारे साथ 
चलूँगी।” 

“तूँ कहाँ जाएगी?” 

“जहाँ आप जायेंगी।” 

फिर मणिका दौडकर घर के भीतर गई और वहाँ से एक थैला उठा लायी। 
फिर उसे लेकर बग्गी में बैठ गई। मणिका बहुत सावधानी से सजी-सँवरी होकर 
अत्यन्त सुन्दी बन कर आई थी। उसकी देह से बहुत सुन्दर इत्र की खुशबू छिटक 
रही थी। माकन मन-ही-मन समझ गई कि विवाह-संस्कार हो जाने के बाद होने 
वाला आत्म सुख का समय अभी उसका नहीं बीता है, वह अभी उसी मोह-मुग्ध 
परिवेश में आहलादित है। माकन को उसकी यह स्थिति बहुत अच्छी लगी। 

“तुम्हारा तो अभी आश्रम में जाने का समय नहीं हुआ है, मणिका !”' माकन 
ने मजाक करते हुए कहा। 


पाखी घोड़ा। 399 


“हाँ, आप ठीक ही कह रही है। परन्तु शिलाग से सुमति बडी बहन जी वहा 
आई हुई है। इसी से वहाँ जाने के लिए निकल पडी हूँ। जरा उस महान भद्रमहिला 
को देख आऊंँ।” 

"ऐसी बात है क्या?” 

“हाँ। जान पडता है उनका ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता पडेगी। और 
ऐसा ऑपरेशन कलकते मे होगा।” 

“इस तरह अचानक ही आ गई वे।” 

“डॉक्टर ने बहुत जल्दी करने की सलाह दी है। बरदलै जी को पता चला तो 
उन्हो ने आज ही उन्हे भिजवा दिया है। कल सबेरे ही वे कलकत्ता चली जाएँगी।” 

वे दोनो पूरे रास्ते बाते करती जा रही थी। मणिका ने उस दिन की सारी 
घटनाएँ विस्तार से बतलायी | माकन ने अपने मन के इस सकल्प के सबध मे उसे 
बतलाया कि वह अब एकनिष्ठ होकर साधारण जनता की सेवा करना चाहती है। 
मानव-सेवा ही अब उसका व्रत है। इसी तरह की बातो मे वे मग्न थी कि उन्हे 
पता ही नहीं चला कि रास्ते का समय कैसे गुजर गया। जब बग्गी रुक गई तब 
उन्हे पता चला कि अरे, आश्रम तो ठीक उनके सामने ही है। 

उस समय साँझ होनी शुरू हो गई थी। आश्रम मे प्रार्थना-सभा चल रही थी। 
भजन-कीर्तन चल रहा था। बाहर की एक कूटिया के सामने सघ के कार्यकर्ताओं 
की भारी भीड जुटी हुई थी। मणिका और माकन को वहाँ देखकर आश्रम की एक 
प्रौढ़्ा सेविका उनके पास चली आईं। वे उन्हे उसी कूटिया मे लिवा ले गईं। वहाँ 
पहुँचकर उन्हो ने देखा कि कूटिबा के भीतर भी अनेक कार्यकर्ता बैठे हुए है। उनके 
समक्ष खडे होकर नवीन भाषण कर रहा है। माकन कुछ देर तक उसकी वक्‍्तृता 
सुनती रही। उस समय नवीन अपने वक्तत्व को समाप्त करने वाला था, 
“हिन्दू-मुसलमान-ईसाई और आदिवासी सभी को एकता के सूत्र मे बाँधने के लिए 
रचनात्मक कार्य करने का समय आ गया है। गोआलपाडा जिले मे बाहर से आए 
हुए लोगो और वहाँ के* मैदानी इलाकों के स्थायी निवासियों के बीच सघर्ष छिड़ 
गया है। ऐसी परिस्थिति मे उस क्षेत्र मे स्‍्व्य सेवको और सेविकाओ के पहुँच जाने 
का समय हो गया है।” 

माकन ने इसी बीच उस प्रौढा सेविका से पूछा, “मेरे रहने के लिए क्रहाँ 
बन्दोबस्त कर रही है?” 

“यहीं पर।” 

“तो फिर अभी कही और चलकर बैठे। यहाँ की यह सभा पहले समाप्त हों। 
मेरे रामानो को आप घर के भीतर रखवा दें ।” इतना कहकर वह मणिका के साथ 


400 पाली घोडा 


बाहर निकल आई। प्रौढ़ा सेविका सामान वगैरह कूटी के अन्दर रख-रखा देने के 
बाद फिर उन लोगों के पास आ गईं और उनसे बोली, “आप लोग सुमति बड़ी 
बहन जी के पास चलिए।” 

छुआछूत से दूर एक अकेली कोठरी में एक बिस्तरे पर बैठी-बैठी सुमति जी 
प्रार्थना सभा मे गाए जा रहे भजन-कीर्तन को सुन रही थीं। मणिका आदि को जब 
उन्होंने लक्ष्य किया तो उनके मुँह पर हँसी दमक गई। सुमति बहन जी के चेहरे को 
देखकर उनके अन्दर के भीषण रोग का पता कोई नहीं लगा सकता। उन्होंने 
मणिका से पूछा, “तुम मेरे साथ चल सकोगी, मणिका?” 

“कहाँ?” 

“कलकत्ता। ऑपरेशन हो जाने के बाद चली आना।” 

मणिका ने मन-ही-मन विलफ्रेड के विषय में सोचा। उसे अनुमान हुआ कि 
इस काम के लिए विलफ्रेड भी अपनी सहमति दे देगा। परन्तु इस समय वह स्वय 
विलफ्रेड को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहती थी। वह अपने निजी सुख 
स्वप्न में विभोर थी। आत्म-सुख में ऊभ-चूभ हो रही थी। फिर भी वह अपने 
निजी सुख स्वार्थ की इच्छा को दबा देने में समर्थ हो गई। उसने सोचा सुमति बहन 
जी बहुत सोचने-समझने के बाद, कोई और उपाय शेष न रह जाने पर ही, उसकी 
एकान्त आवश्यकता महसूस होने पर ही उसे साथ ले जाना चाह रही हैं। ऐसी 
भयानक संकट की घड़ी में वे अकेले-अकेले कलकत्ता नहीं जा सकतीं | 

“मैं चलूँगी।”-मणिका ने उत्तर दिया। सुनते ही सुमति जी का मन मारे 
आनन्द के भर उठा। वे मणिका को अपने पूरे अन्तरतम से प्यार करती थीं। उसके 
मन में सेवा का भाव अपने आप-स्वतः स्फूर्त उमड़ा हुआ है। उसमें मान-सम्मान 
घमण्ड-दम्भ अथवा सोच-विचार का कोई जंजाल नहीं है। 

“तो फिर कल सबेरे यहाँ चली आना। मैं रेलगाड़ी से जाऊँगी। सुदर्शना को 
सारी बातें बता देना। अब इस समय तुम यहाँ से जा सकती हो।” 

बाहर उस समय काफी अंधेरा छा गया था। मणिका ने कहा, “मैं कुछ 
धीरे-धीरे जाऊँगी। सुदर्शना बहन जी के यहाँ चुपचाप भूत की तरह पड़े रहने की 
अपेक्षा आप लोगों के पास ही रहूँगी। माकन बहन जी यहीं रहने के लिए आ गई 
हैं, इसकी सूचना आप को मिली है या नहीं?” 

सुमति जी ने कहा, “हाँ सूचना पा चुकी हूँ।” 

फिर उन तीनों ही भद्र महिलाओं ने देश की वर्तमान दशा में आश्रम के 
लिए कर्तव्य भूमिका के संबंध में विचार-विमर्श किया। इस बीच आश्रम की 
पेविकाओं ने साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्‍न स्थानों पर 


पाखी घोड़ा ।/ 40] 


जाने का निर्णय कर लिया था। कल बड़े सबेरे ही रेलगाड़ी से संघ के सेवकों और 
सेविकाओं का एक दल गोआलपाड़ा जिले के लिए रवाना हो जाएगा! आश्रम की 
उन तमाम सेविकाओं ने माकन को आ पकड़ा था, उनके साथ उनकी नेता बनकर 
चलने के लिए। यह सूचना देने के बाद सुमति बहन जी ने पूछा, “तो तुम जाओगी 
न?” 

इस सूचना को पाकर माकन बहुत आनन्दित हुई। इस समय तो वह वहीं 
चली जाएगी। विशेषतः यह समय नारी समाज को जागरित करने का समय है। 
स्त्रियों को हर तरह से तैयार करने का समय। 

तभी संघ के कार्यकर्ताओं की सभा समाप्त हुई। नवीन ने क्रमशः सभी. 
कार्यकर्ताओं को विदा किया और स्वयं धीरे-धीरे सुमति बड़ी बहन जी के पास 
चला आया। आज की जन-सभा ने सर्वसम्मति से गोआलपाड़ा जाने वाले स्वेच्छा 
सेवको का नेतृत्व करने का निर्देश दिया है। यही बात बहन जी को बतलाने के 
लिए वह आया था। नवीन के मन में आज अपार आनन्द हिलोरें ले रहा था। 
उसका सघ वर्ग-संघर्ष और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता रक्षा के संग्राम के बीच समन्वय बनाए 
रखते हुए आज की परिस्थिति में एक सही रास्ता ढूँढ निकालने के समर्थ हुआ था। 
नवराम ओझा की कृपा से जूरी-विचारपतियों ने संघ को एक महान्‌ विपत्ति से बचा 
लिया था। सघ के उस नौजवान लड़के, विस्फोट करने वाले उस नवयुवक के प्राणो 
की रक्षा हो गई थी। फलतः सघ के कार्यकर्ताओं के मन पर अब किसी दुःख 
अवसाद की गाढी छाया नहीं रह गई थी। बीते दो वर्षों में वह लगातार उस 
नौजवान लड़के की अति साहसिकतापूर्ण (आवश्यकता से अधिक उत्साह दिखाकर 
आतंक पैदा करने की) नीतियां के विरुद्ध गाँव-गाँव घूम-घूमकर लोगों के साथ 
तर्क-वितर्क का अभियान चलाता रहा है। अब वह अनवरत अभियान फलीभूत 
हुआ है। अब सभी लोग असम की सुरक्षा बनाए रखने के आन्दोलन में योगदान 
करने को तैयार हों गए हैं। नवीन ने बरदलै के साथ विचार-विमर्श कर एक 
समझौता स्थापित कर लिया है। अब दोनों ही पक्ष एक-दूसरे की नीतियों को 
अच्छी तरह समझ चुके हैं। सुमति बड़ी बहन जी के साथ अब उसका कोई मतभेद 
नहीं रह गया है, यह साफ कहा जा सकता है। 

एक गीत गुनगुनाता हुआ वह उनकी कूटी के भीतर आ गया। परन्तु ब्रहाँ 
माकन को उपस्थित देख आश्चर्य के मारे स्तम्भित हो गया। इस बेला में इस स्थान 
पर ऐसे एक आनन्द के क्षण में वह माकन को यहाँ पा सकेगा, यह बात तो वह 
सपने में भी नहीं सोच सका था। जेल से रिहा होने के बाद से अब तक वह माक़न 
से भेंट ही नहीं कर पाया था। वैसे यह सच है कि वह इतना जरूर जानता था कि 


402 पाखी घोडा 


सम्प्रति माकन गुवाहाटी में ही है। 

माकन और मणिका दोनों ही एक-एक मोढ़े पर बैठी हुई थीं। नवीन जाकर 
सुमति जी के बिस्तरे पर बैठ गया, फिर माकन की ओर देखकर आश्चर्य से पूछ 
बैठा, “अरे तुम यहाँ?” 

“यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप को देना पड़ेगा क्या?” 
माकन ने महीन मुस्कान बिखेरते हुए उत्तर दिया, “हाँ यह जरूर है कि आज जब 
कि समूचे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय संकट की यह घड़ी आ पड़ी है तो इस भयानक 
राष्ट्रीय संकट में अपना यथाशक्ति सहयोग देने के लिए, मूल सिद्धान्तों में मेल न 
होने पर भी, मैं वृहत्तर मानवता के हित में यहाँ आई हूँ। सम्प्रति मैं यहीं रहकर 
सेवा कार्य करूँगी। आप कुशलपूर्वक हैं न?” 

माकन में आया हुआ यह परिवर्तन आश्चर्यजनक है। आज की उसकी बातों 
में प्रेम की विशेष प्रबलता का भाव अथवा ढुलमुलपन निश्चय न कर पाने की 
मनोदशा नहीं है। उसके एक-एक शब्द गृढ़ अर्थपूर्ण हैं। अब वह अपने ही 
बल-भरोसे पर चलने में समर्थ हो गई है। उसका यह मन अब अपने आप में स्वयं 
सम्पूर्ण है। 

“मैं पूरी तरह सकुशल हूँ, और तुम?” नवीन ने पूछा। 

! 'ठीक हूँ। ११ 

मणिका ने उनके वार्तालाप से ही लक्ष्य कर लिया कि दोनों के हृदय में 
परस्पर एक गम्भीर समझौता है। यह समझौता बहुत ऊँचे दर्जे का है। परन्तु इस 
समझौते की अन्तिम परिणति क्‍या है? इसे वह नहीं समझ सकी। 

वह कुछ कहना चाहती थी। परन्तु इसी बीच सुमति बड़ी बहन जी और नवीन 
के बीच विचार-विमर्श शुरू हो गया। माकन और मणिका चुपचाप, मौन रहकर उन 
लोगों की बातचीत सुनने लगे। 

अपनी बातचीत में, विमल भाई साहब को अमीन गाँव रेलवे स्टेशन से 
मदनापलली के लिए विदा करने के दिन के बाद से उनके संघ को जो नाना प्रकार 
की राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और नाना प्रकार की सामाजिक 
विपत्तियो को किस तरह उन्होंने पार किया, यही सब बातें वे कर रहे थे। विमल 
भाई साहब द्वारा दिए गए उपदेशों के अनुसार ही वे दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से 
अनुभव किए गए सत्य के अनुसार अपने-अपने क्मक्षेत्र में आगे बढते-बढ़ते आज 
एक समन्वय के शुभ क्षण में संघ में फिर आ उपस्थित हुए हैं। हाँ, इस समन्वय 
भावना का स्थायी आधार वे लोग अवश्य ही अभी तक खोज नहीं सके हैं। सुमति 
बडी बहन जी इस दृढ आधार को खोज लेना चाहती हैं। महान्‌ सार्वजनीन 


पाखी घोड़ा/ 403 


आध्यात्मिकता की भावना द्वारा प्रेरित हुए सेवा भाव मे इसी के अनुरूप उनकी 
मान्यता का प्रतीक है आश्रम। और नवीन उसे पाना चाहता है मन और शरीर के 
स्तरो पर-सगठन मे। इसी के अनुरूप उसके काम का प्रतीक है-सघ। 

“सध जैसे कि पुरुष तत्त्व है। और आश्रम मानो प्रकृति तत्त्व दोनो के मिलन 
से ही महान्‌ सृष्टि का मुहूर्त उदित होता है।” सुमति बडी बहन ने हँसकर कहा, 
“आज का यह समय काम करने का समय है। कल बडे भोर ही रेलगाडी द्वारा सब 
सेविकाएँ जाये गी उन विभिन्‍न जगहो को जहाँ भयकर साम्प्रदायिक दगे भडके हुए 
है, अशान्ति फैल गई है। तुम लोगो ने फिर कया निश्चय किया है?” 

“हम लोग भी जाएँगे।” नवीन ने उत्तर दिया।, “जब तक साम्प्रदायिकता का 
सकट दूर नही होता, साम्प्रदायिक दगे होना बन्द नही होते, तब तक असम की 
जनता को जगा पाना बहुत कठिन होगा।” 

एक-ब-एक माकन पूछ बैठी, “आप भी जाये गे क्या?” 

“हा” 

उसका मन आनन्द से अस्थिर हो गया। उसने कहा, “मै भी जाऊँगी। एक 
साथ काम करने का अवसर मिलने पर बहुत अच्छा लगेगा। नोवाख़ाली का दौरा 
जब मैने किया था तो वहाँ जाकर मैने देखा कि असली काम तो गाँव मे है। लोगो 
के घर-घर जाने से ही उनमे एकता स्थापित हो सकंगी।” 

सुमति बहन जी, नवीन और मणिका तीनो ही एक झटके मे इस बार माकन 
की ओर देखने लगे। उसकी बातो मे कोई दुविधा ढुलमुलपन अथवा सकोच नहीं 
था। 

नवीन ने कहा, “मुझे बहुत आनन्द का अनुभव हो रहा है, माकन । तुम्हारे 
साथ काम करने का अवसर पाऊँगा, इससे बडा सौभाग्य और मेरा क्या हो सकता 
है?” 

“सौभाग्य इसमे किसका अधिक है, कह नही सकती। परन्तु मै आप के काम 
मे एक अभाव देख रही हूँ।”” 

| क्या? १) 

“आप ने समाज-सत्ता को गम्भीर भाव से निरखा-परखा है, यह बात स्रभवत 
पूरी तरह सच है। परन्तु व्यक्ति के मन मे जीवन को बचाए रखते हुए जीक्षन की 
चहारदीवारी की आड से समूची मानव-सत्ता को देखने की जो महान शक्ति है, यह 
बात आप पकड नहीं सके है। यदि ऐसा न होता तो इस ससार मे रवीद्ध नाथ 
ठाकूर अथवा महात्मा गाधी का उद्भव नहीं हुआ होता। यह बात मैने ठोकरे 
खाकर सीखी है। इसी कारण यह बात स्पष्ट रूप से कह रही हैँ। मनृष्य का एक 


404/ पाखी घोडा 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी होल़ा है।” 

माकन की इन बातों को सुनकर नवीन यह सोचने-विचारने को बाध्य हो गया 
कि आज जो यह युवती उसके सामने उपस्थित है, वह पहले की धनी-विलासिनी 
माकन नहीं है, आज वह व्यक्तिगत सता की सहायता से (समाज सत्ता के साथ) 
सभी लोगों के साथ एक हो जाने, मिल-जुल जाने की कोशिश कर रही है। 
आध्यात्मिकता की यह शिक्षा उसने महापुरुषों से सीखी है। उसने कहा, “हाँ, मैं 
तो संसार को केवल राजनीतिक दृष्टि से ही देखता हूँ। इसी दृष्टिकोण से ही मनुष्यों 
की सारी विच्छिन्‍्नताओं को, सारी विषमताओं को दूर किया जा सकता है, यह मैं 
नहीं कहता। तुम्हें मैंने संघ में बुलाया था सुमति बड़ी बहन जी की भाँति रहने के 
लिए। परन्तु तुमने ब्रत्मचर्य का रास्ता नहीं अपनाया। यह रास्ता निश्चय ही 
थौन-विच्छिन्‍ननता और पूरी तरह आध्यात्मिकता का रास्ता है। इसी प्रकार 
धन-सम्पत्ति संबंधी विच्छिन्‍न्नता (असमानता, अलगाव-कटाव) को भी तुम फलाँग 
नहीं सकी। ठीक है कि नहीं? ” 

यौन-विच्छिन्‍न्तता और धन-सम्पत्ति (आर्थिक) विच्छिन्नता (असमानता) को 
समाप्त करने के लिए हमारे आश्रम और हमारे घरों से उच्च स्तर की, परन्तु दोनों 
के सद्‌गुणों से भरे हुए स्थान की आवश्यकता है। महात्मा या महापुरुष लोग अथवा 
शजनीतिज्ञ लोग अभी भी वह मार्ग दिखा नहीं सके हैं। मैं सोचता हूँ कि कर्मठ 
कार्यकर्त्ताओं को ही एक नये समतापूर्ण, विच्छिन्नता या विषमता को दूर करने वाले 
नये निवास स्थान का निर्माण करना चाहिए। अपने इस विचार पर मैं पूरी तरह दृढ़ 
हूँ। इस संबंध में आप कया सोचती हैं, मैं नहीं जानती। सुमति बड़ी बहन जी का 
भी मत क्या है? मैं नहीं जानता।” 

सुमति जी आँखें मूँदे हुए उन दोनों के ही विचारों को सुन रही थीं। माकन 
की बातें सुनकर उन्हें बेहद खुशी हो रही थी। उन्हें याद आई कि विमल जी भी 
ब्रह्मचर्य को अच्छा नहीं समझते थे। वे भी मन-ही-मन सन्‍्तान-प्राप्ति की इच्छा 
फरते थे। 

सुमति जी ने धीर-गम्भीर स्वर में धीरे-धीरे कहा, “यदि उस प्रकार का नया 
निवास-स्थल निर्मित कर सको, तो फिर इस अभिनव खोज के लिए तुम पुरस्कार 
पाओगी, माकन |” 

“कौन-सा पुरस्कार?” माकन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। 

“इसी सत्पुरुष व्यक्ति का।” अपनी बात कहकर सुमति जी हँसने लगीं।” 

माकन का चेहरा लाज के मारे लाल हो गया। उसने कहा, “वे कोई जड़ पिण्ड 
तो नहीं है। उनका अपना भी तो मत है।” 


पाखी घोडा। 405 


नवीन ने उत्तर दिया, “नये जीवन की खोज में ही तो मैंने अपना इतना 
समय गँँवाया। परन्तु खोज-दूँढ निकालने के लिए, आविष्कार कर पाने के लिए मेरे 
पास अवकाश नहीं है, अन्य कामों की व्यस्तता में इतना खाली समय भी नहीं है, 
और न तो मुझमें वैसी प्रतिभा ही है। पहले के विचारों की ही पगुरी करता रहता हूँ, 
उन्हें ही बार-बार दुहराता चला आ रहा हूँ। ऐसी दशा में यदि सचमुच ही तुम ऐसा 
एक अभिनव आविष्कार कर दिख्ाओं तो मैं अपना सभी कुछ तुम्हारे पुरस्कार के 
रूप में अर्पित कर देने को प्रस्तुत हूँ।'' 

माकन ने कहा, “इसका मतलब यह हुआ कि आप अभी भी अपने 
उत्तरदायित्व से बच निकलकर मुझसे अलग ही बने रहना चाहते हैं?” 

“नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो सहज सीधा-सादा श्रेष्ठ, स्वाभाविक 
जीवन चाहता हूँ। यदि तुम सोचो कि सहकर्मी-साथ-साथ काम करने वाले 
सहयोगी-होने के अतिरिक्त सहभागी समानरृप से उत्तरदायी होने वाला-होने की 
भी आवश्यकता है, तो मैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं करूँगा।”-नवीन ने उत्तर 
दिया। 

इस तरह की बातचीत ने आकस्मिक रूप से नवीन और माकन को अत्यन्त 
करीब ला दिया। माकन और नवीन ने इसके पूर्व सपनों में भी नहीं सोचा था कि 
उनके मन परस्पर एक-दूसरे के इतने समीप आ चुके थे। 

रात अधिक बीत गई देख, नवीन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सुमति बड़ी 
बहन जी से विदा लेकर वह मणिका और माकन के साथ-साथ उस कूटिया तक 
गया। उस कूटिया में नवीन का जो कुछ भी सरंजाम था, उन सारे सम्मनों को 
अच्छी तरह समेट बाँधकर माकन ने एक बडे थैले में भर दिया। इसके बाद उसने 
नवीन और मणिका को आश्रम के बाहरी पमुख प्रवेश द्वार तक पहुँचा दिया, फिर 
उनसे विदा ली। 

उस रात फिर माकन को नींद ही नहीं आई। वह बार-बार यही सोचती रही 
कि आज अचानक ही नवीन के साथ इस तरह की बातें करने की प्रेरणा उसे कहाँ 
से प्राप्त हो गई। कैसे संभव हुआ यह सब? नवीन को इस तरह अचानक ही इतने 
करीब पाकर आकस्मिक रूप से नवीन का साहचर्य मिल जाने से उसकी यौनाम्क्ति 
से पराइमुख हो जाने, यौनभावना से दूर रहने, का भाव क्षणभर में ही समाफ हो 
गया। आज बहुत दिनों बाद दोनों ही एक आन्दोलन के दौरान मिल गए हैं। माकन 
की व्यक्तिगत चेतना-व्यक्ति सत्ता-अपने वैयक्तिक घेरे से निकलेकर वृहत्तर क्षेत्र में 
प्रसारित होकर, फैलकर समूचे असम प्रदेश से एकाकार हो रही है फिर असम के 
माध्यम से समूचे विश्व से मिल जाएगी। क्षणभर के लिए आकाश में उड़ने वाला 


406 पाखी घोडा 


पक्षिराज घोड़ा धरती पर उतर आया है, परन्तु उसके पंख कटे नहीं हैं, बस सिमट 
भर गए हैं। उसकी आत्मा समूचे विश्व ब्रह्मांड को छू लेने की उत्कट अभिलाषा 
करती है। उसकी इस अभिलाषा के पीछे कोई राजनीति नहीं है, केवल एक विशाल 
मानव धर्म है। 

आज उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त है, किसी भी प्रकार के बाधा-बन्धन से 
पूरी तरह उन्मुक्त, फिर भी पुरुष के साथ उसका सच्चा सुन्दर स्पर्श नहीं हो पाने से 
जैसे वह असम्पूर्ण है, अधूरी है। उसके चारों ओर उसके सम्भ्रान्त परिवार की 
धन-सम्पत्ति की जो चहारदीवारी थी वह उसे इतनी मजबूती के घेरे हुए थी कि उर्ते 
पुरुष के पास जाने ही नहीं दे रही थी। आज वह उस चहारदीवारी को फलांग चुकी 
है। ढह गई हैं, वे भेद की दीवारें। फिर भी नवीन के साथ उसका यौन-विच्छिन्नता 
का भाव अभी गया नहीं है। उन दोनों को एक-दूसरे से अलग हुए आज बहुत 
दिन हो गए। आज वह किसी एक परिवार की नहीं है। रंजीत के साथ जो उसका 
विवाह-संबंध निश्चित हुआ था, उस संबंध के टूट जाने के बाद पारिवारिक दायित्व 
से भी वह मुक्त हो गई। अतएव अब वह खुले दिल से, उन्मुक्त मन से, नवीन के 
निकट जा सकती है। 

नवीन पूरी तरह से समाज का व्यक्ति, जन प्रतिनिधि हो गया था। इसके साथ 
ही वह सुमति बहन जी के अति कष्टकर, नैतिक बन्धन युक्त ब्रह्ममचर्यव्रत से 
प्रभावित भी था, और उसी के प्रभाववश एक दिन उसने उसे उसी इच्छाओं के 
दमन करने वाले मार्ग प्र चलने के लिए संघ में आमन्त्रित किया था। शरीर और 
मन, देह और आत्मा की विच्छिन्नता, एक न हो पाने की परिस्थिति, ने नवीन को 
स्वाभाविक प्रकृति से क्रमशः धीरे-धीरे अलग-थलग दूर कर दिया था। यौन-भावना 
से रहित उसके व्यक्तित्व का विकास फिर सामाजिक दिशा में हुआ। आध्यात्मिक 
दिशा भी जड़वाद आत्मतत्त्व को अस्वीकार करने वाले मतवाद-के प्रभाव से सूख 
गई थी। अब अकस्मात ही उस समाज पुरुष जन-मानव के प्राणों में प्रकृति के 
साथ मिलने के लिए अत्यन्त प्रबल लालसा जाग पड़ी है। 

अब तक वह रह रही थी सुमेरु पर्वत (गोलाकार प्रथ्वी के उत्तरी सीमान्त पर 
स्थित) पर तो नवीन था कुमेरु पर्वत (दक्षिणी सीमांत) पर। इस प्रकार दोनों 
बिलकूल ही विपरीत छोर पर स्थित थे। परन्तु अब दोनों ही (अपनी चरम स्थितियों 
को छोड़कर। अपनी स्थितियों से चलकर मध्य में विषुवत रेखा पर आ खड़े हुए हैं। 
माकन की व्यक्ति-सत्ता समाज-सत्ता की ओर बढ रही है तो नवीन की समाज सत्ता 
व्यक्ति सत्ता की ओर। दोनों के बीच नारी और पुरुष के प्रेम की ९० प्रवेश कर 
गई है। दोनों ही आज एक-दूसरे के अत्यन्त निकट आ रहे हैं। वे नवीन राष्ट्रीय 


पाखी घोड़ा। 407 


सयोग स्थापित करने के अभियान के साथ-ही-साथ यौन-सत्ता के मिलने के अवसर 
के सबध मे भी अनुसधान करने मे समर्थ हो रहे है। 

माकन सघ में नहीं जाना चाहती। घर के घेरे मे और आश्रम में भी नहीं 
रहेगी। वह तो एक बिलकूल नये निवास-स्थान की तलाश मे है। 

वह यह भी जानती है कि नवीन भी सघ से अधिक रसमय एक घर की 
कामना करता है। 

कल वे सभी साम्प्रदायिक दगे भड़क उठने वाले अशान्त क्षेत्रों मे शान्ति 
स्थापना करवाने के उद्देश्य से अपना कर्ममय अभियान आरभ करने के लिए निकल 
पडे गे। इसी के दौरान नवीन घर का आविष्कार भी होगा। पूरी तरह समता और 
आनन्द से भरा हुआ घर। मनुष्यो के साथ वे पूरी तरह मिल जाएँगे। 

फिर वह सोयी पडी नहीं रह सकी। कूटिया से निकलकर बाहर चली आई। 
बाहर आकर देखा कि सुमति बदी बहन जी भी जगी हुई है। वह उनके कमरे मे 
चली गई। उनके बिछौने पर बैठकर उसने उनका हाथ अपने हाथो मे ले लिया और 
बोली, “बडी बहन जी। आप सोयी नही ?”' 

“नही। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। कोई एक व्यक्ति हाथ 
हिला-हिलाकर अपनी ओर बुला रहा है। परन्तु क्यो ? कौन बुला रहा है? कुछ भी 
ममझ नही पा रही हूँ” 

आश्चर्यचकित होकर माकन ने पूछा, “कौन बुला रहा है?” 

“जान पडता है परिपूर्ण जीवन?” हँसते हुए सुमति जी ने उत्तर दिया, “आज 
मै बहुत-बहुत सुखी हूँ, माकन्‌। एक दिन मैने और विमल जी ने मिलकर नयी 
चेतना का शख बजाया था। उस शखनाद की ध्वनि को सुनकर नवीन मन्त्र मुग्ध हो 
खिचा चला आया था। नवीन मेरे अतिशय हार्दिक प्रेम का पात्र है, मेरा अतिशय 
लाइला। तुम यदि उसकी सहगामिनी -सहयोगी-और सहधर्मिणी बनो, तो मै परम 
आनन्दित होरऊँगी। नये सिरे से सब कुछ गढो। मुझे कोई आपत्ति नही। हमने जो 
किया वही सभी कुछ नही है, वही अपने आप मे सम्पूर्ण नही है। हमारी माधना तो 
अपूर्ण होकर ही रह गई, पूरी नही हो सकी। अब तुम लोग उसे पूरा करना।” सुमति 
जी ने फिर माकन को अपनी अँकवार मे (बाहों के पैरे मे) कस लिया और बहुत 
प्यार से एक चुम्बन लिया। 

माकन ने अनुभव किया कि चन्द्रमा की चमकती चाँदनी के बीच-बीच से म॑न 
का पक्षीराज घोडा उड़ता चला जा रहा है। उसकी यह यात्रा अनन्त है 


उस रात को नवीन को भी नींद नही आ सकी थी। सुदर्शना के घर पहुँचने पर 
408 पाखी घोडा 


उसने सुना कि तीनों वृद्ध सज्जनों ने मिलकर रंजीत को दैनिक समाचार पत्र का 
प्रबन्ध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) बना दिया है। सुदर्शना ने अपने विशाल भवन 
की निचली मजिजल 'यग्राउण्ड प्लुर) को उस समाचार पत्र का कार्यालय बना देने का 
प्रस्ताव किया है। वे दोनों ही इस समाचार पत्र के असली परिचालक होंगे। ये 
अनुभवी वृद्ध सज्जन लोग केवल आवश्यकतानुसार सलाह-परामर्श देंगे। नवीन ने 
अनुभव किया कि सुदर्शना रंजीत की सहकर्मी बनने का अवसर पाकर एक नये 
जीवन गर्माहट ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव कर रही है। भोजन करते समय वे 
लोग केवल दैनिक समाचार पत्र के संबंध में ही बातें करते रहे। उनके आग्रह पर 
नवीन ने कहा, “गोआलपाड़ा में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के क्षेत्रों में शान्ति 
स्थापित करने के अपने अभियान के पूरा हो जाने और वहाँ फिर से शान्ति स्थापित 
करवाने का काम पूरा कर लेने के बाद वहाँ से लौट आकर ही वह समाचार पत्र के 
काम में अपना योगदान करेगा। 

भोजन कर लेने के बाद कुछ देर तक सुदर्शना ने समाचार पत्र प्रकाशन के 
संबध में आवश्यक विचार-विमर्श किया जैसे उसके उपयुक्त एक नया प्रेस खरीदने, 
उसके विभिन्‍न अगों मे नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी आदमियों और अन्य 
आवश्यक बातों के संबध में | 

उसी बीच मणिका ने मौका निकालकर विलफ्रंड के लिए एक पत्र 
लिखा-अपनी कलकत्ता-यात्रा के सबध में समाचार देते हुए। उसने लिखा, “सुमति 
बडी बहन जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है (अवस्था चिन्ताजनक है) ऐसी 
अवस्था में उनकी सेवा-शुश्रूषा का अवसर मिलने को वह अपना सौभाग्य हीं' 
समझती है। 

वहाँ आवश्यक विचार-विमर्श के पूरा हो जाने के बाद नवीन क्षणभर भी 
अधिक नहीं ठहरा। वहाँ से चलकर वह दुदू के घर पहुँच गया। उसके मन में उस 
समय माकन की कही बातें ही बार-बार गूँज रही थीं। अन्य बातें तो बस मन में 
एक तरफ से आती थीं तो दूसरी तरफ से चली जाती थीं।आज अचानक ही 
माकन को अपने निकट सहकर्मी के रूप मे पा जाने की घटना पर उसे ऐसा जान 
पड रहा था कि इस प्रकार के परिवर्तन की प्रेरणा केवल इतिहास ही नहीं दे रहा है, 
अपितु एक आध्यात्मिक संस्कृति भी इसे प्रेरणा प्रदान कर रही है। उसकी आत्मा 
आज अनन्त विस्तार तक चराचर जगत में विस्तृत हो चुकी है। उसे अनुभव 
हुआ-मनुष्य केवल बस घोड़ा ही नहीं है, (इस) घोडे के पंख भी हैं। माकन के 
साथ जब उसके संबंध विच्छिन्‍्न हो गए थे, उस दिन से उसकी राजनीति केवल 
भिन्‍न-भिन क्षेत्रों, स्थानों को जीतने वाला घोडा था, आज उसके जीवन में माकन 


पाखी घोड़ा / 409 


का प्रेम जो मूर्तिमान होकर फिर से लौट आया है तो उसके इस पुनरागमन के 
साथ-साथ ही उस घोड़े को भी मानो पंख लग गए हैं। 

दुदू के घर पहुँचा तो नवीन ने देखा कि दुदू अपनी स्वर्गीय माँ के कमरे के 
सामने के बरामदे में बैठा हुआ है। उसे देखने से स्पष्ट लगा कि श्मशान घाट से 
लौटकर उसने अपने कपड़े तक नहीं बदले हैं। उसका पूरा घर बिलकुल सुनसान 
शान्त पड़ा है। बगल वाली कोठरी में बस केवल जयन्ती गूँगी बहरी चामगाछ की 
सुखी-ढूँढी लड़की-सी चुपचाप बेठी है। पंचानन फूकन के घर में भी कोई रोशनी 
नहीं जल रही है। 

“क्या हुआ?” नवीन ने पास जाकर पूछा, “मैं कुछ भी नही कर सकता हूँ 
पुराने समाज के आगे आज मैं झुक गया हूँ। मेरा सारा गर्व-गुमान ठंडा हो गया है। 
जयन्ती को लेकर अपनी छावनी पर जब विवाह संबंधहीन प्रेम-जीवन का मैंने 
आरम्भ किया था तब मैंने सोचा था कि इससे मैं एक नवीन यौन-जीवन के आदर्श 
की स्थापना कर सकूँगा। परन्तु नवराम ओझा ने मेरे इस प्रयोग-परीक्षण के विरुद्ध 
अपना मत विरोध, मेरे प्रति अपना रोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। उस नौजवान 
लड़के को फाँसी के तख्ते पर लटकने से बचाकर उसकी प्राणरक्षा कर, मेरे प्रति 
किए गए रोष को, क्रोध को तोड़े बगैर ही वे मर गए। इस तरह वे पुराने 
संसार-पुराने रीति-रिवाजों को मानने वाले समाज-के लिए शहीद हो गए। उनका 
रोष, उनका विद्रोह सफल हो गया। विवाह हरगिज नहीं करवाऊँगा, ऐसा मैंने गर्व 
से कहा था, मगर अब वही करने को बाध्य हो गया हूँ। श्राद्ध-कर्म नहीं करूँगा, 
ऐसा सोचा विचारा था, और अब इस समय देख ही रहे हो, श्मशान से आकर 
अन्त्येष्टि संस्कार के नियमों के अनुरूप व्रत-उपवास सभी कुछ कर रहा हूँ। अपनी 
सारी चल-अचल धन-सम्पत्ति का ट्रस्ट (न्यास) बना दूँगा। (समाज की सेवा में सब 
कुछ अर्पित कर मात्र उसका संरक्षक भर ही बना रहूँगा) ऐसी घोषणा की थी, परन्तु 
खेतीहर किसान बनने की भूमिका सफल नहीं हुई। बस बैठा हुआ हूँ। कुछ समझ 
नहीं आता। क्या करूँगा?” 

नवीन ने कहा, “प्रयोग परीक्षण कर रहे थे, सफल नहीं हुए। ठीक है। न 
विचार करो, सोच-समझ कर देखो कि किस कारण से सफल नहीं हुए?” 

“किया है। वस्तुतः प्रयोग परीक्षण उचित समय से पहले ही हो गया।” 

नवीन ने मुस्कराकर कहा, “तुमने बिलकुल ठीक पकड़ा है। तो फिर उसके 
लिए शौक करने की कया जरूरत है? हाथ-पाँव धोओ, स्नानादि करके निवृत होओऔ। 
कुछ खाया-पिया कि नहीं?” 

!। "नहीं |! 


40/| पाखी घोड़ा 


नवीन के समझाने-बुझाने पर उसने स्नानादि करके कपड़े बदले। अपने कमरे 
से बाहर आकर जयन्ती ने उसके लिए भोजन परस दिया। फिर दुदू भोजन करने के 
लिए भोजनालय के कमरे में चला गया। नवीन भी उसके पीछे-पीछे वहाँ जा 
पहुँचा। दुदू ऐसे व्रत के अनुरूप तैयार किया हुआ, परोसा हुआ (हविष्य अन्न) 
भोजन करने लगा। उसके पास ही एक कार्सी पर नवीन बैठ गया। उसने जयन्ती से 
पूछा, “तुमने भोजन नहीं किया क्या?” 

“खा लूँगी।' 

वह अपने पति को पूरा भोजन कर लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। यह सब 
देख-समझकर नवीन को मन-ही-मन महसूस हुआ जैसे इस घर में फिर से चित्रा 
मौसी लौट आई हैं। 

इस घर से उसका सम्पर्क अत्यन्त गंभीर है। 

दुदू भोजन करने के बाद जब उठकर हाथ-मुँह धो चुका, तब जयन्ती ने कहा, 
“मैंने इनसे कहा है कि इन सब चीजों का संस्कार-परिष्कार करने के लिए अभी 
ठहरना पडेगा।” 

“कितने समय तक ठहरना पडेगा, यह तो तुम नहीं बता सकती, जयन्ती !” 

जयन्ती ने कहा, “जब तक कि साधारण जनता, साधारण आदमी नहीं 
समझते....।” 

“यह तो बहुत लम्बा समय है।” 

“सो तो होगा ही। एक बहुत बड़ा पेड लगा देने पर जब उसकी जडें जम 
जायेँ तो क्या उसे बहुत आसानी से उखाड़ फेंका जा सकता है? अब चिन्ता 
छोड़िए, जाइए दोनों मित्र मिलकर बातचीत कीजिए। मैं भी कुछ खाऊँ।” 

नवीन और दुदू बाहर जाकर बैठ गए। उस समय आकाश अत्यन्त निर्मल था 
और इस निर्मल आकाश में चन्द्रमा की अत्यन्त स्वच्छ प्रकाशयुक्त चौँदनी छिटकी 
हुई थी। बरामदे ही में उन्होंने एक बिस्तरा बिछा लिया। फिर दो तकिये सिरहाने 
रखकर वे लेट गए। नवीन ने कहा, “जयन्ती सचमुच ही लोकतत्वात्मक चेतना की 
प्रतिमूर्ति है। यदि वह ऐसा नहीं होती तो वह मूल रहस्य को, असली बात को 
इतनी आसानी से पकड़ नहीं सकी होती। उसने बहुत सही कहा है, -ठहरना होगा; 
अभी प्रतीक्षा करनी होगी।” 

दुदू ने कहा, “इसी कारण तो मैं जयन्ती के प्रति श्रद्धा रखता हूँ। निश्चय ही 
उसका एक विशेष मन है। देवधुनी का मन। तुम लोगों की क्रान्तिकारी भविष्य 
वाणी के साथ देवधुनी की भविष्यवाणी की आर्श्चयजनक समानता है। ठहरना होगा, 
अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। यही बात मानो क्रान्तिकारियों की भी अन्तिम 


पाखी घोडा | 4 


बात है।” 
नवीन कुछ बोला नहीं। उसने समझ लिया कि जयन्ती के उपदेश ने ही उसके 


मन को शान्त कर दिया है। 
फिर वे दोनों कुछ समय तक चुपचाप पड़े रहे। 


कुछ देर बाद जयन्ती आकर उनके पास खड़ी हो गई। वह नवीन के लिए 
पान-सुपाड़ी लेकर आई थी। पान-सुपाडी हाथ में लेकर नवीन फिर बिस्तरे पर बैठ 
गया। जयन्ती बाहर आकाश में निखरे चाँद की ओर देखने लगी। स्वच्छ सफेद 
थाली की तरह चमकता चाँद मानो उससे कुछ कहना चाहता है। 

उसने नवीन की ओर देखकर पूछा, “माकन बहन जी आश्रम मे रहने के 
लिए चली गई हैं, आप को इसकी सूचना मिली है या नहीं?” मैं सोच रही थी कि 


इस बार ... ” 
“इस बार क्‍या, जयन्ती?” 


“सोच रही थी दोनों का मेल करवा दूँगी। सब व्यर्थ हो गया, झूठा हो गया।” 
जयन्ती ने एक लम्बी साँस छोड़ते हुए कहा। 

नवीन ने पूछा, “क्यों? 

“क्यों? ईश्वर ने जोडा लगा रखा है।” 

इस बार नवीन अपनी हँसी नहीं रोक पाया। वह खिलखिलाकर हँसने लगा। 
नवीन को इस तरह हँसते देखकर जयन्ती आश्चर्य में पड गई। नवीन के मन मे 
ईश्वर के प्रति कोई विश्वास नही है, यह बात जयन्ती अच्छी तरह जानती है। इसी 
कारण उसने मन में इसका कुछ भी दुख नहीं माना। उसने कहा, “जी महाशय | 
ईश्वर है, ईश्वर का आस्तित्व है। हँसकर उसे उड़ा दिया नहीं जा सकता। उसकी 
इच्छा से ही सब कुछ होता है।” 

नवीन ने उत्तर दिया, “ईश्वर नहीं, हमने स्वयं ही अपने द्वारा ही अपना 


भविष्य निश्चित कर लिया है . ' 
क्या निश्चित कर लिया है? माकन बहन जी से मिले ही कहाँ हो? 


माकन के साथ की गई उसकी बाते उसे याद हो आईं। उन बातो में कही 
विवाह” शब्द नहीं था, फिर भी आज उन्होने जो बातचीत की थी, उसने उन्हे 
निश्चित ही इतना निकट ला दिया था कि फिर कभी अलग ही नही किया जा 
सके। वे दोनों अब साथ-साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं, सहयात्री हैं, सहधर्मी 
हैं। उनके बीच जो यौन-विच्छिन्‍्नता थी, वह भी अब दूर होनी शुरू हो गई है। इस 
विशेष अवस्था को प्रचलित किसी एक शब्द से समझा नहीं सकते। 

जयन्ती को कोई सीधा-सादा उत्तर न देकर नवीन ने आज आश्रम में घटी 
उनके मिलन की सारी घटना की कहानी पूरी तरह विस्तार से कह सुनाई। 


42पाखी घोड़ा 


उस कहानी को सुनकर कुछ देर 'तक जयन्ती शान्त बनी रही। फिर दुदू की 
ओर देखकर बोली, “आप की नींद अभी भी टूटी कि नहीं? सुन पाए कि नहीं, 
माकन-हरण नाटक का पूरा कार्य सम्पन्न हो गया है। हम लोगों को इसकी जरान्सी 
आहट भी नहीं मिली।” 

दुदू ने सोए-सोए ही उत्तर दिया, “हरण नहीं हुआ जयन्ती, यह तो स्वयंवर 
हुआ, स्वयंवर |” 

जयन्ती फिर खिलखिलाकर हँसने लगी। 

जयन्ती जब अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, तब नवीन भी सोने की 
कोशिश करने लगा। दुदू तब तक गंभीर नींद में खो चुका था। जयन्ती की कुछ 
बातें नवीन के मन में बार-बार गूँजती जा रही थीं, “ठहरना होगा, प्रतीक्षा करनी 
होगी।” हड़बड़ी करने पर कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। उसने अनुभव किया कि 
उसके साथ माकन का मिलन केवल बस पुरुष के साथ प्रकृति का एकरस होने का 
मिलन भर ही नहीं है, यह मिलन व्यक्ति-सत्ता और समाज-सत्ता का भी मिलन है। 

उसी समय उसके मन में आकाश में मुक्त विहार करने वाला एक पक्षीराज 
घोड़ा उतर आया। 

फूल कूँवर का पक्षीराज घोड़ा। सारा आकाश ही आज सुन्दर फुलवारी के रूप 
में परिणत हो गया है। 


दूसरे दिन रात बीतते-ही-बीतते बड़े तड़के, भोर में ही, रेलगाड़ी छूटने के 
समय पर ही नवीन रेलवे स्टेशन पहुँच गया। दुदू भी उसके साथ-साथ वहाँ आ 
पहुँचा था। वे प्लेट फार्म पर पहुँचे ही थे कि रेलगाड़ी के इंजन ने सीटी बजा दी। वे 
दौडे-दौडे उन लोगों के डिब्बे में जा चढे। देखा तो पाया कि माकन सुमति बड़ी 
बहन जै की बगल में उनके बिलकुल पास बैठी हुई है। मणिका साथ ले जाने वाले 
सामानों की गठरी-मोटरी-टोकरा-टोकरी वगैरह बैठने की बेंच के नीचे अच्छी तरह 
सजा-सँभालकर रख देने में व्यस्त है। आश्रग्व के सेवक एवं सेविंकाएँ डिब्बे के 
सामने प्लेट-फार्म पर भी भीड़ लगाए खड़े विद्यालंचोंश्मह्मविधालैयों के छात्रों को 
खिड़की के बाहर हाथ कर, हाथ हिला-हिलाकर विदाई का सादर अभिवादन जना 
जज जप साज-सामान ठीक रख लेने के बाद नवीन ने फिर दुदू को भी सादर 
विदा किया। माकन ने भी खिड़की के बाहर हाथ हिला-हिलाकर उसे विदाई दी। 

जब रेलगाड़ी चल पड़ी तो नवीन आकर सुमति बड़ी बहन जी और माकन के 
सामने स्थिर खड़ा हो गया। उसने लक्ष्य किया, सुमति बड़ी' बहन जी का मुँह 


पाखी घोडा। 43 


बिल्कुल सफेद, खून से रहित, पीला-पीला, पड़ गया है, उनके दोनो हाथ सूखकर 
बिलकुल पतले हो गए हैं, सिर के सारे बाल पक चुके हैं। उनंका शरीर स्वस्थ नहीं 
था। बीमारी से देह जल रही थी, परन्तु उनके मुख पर एक दुर्निवार, बराबर बनी 
रहने वाली, दूर तक प्रभाव डालने वाली हँसी फैली हुई है। 

नवीन ने माकन की ओर देखा। काले लंबे केशो से सँवारे जूडे के नीचे 
चौंद-सा चमकता उसका मुश्षमण्डल, मानो चन्द्रमा की ज्योत्सना के कारण वृक्ष के 
नीचे पड़ी सुन्दर मनोहर छाया हो। उसने मुस्कराकर उसके प्रति अपना अभिवादन 
व्यक्त किया। 

वह बेंच पर बैठ गया। खिड़की से बाहर झाँककर देखा तो जाना कि रेलगाडी 
पान-बाजार (गुवाहाटी का एक मुहल्ला) की शिलांग जाने वाली सडक को पार कर 
रही थी। सड़क के बंद फाटकों पर एक जुलूस आकर ठहर गया था। उसने खिडकी 
से गर्दन बाहर निकालकर जुलूस की ओर ध्यान से देखा। जुलूस के आदमियों के 
हाथ में देश का राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा था। उसने तेज आवाज में चिल्लाकर जुलूस 
के लोगों का अभिनन्दन किया। उसकी पुकार सुनकर जुलूस के लोग भी जोर-जोर 
से पुकार उठे, नारे लगाने लगे और आनन्द के मारे उल्लसित हो नाचने लगे। 

“समूचे असम में ही इसी तरह के जुलूस निकल रहे है ।”-सुमति बडी बहन 
जी ने बतलाया, “अब समय आ गया है, असम अपने हक की रक्षा करेगा। अपना 
प्राप्प पाकर रहेगा। अफसोस कि केवल मैं ही यहाँ नही रहूँगी। परन्तु मैं 
भली-भाँति जानती हूँ कि तुम लोग मेरे काम को पूरा करोगे।” 

नवीन ने सम्मति सूचक आदरपूर्वक सिर हिलाया। 

पाण्डू रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी। रेलगाडी से उतरकर (ब्रह्मपुत्र नद पार 
करने के लिए स्टीमर बोट से पार होने के लिए) वे सभी फेरी घाट पर गए। कुली ने 
सारे सामानों को डिब्बे से निकालकर फेरी तक पहुँचाया। 

सुमति बड़ी बहन जी ने कहा, “आओ, इस जहाज के ऊपर छत पर चलें। 
आज बहुत दिन पहले की बात याद आ रही है। उस दिन की जिस दिन विमल जी 
को मदनापल्‍ली के लिए विदाई देने आई थी। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तेजी 
से चल रहा था।” 

तीनों ही सीछियाँ चढ़कर ऊपर जा पहुँचे। 

ऊपर प्रातःकालीन पवन बह रही थी। भींगा-भींगा शीतल पवन। नद 
(बह्मपुत्र नद) का जल शान्त था। सुमति जी छत के किनारे की रेलिंग के पास 
जाकर खड़ी हो गईं। चारों ओर से, हर ओर, हर कहीं से चलती हुई हवा उन्हें 
अपना आमन्त्रण जना रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि यह लौहित्य, यह सुन्दर 


44/ पाखी घोडा 


ब्रध्मपुत्र सदा-सर्वदा इसी प्रकार रहेगा। यह मनोहर प्रकृति हमेशा अपनी शोभा 
बिखेरती रहेगी। बस केवल मनुष्य आएँगे और जाएँगे। सारा असम आज आन्दोलन 
चला रहा है। कल इस आन्दोलन के सुन्दर-फल का उपभोग भी करेगा। मनुष्यों का 
समाज रहता ही है। अर्थात्‌ असमीया रहेंगे, असम रहेगा, और रहेगा भारत वर्ष। 
सबसे ऊपर रहेगी यह धरती, यह पृथ्वी। लेकिन प्रकृति उससे भी अधिक दिनों तक 
रहेगी। विमल आ चले गए। वह भी जाने-जाने को ही है। अब इस समय आए हैं, 
नवीन और माकन। उनके बाद फिर कौन आएगा? जीवन की सार्थकता किसमें है? 
निस्वार्थ और अथक, निरन्तर की गई सेवा में और प्रेम में। सेवा और प्रेम वस्तुतः 
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 

अचानक उन्होंने लक्ष्य किया कि नवीन और माकन फेरी की छत के एक 
किनारे जाकर आपस में बातें करने में मग्न हो गए हैं। 

फेरी-जहाज चल पडा। 

सुमति बड़ी बहन जी के मुँह पर हँसी चमक उठी। उन्हें मन-ही-मन अनुभव 
हुआ कि माकन और नवीन संघ और आश्रम के काम को तब तक चलाते जाएँगे 
जब तक कि मानव की संपूर्ण मुक्ति प्राप्त न हो जाए। असम प्रदेश की मुक्ति की 
समस्या आज मानव-मुक्ति की समस्या से अलग नहीं रह गई है। ते सर्वागीण 
मुक्ति-हर प्रकार की संर्णमुक्ति की कामना कर रहे हैं. .........। 


पाखी घोड़ा | 45 


परिशिष्ट 


आत्म-कच्य 


में जहाँ तक जानता हूँ, अँग्रेजी के एक कवि (ह्यू मैक्डायार्मिड) ने कहा था, 'ऐसा 
जीवन, जो अपरीक्षित हो, जीने योग्य नहीं। मैंने अपने जीवन को लगातार 
देखा-परखा है और पाया है कि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो याद करने लायक 
हो। और मेरी कृतियाँ? बार-बार मैं इनमें से एकाध को पढ़ने की कोशिश करता 
हूँ। तब मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती है और कहती है, 'तुम कब अपनी सर्वोतम 
रचना लिखोगे?” 

मुझे कितनी ही बार जिज्ञासु और सुधी श्रोताओं की सभा में बुलाया गया 
है और हर बार मैंने यह महसूस किया है कि मैं अन्तिम न्याय के लिए जा रहा हूँ. 
और मुझे अंधकार और खामोशी से भरे नरक को झेलने की सजा सुनाई जाएगी। 
मुझे यह भी पता है कि मैं हमेशा के लिए नहीं रहनेवाला। यहाँ उपस्थित दिल्ली 
के श्रोता-समुदाय ने संभवतः मूल असमिया में लिखित मेरी रचनाओं को नहीं पढ़ा 
है और मैं नहीं जानता उन कृतियों के उपलब्ध अनुवादों से उन्होंने मेरी रचनाओं 
के बारे में कैसी धारणा बना रखी है। आज मैं, शब्दों के एक कलाकार के नाते, 
अपनी निष्ठा और सदभावना को आपके समक्ष प्रकट करना चाहूँगा और साथ ही 
अपनी उस मानसिकता के बारे में बताना चाहूँगा जो कला को जीवन के साथ 
जोड़ना चाहती रही है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह संवाद 
कायम न हो क्योंकि कुल मिलाकर स्थितियाँ ऐसी हैं कि में बोल रहा हूँ और ऐसी 
भाषा में बोल रहा हूँ जोकि न तो मेरी है और न आपकी। तो भी मैं भरसक 
कोशिश करूँगा कि मैं जो कहना चाहता हूँ वह आप तक पहुँचा सकूँ। 

मेरे जीवन के तीन प्रमुख पड़ाव रहे हैं। पहला है मेरा बचपन, जो ऊपरी 
असम के सुदूर स्थित अनजाने-से एक चाय बागान में बीता और जहाँ मेरे पिता 
काम करते थे। दूसरा है, युवावस्था का-जब अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर कॉलेज 
की औपचारिक पढ़ाई और फिर स्वतंत्रता-संग्राम और सामाजिक परिवर्तन के लिए 
बुनियादी कार्यो में भाग लेते हुए अनौपचारिक पढ़ाई पूरी की। और अन्त का वह 
तीसरा पड़ाव, जब मैंने पत्रकारिता और सर्जनात्मक लेखन-कार्य आरंभ किया"और 
इसी की परिणति के रूप में चौथे पड़ाव की भी बात सोची जा सकती है-जिसमें 
भाग-दौड़ बढ़ गयी है, साहित्य अकादमी से जुड़ जाने के कारण भारतीय साहित्य 
के यथार्थ से जूझना पड़ता है और इसके साथ ही, अपने को और भी अधिक 


आत्मकधथ्य : 47 


गहराई से टोह-टटोल पाने के स्तर पर भी यह प्रक्रिया तेज़-हो गयी है। अपर्यप्तिता 
की भावना के साथ ही उत्कट आशा की भावना भी मन में जगी है-एक नये 
सर्जनात्मक दौर के लिए और कम-से-कम इस घड़ी तो इसके लिए अवश्य ही 
बहला रही है। 

हालाँकि इन पड़ावों के विभाजन का कोई औचित्व नहीं है लेकिन वे मेरी 
साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े विचारों को व्यक्त करने की दृष्टि से अनुरूप जान 
पड़ते हैं। मेरे पास कुछ नितान्‍्त व्यक्तिगत और अप्रकाशित कविताएँ हैं, मेरे अपने 
ही सुख-दुख से जुरीं-जो मेरे आरंभिक सर्जनात्मक काव्य-जीवन के तीन विभिन्न 
प्रस्थानों को रेखांकित करती हैं। अपने चाय-बागानों में बीते बचपन की स्मृतियों 
से जुड़े वे अंतरंग अनुभव-जो बाद में, मेरे उपन्यास “कालर हुमुनियाह” (काल-दृष्टि) 
के लिए बतौर कच्चे माल इस्तेमाल हुए। इनमें एक बालक चाय-बागानों के 
बहुभाषी और बहुधर्मी परिवेश को अपने अन्दर-बारह महसूस करता है, जिसके 
शिखर पर कोई गोरा या काला साहब बैठा होता है और जिसके सबसे निचले स्तर 
पर गरीब मज़दूर। वह न केवल प्रकृति को बल्कि स्वयं अपने आप को पाता है। 
ये तमाम पात्र आपस में एक-दूसरे से टकराते हैं; उनके जीवन में गरीबी, अभाव 
ओर शोषण है लेकिन परस्पर प्रेम, सौंदर्य, आक्रोश और आपसी सद्भाव की वहाँ 
कोई कमी नहीं है। वह बालक भी एक दिन इसी परिवेश का ज़रूरी हिस्सा बन 
जाता है, और अचानक जब उसके पिता अपनी नौकरी खो बैठते हैं तब उसे इस 
चाय-बागान को बड़े उदास मन सै छोड़ना पड़ता है। अपने बीते या खोये मासूम 
बचपन की वह सुखद स्मृति, किशोर मन का वह कौतूहल और विपुल प्रेम उसे अब 
भी नागालैंड की खूबसूरत और सदाबहार घाटियों की तरफ संकेतों से बुलाता है 
और अपनी भरी छातियों में छुपा लेता है। 

मेरे उपन्यास “आई” (माँ) में इसी तरह का एक-दूसरा लड़का भी है। वह 
अपने को एक ऐसे गाँव में पाता है कि जहाँ उसकी माँ न केवल उसे बल्कि गाँव 
के सारे दूसरे बच्चें को अपने बच्चे की तरह पालती और पढ़ाती है। परिवार और 
गाँव में ऐसी कई अनहोनी बातें होती हैं जिनसे विचलित होना स्वाभाविक है लेकिन 
वह्ठ तमाम दुरवस्था को बड़ी शांति से झेलती जाती है। इस गाँव का प्रतिदर्श मेरा 
अपना जोरहाट स्थित धेखिया खोवा गॉव अपनी सुयोग्य और स्नेहमयी माँ से 
निर्मित हुआ है, जो अभी भी जीवित हैं। लेकिन यह माँ किसी भी गाँव में होगी 
और मेरी अपनी माँ-जैसी प्रतीत होगी। 

यह प्रतीक गाँव मेरे एक दूसरे उपन्यास “मुनियुनिर पोहर” (भुटपुटी रोशनौ) 
में भी एक पिछवई के तौर पर चित्रित हुआ है। इस गाँव की कहानी का एक सिश 
गुवाहाटी से भी कुछ इस तरह जुड़ जाता है जब इसका प्रमुख पात्र वापस गाँव 
लौटता है। राजनीति से प्रेरित उसकी महत्त्वाकांक्षी पली उसे छोड़ चुकी है। गाँव 


48 : पाखी घोड़ा 


आकर वह एक समाज-सुधारक और कर्मठ कार्यकर्ता बन जाता है और बाद में 
गाँव की एक विधवा से विवाह कर लेता है, जो कभी उसके बचपन की संगिनी भी 
रह चुकी थी। इसका कथानायक किसान और खेतिहर वर्ग-संधर्ष के नकारात्मक 
यथार्थ, भूदान आन्दोलन और 975 के आपातकाल से जुड़ी भयावह घटनाओं से 
भी जूझता है। यह गॉव 960 में प्रकाशित “आई” के गाँव के मुकाबले कहीं 
अधिक संघर्षास्पद, विश्वंखल और विभक्‍त है। 

एक गंभीर छात्र के रूप में बचपन से ही पढ़ने-लिखने में मेरी काफी रुचि 
रही। साहित्य को समझने में और स्कूल तथा कॉलेज से प्रकाशित होनेवाली 
पत्रिकाओं में, चाहे वे हस्तलिखित हों या मुद्रित, मैं सक्रिय तौर पर लेखन सहयोग 
करता रहता था। मेरे गाँव में असमिया के एक प्रसिद्ध कवि रहते थे और ऐसे कई 
कवि, लेखक और साहित्यिक मित्रों से मेरा परिचय था जो पास के शहर जोरहाट 
में रहा करते थे। मेरे बड़े भाई श्री नलिनीधर भट््‌टाचार्य मेरे साहित्यिक जीवन के 
क्षेत्र में हमेशा मेरे मार्गदर्शक बने रहे। मैं कविताएँ, कहानियाँ और निबंध लिखता 
था। लेकिन एक वक्ता के रूप में मेरा संकोच बना रहा। इस संकोच ने अब भी 
मेरा साथ नहीं छोड़ा है जबकि मुझे तरह-तरह की सभाओं में व्याख्यान देना पड़ता 
है, यहाँ तक कि राजनैतिक सभाओं में भी। लिखना और व्याख्यान देना दो 
अलग-अलग चीज़ें हैं। यह लगभग तय है कि मैं व्याख्यान देने में कभी महारत 
हासिल नहीं कर 'रऊँगा और मुझे लेखन से ही संतोष करना पड़ेगा। वैसे मेरे पात्र 
मुझसे कहीं बेहतर ढंग से बतियाते हैं और शायद इसलिए भी कि उनका कोई 
श्रोता नहीं होता, केवल पाठक होता है। जहाँ तक मेरी अपनी बात है मैं शायद 
आत्मालाप में बहुत अच्छा हूँ। कुछ वर्ष पहले, आकाशवाणी गुवाहाटी ने मेरे द्वारा 
लिखित कुछ नाटकीय संवादों को प्रसारित किया जो असम के उन स्वतंत्रता-सेनानियों 
के महत्त्वपूर्ण नाटकीय संवाद थे जिन पर राजद्रोह का दोष मढ़कर उन्हें फॉसी पर 
चढ़ा दिया गया था। फॉसी के फन्दे पर जाने के पहले बहादुर शहीद अपने-अपने 
जीवन की अन्तिम सच्चाइयों के बारे में रोशनी डालते हैं। मैंने उन सच्चे शहीदों 
को न केवल ज़िन्दा करने की कोशिश की बल्कि उन्हें अपने देशवासियों से ऐसा 
कुछ कहने की प्रेरणा भी जगायी जिससे कि वे अपनी आहत मानवीय चेतना को 
दोबारा सामने रख सकें। इनका नायक अपने-आप में शायद एक “व्यक्तित्व” है 
हॉलाकि मैं इस बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ। मेरी अपनी कविताओं में भी, 
सामान्य व्यक्ति हो या सामाजिक प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ कोई पात्र-जिसे वह 
चित्रित या प्रतीकित करता है-अच्छी तरह पहचाना जा सकता है। वह बातें भी 
करता है और इसी दृष्टि को वाणी भी दी जा सकती है। 

75 अगस्त 947 का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण दिन रहा है। यह 


आत्मकध्य : 49 


दिन मेरे प्रथम उपन्यास 'राजपथे रिंगिआई” के नायक के आत्मान्वेषण का दिन रहा 
है। वह देश के विभाजन से अपने आपको आश्वस्त नहीं कर पाता और चाहता है 
कि स्वतंत्रता-आंदोलन के दौरान किये गये वादों को और लोगो की आशाओं और 
आकांक्षाओं को पूरा किया जाय। वह कामगारो और वन्यजनो को शातिपूर्ण 
आन्दोलन के लिए उकसाता है ताकि अपूर्ण क्राति के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किया 
जा सके। 

मैं साहित्य और इससे जुड़ी तमाम विधाओं को पारिभाषित नहीं करना 
चाहता। मैंने इसकी असफल कोशिश की है। मोटे तौर पर यह सर्जनात्मक प्रक्रिया 
अनजानी-सी चीज़ रही है। अपने छात्र-जीवन से ही, मैने छोटी-बड़ी कहानियाँ 
लिखने की कोशिश की थी। ये कहानियाँ छोटी थीं या बड़ी-मैं इस विवाद मे नंहीं 
पड़ना चाहता क्योंकि महत्त्व आकार का नहीं है। कभी मैं किसी विचार से इनकी 
शुरूआत करता तो कभी किसी खास व्यक्ति या स्थिति के सम्मुखीन होने पर या 
खूबसूरत दृश्य को देखकर या किसी अप्रतिम चेहरे को देखकर। कोई प्रभावी, 
आत्मीय-सा जान पड़नेवाला चेहरा पात्र-योजना के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है 
जब तक कि उसमें कोई शारीरिक या मानसिक असामान्यता न हो। कभी-कभी 
ऐसा भी होता है कि आप अपनी आदिम वृत्तियो से परिचालित होते है और कभी 
आसन्न या संभावित भविष्य से, और उस वक्‍त तो और भी बुरे फेंसते हैं जब 
वर्तमान आपको किसी पंछी की तरह पिंजरे में बन्द कर देता है। 

एक पुरुष लेखक के लिए एक स्त्री का होना भी बहुत जरूरी है क्योकिं वह 
एक दूसरी सत्ता होती है। मेरी रचनाओं में यह दूसरी सत्ता कई अवसरो पर एक 
संपूर्ण समाज के रूप में प्रतीकित होती है। कभी-कभी तो यह स्त्री-पात्र किसी 
प्रतीक के रूप में या विचार-प्रस्थान के तौर पर सक्रिय दीख पड़ती है। कभी-कभी 
कोई पददलित या शोषित या कि हाशिये पर खडे अन्य पात्र को भी दृसरी सत्ता 
के तौर पर कार्यरत देखा जा सकता है। 

“आप अपने कथा-साहित्य का सृजन कैसे करते हैं?” मैने एक बार 
ताराशंकर बन्द्योपाध्याय से पूछा था। ताराशंकर बाबू मुझे बराबर सृजन के लिए 
प्रेरित करते रहते थे। उन्होंने उत्तर दिया था कि वे पहले पात्रों की कल्पना कर लैते 
हैं और फिर परिस्थितियों के साथ उनसे सामना या मुठभेड आरंभ हो जाती है। 
और ये पात्र भी आखिरकार क्या होते हैं? वे सब-के-सब संभवतः भोगे हुए यथार्थ 
के ही बिंब होते हैं या उनको समझने या भुगतने ,की कुंजी होते हैं। मैं अपनी 
रचनाओं में और अन्यत्र भी, आदमी की उसी चेतना या ऊर्जा का अन्वेषी रहा हैँ। 
और इसकी भी एक लम्बी कहानी है। अब मैं अपने उपन्यासों से जुड़े अनुभवों को 
संक्षेप में दोहराना चाहूँगा। 

मैं आमतौर पर समकालीन अनुभवों से अपनी रचना-यात्रा का आरंभ करता 


420 : पाखी घोड़ा 


हूँ। मैं एक तरह से राष्ट्रव्यापी क्रांति की उपज था और दूसरे विश्व-युद्ध की 
कतिपय छोटी-मोटी घटनाओं का साथी भी रहा था। एक छात्र के नाते मैंने 9 39 
में डिगबोई के हड़ताली कामगारों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा किया था और 
अगस्त के आन्दोलन के विद्रोहियों के साथ एकजुट होकर क्रांति की मशाल भी 
जलायी थी। हालाँकि यह सब थोड़े समय के लिए ही था। मैं कुछ हड़तालियों और 
स्वतंत्रता-सेनानियों को बहुत निकट से जानता था। साथ ही, मैं लोगों की 
आकांक्षाओं और अन्याय, शोषण और औपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ उनके 
आक्रोश से भी परिचित था। इन अनुभवों ने मेरे जीवन के दर्शन को ही बदल कर 
रख दिया और मेरा रुआन समानता के उस आदर्श के प्रति उन्मुख हो चला था, 
जिसने पूरे विश्द को केन्द्र में रखने की दृष्टि प्रदान की। न्याय, स्वतंत्रता, प्रेम और 
सौंदर्य जैसे कुछ दूसरे मूल्य मुझे भी उसी तरह बराबर लुभाते रहे हैं जिस तरह मेरी 
पीढ़ी के दूसरे लोगों को। लेकिन एक उपन्यासकार किसी प्रकार की अमूर्तता में 
नहीं जी सकता। उसे बहुतेरी घटनाओं में से भी कुछेक का चयन करना पड़ता है 
और इसी तरह पात्रों को चुनना पड़ता है। ये घटनाएँ सचमुच महत्त्वपूर्ण होनी 
चाहिए; साथ ही, पात्र की सक्रिय, प्रभावी और अपनी विशिष्टताओं से मंडित हो 
तो रचना बेहतर होती है। 

मैं देश की प्राचीनतम तेल-नगरी डिगबोई की शुरू से ही यात्रा करता रहा 
हूँ। साहित्य-सभाओं में तथा उन पाठकों एवं लेखकों से मिलने, जो मेरे संपादन में 
प्रकाशित 'रामधेनु” और “नवयुग” से सम्बद्ध रहे हैं, वहाँ गया। वहीं एक बार मेरी 
मुलाकात तेल कम्पनी के एक पुराने कर्मी से हुई थी। उससे मुझे 999 में हुई 
हड़ताल का लिखित ब्यौरा प्राप्त हुआ था। (बाद में स्व. मानवेन्द्रनाथ राय ने इस 
हड़ताल को दूसरे स्वतंत्रता-आंदोलन का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्थान-बिंदु माना था ॥) 
यह कर्मी उक्त हड़ताल का प्रमुख भागीदार था। बाद में मैं दूसरे भागीदारों से भी 
मिला और तेल-क्षेत्र और उत्पादन इकाइयों का दौरा करते हुए विभिन्न लोगों से 
मिला। तब मैंने पाया कि वहाँ के श्रमिक किस तरह कार्य करते हैं और वहाँ के 
अधिकारी किस तरह रहते हैं। मैंने उक्त उपन्यास हड़ताल के लगभग तीस साल 
के बाद लिखा था। मुझे इस शताब्दी के तीसरे दशक में विद्यमान डिगबोई शहर का 
निर्माण मानसिक तौर पर करना पड़ा और यह ध्यान में रखना पड़ा कि तब देश 
के दूसरे स्थानों से इसका कैसा रिश्ता रहा था। उस समय मैं बड़े अभावों में जी 
रहा था और मेरी पत्नी भी मेरी वांछित और आमंत्रित कठिनाईयों में मेरा भरपूर 
साथ दे रही थी। मैंने हमेशा आज़ादी की चाह की थी और जिसका नतीजा यह 
होता था कि मेरी नौकरी बराबर छिनती रही। 967 में, तीसरी बार मेरी नौकरी 
छिनी थी और तब से मैं जीवन-निर्वाह के लिए स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता का कार्य 
कर रहा था। अपनी कथा-यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैंने पत्रों के साथ अपना 


आत्मकध्य : 42 


तादात्म्य स्थापित किया। उस हड़ताल को दोबारा सर्जित किया और इसके तमाम 
पात्रों को हँसने-बोलने-चलने-फिरने और प्यार करने की छूट दे दी। लेकिन तब भी 
कोई चीज़ थी जो गायब थी। एक पाठिका ने पांडुलिपि के प्रथम प्रारूप को पढ़ा 
और यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि इसमें कोई जान नहीं है। मेरे मन में 
एक तरह की उदासी-सी छा गयी लेकिन मैंने अपने आपको इससे मुक्त किया और 
इसे दोबारा लिख डाला। मैं अब भी इससे संतुष्ट न था जैसा कि मैं आमतौर पर 
अपनी रचनाओं के साथ रहता आया हूँ। पता नहीं, यह परिपूर्णता की कसौटी है 
या कि एक गंभीर प्रयास भर जोकि मुझे विचलित और असंतुष्ट बनाये रखता है। 
लेकिन यह एक तरह का असंतोष ही है जो किसी व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा 
शायद ही सराही जाती है और जिसके लिए पहली महत्त्वपूर्ण बात यह होती है कि 
कोई किताब कितनी बिकेगी। मोटे तौर पर वह उन लेखकों को पसंद करते हैं जो 
उनके कारोबारी शर्तों पर खरे उतरें। जो भी हो, काफी जोड़-तोड़ और भाग-दौड़ 
के बाद, यह उपन्यास छपा। शीर्षक था 'प्रतिपद” (नया चाँद)। 

मेरा दूसरा उपन्यास था "मृत्युंजय”, जो 970 में छपा। मैंने सन्‌ बयालीस 
के आन्दोलन के प्रति अपने लगाव के बारे में पहले ही बताया है; यही इस उपन्यास 
के लिखे जाने की प्रेरणा भी रही। आज़ादी एक महान मूल्य है। लेकिन सवाल था 
कि यह आज़ादी किन साधनों के बूतों पर प्राप्त की जाय । अब तक भारत ही एक 
मात्र देश है जो यह चाहता रहा कि अहिंसक तरीके से ही आज्ञादी प्राप्त की जाय । 
इसी आधार पर असम में भी अहिंसक साधनों से यह लड़ाई लड़ी जा रही थी। 
लेकिन तभी दूसरा विश्वयुद्ध तकरीबन हमारे दरवाज़े तक आ पहुँचा था और 
जिसके दबाव में हमारे साम्राज्यवादी स्वामियों ने नियंत्रण खोकर यहाँ के 
स्वतंत्रता-सेनानियों तथा लोगों को नारकीय यातनाओं में झोंक दिया था। मुझे, 
आखिरकार इस संवाद और संघर्ष में तथा साधनों की बहस में अपनी विषय-वस्तु 
मिल गयी थी लेकिन मैं घटनाएँ और पात्र भला कहाँ से जुटाता? 

सन्‌ 943 (24 नवम्बर) में, गुवाहाटी के निकट पानिखैती में, एक 
जबरदस्त रेल-दुर्घटना हुई थी। यह एक सैनिक गाड़ी थी जो एलाइड आर्मी के 
जवानों और अफ़सरों को ढोया करती थी। इस भयावह हादसे के तत्काल बाद मैंने 
इसके मलवे में फँसे लोगों को बहुत पास से देखा था और उनकी यातना से मेरी 
नस-नस झनझना उठी थी। उन कार्यकर्ताओं के बारे में भी मुझे पता चला जो |इस 
तोड़-फोड़ से जुड़े हुए थे। कुछ साल के बाद मैं इस तोड़-फोड़ करनेवाले दल॑ के 
नेता से मिला था और इस घटना से जुड़ी तमाम सूचनाएँ एकत्रित करता रहा धा। 
सारी घटना मेरी स्मृति में सुरक्षित थी। उपन्यास लिखने के पहले, मैंने उंक्ते 
घटना-स्थल का दोबारा निरीक्षण किया और मानसिक रूप से 940-42 की तरह 
उस क्षेत्र विशेष की पुनररचना कर ली। यह सही है कि इन घटनाओं में से कुछ को 


42१ : पाखी घोड़ा 


मुझे हटाना पड़ा, छोटा करना पड़ा और कुछ घटनाओं को जोड़ना भी पड़ा। मुझे 
सारे परिवेश को आविष्कृत करना पड़ा था। मेरा लक्ष्य यह था कि सारी गतिविधियों 
के प्रतिविंब को पुनःसर्जित करना है और इसके लिए मुझे पात्रों को संवादों, पुरानी 
यादों, गतिविधियों, यहाँ तक कि आपसी झगड़े और फसादों में उलझाये रखना 
पड़ा। इस आदर्शोन्मुख संघर्ष को रेखांकित करते हुए मुझे इसके पात्रों को 'टाइप' 
और प्रतिनिधि के तौर पर गढ़ना पड़ा और कभी-कभी एक-दूसरे के विरुद्ध भी 
खड़ा करना पड़ा। इन प्रमुख पात्रों में एक तो साधारण खेतिहर का बेटा धनपुर है, 
जो विना किसी लाग-लपेट के प्रतिकारात्मक विद्रोह का झण्डा बुलन्द करता है और 
एक नया सामाजिक आधार तैयार करना चाहता है। इन्हीं पात्रों में से एक छात्र 
है जो इतिहास-चक्र में विश्वास करता है और स्वतंत्रता के लिए लड़ी जानेवाली 
लड़ाई में हिंसात्मक विद्रोह का हामी है। लेकिन रूपराम नाम का यह पात्र अपने 
अनैतिक और हताश साथियों द्वारा किसी विकृत या घटिया विद्रोह का समर्थन 
करना नहीं चाहता। इन्हीं में से तीसरा, उपन्यास का प्रमुख पात्र, महंत गोसाई 
अंततः विद्रोह का सहारा लेता है और अपने जीवन के अंत तक एक ऐसे 
क्रांतिकारी की भूमिका निबाहता रहता है जो पछतावे की आग में जलता रहता है। 
इस उपन्यास में आगत सारे नारी-पात्र भले ही युद्ध की यातना भुगतते हुए क्रांति 
एवं आतंक की छाया में जी रहे होते हैं लेकिन वे मानवता की पताका उठाये रखते 
हैं। इनमें से एक आदिवासी लड़की दिमि है जो प्रेमातुर होने के साथ-साथ क्रांति 
और जीवन एवं आदिम तथा आधुनिक मन और मानस के बीच एक खूबसूरत-सी 
कड़ी है। ये स्त्रियाँ महाभारत के स्त्री-पर्व की तरह तमाम यंत्रणाएँ झेलती हैं और 
इस उपन्यास के अंत में इनमें से ही एक नये मानवीय संदर्भ में यह प्रश्न करती 
है, “जब आज़ादी आ जाएगी तब लोग अच्छे होंगे न?” 

वर्तमान सदी के पाँचवें दशक में मैं मणिपुर के एक कस्बे उखसल में एक 
विद्यालय का शिक्षक था। यह तनखुल नागाओं का क्षेत्र था और यहीं मुझे अपने 
एक-दूसरे उपन्यास “इयारूइंगम” के पात्र मिले। मैं यहाँ एक नागा की तरह ही रहा 
और मैंने देखा कि युद्ध और हिंसा के चलते नागा-जीवन और मनःस्थिति की 
कितनी क्षति हुई है। वहीं सरेंग्ला नाम की एक नर्स के यातनापूर्ण जीवन के बारे 
में मैं जान पाया। और इस तरह वह मेरे उपन्यास की नायिका बनी,। एक जापानी 
सैनिक ने उसे अपने साथ रहने!को मजबूर किया और बाद में असहाय छोड़ दिया। 
इसी अभिशप्त घड़ी से उसके जीवन की त्रासदी आरंभ हुई। उसमें मुझे एक करुण 
और महत्त्वपूर्ण पात्र की झलक मिल गयी। धीरे-धीरे नामालूम ढंग-से मुझे दूसरे 
पात्र भी मिलते गये। इनमें से एक थे मेजर खटिंग जो सेना की 4वीं बटालियन 
की अग्रिम पंक्ति के सेनानी और युद्धनायक थे। विदेसिया नाम का एक दूसरा पात्र 
मिला, जो आई.एन.ए. का भूतपूर्व सैनिक और नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के प्रति 


आत्मकध्य 5 423 


समर्पित था। वह नागा-विद्रोह का नायक था। इसी तरह के दूसरे पात्रों में था 
रिषंग, जो वृत्ति से अध्यापक था और इस बात के लिए जी-तोड़ कोशिश करता रहा 
कि ये नागा वैश्विक शांति, प्रजातांत्रिक शासन और भारतीयता का संदेश स्वीकार 
लें। इस कृति में फनितफंग जैसा दुविधाग्रस्त विद्रोही और असफल प्रेमी पात्र भी 
है तो नाजेक जैसा सनकी पात्र भी जो नागा संस्कृति और उसकी अस्मिता को 
बचाये रखना चाहता है। इनके साथ जीवन नाम का एक असमी शिक्षक भी है 
जिसने एक नागा स्त्री से विवाह किया है और रिषंग का साथी बनकर उसके 
शांति-प्रयासों में अपनी भागीदारी निबाहता है। इतना ही नहीं, इसमें एक और 
जापानी सैनिक और उसका कुत्ता है जो बड़ी मानवीय भूमिका निबाहते हैं। 
'इयारूइंगम” इस तरह नागाओं का अनजाया भविष्य बन गया है। मैंने नागा 
जीवन, उसके धर्म, विश्वासों और रीति-रिवाज़ों को जानने की भरपूर चेष्टा की 
और इस उपन्यास में इसकी विश्वसनीय झलक देखने, को मिल सकती है। मैंने 
नागाओं और उनके जीवन तथा परिवेश को एक नये संदर्भ में रखा और उन्हें 
अपनी भारतीय संचेतना से दीप्त करने की कोशिश की। 

यहाँ मैं अपनी अन्य औपन्यासिक कृतियाँ या दूसरी रचनाओं के बारे में 
नहीं कहना चाहता। जाने-अनजाने तौर पर असम और इससे सम्बद्ध उत्तर-पूर्वी 
भारत के दूसरे क्षेत्रों के समकालीन जीवन के रूपायन में मेरी बराबर रुचि रही है। 
और वे क्षेत्र अब भी मुझे प्रेरित और लेखन में प्रवृत्त करते हैं। देश फे सुदूर उत्तरी 
सीमांत पर बसे इन प्रदेशों में सर्जनात्मक लेखन के लिए विपुल मात्रा में कच्ची 
सामग्री उपलब्ध है और जिनका उपयोग किया जाना है। इनमें से कुछ का उपयोग 
मेंने अपने लघु-उपन्यासों और “कहानियों में किया है लेकिन वहा एक नयी दुनिया 
अब भी सबकी आँखों से ओझल है और जिसे आविष्कृत किया जाना है। 

मेरा नया उपन्यास है 'फूलकुँवर पाखी घोड़ा” (फूलों का राजकुमार और 
पंखदार घोड़ा)। इस उपन्यास में गुवाहाटी के एक मध्यमवर्गीय शिक्षित परिवार को 
केंद्र में खकर आज़ादी के उत्सव का चित्रण किया गया है। युद्ध ने नयी पीढ़ी के 
जीवन और सांस्कृतिक कार्यकलापों को पूरी तरह ध्वस्त कर रख दिया था। मैं भी 
इसी पीढ़ी का एक सदस्य था। मेरी स्मृति में युद्ध-काल की तमाम दृश्यावली 
अंकित थी। नैतिक मूल्यों का पतन, शिक्षा में विघटन, साहित्यिक एवं सास्कृतिक 
गतिविधियों में ठहराव, बढ़ती कीमतें, क्रांतिकारियों की दुविधा, लालची ठेकेदार ध्वर्ग 
का उदय और काले धन का बोलबाला-सब-कुछ । एलायड आर्मी की कार॑वाइयों 
और उनकी बर्बरताओं ने युवकों के हृदय को बुरी तरह आहत कर दिया था। और 
तब आया वर्तमान का वह दौर जब असम के लोगों को सबसे बड़े राजनैतिक संकर्ट 
का सामना करना पड़ा। आज़ादी की उस घड़ी में मुस्लिम लीग ने एक ऐसी चाल 
चली थी जिससे कि असम को (तत्कालीन) पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा 


424 : पांखी घोड़ा 


सके। असम ने तब गोपीनाथ बारदोलोई के सुयोग्य नेतृत्व में अपनी सत्ता और 
इफ्ता को बचाने के लिए जीवन-मरण का संघर्ष छेड़ दिया था। इसके साथ ही, 
अपनी सांस्कृतिक विरासत को जगाये रखने और अपनी पहचान को बनाये रखने 
के लिए एक अलग विश्वविद्यालय की स्थापना पर बहुत जोर दिया गया। इधर 
राष्ट्रीय आन्दोलन को भी अगस्त क्रान्ति के विद्रोहियों के असफल हो जाने और 
आर.आई.एन. के सैनिक विद्रोह के चलते वड़ा धक्का लगा था। इन तमाम 
घटनाओं नें उपन्यास का ताना-बाना तैयार किया। शहरी जीवन के ताप-तनाव, 
धनी-वर्ग, अधिकारी वर्ग, राजनैतिक कार्यकर्ता, पत्रकार, विद्वान और फिल्म-निर्माता 
वगैरह ये सबके सब ग्रामीण पात्रों के आमने-सामने खड़े किये गये हैं जिनमें से कुछ 
काश्तकार हैं, वैष्णव भक्त हैं, देवधनी नर्तकी हैं और आदिवासी खेतिहार हैं। पात्रों 
की तीसरी कतार में ऐसे लोग हैं जो लड़ाई की देन हैं-एक प्रवासी दक्षिण भारतीय 
है, जो रंगून (बर्मा) का भगोड़ा शरणार्थी है और बर्मा की दुर्गम पहाड़ी और जंगली 
इलाकों को पैदल पार कर असम आते हुए जिसका सुब-कुछ छिन जाता है। इसके 
साथ ही, एक अमेरीकी प्रोफ़ेसर, आस्ट्रेलिया की एक नर्स, सहायक नारी-सेना की 
कुछेक सदस्याएँ और चीनी सैनिकों का एक दस्ता भी हाशिये पर सक्रिय हैं। 
लेकिन इसकी कथा, मुख्य रूप से, उन कुछेक परिवारों से जुड़ी हुई है जो 
रक्त-संबंध, मित्रता और सांस्कृतिक बंधनों से परस्पर गुँथे हैं। इसमें ऐसे भी कुछ 
पात्र हैं जो इस पूरे दौर को न केवल पहचान देते हैं बल्कि विचारों के सारे संघर्ष 
एवं टकराव को सार्थक विस्तार प्रदान करते हैं। इसमें गैरवैवाहिक प्रेम और 
पारिवारिक जीवन में विघटन, असफल प्रेम और विवाहेतर स्त्री-पुरुष संबंध और 
माँ-बेटी के संबंध पर तलाक़ के प्रभाव के दृश्य भी उकेरे गये हैं। इस भगदड़ भरी 
और अफरा-तफरी की दुनिया में एकता की भावना आरोपित की गयी है जिससे 
कि इस उपन्यास के खुले ढाँचे में विश्वदर्शन के माध्यम से सौंदर्यमूलक या 
मूल्यपरक व्यवस्था कायम की जा सके। 

मैं नियमित रूप से लिखता हूँ और जब नहीं लिख रहा होता तो अपनी 
दूसरी सामाजिक हैसियत से लोगों की सेवा किया करता हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य 
यही है कि मैं उंन लोगों की स्रेवा करूँ, जिन्हें मैं बेहद प्यार करता हूँ। मैं 
पत्र-पत्रिकाओं और अखबारों के लिए भी लिखता हूँ। मेरे मन में जानकारियाँ 
इकट्ठटी करने और ज्ञान प्राप्त करने की भरपूर ललक बनी रही है। मैं, जहाँ तक 
सम्भव है, वहाँ तक पढ़ता रहता हूँ। संप्रति साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के नाते 
मुझे अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है और इस तरह मैंने अपने देश भारत को 
ज़्यादा-से-ज़्यादा जान पाने की तैयारी कर रखी है। मैंने विदेशों की यात्राएँ भी की 
हैं। लेकिन वह जादुई स्थल कहीं और नहीं, मेरे मन में ही है जिसे मैं बुरी तरह 
चाहता हूँ और जिसने मेरे लिए सारी विषय-वस्तु या लेखन-सामग्री जुटा रखी है। 


आत्मकध्य : 425 


हालाँकि बाहरी यात्राएँ और एक अ-मानवी दुनिया मुझे बराबर लिखने को प्रेरित 
करती रही हैं। मैंने अपनी पहली रूस-यात्रा के बारे में अपने अनुभवों को पिरोते 
हुए एक प्रयोगात्मक उपन्यासिका लिखी थी, जिसमें एक भारतीय सैलानी के साथ 
एक आरमेनियाई मध्यस्थ (इंटरप्रेट) के बीच एक आख्यान के ताने-बाने के तौर 
पर काल्पनिक संवाद रखे गये थे। ऐसी ही एक दूसरी प्रयोगात्मक उपन्यासिका 
लिखने की प्रेरणा मुझे गुवाहाटी के चिड़ियाघर की सैर करते हुए मिली, जब 
चिंपाजी के एक जोड़े ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। मैंने राजनीतिक प्रयोगों के 
उपकरण के बतौर उन दोनों का इस्तेमाल किया और दो सामाजिक प्रबंधकों के 
हाथ सौंप दिया जो इन्हें वैज्ञानिक मशीनों के द्वारा मानव के रूप में बदल देना 
चाहते हैं। 

ऐसा होता है कि हम सब-कुछ बहुत अधिक लिखना चाहते हैं लेकिन समय 
इतना कम होता है कि अपनी इस महत्त्वाकांक्षा को पूरा कर पाना संभव नहीं हो 
पाता। पिछले कुछ वर्षों से मेरे मन में एक बात घर कर गयी है। और वह यह है 
कि सार्वजनिक सभाओं और घरेलू किस्म की व्यस्तताओं में बीता समय सर्जनात्मक 
लेखन से हमेशा-हमेशा के लिए विदा हो जाता है। चूँकि मेरी उम्र बीतती जा रही 
है, बीता हुआ वक़्त अपने ही; ढंग से बदला लेता है। कभी-कभी भरे मन से और 
पछतावे के साथ मैं अपनी डायरी में ऐसे नोट्स लेता रहता हूँ जो कभी किसी 
कहानी या उपन्यास का रूपाकार ग्रहण कर सकें। मैं अपने को स्वनिर्भर और 
निर्दोष प्रसन्‍नता के बीच पाना चाहता हूँ। जब मैं अपने को परिचित गाँवों और 
खूबसूरत पहाड़ियों या उत्तर-पूर्वी भारत स्थित असम की मनोरम घाटियों में पाता 
हूँ तो अपने में सचमुच बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। 

में बराबर दिल्‍ली आता रहता हूँ लेकिन यहाँ आकर मुझे हमेशा लगता रहा 
है कि मैं गाँव से शहर आया हूँ, खुले दिन से निकल कर कुंद दिमाग में बंद हो गया 
हूँ या फिर खुले आकाश से किसी पिंजरे में डाल दिया गया हूँ। मैं स्वेच्छा से 
अभावों या गरीबी का जीवन जीने का आदी रहा हूँ ताकि मेरी आत्मा जीवित और 
मुक्त रहे। और जैसा कि एक अमेरीकी लेखक ने कहा भी है कि लेखक आत्मा से 
तो बड़े ताकतवर लेकिन अंटी के ठनठन गोपाल होते हैं। सच तो यह है कि आप 
अबने आत्मबल में भी हमेशा ताकतवर नहीं होते। कभी-कभी मैं यह महसूस करता 
हूँ कि अतीत का अवशेष हूँ... एक बीता हुआ काल हूँ जिसे युवा और उपभोकता-प्रधान 
समाज ने बहिष्कृत कर दिया है। मुझे कभी-कभी यह भी जान पड़ता है कि शायूद 
मैं भविष्य का हिस्सा हूँ। लेकिन वर्तमान आपको अपने शिकंजे में कस लेता हि 
और आपसे इसी तरह रुक करता है जिस तरह कि पिंजरे में कैद पंछी के साथ 
किया जाता है। और इस प्रकार आपका तन और आपका मन दोनों ही सीखचों 
में इस तरह जकड़ा होता है कि आप बच नहीं सकते। तो भी आप अनंत आकाश 


पाखी घोड़ा : 426 


में अपने पर तोलना चाहते हैं। एक लेखक को इतनी अधिक सीमाओं में लिखना 
होता है कि आपके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता और तमाम 
परीक्षाओं और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। प्रश्न यह है कि अपने पूरे उत्साह 
के बावजूद मैं जीवन की सुरक्षा और सर्जना के लिए कितना अवकाश जुटा 
पारऊँगा। लेकिन क्या मैं उन्हें पा भी सकूँगा, मैं नहीं जानता। मेरे पास अपने कुछ 
नये उपन्यासों, कविता-संग्रहों तथा अपनी अन्यान्य रचनाओं को समेकित और 
अच्छी तरह संपादित कर प्रकाशित कराने की योजना तैयार है। मुझे प्रकाशकों से 
ढेरों शिकायतें रही हैं लेकिन उनके सहयोग के बिना कोई चारा भी नहीं। हम 
एक-दूसरे की कमजोरियों से भी परिचित हैं। एक लेखक के रूप में मैं चाहता हूँ 
कि समाज और राज्य मुझे समुचित आज़ादी और सुरक्षा प्रदान करें और बाकी सारी 
चीज़ें मुझ पर छोड़ दें। लेकिन प्राप्ति की आशा या माँग किये बिना कुछ दिया जा 
सकता है, यह संभव है? मुझे खुद अपने आप से शिकायत रही है, खासतौर पर 
अपनी कमियों और कमजोरियों से। 

आज हमारे देश के लेखकों की हालत कई मायनों में बहुत बुरी है। उनके 
लिए समग्र राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाना और प्रशंसा जुटा लेना अब भी एक सपना 
है। संभवत: अंग्रेजी के लेखक और उन क्षेत्रों के लेखक, जहाँ अनुवाद-कार्य एक 
व्यवसाय के रूप में फलता-फूलता रहा है, कहीं अधिक भाग्यशाली हैं। चालीस 
साल की आज़ादी के बाद भी लेखकों की स्थिति में हम कोई सुधार होते नहीं देख 
पा रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के लेखक की स्थिति तो और भी बुरी है। एक लेखक 
के नाते मेरा सामाजिक भविष्य इस दुःस्थिति में होनेवाले सुधार पर बहुत अधिक 
निर्भ' करता है और इसके साथ ही दूसरी तमाम बातों पर भी | 


-बीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य 


आत्मकध्य : 427 


